प्राचीन भारत का राजनतिक इतिहास 


लेखक 


डॉ० हेसचन्द्र रापचोधरी, एम० ए०, पो-एच०डी० 


किताब महल, इलाहाबाद 
श्द्दे७छ १ 


प्रथम संस्करणा : १६७१ 


प्रकाशक--किताब महल, इलाहाबाद । 
सुब्रक--ईगल ऑफ़सेट प्रिन्टर्स, १५ थानेहिल रोड, इलाहाबाद 


दो शब्द 


इस ग्रंथ का उद्देश्य परीक्षित के राज्यारोहण से गुप्त-वंश के अन्त तक के 
प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास की एक झ्ञाँकी प्रस्तुत करना है। इसको 
प्रेरणा मुझे अपने समसामयिक इतिहासकारों की एक विशेष प्रवृत्ति से मिली 
है। उन्होंने भरत के युद्ध से बौद्धमत के विकास-काल तक के ऐतिहासिक तथ्यों 
को विशिष्ट कालानुक्रम में बंधे पाने में असमर्थ बताते हुए उनके साथ उचित 
न्याय नहीं किया है। अतएव, मैंने वही दुस्तर कार्य करना श्रेयस्कर समझा है; 
और, प्रस्तुत सामग्री को प्राचीन भारत के कालानुक्रमिक इतिहास के रूप में 
सामने रखने की चेष्टा की है । इस इतिहास में मैंने अब तक उपेक्षित भरतोत्तर 
काल को तो सम्मिलित किया है, पर कन्नौज राज्य के सम्पूर्ण काल को छोड़ 
दिया है। यह काल मध्ययुगीन भारत के इतिहासकारों का विषय है । 

इस प्रकार यह ग्रंथ दो भागों में विभाजित है। पहले भाग में वैदिक, 
महाकाव्यात्मक, पौराणिक, जैन, बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य के तुलनात्मक 
अध्ययन के आधार पर परीक्षितोत्त र-पूर्व बिम्बिसार-युग के राजनीतिक उतार- 
चढ़ाव का इतिवृत्त सेंजोने का प्रयत्न किया गया है; और, यह इतिवृत्त इस 
प्रकार सेजोया गया है कि यह बिम्बिसारोत्तर युग के विनिमय से किसी भी 
भाँति कम बोधगम्य न हो । साथ ही, इस भाग के अन्त में ब्राह्मण-जातक-काल 
के राजतंत्र पर भी एक छोटा अध्याय जोड दिया गया है। दूसरे भाग में 
बिम्बिसार से गुप्त-सम्राटों तक के काल का इतिहास है। यह सामग्री, एक 
सीमा तक, डॉक्टर स्मिथ द्वारा प्रस्तुत सामग्री से अधिक पूर्ण और समीचीन 
है । और, इस सामग्री से भी परिचयात्मक पद्म उद्धृत कर इसे और भी महत्त्व- 
पूर्ण बना दिया गया है। इन उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत 
के कवि मनीषी अपने चारों ओर के राजनीतिक उत्थान-पतन के प्रति प्राय: 
असावधान एवं उदासोन नहीं रहते थे । 

वैसे मैंने यह तो कभी चाहा ही नहीं कि यह कृति भारत के हर प्रान्त और 
हर राज्य के राजनीतिक एवं वंशमत इतिहास का व्यापक इतिबृत्त हो । मेरो 
दृष्टि तो मुख्यतया उन राज्यों और साम्राज्यों पर हो रही, जिनके प्रभावों ने 
क्षेत्रीय सीमायें तोड दीं, और जिनका देश की राजनीतिक घटनाओं की सामान्य 


६ है.) 


गति पर अपना दब रहा। मात्र स्थानीय महत्त्व के राजवंशों का मैंने उल्लेख 
भर किया है, क्योंकि गुप्त-काल के पहले इनकी कोई अखिल भारतीय स्थिति 
नहीं थी । हाँ, गुप्त-काल के बाद ऐसा अवश्य हुआ कि किसी जयदेव-पराचक-काम 
के भारत के अन्दर के भागों के कतिपय शासकों से बंशगत सम्बन्ध रहे, 
कोई ललित्तादित्य विजयों पर विजयें करता कन्नौज तक आ गया और किसी 
राजेन्द्र चोला ने गंगा के तट तक अपने हाथ-पैर पसार लिये । 


इसके अतिरिक्त मेरा ऐसा कोई दावा नहीं कि परीक्षित से बिम्बिसार के 
काल तक की सामग्री भी उनकी ही प्रमारित है, जितनी कि मौर्य-वंश के 
सम्राठों से सम्बन्धित या ग्रुप्त-बंश के सम्राटों से सम्बन्धित । इसका कारण स्पष्ट 
हैं। तत्कालीन राजवंशों से सम्बन्धित जो भी सामग्री मिलती है, वह उतनी 
अधिक विश्वसनीय या प्रामारशिक नही उतरती । 


जहाँ तक मुझ से बन पड़ा है, मैंने इस सम्बन्ध में हुई तमाम खोजों से लाभ 
उठाने की च्रेष्टा की है। कुछ राजवंशों---विशेषतया सीथियन-काल के राजवंशों-- 
से सम्बन्धित प्रश्नों पर मैंने अनेक बार विचार किया है और शाहदौर, मैरा, 
खालात्से, नागार्जुनीकोंडा, गुणाइघर और ऐसे ही दूसरे स्थानों से प्राप्त शिला- 
लेखों का अध्ययन कर पुस्तक में नयी सामग्री जोड़ी है। साथ ही, विवादास्पद 
विषयों में अपनी दृष्टि-विशेष स्पष्ट करने के लिए पाद-टिप्पणियाँ और अनु- 
ऋमणिकायें दी हैं । 


मैंने इस प्रकार हर बार नयी से नयी उपलब्ध सामग्री पुस्तक में सम्मिलित 
की है और थोड़ी-सी भी पुरानी पड़ गई सामग्री पुस्तक से निकाल दी है । 


यहाँ श्री अडवानी और अन्य व्यक्तियों द्वारा भिल्‍सा से प्राप्त कुछ ताम्ज- 
सिक्‍कों का उल्लेख आवश्यक है। इनकी सीधी ओर सिंह अंकित है और 
सम्राट्‌ का नाम “रामगुप्त” पढ़ा गया है। पर, इस सम्बन्ध में कोई निश्चित 
स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है। बात यह है कि उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट 
नहीं होता कि यह “रामगुप्त' कोई स्थानीय राजकुमार था, अथवा गुप्त-सम्राटों 
का कोई सीधा वंशधर । यही प्रयागर-विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई कौशाम्बी 
की खुदाई में घोष्ठीराम-मठ से प्राप्त बताई गई एक मुद्रा-विशेष की भी चर्चा 
अपेक्षित है। मुद्रा पर प्रसिद्ध हुण-शासक तोरमाण का नाम है और इससे 
क्ृष्ण-तृतीय राष्ट्रकूट के समकालीन जैन सोमदेव के इस साक्ष्य की पुष्टि होती है 
कि हुण गंगा की घाटी में बहुत दूर तक घुसते चले गये थे। चिओनिताई के 


( ५ ) 


ग्रमबेटन को कई विद्वानों ने कुषाण-शासक माना है; पर, इस विषय में भी 
निश्चित रूप से कुछ कहा नही जा सकता । 

सारांश यह है कि इस देश के आरम्भिक इतिहास के वर्णपट के कुछ अदृश्य 
बिन्दुओं पर अब तक घतांधकार का जो गहरा पर्दा पडा हुआ है, उसे किसी 
जादूगर की छड़ी या ओश्षा के मंत्र-तंत्र से नहीं हटाया जा सकता । यदि ऐसा 
चमत्कार किसी प्रकार सम्भव हो, तो भी लेखक के रूप में मुझे यह स्वीकार 
करने में कोई संकोच नहीं कि मुझ में ऐसी कोई विलक्षण क्षमता नहों है । 

--जैखक 


अपनी ओर से 


भारत के प्राचीन राजनैतिक इतिहास के विषय मे अ्रंग्रेजी में देशी-विदेशी लेखकों 
की अनेक कृतियाँ उपलब्ध हैं। किन्तु, हिन्दी में कुछ पुस्तकों के होने पर भी किसी 
प्रामाणिक एवं श्रेष्ठ पुस्तक का अभाव सदा ही खटकता रहा है और विद्यार्थी-वर्ग को 
बड़ी कठिनाई और उलझन का सामना करना पड़ता रहा है। उसी अभाव की पृर््ति के 
उद्देश्य से इतिहास के प्रकाण्ड पंडित डॉ० हेमचन्द्र रानचौधरी की ९णाएंत्यों 
प्राभा०ाए ० 422८ंथा। गा09' का हिन्दी-रूपान्तर 'प्राचीन भारत का राजनैतिक 
इतिहास' विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत है । 

इसके अनुवाद-कार्य में मुझे अनेक कठिताइयों का सामना करना पड़ा है। वैसे 
अनुवाद का काय ही अपने आप में कुछ कम दुस्साध्य नहीं--उस पर पारिभाषिक 
शब्दावली की समस्या और भी विकट ! ...प्रस्तुत पुस्तक में नामों में एकरूपता लाना 
भी बड़ा जटिल कार्य लगा, क्‍योंकि भ्रेंग्रेज़ी और हिन्दी में उच्चारण-बैविध्य इतना अधिक 
है कि कभी-कभी बड़ी निराशा का अनुभव हुआ । मूल पुस्तक में ही प्रायः ऐसे अनेक 
शब्द है, जिनके उच्चारण में साम्य नहीं है । इस सब के बावजूद, प्रयास यही रहा है 
कि यह कार्य अच्छे से अच्छे रूप में सामने आये । 


पुस्तक की भाषा सरल तथा प्रवाहपूर्णा है । सम्पूर्णा विषय सहजता और सादगी के 
साथ प्रतिपादित किया गया है, ताकि पुस्तक विद्याथियो के लिए अधिक सुगम और 
सुबोध हो सके । 

सुझाव अपेक्षित हैं। उतका स्वागत होगा और अगले संस्करण के समय उन पर 
निश्चय ही विचार किया जायेगा । 


“+ प्रकाशक 


विषय-सूची 


भाग १ : (परोक्षित के राज्यारोहण से बिम्बिसार के 


छ_ ७ 0 न 


राज्यारोहण तक ) 
अध्याय १. प्रस्तावना 


. प्रावकथन 
« मूल स्रोत 
ग्रध्याय २. कुरु तथा विदेह 
» परीक्षित-काल 
., जनक-काल 
. मिथिला के अन्य विदेह-शासक 


. विदेह-शासकों के समय में दक्षिण भारत 


श्रध्याय ३. राजतन्त्र तथा महाजनपद 


« सोलह महाजनपद 

. महाभारत तथा महाजनपद 

. काशी का पतन तथा कोशल का प्रभुत्व 
- राजतंत्र 


भाग २: (बिम्बिसार के राज्याभिषेक से मौयं-बंश के 
अन्त तक ) 
अध्याय ४. प्रस्तावना 


« प्राककथत 
, स्थानीय स्वशासन तथा राज्य की एकता 


अ्रध्याय ५. मगगंध का उत्थान 


१. ५४४ ईसापूर्व से ३२४ ईसापूर्व के बीच को मुख्य प्रवृत्तियाँ 
२. बिम्बिसार-कालीन गणतंत्र 


पृष्ठ 


हरे 
व 
७२ 
७६ 


दर 
१३५ 
१३७ 
१४० 


१६१ 
१६३ 


१६५ 
१६८ 


छ 


8 


न 


्ण ज्ज 


च्प्ण 0 


. छोटे रजवाड़े तथा बड़े राज्य 
मगध का चन्द्रमा--बिम्बिसार 
, कणिक अजातशत्र 
. अजातणत्रु के उत्तराधिकारी --राजधानी का स्थानास्तरण 
तथा अवन्ती का पतन 

हयक शिशुनाग राजाओं का तिथिक्रम 
« नन्द-वंश 

अध्याय ६. फारस ओर सेंसोडोनिया के श्राक़मरा 
. सिन्ध की ओर फारस का प्रसार 
- अकीमेनिड्ज़् तथा अलेक्ज़ेण्डर का अन्त 

ग्रध्याय ७. मौयं-साम्राज्यः दिग्विजय का युग 
 चन्द्रगुप्त मौर्य का शासन 


बिन्दुसार का शासन 
., अशोक-णासन के प्रार्राम्भक वर्ष 


१७३ 


१८० 


१८५ 


श्ष&्‌ 
१६७ 
२०० 


२१० 
२१४ 


३ २:0 
२६० 
२६५ 


भ्रध्याय ८. मौर्य-साज्राज्य : धम्म-विजय का युग और उसका छास 


, कलिंग -युद्ध के बाद अशोक 
बाद के मौयं-शासक तथा उनकी शक्ति का छ्वास 


प्रध्याय ६. बम्बिक-शंंग-शासन श्रोर बैक्ट्यन यूनानी 


- पुष्यमित्र का शासन 
. अम्निमित्र और उसके उत्तराधिकारी 
. भारतीय इतिहास में बैम्बिक-शुंग -काल का महत्त्व 


अ्रध्याय १०. मग़ध तथा भारत-पूनानी राजसत्ताओं का पतन 


. कष्व, उत्तर शुृंग तथा उत्तर मित्र वंश 
, सातवाहन और चेत 
 उत्तर-पश्चिमी भारत में यूनानी प्रभुत्व का पतन 


र्‌८ढ४ 
३०७ 


३४७ 
३५४५३ 
३७९ 


१. इस पुस्तक में भारत से अभिप्राय सामान्यतः: उस समस्त क्षेत्र से है जो १५ 
अगस्त १६४७ तक उस नाम से जाना जाता रहा है । 


(११) 


अ्रध्याय ११. उत्तर भारत में सोथियन-शासन 
« शक 
- पहुव या पारथियन 
« महान्‌ कृषाण 
- नाग तथा अन्तिम कृषाण 
ग्रध्याय १२. दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में सीथियन शासन 
, क्षहरात 
. सातवाहन राज्य का पुनर्स्थापन 
, उज्जैन तथा काठियावाड़ के शक 
. सीथियन (शक ) युग का प्रशासन 


प्रध्याय १३. गुप्त-साम्राज्य : गुप्त-शक्ति का उदय 
. गृप्त-बंश का उद्भव 
२. चन्द्रगुप्त-प्रथम 
३. समुद्रगुप्त पराक्रमाक 
भ्रध्याय १४. गुप्त-साञ्राज्य (क्रमशः): विक्रसादित्यों का युग 
१. चन्द्रगुप्त-द्वितीय विक्रमादित्य 
२. कुमारगुप्त-प्रथम महेन्द्रादित्य 
» ३. स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य 
ब्रध्याय १५ : गुप्त-साज्राज्य (क़मशः ): उत्तर गुप्त-सम्राट 


६ >ए _>छ न्ए्‌ू 0 0 ०७ 


सच 


१. स्कन्दगुप्त के पश्चात्‌ गुप्त-साम्राज्य 
२. पुरुगुप्त एवं नरसिहगरुप्त बालादित्य 
३. कुमारयुप्त-द्वितीय तथा विष्ण गुप्त 
४. बुधगुप्त 
५. बुधगुप्त के उत्तराधिकारी 
६. कृष्णगुप्त के वंशज 
वंशानुक़्सिक एवं समकालिक साररिएयाँ 
परीक्षित-वंश 
वैदिक गुरुओं का उत्तराधिकार 
प्रधोत की पारम्परिक वंशावली 
सम्भावित तिथिक्रम-चक्र (बिम्बिसार तथा शिशुनाग काल) 


३८० 
शेह८ 
ड0४ 
४२७ 


४३६ 
४३७ 
४४५१ 
४५६ 


४७१ 
४७३ 
४७६ 


४६५ 
५०८ 


२१३ 


५२२ 
२२५ 
५३० 
१३२ 
#३ रे 
श२८ 


४३ 
४६ 
१६४ 
२०० 


( १२ ) 


मौर्य-बंशावली 

प्रारम्भिक सातवाहन 

मथुरा के क्षत्रप 

पल्‍लव 

उज्जैन के शक-नरेशों की वंशावली 
वाकाटकों की वंशावली 

प्रारम्भिक गुप्त-सम्राट 

अन्तिम गुप्त-सम्राटों की वंशावली 
समकालिक सारणी 


परिशिष्ट, प्रनुक़मरिका प्रादि 
संक्षेप 
परिशिष्ट क ; भ्रशोक के धर्म-प्रचार का पश्चिमी एशिया में प्रभाव 
परिशिष्ट स्व: कनिष्क श्रौर रद्दरामन की तिथियों के सम्बन्ध में 
एक टिप्पणी 
परिशिष्ट ग : उत्तर गुप्त राजाभों पर एक टिप्पणी 
परिशिष्ट घ : प्रारम्भिक गुप्त-साम्राज्य का पतन 
परिशिष्ट च : विध्य पर्वत-पार के भारतीय राज्यों, जनों 
तथा वंशो भ्रादि की क्रमिक सूची 

सन्दर्भ-अनुक्रमणिका 
सामान्य अनुक्रमणिका 

मानछित्र 
१. जनक के काल में भारत 
२. आचीन दक्षिणापथ 
३. प्राचीन भारत और पूर्वी ईरान के महाजनपद 
४. भारतवर्ष 
५. उत्तर गृप्त-राजाओं के काल में भारत 


३२३ 
३६८ 
३६३ 


है 8 
५०७ 
शरे७ 
१४७० 
५७५ 


श४ १ 


१५६ 
१६१ 
कम 


२3७५ 
धछ६ 
५६३ 


डफ८ 
द्द्ण 
ष्योड 
१७६ 
५२४ 


+फंहार:7ा4770प5 


4. ७. 7. -्जाटंटाध (ल्‍९०8४बणए ० ॥7099. 

है. तर. ए -ज्ैणटांधा( लांड/0ए०४ ए पद 0०ए८का. 

है. 9. लू, पी. >#ैगलंलआ काका लछात्ल॑त्य वजबता007. 

8. . ए. -- ग्रिल 88९ रण एफुध्यंबां एकाए फाम्राबांए० शातय4 
8॥29५%7) . 

८5. न-+शिप्रधबत्टााक ॥॥ट ण ह०८कातंश', 

2, नि. +-4828 रण पट िद्माउत45 बात &पाए४४ (?एँ, ००)०) 829- 


एड 38 07 पीर फिशबा 40५9३ 0॥98 ?&5930.) 
वदैयग, जिद्वा0, [05.---4ै743/8 ० ९ उ्न॥7086067 (>्तट्ां४| शरिट5८ट७४८) 75- 


पंप्पप्टः 
कैणीा, रिल्छ..  >भकाब्ध्गेण्ट्ठांटथ 57०८४ रिट्एण. 
#&. रि. -+लैगापबो रि८ए0(. 
5.7९.. न-थाश्थया रिए्रॉंध ए वैजरता2. 
28. $.7. --+/7९०9८०6ट22८8] $5प्राएढए ० पाप. 
4. 5. +र, [4ल्‍ली, 50०. रिवछु.). रिट्एण0७ ० धार #7्टो3०008०8॥ 5घ7- 


एटए ण वरा02. 
4. 9. ४, ॥. >--47णा३९००६८०) $प्र-एट८९ ण॑ ए०छता 09. 
छा्ययते, (07. ४०. --8॥ब्ावगबा 0णराप्राटागणबरंणा ४०ैप्पाट, 
8. &£, 5. -7300४ 0 कागा07९१ 53शज॥ा8$. 
, मैग्राए, छ82., >-मिग्राफ़ेडए ए०्थलॉल्टा, 
ऊफिणा0, [80. >कफरेप्वपााआ वहत9, 


(.. --+प्शात नं, 
(. 8. छे... --(काएजआव8९ #यठंलग ल६६07५ . 
(:ब., रि८ए... >-(४९पॉ७ रिट्एंट७. 


(गा79, 50. --एबाया/चठ82 8तांप्तंठत, 

(बा. 9 0. (6, मर. [.)] --0द्ाा०००७८ ताज ० [रत (९०. ॥) 
एफ, (९2, --(02४ा८ैशडटो [,९८४७४९४, 98, 

(7. ((४१9.) --४०्एपल. 

0.., 0. &. [.--0&॥0 2९ णी विवा भा एणाफ, 4ै॥ठंटा। व्रता॥, 

0. 4. |. (00फ््छ) --(0०0एफएफ [एछट्यएपर०ापा विर्तील्थापा. 

(ए०ण., ए०.,  --00क्रापव्यामबांण एणेप्ाार, 

(पाए. +-+एपणांगह्ठीा 

छिर०2४४ए७. --ज08प९४ ० (6 8प००9. 

9. 9. ए, [९. -..96घंणा॥कए रण एड्वॉ ?709०० पिह्मात९७ (ऐरब॥352८८०७) - 


( १४ ) 


7. &. 84. --9एबबाटड ठा पीट ६० 3686. 

9. ए. +-+438०८8 एफॉएलओआं।ए, 

८8. +-.जितांपंणा., 

5. मत, 9, --&&79 प्वाइ0५ एी॥८ >ल(व, 

कई, लू... अद्याए पस्ांज्षणाए णी [ाता६. 

के. प्र. ए. 5. --0479 लाचराछाए तीर एश्वांशातत2एव 5९८, 

59. पते, >>क्ृिशाबणोतंन वीवा॥, 

(3॥70॥3878 (70परलारण) -]फठालठड 0. फर #ैक्‍टांसा। (तह ए१फाए णी (श्वा- 

काक्षाव. 

(82. +-(>422(6८९€।. 

७. 8. ].. --7फ%6 ठल्‍ल्लड व) 8०४० 40वें [748. 

७. ४, . --[%९) कथा श्फांट ० वा. 

७. 00. $, --09बलाएशब्ा' ()प्रद्याबों 527९5, 

मर. & 7. --नद्यायोएणा ४009 7"8८एाषा 5 वफ्शयाओआ07 0एी 57005 (560- 

8/ 2 . 
मम. 6. [. ए.--76 म्ाहणाए 20व (पापा ते फट पाता २ै९०फो८ (छगक्का- 
पंएब एां१त१8 डछी।8ए७॥) . 

लि, #, &. 7. 0. --प्लांहाठ7? ए क्यार 84 ॥ वैततीा2 शाते (0७०7, 

ला, 'पि [70.--प्रांडा079 ०ी िणाएि स््रिधटाय ॥॥072 

मिड, $क्ाफ, 70, --(/) हाह07ए ता $27हंदत। व0क्लॉपा2, 

छल. 0. 85. --मग्रश्क्चाएं (2>एत्यादों 52465. 

छलए0., भाह्, (५0ाए. -7००९८वा॥एड ० पार शताब॥ साहाणाए (०ग्टा८, 
(906/६080 94). 

4, मी. (2. शिवाय साड0ाटक (3८९०५. 

गत, हैग्ा, ([[ 8.) +प्रशशा #्ाातुपक्वाए- 


व0, ॥गा, >न््हणाफ ता फिवांशा वशा'क्वापाल, 
[गए 082, -गग्रगएथ2 (एब्चरटल्टा', 
[त5, +-7 0स्‍5ट9/0॥5, 


बे; 6. (०फएका, 35.) ्तएप्याओं /ैडंबातुपट 

३३ 6. जि. 8.--..]0०प्रातनाढव ण 6 4ैगपात 506 50ठ९€५ 

3. 5. 0. 5.--..]0फ़्ग्र्ण रण पार 3ग्राट्यटबाओ (लाश 50269 

उ. 5. 5. 8.---]0फ हु बात ?श09०टट॑ांट्रडु$ ण॑ पद लैग्ंद्रघए. 9०टांलए णी फेटा- 
झ4 

उ. 8. छा. 7२, 3. 8. -्ऊाण्पिाबों 0 प्रा 8072९ क्रीक्कायी) ण कट फि०जकों 

॥ैडं 30 30260, 

. 8. 0. 8, 8. -ुैएणफ्ग्छों ण धार कपिन्का गाते (005७ रिटसट्बाएा 50टांसए-. 

-7 मल, +>ुएफागओं णए वहा परांत0५ 

|. ए, 8. [.--..]प्पातं ्॑ ६6 िफरांक्राब्राए 502९ एी वती& 


( १५ ) 


4.8 3. 8, >युेण्प्शनो ए पीर ए०एबो वैड्यंबपण 8०25 (जद करापाक्षा)) . 


].8.९.8. -जु०्फााद्ओ ण धार रि०्एबी पिपयांश्राब्0. 5006५ थाते ८ 
चियाशािदव0 (00७९. 


उ.एछ.7. मल. 8. -चंण्णारं रा पार एफ्राल्त श60रांप्र०्टड प्रणव] 5026१. 
हाट --[॥6) 4/66 ०६ छाप्का वैध. 

४, 3. 8. --भद्ागाड़ ती पर #णा३९००६१८१) 5फाए०ए ण दावा, 

४९०. लाचते, पाते, --ध९ता2८एथ) नजीत90फ ॥70व8. 

०0. २९८ए.--००ंटाय 'रिट्एंटण, 


४. 7२. -->यी707 रितल धिताटा5, 
ए. , ], ?. --776 एरछ छा5079 रण पाट ॥हठंबा ?९००फॉ6 (ए०. शा). 
पि, वाई... (8) 4॥80 ० [ाड्एप्र008$ ० 'पिठाएी [748. 


पिया।, (ह07,--रणाएंडबा९ (ए[ए0ग70८, 

(0. 5. (#€पश्टा) गिर 00८४॥ ०६ 5009. 

९. 0. (0. 8. --?7००८८०78$ ० पल हचाटलापट्का (0परद्यांय 5026(फ. 

270०. 05, (जरा, +-औीए००९९कााइ३ ० 96९ 4॥] [768 ()6703| (:0प्रि'९१०८. 
8, 9, छ.. >किबापा॥ओं [098 उिद्यावटा]4. 

7, 7, ७५. ए, -रिलाह्ाठ्प ब्यते एरी0०फाए रण प्राद ५४०१७ बातें (फुछाां- 


ड905. 
5. 8. £;,. --+$307९0 $00॥5 ० ८ 885. 
56९. --+96८00. 
8, 4, [, >$50फ00 [ए्ंगा (फरटांएपंणा3, 
$. वन्‍$,.. 6) 7+5 07]॥5टछ0% 0 $0प6 वेंघरत9. 


- $. के, डेबाधपी.8 शिथा]|एव फैल्याएब रिब्रांग्रावए0 4078. 
५८१, एव. --५८का८ [7465 
एाब्बए, /950 (5, -+शाब्ग2ु०ए0कथा जिडपंट 02०टावट, 


५०३७८] ५ब्॒णार --+ै रणप्यार एी 0पम्रंल्राबं $ए्रतुट$इ फाकल्ांल्त 0 [€क्षा 
शित्राफएर ४०४० (947). 
2.4). ४. (५. --४लंडलालंधि व 60%०ला ०7इल्मोक्षातंइताशा एटडटो- 
[८4 


भाग १ 


(परीक्षित के राज्यारोहण से विस्बिसार 
के राज्यारोहण तक) 


प्रस्तावना | १ 


१. प्राककथन 


कोई भी ध्यूसीडाइडस या टेसीटस अभी तक ऐसा नहीं हुआ जिसने भावी 
पोढ़ी को सामने रक्सा हो और प्राचीन भारत के वास्तविक इतिहास पर किसी 
तरह का कोई प्रकाश डाला हो | फिर भी, अनेक विद्वानों तथा पुरातत्त्ववेत्ताओं 
के वैर्ययुक्त अनुसन्धानों के फलस्वरूप हमारे सामने भारत के प्राचीन इतिहास के 
पुनर्गठन के लिये तथ्यों का प्रचुर भराडार उपस्थित है । सर्वप्रथम डॉक्टर विस्सेन्ट 
स्मिथ ने इस सतत्‌ अभिवृद्धिशील ज्ञान-भरडार की एक-एक वस्तु को छाँटने, 
उसे क्रमबद्ध तथा संचित करने का उल्लेखनीय प्रयास आरम्भ किया । किन्तु, 
महान्‌ इतिहासकार विन्सेल्ट स्मिथ यमुना के तट पर कौरवों तथा पाएडवों के बीच 
हुए महाभारत के युद्ध के तुरन्त बाद के युग की उपेक्षा कर गये, क्योंकि उन्हें 
तत्सम्बन्धी कथाओं में कोई गम्भीर इतिहास नहीं मिला । डॉक्टर स्मिथ ने सातवीं 
शताब्दी ईसापूर्व के मध्य से अपना इतिहास आरम्भ किया। परन्तु, इस पुस्तक के 
लेखक का मुख्य उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास के उपेक्षित कालों, जातियों व 
राजवंशों के इतिहास की एक निश्चित रूपरेखा तैयार करना है। अतः मैं महा- 
भारत के युद्ध के बाद हुए राजा परीक्षित के राज्याभिषेक (पुराणों के अनुसार) 
से अपना कार्य आरम्भ कर रहा हूँ। 


परीक्षित-काल तथा उत्तर परीक्षित-काल के सम्बन्ध में वीबर, लासेन, ईगलिंग, 
कालेएड, ओल्डेनबर्ग, जेकोबी, हाप्किन्स, मैकडोनेल, कीथ, रीज़, डेविड्स, फ़िक, 
पाजिटर, भराशरकर तथा अन्य इतिहासकारों ने पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की है, 
किन्तु ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर साहित्य से उपलब्ध सामग्री के आधार पर परीक्षित 
से बिम्बिसार तक के राजनीतिक इतिहास की रूपरेखा तैयार करने का प्रयात् 
अगले पृष्ठों में पहली ही बार किया जा रहा है । 


हु प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


२. मुलल्नोत 

दुर्भाग्यवश उत्तर परीक्षित-काल या पूर्व बिम्बिसार-काल का ऐसा कोई भी 
शिलालेख या सिक्‍का इस समय उपलब्ध नहीं है जिसका कि निम्चयात्मक ढंग से 
उल्लेख किया जा सके दक्षिण भारत से प्राप्त जो धातु-पत्र जन्मेजय-काल ' के 
समझे जाते रहे हैं, वे अब कल्पित या असत्य प्रमाणित हो हुके हैं । अत: हमें मुख्य 
रूप से साहित्यिक सामग्री (वेदों तथा उपनिषदों) पर ही निर्भर करना पड़ेगा । 
इसे भी दुर्भाग्य ही कहिये कि इन वेदों और उपनिषदों की पुष्टि में पाश्चात्य 
विद्वातों के जो लेख या उद्धरण उत्तर बिम्बिसार-कालीन इतिहास को पुनर्जीबित 
करने में किसी पुरातात्त्विक अनुसन्धान से भी अधिक सहायक सिद्ध हो सकते थे, 
वे भी हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते | इसमें सन्देह नहीं कि मोहनजोदड़ो व 
हड़प्पा में हुईं खोजों से प्राचीन भारत के इतिहास से सम्बन्धित वेदों व उपनिषदों 
की वक्तियों की पुष्टि होती है; किन्तु, इस अनुसन्धान-कार्य से पूर्व परीक्षित-काल 
की सौफीर-सम्यता (50०77, 09!४ )_ का पता चलता है। इसके अतिरिक्त 
मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के उत्खनन से जो कुछ प्राप्त हुआ है, उससे तत्कालीन 
राजनैतिक इतिहास की जानकारी के लिये कोई सामग्री नहीं मिलती | मुख्यतः 
मध्यदेश या गंगा की घाटी के बारे में तो कुछ भी ज्ञात नहीं होता । 

वैसे उत्तर प्रीक्षित-काल तथा पूर्व बिम्बिसार-काल के इतिहासकारों के 
लिये उपयोगी भारतीय साहित्य को ५ वर्गों में बाँटा जा सकता है-- 

१. उत्तर परीक्षित तथा पूर्व बिम्बिसार-काल का ब्राह्मण-साहित्य--प्राचीन 
जातियों या राजवंशों से सम्बंधित ब्राह्मण-साहित्य--से बड़ी महत्त्वपूर्ण जानकारी 
प्राप्त होती है । इस साहित्य में निम्न ग्रन्यः॒ सम्मिलित हैं-- 

(अ) अथर्ववेद का अन्तिम भाग । 

(ब) (ऐतरेय', शतपथ', 'पंचविश्ञ” तथा अन्य ब्राह्मण ग्रन्थ ।' 

(स) 'बहदारणयक' का अधिकांश, छांदोग्य/ तथा अन्य उपनिषद्‌ । 

उपर्युक्त ग्रन्थ उत्तर परीक्षित-काल के हैं। यह तथ्य इसलिये भी प्रामाणिक 
है कि इनमें राजा परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय तथा जन्मेजय के उत्तराधिकारी 


१. 26. व, एव, 390., 97. 762-63; 8, गा, 268; ॥५, 338, 
२. 0 68, हत, 228; ।. ##95.- 9, 28; 0, ॥: 
३, शतपथ ब्राह्मण के १३वें काएड के गीतों एवं ग्राथाओं का विशेष महत्त्व 


है । ऐतरेय की अष्ठम्‌ पंचिका भी महत्त्वपूर्ण है। 


प्रस्तावना भर 


का बार-बार उल्लेख आया है । इन ग्रन्थों में विदेह के जनक का भी उल्लेख है । 
जनक के दरबार में ऋषियों-महषियों ने एकत्रित होकर राजा परीक्षित के वंश 
पर विचार-विमर्श किया था। उपर्युक्त ग्रन्थ बुद्ध के भी पहले के हैं। इसलिये 
निश्चय ही ये पूर्व बिम्बिसार-काल के हैं । डॉक्टर राजेन्र लाल मित्रा' तथा प्रोफे- 
सर मैकडोनेल' के कथनों से भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। 

२. दूसरे वर्ग में ब्राह्मण-साहित्य का वह भाग आता है जिसका कोई काल 
निश्चित नहीं किया जा सकता । परन्तु, विद्वानों के मतानुसार इस वर्ग का साहित्य 
उत्तर बिम्बिसार-काल का है । इसमें रामायण, महाभारत और पुराण आते हैं । 
तत्कालीन रामायण २४ हजार श्लोकों या पदों का था। कात्यायनी-पुत्र-कृत 
ज्ञान-प्रस्थान! की टीका 'महाविभाषा' के अनुसार, प्रथम या द्वितीय शताब्दी 
में रामायण में केवल १२ हजार श्लोक' थे। इसमें बुद्ध तथागत'" का ही 
नहीं, वरत्‌ यवनों (यूनानियों) और शकों ( सीथियन्स ) से हुए हिन्दुओं 
के संघर्ष 'शकान्‌ यवन मिश्रितान'' का भी स्पष्ट उल्लेख है। रामायण के 
किण्किन्धा कांड में सुग्रीव ने यवनों के देश तथा शकों के नगरों को कुरुदेश व मद्रास 
के बीच बतलाया है | इससे स्पष्ट है कि उस समय यवतनों व शकों (यूनानी व 
सीथियन्स ) का पंजाब के भूभागों पर अधिकार था । लंका-काणड 


१. छांदोग्य उपनिषद्‌ का अनुवाद, 9. 23-24. 

२. संस्कृत साहित्य का इतिहास, 9. 89, 202-203, 226. 

३. १. ४. २--चतुविश सहस्नारिंग श्लोकानाम्‌ उक्तवान्‌ ऋषि: । 

४. 77245, 907, फ7.. 999ीं, ए., 8897. ैंद्ाप्ु7०५5 (2/०8४४, 


ि0. 263. 
४. 7, 09, 34. 
६, 4, 54, 2]. 


७. ५. 43. -2. दक्षिण के वैजयन्तपुर का भी उल्लेख आया है । 
( 7], 9, 2), द्रविड़ ( 70४४. !0.37 ), मलय और ददुदूर ( /0४4., 
9]. 24), मुरछीपत्तन ( >पिर्गांड,.. एफ़््ा8270९, एि 42. 3 ), 
दकन के निवासियों के रीति-रिवाज़ (॥. 93. 3), यवद्वीप ( जावा ) 
सात उन्नतिशील राज्य, सुवर्णाद्वीप (सुमात्रा) ([७. 40. 30) में तथा कर्कटक 
लग्न ([, 5, 3) । 

८. 69, 32; 0. मत्स्य, 249, 535; भागवत, ४, 25; महाभारत 
पा, 0, 5. 


दर प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


में मन्दराचल” या गोवर्धन को उठाने का भी उल्लेख परिगृह्य गिरि दोर्भ्या 
वपुविष्णोविडम्बयन्' के रूप में मिलता है । 

महाभारत के सम्बन्ध में हाप्किन्स' ने लिखा है कि मद्याभारत-काल में 
बुद्ध का प्रभाव घट चुका था। उक्त तथ्य प्रन्थ के उन अवतरणों से सिद्ध होता 
है, जिनमें 'एडुकों' (बौद्ध-स्मारकों) की ओर तिरस्कारपूर्ण ढंग से संकेत किया 
गया है, और कहा गया है कि 'एड्ुकों' के आगे देवताओं के मन्दिर समाप्त हो 
गये (॥7. 90. 65) । संकेतों में यह भी कहा गया है कि लोग देवताओं को 
छोड़कर “एड्ुकों' की पूजा करने लगेंगे और यह धरती देवालयों से विभूषित होने 


के स्थान पर 'एड्रको' से पट जायगी। 
ग्रन्थ में यूनानियों को पश्चिमी देशों का निवासी बतलाया गया है और उनके 


पतन की ओर संकेत किया गया है । इसमें रोमन्स (रोमकों) का भी एक बार 
उल्लेख मिलता है (7. 5.7) । रोमन्स और यूनानी तथा पारसियन (पह्क॒वों) 
के बीच एक स्पष्ट भिन्नता का संकेत है । शकों, यवनों व बैक्ट्रियन्स के बारे में 
एक निश्चित भविष्यवाणी की गई है कि आने वाले भयानक युग में ये जातियाँ 
बड़े अनाचारपूर्णा ढंय से राज्य करेंगी (77, [88,35) । ये उद्धरण स्पष्ट हैं, और 


अपने आप में काफ़ी हैं। « श 
महाभारत के आदिपर्व में सम्राट अशोक का महा असुर' के अवतार' के रूप 


१. अन्य पौराणिक संदर्भों के लिये ((६४/(६ मतथ्ट९०७, 4०८20 » 922, 
97- 500-502. देखिये । सुत्ती के लिये पठञाप5$, 2408, 3, 73 90 
(०० ८70077८' रामायण, ]. 0. 36, देखिये । 
२, 2#6 एव £#% री #धा4, 009- 39-93. 
३. ॥. 67.3-4. (६ 2७० "९. 5. 7. जहाँ अशोक का शतथन्बन्‌ के 
साथ उल्लेख आया है । 
४. यह महत्त्वपूर्ण या दिलचस्प प्रसंग है कि मार्कशडेय पुराण (८८.४) 
के देवी-माहात्म्य में मौयों को एक प्रकार का असुर कहा गया है-- 
कालका दौरहुता मौर्या: कालकेयास्तयासुरा! 
युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आशाय त्वरिता सम । 
कालक, दोरहत, मौर्य तथा कालकेय असुरों को मेरे आदेश पर आगे बढ़ने 
दो । लड़ाई के लिये तैयार रहो । 
सुरद्विषाम्‌ (देवताओं के शत्रु अर्थात्‌ असुर) शब्द भागवत पुराण (१. ३. 
२४.) में उन लोगों के लिये प्रयुक्त हुआ है जो बुद्ध द्वारा बहकाये गये हैं । 


प्रस्तावना ७ 


में उल्लेश किया गया है । अशोक को 'महावीर' व 'अपराजित' भी कहा गया 
है। इसमें एक यूनानी सामन्‍्त 'सौवीर के यवनाधिप!' और उसके साथी 
'दत्तमित्र” ( 0077९४४08 ) का भी उल्लेख है ।" शाल्ति-पर्व में मालिनी” तगर 
को अंगराज्य (मगध के अन्तर्गत) में मिलाये जाने की भी चर्चा है।* यहीं पर 
“निरक्त/' के ग्रल्थकार यास्‍क्र (सम्भवतः चौथी या पाँचवीं शताब्दी के), सांख्य- 
दर्शनवेतता वार्षगशय' एवं कौटिल्य के मुख्य शिष्य माने जाने वाले अर्थ तथा 
धर्म वेत्ता कामरदक' का भी उल्लेख मिलता है । 


१००० ईसवी सन्‌ के अलबेखनी, ६०० ईसवी सन्‌ के राजशेखर तथा ५०० 
ईसवी सन्‌ के पूर्व के महाभारत के संग्रहकर्ता को १८ पुराणों* की निश्चित जान- 
कारी थी । महाभारत के उपलब्ध मूल में जहाँ कलियुग के राजाओं की सूची है, 
वहीं आन्ध्र तथा उत्तर आन्श्न के राजाओं का भी उल्लेख है। ६०० ईसवी सत्र 
के बाण ने भी कुछ पौराणिक तिथियों की चर्चा की है। अत: महाभारत को 
तृतीय-चतुर्थ शतान्दी के पूर्व का नहीं कहा जा सकता । 

१. महाभारत, ]. 39. 2-23. 

२. 5. !-6. 

३. 342. 73. 

४. 38, 59. 

५. 2745, 905, 77. 47-5; ६ श५४, सांख्य-प्रशाली, 99. 62,63, 69. 
६. शान्ति, 23., !7. 

७. (.. अलबेहती, (009. >]; प्रचणड पाराडव 60, 7०५ 0०७४॥ (००7९- 
]०, 79. 5 ( अष्टादश पुराण सार-संग्रहकारिन )) महाभारत, झेएाए, 
6.97; हर्षबचरित, तर ( 9. 86 ० 7?०797'5 €त., 98 ); पवमान- 
प्रोक्त पुराण, 7.०. वायुपुराण; (४. सकल पुराण राजधि घरिताभिज्ञाः 
(प7, 87) और ह्रेरिव वृषविरोधीनि बालचरितानि ( व्‌. 77 ); 
&प्राट8, दूसरा संस्करण, 79. 47, 70, 50 । अठारहों पुराण का 
सार-संग्रह राजशेखर-कृत है । इससे सिद्ध होता है कि पुराणों की रचना 
नवीं शताब्दी के पूर्व ही हुई थी, मंगलेष के नेरूर-शिलालेख के अनुसार 
कुछ पुराण छूठवीं शताब्दी में भी थे ( 8, ७।. 6--मानव पुराण 


रामायरा भारत इतिहास कुशलः वल्लम:, 3.6. पुलिकेशी प्रथम) । मत्स्य पुराण 
सबसे पुराने पुराणों में से एक है । (देखिये 70, 46, 56, 72, 27, ८६०.) | 


द् प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


उपर्युक्त तथ्यों से सिद्ध है कि महाकाव्यों (महाभारत आदि) या पुराणों 
के आधुनिक रूप बहुत बाद की कृतियाँ हैं। इन्हें पूर्व बिम्बिसार-काल के इतिहास का 
उपयुक्त आधार नहीं कहा जा सकता । इनसे अधिक उपयुक्त तो 'महाबंश” और 
अशोकावदान' की कहानियाँ होंगी, जिनसे मौर्य-कालीन घटनाओं का भी पता 
चलता है । किन्तु, फिर भी यह उचित न होगा कि हम इनको पूर्णरूपेरा उपेक्षा 
कर दें, क्योंकि इनका भी अधिकांश प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है। डॉक्टर स्मिथ के 
अनुसार लंका के पाली-प्रन्यों का अवलोकन करते समय बहुत सावधान रहना 
चाहिए । संस्कृत महाकाव्यों व पुराणों के अध्ययन में भी डॉक्टर स्मिथ की 
चेतावनी को ध्यान में रखना आवश्यक होगा । 
अपनी क्रतियों में डॉक्टर कीय ने उपर्युक्त महाकाव्यों व पुराणों के प्रति 
अविश्वाप्ष तथा वेदों में अस्पष्ट रूप से वर्शित (महाभारत के युद्ध-जैसी) घटनाओं 
की ऐतिहासिकता पर विश्वास करने वालों की 'भोली-भाली आस्था' पर आश्चर्य 
प्रकट किया है । यद्यपि यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि महाकाव्यों व 
पुराणों के आधुनिक स्वरूप में बहुत कुछ ऐसा है जो विश्वास के योग्य नहीं है 
किन्तु, यह भी असत्य है कि इनमें कथा-तत्त्व के आ जाने से सत्य का बिल्कुल 
ही लोप हो गया है। डॉक्टर स्मिथ का मत है कि यूरोपीय विद्वानों ने बड़े 
अनुचित ढंग से पुराणों की प्र।मारिकता का तिरस्कार किया है । किन्तु, हसके 
गम्भीर अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि इनमें बड़े ही वास्तविक एवं महत्त्वपूर्ण 
ऐतिहासिक परम्रराएँ निहित हैं । जहाँ तक महामारत का सम्बन्ध है, हमारे 
पास निश्चय ही किसी भी प्रकार के तत्कालीन शिलालेखादि का अभाव है । 
फिर भी वैदिक साहित्य में अनेक ऐसे संकेत हैं, जिनसे लगता है कि महाभारत 
का महायुद्ध कोरी कल्पना मात्र नहीं है। अगले अध्याय में इस सम्बन्ध में 
विचार किया जायगा। कुरुक्षेत्र की कथा के बाह्लिक, प्रातिपेय,' धृतराष्ट्र, 
वैचित्रवीर्य, देवकीपुत्र कृष्ण तथा यज्ञसेन शिखरडी जैसे अनेक चरित्रों का प्राचीन 
वैदिक साहित्य * में भी उल्लेख मिलता है। 'शतपथ' में एक स्थल पर कुद राज- 
कुमार तथा श्यूज्ञय' के ब्रीच शत्र -भाव की भी चर्चा है। महाकाब्य में वशित 
महायुद्ध कभी-कभी इन्हीं दोनों के बीच शक्ति-परीक्षा का भी रूप धारण कर 


१. महाभारत, ७. 29.9. 

२. शतपथ ब्राह्मण (५. 4.3.7) तथा आश्वलायन श्रौत सूत्र (४7], 0) 
में क्रमशः अर्जुन तथा पार्थ को इन्द्र माना गया है. (766८ 7४८८४, .522,) 

३. दा८ 72४०४, 74, 9. 63; शतपथ ब्राह्मण, >ँता, 9,3. 


प्रस्तावना ह्‌ 


लेता है (कुरूणां श्ृज्ञयानाद्व जिगीषुनां परस्परम्‌)।९ जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मरा' 
के अनुसार महाभारत में अपने विरोधी पांचालों के मिकट सम्बन्धी 'दालस्थास 
यंश को कुरुओं ने बहुत फटकारा है । 'छांदोग्य उपनिषद्‌' बड़ा प्रसिद्ध है। इसमें 
कुसुओं की रक्षा करने वाली घोड़ी की प्रशंसा से मरी एक गाथा है । कुरुओं तथा 
अक्षय की लड़ाई के युद्धथान निश्चय हो पाँचवीं शताब्दी ईसापूर्व के हैं, क्‍योंकि 
आश्वलायन” तथा 'पारिनि” को वैदम्पायन-कृत महाभारत का पूरा ज्ञान 
था | यदि अगले पूष्ठों में बेदों से उपलब्ध सामग्री पर विचार करेंगे तो महामारत 
की लड़ाई निश्चित रूप से नवीं शताब्दी ईसापुर्व के आसपास की घटना लगेगी । 
युद्ध की कथा की रूपरेखा किसी भी स्थिति में ५वीं शताब्दी ईसापूर्व के बाद की 
नहीं है । इस प्रकार सम्पूर्ण अंश को अप्रामारिक कहकर नहीं टाला जा सकता । 
डॉक्टर कीथ से बिल्कुल भिन्न, पाजिटर ने वैदिक सामग्री की अपेक्षा पोराणिक 
परम्पराओं को अधिक महत्त्व दिया है। पाजिटर के मतों व निष्कर्षों को डॉक्टर 
बानेंट ने भी स्वीकार किया है। पार्जिटर' ने हढ़तापूर्वक कहा है कि वैदिक 
साहित्य में ऐतिहासिकता नहीं है । अतः वह सदेव ही विश्वसनीय भी नहीं है । किन्तु, 
शाक्य को एक व्यक्ति मात्र मानने वाले पुराणों में राजाओं की सूची में अभिमन्यु 
तथा सिद्धार्थ का भी नाम है। प्रसेनजित्‌ को राहुल का उत्तराधिकारी कहा गया 
है । प्रद्योत को बिम्बिसार से कई पीढ़ी पूर्व का माना गया है। अशोक के सम्बन्ध 
में केवल एक वाक्य मिलता है। सातवाहन वंश का कोई उल्लेख ही नहीं है । 
आन्ध्र के राजाओं में श्रीकुम्म सातकरणि जैसे राजा का अस्तित्व तत्कालीन 
प्राप्त सिक्कों" से पूर्ण प्रमाणित है, उत्तका नाम तक पुरासों में नहीं है । अत: क्या 
इन पुराणों पर विश्वास किया जा सकता है ? कुछ विचारधाराओं एवं सिद्धान्तों क 
विरोध करते समय तो पार्जिटर स्वयं संस्कृत महाकाव्यों एवं पुरारणों की सामग्री को 
अस्वीकार कर देते हैं। यहाँ पर वी० गार्डन चाइल्ड (५, 5०0०० (४॥9०)* 


१. महाभारत, ४१. 45.2. 

२. 7, 38, (>(7], 4) 

३. (६/6;६/6 /ह्ए०७, +6०,, 924, 9. 249. 

४, प्ालाई रिबदीदा मीउ[तांव्वा 264/प्छा, 99. 9 हीं. 

१. ीाबडीओ क #2 उत्पायव! तर #ह मेक्राांडपबाट 5942. ए उ#बींप, 
एछ., 7, 

६. . 4/मर, एछ. 73, 9. 299, ए. 7. 

७, 7॥6 47969, 70. 32. 


१० प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


के इस मत का उल्लेख अप्रासंगिक न होगा कि “क्षत्रिय-परम्परा महाकाव्यों थ 
पराणों के परम्परा-इतिहास का विशुद्ध स्रोत नहीं है। प्राचीन दृष्टिकोण 
पौरोहित्य-परम्पराओं या उसके संशोधित एवं परिवर्धित ग्रन्थों पर आधारित 
नहीं है, वरन्‌ वेदों के आन्तरिक तत्वों पर आधारित है। इस तथ्य पर इसलिये 
की विश्वास किया जा सकता है कि वेद-ख्ोतों में कुछ यों ही और कभी-कभी 
ही ऐतिहासिक और भौगोलिक उल्लेख आये हैं। इसे हम क्षत्रिय-परम्परा नहीं 
कहेंगे । इनका काल तो २०० ईसवी है | इनके बाद भी कथा-प्ररायन का क्रम 
शताब्दियों चलता रहा है, जिनसे विभिन्न जातियों एवं बंशों का स्वार्थ-साधत 
अवद्य ही हुआ होगा ।” वैदिक साहित्य के पक्ष में दो तक बड़े ही सशक्त हैं । 
एक तो यह कि वैदिक साहित्य बहुत प्राचीन है; दूसरे, यह कि बेदों के मूल-पाठ 
में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्वतन्त्रता अपेक्षाकृत कम थी । 

३. तृतीय वर्ग में उत्तर बिम्बिसार-काल का ब्राह्मण-साहित्य आता है। 
इसके काल व तिथि के विषय में कुछ निश्चित रूप से कहा जा सकता है । 
उदाहरणार्थ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र २४६ ईसापूर्व व १०० ईसवी' सन्‌ के बीच 

१. कौटिल्य के अर्थशास्त्र नामक ग्रन्थ को सातवीं शताब्दी के कादम्बरी का 
प्रन्यकार बाण ही नहीं जानता था वरन्‌ सातवीं शताब्दी के पूर्व की शताब्दियों 
में हुए जैन-ग्रन्थकार नन्‍्दीसूत्र और पैरुण भी इस ग्रन्थ को जानते थे । इसके अति- 
रिक्त सम्भवत: वात्स्यायन के न्यायभाष्य के समय भी यह पुस्तक थी । वास्यायन 
के न्‍्यायभाष्य की दिग्नाग तथा वसुबन्धु ने आलोचना भी की है (7. 4 
95, ७. 82, 3948, 9. 03) । कुछ विद्वानों के मतानुसार अर्थशास्त्र का 
प्रणायन धर्मशास्त्र के बाद सम्भवतः तीसरी शताब्दी में हुआ था। किन्तु रुद्रदामन 
शिलालेख के समय के जूनागढ़ शिलालेख से ज्ञात होता है कि अर्थशास्त्र के पूर्व 
भी अर्थविद्या का अस्तित्व था । अर्थशास्त्र के टेक्निकल शब्दों 'प्रशाय' 
तथा “विष्टि' का भी उल्लेख मिलता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि कौटिल्य ने 
अपने अर्थशास्त्र की रचना में अपने पूर्ववत्तोीं आचार्यों का उल्लेख नहीं किया है 
(8४. ५. (58, 2) | इसलिये यह भी सम्मव है कि रुद्रदामन जिसने कि अर्थ- 
विद्या पढ़ी थी उसने कौटिल्य ही नहीं वरन्‌ उसके पूर्ववर्ती आचार्यों से भी टेक्निकल 
शब्दों का प्रयोग सीखा हो । यह उल्लेखनीय है कि जूनागढ़ के तत्सम्बन्धी 
रिकाडं में अर्थशास्त्र के साहित्य को विशेष स्थान मिला है। जूनागढ़ के स्कन्द- 
गुप्त के शिलालेख में “उपधास तथा सर्व-ओपधाभिश्च विशुद्धबुद्धि:' का उल्लेख 

म लता है। पूरा अनुच्छेद इस प्रकार है-- 


प्रस्तावना ११ 


रखा जा सकता है ।* इन महत्त्वपूर्ण प्रत्थों का मूल्यांकन जितना भी किया जाय, 
उतना ही कम होगा । भारतीय प्राचीन इतिहास के उद्वेलित समुद्र में ये ग्रन्थ 
लंगर के सहश हैं । जहाँ तक पूर्व बिम्बिसार-काल का सम्बन्ध है, ब्राह्मण- 
साहित्य व उपनिषदों की सामग्री कुछ निम्न कोटि की अवश्य पड़ती है, किन्तु 
इन भ्रन्‍्थों के प्रशेताओं का काल निश्चित है। इस हष्टि से ये ग्रन्थ महाकाव्य या 
पुराणों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण ठहरते हैं, क्योंकि पुराणों की तिथि की 
प्रामारिकता सर्वदा सन्देहास्पद है । 
3 न्याय आजंनेर्थ स्प च कः समर्थ: 

ध्याद अजितस्याप्य-अथ रक्षणें च॑ 

गोपायितस्थापि त्र बुद्धि हेतो 

बुद्धस्थ पात्र प्रतिपादनाथ । 


उक्त अनुच्छेद से निम्न शब्दावलियाँ याद आ जाती हैं--दराडनीति:, अलब्ध- 
लाभार्था लब्धपरिरक्षणी, रक्षित विवर्धनी, बृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी च । 

जानसन (37746, ]929, । [ध्यप४ए७, 0. 77. 7.) ने इस बात का 
संकेत दिया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा अश्वघोष के समय का कोई बहुत बड़ा 
अन्तर नहीं है । इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र ४०० ईसवी के आर्थसूर की जातक- 
माला से पूर्व का ग्रत्थ है (४४४४2, 78. 2.7/., ५०): ॥]. 276) । किन्तु 
चीनभूमि तथा चीनपट्ट के उल्लेख से ऐसा लगता है कि यह ग्रन्थ ईसापूर्व की 
तीसरी शताब्दी के मध्य से भी पूर्व का है। इस उल्लेख से दक्षिणी-पुर्वी एशिया 
का ही आभास मिलता है (४८(कऋंग्रतवाह'5$. 4ढदांधा। 744, 9. !62) । 
संस्कृत-विद्वानों के ग्रन्थों में चीनी सिल्क का प्रायः जिक्र आया है। अच्छा 
सिल्क पैदा करने वाले प्रदेश मौर्य साम्राज्य की सीमा से बाहर थे ( देखिये //6 
एागशशा तु 66. #दा 45, 9. )5) । ईंट के बजाय काठ की चहार- 
दीवारी का उल्लेख मिलता है । इससे भी कहा जाता है कि अर्थशास्त्र चन्द्रगुप्त के 
बाद का ग्रत्थ है। इसके अतिरिक्त राजधानी तथा दरबार में संस्कृत भाषा के 
प्रयोग का उल्लेख भी आया है। खारवेल शिलालेख में “चक्रवर्त्ती' शब्द नहीं 
मिलता तथा 'समाहतृ”” तथा “सन्निधातृ' शब्दों की रचना भी बाद में ही आती है । 

१, पतंजलि के बारे में नये विचारों के लिये #बांद्ा (काधबाव, ही, । हैं; 
सग्बू्बबंतिरुड. थी हह.. गबींदा सींडाए0/7... दभाडा55, प्रश्न $०55%॥, 
97. 50-]] देखिये । 


श्र प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


४. चतुर्थ वर्ग में बौद्ध-साहित्य के सुत्त, विनय के अंश तथा जातक-कथाएँ 
आती हैं । भरहुत ओर साँची में उपलब्ध कुछ शिलालेखों में बुद्ध-धर्म के आदेश 
या विधियाँ और नियम मिलते हैं । इन्हें २०० से १०० ईसापूर्व के मध्य का 
माना जाता है । स्तूप-द्वारों तथा छज्जों (7ध7785) पर जातक-कथाओं की 
कुछ नक्क़ाशियाँ या चित्र मिलते हैं। पाली में लिखे गये बुद्ध-धर्म के नियम प्रथम 
हताब्दी ईसापूर्व के कहे जाते हैं। इनमें प्राचीन कथाओं का बौद्ध रूप सुरक्षित 
है । इनसे विम्बिसार के राज्याभिषेक के तुरन्त बाद के युग से सम्बन्धित बहुत-सी 
जानकारी प्राप्त होती है । फिर, जहाँ ब्राह्मण-साहित्य कुछ अनिश्चित और धुंघला 
पढ़ने लगता है, वहाँ इन लेखों से पर्याप्त प्रकाश भिलता है । 

५, पाँचवें वर्ग में जैन-मत के धर्म-ग्रन्य आते हैं। इनमें से कुछ तो २०० 
ईसवी सन्‌ के पूर्व के भी कहे जा सकते हैं | किन्तु, जेन-मत के आदेश पाँचवीं या 
छठवीं शताब्दी में लेखबद्ध किये गये हैं।' इनसे पूर्व बिम्बिसार-काल के अनेक 
राजाओं के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्णा जानकारी प्राप्त होती है। यद्यपि जैन-साहित्य कुछ 
बाद के काल का है, फिर भी इससे सर्वथा विश्वस्त सामग्री नहीं मिलती । 


१. ]2०८००, परिशिष्ट पर्वनू, ए- शा; 5. छ. &. एण. जड्ा, 9. 
जरअएा; रा,ए, एफ. रझू,, ए. शांवास्गार, 4 माड।ण0 भर मादीक्ा 
खॉमिदाया०, 008, पप्रथा5५, ४०, 7, 9. 432. 


परीक्षित-काल | ब्‌ 


जनः स भव्रमेघति राष्ट्र राश: परिक्षितः 
-अथवंबेद । 
महाभारत की लड़ाई के तुरन्त बाद परम्परानुसार हुए राजा परीक्षित के 
राज्याभिषेक से हम लोग अध्ययन आरम्भ करते हैं। 
क्या वास्तव में राजा परीक्षित हुए थे ? अवश्य, महाभारत और पुराणों में 
उनका उल्लेख मिलता है। किन्तु महाभारत या पुराणों जैसे साहित्य में किसी 
राजा का उल्लेख मांत्र ही तब तक उसके अस्तित्व का निश्चित प्रमाण नहीं है, 
जब तक कि अन्य बाह्य साक्ष्यों से उसकी पुष्टि न हो । 
अथर्ववेद संहिता' के बारहवें भाग के स्तुति-खण्ड में कुरुओं के राजा के 
रूप में परीक्षित नाम आता है। उनके राज्य में घी, दूध की नदियाँ बहती थीं । 
अथर्ववेद के उल्लिखित श्लोक इस प्रकार हैं-- 
राशों विश्वजनोनस्थ यो देवोमर्त्या' अति 
बेत्वामरस्य सुध्दृतिमा सुनोता परिक्षित: 
परिश्छ्धिन्न: क्षेममकरोत्‌ तम आसनमाचरन्‌ 
कुलायम कृष्बन कौरव्य: पतियंदरति जायया 
कतरत त आ ह्राणि दि मन्‍्याम्‌ परि भुतस्‌ 
जाया: पतिम्‌ विपृष्छति राष्ट्र राशः परिक्षित: 
अभीव स्व: प्रजिहीते यवः पकव: पयोबिलम्‌ 
जनः स भव्रसेघति राष्ट्र राशः परिक्षितः । 
कुरुदेश में गृहस्थी में प्रवेशकरने वाला पति अपनी पत्नी से कहता है---““राजा 
परीक्षित अविनश्वर हैं, वे सर्वत्र राज्य करते हैं तथा घट-घटब्यापी हैं ।' उनकी 
स्वुतियों का श्रवण करो । राजा परीक्षित के सिहासनासीन होने से हमको 
सुरक्षित आवास प्राप्त हुआ है ।” 


१. अथर्ववेद, 55४, 27, 7-0. 
२. वैश्यानर की व्यास्या के लिये बृहद्वेवता (7, 66) देखिये । 


१४ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


परीक्षित के राज्य में रहने वाली पत्नी अपने पति से पूछती है--. तुम्हारे लिये 
दही लाऊँं, या कोई उत्तेजक पेय अथवा सुरा ?”* 

रोथ और ब्रूमफ़ील्ड अथर्ववेद में परीक्षित को देवी-सत्ता के रूप में मानते हैं। 
किन्तु, जिमर और ओल्डेनबर्ग परीक्षित को मनुष्य मानते हैं । एतरेय 
ब्राह्मण तथा शतपथ ब्राह्मण के इस कथन से कि प्रसिद्ध राजा जन्मेजय अपने नाम 
के साथ पिता का नाम परीक्षित भी घारण करते थे, उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि 
होती है। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि पुरोहित तुरा कावधेय ने जन्मेजय 
परीक्षित का राज्याभिषेक इन्द्र के राज्याभिषेक के समान सम्पन्न कराया । 
एतेन हवा ऐन्द्रण महाभिषेकेण तुरः कावदेयो जन्सेजयाम्‌ पारिक्षितम्‌ अभीषेच । 

मैकडोनेल और कीय' ने परीक्षित की चर्चा करते हुए कहा है कि महाभारत 
के अनुसार परीक्षित प्रतिश्रवा के पितामह तथा प्रतीप के प्रपितामह थे । महाभारत 
और पुराणों के अनुसार दो परीक्षित हुए हैं। एक परीक्षित को तो सभी एकमत 
से अवीक्षित, अनास्वा या कुरु का पुत्र तथा प्रतिश्नवा और प्रतीप का अग्नज मानते 
हैं । दूसरे परीक्षित प्रतीप के वंशज तथा अभिमन्यु' के पुत्र माने जाते हैं। अतः हम 
पहले परीक्षित को परीक्षित प्रथम तथा दूसरे को परीक्षित-द्वितीय कहेंगे । कुछ 
लेखकों का मत है कि महाभारत ब पुराणों के परीक्षित बेदों में आये परीक्षित से 
अभिन्न हैं। इस मत के समर्थन में यह कहा जा सकता है कि शतपथ ब्राह्मण" के 
अनुसार वैदिक परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के पुरोहित इन्द्रोत दैवाप शौनक महा- 
भारत के पूर्व के परीक्षित प्रथम के पुत्र के भी पुरोहित थे, ऐसा पुराणों" में भी 
कहा गया है। इन्द्रौत के पुत्र हति कक्षसेन के पुत्र अभिप्रतारिण" के समकालीन 
थे | महाभारत में दी गई वंशावली में भी कक्षसेन का नाम परीक्षित-प्रथम के 

१. ब्रमफ़ील्ड ,अथर्ववेद, 99. 97-98. 

२. छा, 2!. 

३, खिबाब[गा्बत्द, श०ी,, 7,, 9. 494. 

४. महाभारत, आदिप, ६४-५२ और ६५.४१ । परीक्षित के लिये मत्स्य 
प्राण (५०, ५३) देखिये । 
ध कुरोस्तु दयिताः पुत्रा: सुधन्वा जलन रेव च 

परीक्षिज्च महातेजा: प्रवरश चारिमदेन: 

५, 6 77४४४, + 78: 

६. ?छ्राश',, 4गस7, व4, 

७, ॥ब्वाद शव, 0+ 373, 

८. महाभारत . 94, 54. ' 


परीक्षित-काल १५ 


पुत्रों की सूची में मिलता है । आगे वैदिक परीक्षित की तरह ही परीक्षित प्रथम के 
भी धार पुत्र हुए । परीक्षित के चारों पुत्रों के नाम जन्मेजय, श्र तसेन, उप्रसेन 
तथा भीमसेन * थे तथा बड़े लड़के का ब्राह्मणों से विरोध था । 

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे अन्य तथ्य भी हैं जिनसे विपरीत निष्कर्ष निक- 
लता है । अथर्व-स्तुतियों में वैदिक परीक्षित को विश्वजनीन राजा तथा 'अनश्वर 
देव” की उपाधियों से अभिहित किया गया है । इनके समय में 'कौरव्य'शब्द केवल 
शाही घराने के लोगों के लिये ही नहीं प्रयुक्त होता था, वरन्‌ कुरुदेश के हर 
नागरिक को कौरव्य कहा जाता था। राजा परीक्षित के राज्य में सभी सुखी थे । 
ये तथ्य महाभारत और पुराणों के परीक्षित प्रथम पर कुरु के अधिक समीपवर््ती 
लागू नहीं होते । इसके विपरीत तत्सम्बन्धी एक वेदस्तुति---विषय तथा शब्दा- 
वली दोनों दृष्टियों से---भागवत पुराण १६वें से १८वें अध्याय तक में आये परी- 
क्षित द्वितीय के प्रसिद्ध आख्यान से काफ़ी मिलती-जुलती है । हम यह भी जानते हैं 
कि इस परीक्षित ने एक बार दिग्विजय करके सभी महाद्वीपों को अपने अधिकार 
में कर लिया था। उक्त परीक्षित को 'परमदेवता! (इपए7०77० 0८२७) कहा 
जाता था, अर्थात्‌ वे जनसाधा रण के समान नहीं थे | (न वै ठृभिन रदेवम्‌ पराख्याम्‌ 
सम्मातूं अहंसि) । इन्हें सम्राट्‌ (७0०7००) भी कहा जाता था। इनके संरक्षण 
में प्रजा सुखी एवं निर्मीक थी । (विन्दन्ति भद्राएयकुतोभया: प्रजा:) । 

उपर्युक्त परीक्षित तथा वैदिक परीक्षित की अभिन्नता का एक और प्रमाण 
भागवत पुराण में ही' वहाँ मिलता है, जहाँ तुरा कावषेय को उनके पुत्र जन्मेजय 
का भी पुरोहित कहां गया है-- 

कवषेयम, पुरोध्याय तुरस तुरगमेधराट्‌ 

समनन्‍्तास प्ृथियों सर्वामजित्वा यक्ष्यति चाध्वरं: । 

स्मरण रहे कि यही ऋषि (तुरा कावषेय ) ऐतरेय ब्राह्मण में जन्मेजय परीक्षित 
के भी पुरोहित कहे गये हैं । 

भागवत पुराण निस्सन्देह बादका ग्रन्थ है । किन्तु, इसमें दी गई सामग्री निरा- 
धार नहीं है । यदि महाभारत और वेदों में दी गई राजा परीक्षित के पुत्रों की सूची 


१. बिष्सु पुराण 7७, 2. 

२. वायु पुराण (६३.२१) और हरिवंश (:४५%.9) में परीक्षित प्रथम को 
कुद कहा गया है । कुरु के पृत्र को 'कुरो: पुत्र: कहा गया है । 

हे; 800: [र>ू, (0 22., ५९७४8९४ 25-37५ 


१६ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


देखी जाय तो यह और भी स्पष्ट हो सकता है। हम जानते हैं कि वैदिक परी- 
क्षित के जन्मेजय, उग्रसेन, श्रुतसेत ' तथा भीमसेन चार पुत्र थे । इसके बिपरीत 
महाभारत के परीक्षित प्रथम का (महाभारत के आदिपर्व के ६५वें अध्याय के ४२वें 
इलोक के अनुसार) केवल एक पुत्र भीमसेन था | अध्याय &४ में ५४-५५वें श्लोक 
के अनुसार उनके सात पृत्न--जन्मेजय, कक्षसेन, उग्रसेन, चित्रसेन, इन्द्रसेन, सुवेण 
तथा भीमसेन थे । इनमें श्र्‌ तसेन का नाम नहीं है । यहाँ तक कि [8५४३ 7०४ के 
अध्याय ६५ में जन्मेजय तक का नाम नहीं है। वीरचड़ो ' के चेल्लूर या कोक- 
नाड़ के लेखपत्र में दी गई कुरु-पांडु की वंशावली में भी परीक्षित प्रथम के तुरन्त 
बाद यह नाम नहीं आता । चोड़ के लेखों का लेखक भी जो कम-से-कम उपलब्ध 
महाभारत के प्रणेताओं से तो पहले का है ही, कदाबित्‌ इस बात पर निश्चित 
मत नहीं था कि परीक्षित प्रथम ही जन्मेजय व श्र्‌ तसेन के पिता थे । इसके 
विपरीत महाभारत और पुराण इस बात पर एकमत हैं कि परीक्षित द्वितीय के 
जन्मेजय नाम का एक पुत्र था जो पिता के बाद गद्दी पर बैठा था । अभिमन्यु के 
पुत्र परीक्षित द्वितीय का उल्लेख करते हुए महाभारत भें कहा गया है“--परिक्षित 
खलु माद्रवर्ती नामोपयेमे त्वन्मातरम्‌ | तस्यां भवाच्रु जन्मेजय:, अर्थात्‌ “जन्मेजय ! 
परिक्षित ने तुम्हारी माँ माद्रवती से विवाह किया, तब तुम्हारा जन्म हुआ ।” 

मत्स्य पुराण" में कहा गया है-- 

मभिस्यो: परिक्षित पुत्र: परपुरठछजय: 
जन्मेजयः परिक्षित: पुत्र: परमिधामक:ः ।। 

अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था जिसने अपने क्षत्रुओं का गढ़ जीता । परीक्षित का 
पुत्र जन्मेजय था जो बड़ा ही धर्मपरायण था । जन्मेजय के श्रुतसेन, उमग्रसेन और 
भीमसेन तीन भाई और थे ।--जनमेजय: परिक्षित: सह अ्रातृभिः कुरुफेत्े दीर्घ 
सत्रम्‌ उपास्ते, तस्य अ्रातरस्त्रयः श्रुतसेन, उग्रसेन, भीमसेन इति । “'परीक्षित के पुत्र 


१. दा: 7००, ४०. ॥, 7- 020. 

२. 27245, 93, 79. 6. 

३. पिणञार॒इट), 577, ७४०, , 9. 37. 

४. ॥, 95.85. 

५. 50. 57. 

६. महाभारत (!,3..) ग्रन्थ के अनुवाद के समय के राय और दत्ता के विधारों 
का भी उल्लेख किया गया है । पार्जिटर द्वारा उद्धृत पौराणिक पाठ के /2)#68- 





परीक्षित-काल १७ 


जन्मेजय अपने भादयों के साथ दीर्घ सत्र वाले यज्ञ में माग लेते थे । जन्मेजय के 
तीन भाई थे--श्रुतसेन, उद्रसेन तथा भीमसेन । 


वैदिक परीक्षित के पुत्र तथा उत्तराधिकारियों से सम्बन्धित विवरण महा- 
भारत के परीक्षित के पुत्र॒ तथा उत्तराधिकारियों के विवरण से बिल्कुल मिल 
जाता है । शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि वैदिक परीक्षित के पुत्र जन्मेजय 
ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इस प्रसिद्ध यज्ञ के कराने वाले पुरोहित इन्द्रौत दैवाप 
शौनक थे । इसके विपरीत ऐतरेय ब्राह्मण” में अश्वमेध यज्ञ कराने वाले पुरोहित 
का नाम तुरा कावषेय आता है । इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण तथा ऐतरेय ब्राह्मण 
में कही गई बातें परस्पर विरोधी हैं। इनका समाधान तभी सम्भव है जब हम 
यह मान लें कि हम दो विभिन्न राजाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और दोनों 
के पिता का नाम एक ही है, या जन्मेजय ने ही दो अश्वमेघ यज्ञ किये होंगे । 
प्रश्न है कि किस जन्मेजय ने यज्ञ किया था ? इसका पुराणों से कुछ उत्तर 
मिलता है । अभिमन्यु के पोच्र तथा परीक्षित-द्वितीय के पुत्र जन्मेजय के सम्बन्ध में 
मत्स्य पुराण में कहा गया है-- 

दिरश्वमेधमाहूृत्य महावाजसनेयक: 

प्रवतेयित्वा तां सवेम ऋषि वाजसनेयक्म्‌ 

विवादे ब्राह्मण: साढं मभिशप्तो बनंययों ।' 

उपर्युक्त अनुच्छेद की अन्तिम पंक्ति में ब्राह्मणों से होने वाले विवाद की ओर 
संकेत किया गया है । ऐतरेय ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसके 
मूल पाठ में जन्मेजय से पौरोहित्य विरोध रखने वाले कद्यप लोग हैं । कश्यप 





80 9 #40 48०, 0.4 7 भी देखिये । इस मत का कि श्रुतसेन, उमग्रसेन और 
भीमसेन जन्मेजय के पुत्र हैं, कुछ पुराणों तथा हरिवंश में खशडन मिलता है। 
( एब्ाह्डांप्ट',. 4ाठदांशा। सिवादा. सीऊगरंदवा.. पवदी।0,, 9.43 . ) 
अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के बारे में विष्णु पुराण में लिखा है--योष्यं 
साम्प्रतम॒अवनीपति: तस्यापि जन्मेजय-श्रुतसेन-उग्रसेन-भीमसेन: पुत्रास्‌ चत्वारो 
भविष्यन्ति ।! 

१. 50,63-64., (४. 7. &, छातवाब्काठ,२॥० अअश्णंट 46० रथ 
7674, 9,42, 

२, शा, 27, 
२७ 


श्८ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


शब्द गर्ग लोगों से मेल नहीं खाता । गर्गों का परीक्षित-प्रथम' के पुत्र से झगड़ा 
था । बौद्धायन श्रौत सूत्र सें गर्गवंश को अंगिरा-वर्ग में रख दिया गया है । इसके 
विपरीत परीक्षित-द्वितीय के पुत्र के विरोधियों का वैशम्पायन ने नेतृत्व किया 
था जो निश्चित रूप से कश्यप-वंश के थे । 

इस प्रकार परीक्षित-प्रथम की अपेक्षा परीक्षित-द्वितीय वैदिक परीक्षित से 
अधिक समानता रखते है । यह भी सम्भव है कि परीक्षित-प्रथम और परीक्षित- 
द्वितीय एक ही व्यक्ति के दो नाम रहे हो जितलका नाम कुरुवंश की सुची में आता 
है । केवल परीक्षित नाम ही नहीं, वरन्‌ दोनों के सभी पुत्रों के नाम भी विष्स्धु 
तथा ब्रह्मपुराण' में एक ही दिये गये हैं, और दोनों के पढ़ने से एक ही निष्कर्ष 
भी निकलता है । दोनों परोक्षितों के पुत्रों व उत्तराधिकारियों और ब्राह्मणों' के 
विवाद की कहानी भी एक ही तरह की है । ध्यान रक्‍्खे कि पुराणों में तुरा काव- 
पेय को परीक्षित-द्वितीय के पुत्र का पुरोहित कहा गया है। वेदों के मूलपाठ से 
यह भी स्पष्ट है कि दोनों राजपुरोहित जनक के पाँच या छ: पीढ़ी बाद हुए 
और एक ही राजा के पुरोहित रहे । यह राजा उद्दालक आरुणि, याज्ञवल्क्य 
तथा सोमशुषमा का समकालीन था। अब जिन दोनों परीक्षित के पुत्रों के नाम 
तथा उनसे सम्बन्धित कहानियाँ एक ही तरह की हैं, उनके अस्तित्व पर कुछ 
संदेह होना सर्ववा उचित ही होगा । अत: सम्भावना यही है कि कुरु के राज" 
वंश में केवल एक ही परीक्षित हुए थे, जिनके पुत्र ने तुरा और इन्द्रौत, दोनों 
पुरोहितों को प्रश्रय दिया था । 

उपर्युक्त परीक्षित महाभारत के पहले हुए थे या बाद में ? महाभारत के 
बाद अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित क्‍यों रखा गया ? इस प्रश्न के उत्तर से 
स्पष्ट है कि महाभारत के दसवें भाग के लिखे जाने तक कुरुवंश में परीक्षित 
नाम का कोई व्यक्ति नही हुआ । महाभारत के बारहवें भाग के १५१वें अध्याय में 

१, एबाशॉल्, विदांशा। मीर्वीवा सीफिकर्वत 4बढौं।/00,. 9... 4; 
0४४५७, 93,22-29. 
- ४०. ॥., 9.43 मी. 
- >#/. ८7 ., 0.449. 
, विष्णु, 7ए. 20,;2.]; ब्रह्म, >]], 09. 
, वायु. 93,22-25; मत्स्य, 50,63-64. ९(८ 
, महाभारत, ». 6,3. 

जब कुरुक्षेत्रवंश का नाश हो जायगा ( परिक्षीणेपु कुरुष ) तो आपके एक 
पुत्र होगा ( उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी)। उस बच्चे का नाम इसी कारण से 


परीक्षित होगा । 


4 >थबद ७९ छा 


परीक्षित-काल १६ 


भीष्म द्वारा कहलाई गई इन्द्रौत-परीक्षित सम्बाद की कहानी है। कदाचित्‌ वंशावली 
तैयार करने वालों ने काल-गणाना की भूल को बचाने के लिये परीक्षित नाम गढ़ 
लिया हो । इस सम्बन्ध में परीक्षित-प्रथम के पिता के नाम तथा कुरुबंश की सूची 
में परीक्षित के नाम के बारे में विद्वानों में मत-वैभिन्‍्य भी ध्यान देने योग्य है । 
इसके विपरीत परीक्षित-द्वितीय के पिता के नाम तथा अन्य विवरणोों पर सभी 
एकमत हैं । इन उल्लेखों व विवरणों से किसी स्पष्ट परम्परा का अभाव प्रकट 


१. डॉक्टर एन० दत्त के अनुसार, वैदिक परीक्षित तथा अभिमन्यु के पुत्र 
परीक्षिव को ( जो कि महाभारत की लड़ाई के बाद हुआ ) एक समभना 
यूक्तिसंगत नही है ( 7॥6 अ4#ब्ाऊंदांकश ली #धाव, ए9. 50 ॥. ) 
क्योंकि यह मैक्डोनल, कीथ और पाजिटर के इस मत के विरुद्ध पड़ता 
है कि वैदिक परीक्षित ( जन्मेजय के पिता) पांडु के पूर्वज थे। यह भी 
उल्लेखनीय है कि परीक्षित को पांडुओं का पूर्वज उन्हीं प्रमाणों के आधार पर 
कहा जा सकता है जिसको कि कीथ ने अविश्वसनीय करार दे दिया है 
(९. #प्रशाए, 2] 68 )। इस संबंध मे जन्मेजय का नाम वंशावली का 
अतिक्रमण करना होंगा। 

डॉक्टर दत्त ने आगे कहा है कि विष्णु पुराण में जन्मेजय. श्रुतसेन आदि को 
भाई-भाई कहा गया है जो कि परीक्षित प्रथम के लड़के थे। यदि उन्होंने 
उसके बाद का भी अनुच्छेद पढ़ा है तो उन्हें मिला होगा कि परीक्षित-द्वितीय 
के लड़के चार भाई थे । इस दूसरे मत की पुष्टि तो महाभारत (।. 3.।.) में हो 
जाती है किन्तु पहले के मत का समर्थन नहीं हो पाता । 
डॉक्टर दत्त ने आगे कहा है कि राजाओं का परिचय तथा उनके समय का 
निर्धारण उनके ग्रुरुओं या पुरोहितों से संबंधित तथ्यों के आधार पर नहीं किया जाना 
चाहिए । किन्तु यदि नाम तथा एक के बाद दूसरे के उत्तराधिकार के तथ्य सही 
है तो ऐसा करने में हज ही क्या है । वास्तव में ऐसे तथ्यों को बिना सोचे-समभे 
अस्वीकार कर देने में भी खतरा है । किन्तु यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक 
है कि वैदिक परीक्षित ओर अभिमन्यु के बाद के परीक्षित की समानता किसी 
गुरु या पुरोहित के नाम पर नहीं वरत्‌ निम्न तथ्यों पर आधारित है--(१) 
पहले किसी भी जन्मेजय परीक्षित के होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता; (२) 
अनेक बातें वैदिक परीक्षित तथा जन्मेजय में एक-सी मिलती हैं, (जैसे कुरु राज्य 
की समृद्धि का वर्णान, दो अश्वमभेध यज्ञों का होना तथा कश्यपों से युद्ध आदि) 


२० प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


वैदिक स्तुतियों से परीक्षत के शासन-काल तथा उनके घरेलू जीवन का कुछ 
पता चलता है। महाभारत से हमें पता चलता है कि परीक्षित ने राजकुमारी 
माद्गा (माद्रावती) से विवाह किया था। उन्होंने २४ वर्ष तक राज्य किया 


जिनसे हमें परीक्षित और जन्मेजय के बारे में पता चलता है जो कि अभिमन्यु 
के बाद हुए हैं। परीक्षित-सम्बन्धी उक्त समानता तथा वेदिक परीक्षित और 
बैदिक जनक के बीच किसी प्रकार का तिथि-सम्बन्ध दोनों दो अलग-अलग चीजें 
हैं । यह तिथि-सम्बन्ध दो प्रकार के प्रमाणों के आधार पर माना जाता है। एक 
प्रकार के प्रमाण तो वंशसूची और ब्राह्मण ग्रन्थों से लिये गये हैं। इन्द्रोत से 
सोमशुषमा को उत्तराधिकार के तथ्य ब्राह्मण ग्रन्थों से प्राप्त किये गये हैं । 

डॉक्टर दत्त के अनुसार नामों की समानता का मतलब व्यक्ति की समानता 
ही अनिवार्यत: नहीं होता | उदाहरणार्थ, धृतराष्ट्र विचित्रवीर्य तथा काशी के 
धृतराष्ट्र के नामों की ही ले लीजिये। 70॥/८6/ म5/09 में वैदिक तथा 
महाभारत-कालीन परीक्षितों और जन्मेजयों को इसलिये एक नहीं कहा जा 
सकता कि दोनों नाम एक ही हैं । 

इतिहासकार (डॉ० दत्त) के मतानुसार बाद के युग में अतिदहन्द्दी राजवंश्ञों 
तथा विचारधाराओ वाले नामों के साथ भी विभिन्न पुरोहितों तथा प्रसिद्ध 
राजाओं के नाम जोड़ दिये जाते थे । यह नहीं कहा जा सकता कि यह मत प्रकट 
करते हुए डॉक्टर दत्त के मस्तिष्क में कोई उदाहरण था या नहीं । शतपथ 
ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मय तथा उपनिषदों में इन्द्रोत और तुरा को जन्मेजय से 
तथा उद्दालक और याज्नवल्क्थ को जनक से सम्बन्धित कहा गया है। यह भी 
कहा गया है कि यह सम्बन्ध निराधार या कल्पित है किन्तु इस आरोप का 
भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। यह भी हो सकता है कि पुराणों तथा 
महाभारत में तथ्यों को ठीक से न॒प्रस्तुत किया गया हो जैसा कि पाजिटर 
ने संकेत किया है। किन्तु यह कहना ठीक नहीं होगा कि ब्राह्मण ग्रन्थों 
तथा उपनिषदों में ग़लत तथ्यों का ही समावेश किया गया है क्‍योंकि बाद के 
लिखे गये पुरारों में कुछ ऐसी क्रमहीनता मिल सकती है । 

अंततः वंशसूची की प्रामाणिकता को निम्न आधघारों पर अप्रामाणिक 
कहा गया है--१. टीकाकारों का मौन । २. शतपथ ब्राह्मण की १०वीं 
तथा १४ वीं पुस्तकों में ग्रन्थकार तथा पृस्तक के सम्बन्ध में विरोधी 
तथ्य मिलते हैं। विभिन्न पुरोहितों के भी नामों का उल्लेख आया है। 





परीक्षित-काल २१ 


ओर ६० वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हुआ ।' परीक्षित नाम के साथ जुड़ी 
हुई अनेक प्रचलित कहानियों को भी कुछ श्रेय दिया जा सकता है । केवल इन्हीं 
तथ्यों को ऐतिहासिक माना जा सकता है कि परीक्षित कुरुवंद्य में एक राजा थे, 
उनके राज्य में प्रजा सुखी एवं समृद्ध थी, उनके कई लड़के थे, बड़े का नाम 
जन्मेजय था और उसने उनके बाद शासन का भार सम्भाला था । 

यहाँ पर कुरुओं भी राज्य-सीमा के बारे भें कुछ शब्द कह देना अप्रासंगिक न 
होगा। परीक्षित ने भी इसी देश पर राज्य किया था। महाभारत के अनुसार 
कुरु राज्य सरस्वती से गंगा तक फैला हुआ था । दिग्विजय-पर्व में कुरु राज्य की 
सीमा कुलिन्द की सीमा ( सतलज और गंगा-यमुना के उद्गम के समीप ) से 
सूरसेन और मत्स्य तक (मथुरा तक) तथा रोहतक (पूर्वी पंजाब) की सीमा से 
पांचालों (रुहेलखंड) की सीमा तक बतलाई गई है | समूचा राज्य तीन भागों में 


३. एक शिष्य द्वारा अपने गुरु के प्रति पर्याप्त आदर का अभाव । 

(१) टीकाकारों ने आचायं-परम्परा का उल्लेख किया है किन्तु उसकी 
अधिक व्याख्या इसलिये नहीं की गई कि उतने उल्लेख मात्र को हो सुगम तथा 
स्पष्ट माना गया होगा । 

(२) ब्राह्मण ग्रन्थों की १४वीं पुस्तक तक, जिसमें कि बृहदारण्यक भी 
शामिल है, वंशसूची नहों रखी गई है। उपनिषदों के अन्त में ग्रुरु-सूचियाँ 
निस्सन्देह दी गई हैं । ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि सभी ब्राह्मण ग्रन्थों 
तथा उपनिषदों की वंशसूचियों में एक ही परम्परा का उल्लेख हो । ये ग्रन्थ 
या उपनिषद्‌ किसी एक ही ग्रन्थकार की रचनायें हैं। इसलिए इन ग्रन्थों के 
तथ्यों में विरोधांभास का प्रइन ही नहीं उठता । विभिन्न ग्रन्थों में ग्रन्थकार के 
सम्बन्ध में विभिन्न परम्पराओं के उल्लेख से किसी आचार्य-परम्परा का अपमान 
नहीं होता और जबकि ग्रन्थ के मूल पाठ में सन्देह की ज़रा भी गुंजाइश न रहे । 

(३) यह भी उम्मीद नहीं की जानी चाहिये कि प्राचीन काल में सभी 
शिष्य अपने गुरु का समान रूप से आदर-सत्कार करते थे। उदाहाराखार्थ, हृष्ट- 
शम्न को लीजिये जो द्रोशाचार्य का शिष्य था। द्रोणाचार्य को उसकी हत्या 
तक करनी पड़ी है । 

१, महाभारत ], 49, 7-26. टीकासहित । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
(7, 3.!) से हमें पता क्‍्लता है कि परीक्षित का वंश तत्कालीन माद्रा देश 
का रहने वाला था । 


र२ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


विभाजित था--कुरुजांगल, कुरु ख़ास तथा कुरुक्षेत्र | जेसा कि नाम से ही 
स्पष्ट है, कुरुजांगल राज्य का जंगली हिस्सा और सरस्वती के किनारे के 
काम्यक वन से यमुना के समीप खाणडव तक फैला हुआ था किन्तु कहीं-कहीं कुरु- 
जांगल शब्द ऐसा आया है कि उससे समूचे देश (देश या राष्ट्र) का बोध होता है।' 
कुरु खास सम्भवतः हस्तिनापुर (मौजूदा मेरठ जिले के) के पास-पड़ोस के क्षेत्र 
को कहते थे । कुरुक्षेत्र की सीमा के सम्बन्ध में तैत्तरीय आरण्यक' में कहा गया 
है कि कुरुक्षेत्र के दक्षिरा में खाए्डव, उत्तर में तुरगना तथा पश्चिम में परीणा' 
स्थित है। महाभारत के कुरुक्षेत्र का विवरण इस प्रकार है-- 

“सरस्वती के दक्षिण तथा हृशद्वती के उत्तर दुसक्षेत्र में जो रहता है, वह 
वास्तव में स्वर्ग” में ही रहता है। यह क्षेत्र-- तरुन्टुक, मरुन्टुक अथवा अरुन्टुक-- 
राम और मचक्रक भीलों के बीच उपस्थित है |” 

मोटे तौर से कुरु राज्य मौजूदा थानेश्वर अर्थात्‌ दिल्‍ली तथा गंगा के दो- 
आबे के उत्तरी भाग में फेला हुआ था। कुरु राज्य में पिहोआ के समीप सरस्वती 
से मिलने वाली अरुणा, अंशुमती, हिरण्वती, आपया (आपगा या ओगावती ), 

१. महाभारत, . 09. ।; 49., 5-5; ॥. 26-32; ॥. 83.204; 
7, ५५, ,42. 

२. ततः सरस्वती कले समेषु सरुधन्वासु 

काम्यकम्‌ नास दड्िशुर वनस्‌ मुनिजनप्रियस । 

तब उन्हें सरस्वती नदी के किनारे काम्यक वन मिला जो समतल तथा 
जंगली मैदान था । ऋषियों-मुनियों का प्रिय आश्रम था ।' महाभारत ॥], 5.3. 
खाण्डव वन की स्थिति के लिये ॥, 222.4; 223.. 

३. (/, महाभारत, .09. 24;:४4. .7. >॥], 37.23. 

४. डाफी, ?सम्ब 2677 (3979) 9. 3. ८ 7२४७, ॥4. 68. 

3; महाभारत . 428. 29 7; 33,7; #क्वह्लाश', 22276 ए/ #ंदठे 
4६०. 5; #बाक्षाएंब। , .2. अनुगंगम्‌ हस्तिनापुरम्‌ । 

५. नश्वं6ठ #ब॑ध्ड, 4. (7. 769-70, 

६, एज फैेबाला05 णी शैपपंशा (उठता, 9), सिन्‍्ध की एक सहायक । 

७, |7|, 83. 4; 9; 45; 25; 40; 52; 200; 204-208. 

८. मचक्रक, तरुन्दुक और अरुन्दुक यक्ष-द्वारपाल थे जो कुरुक्षेत्र की.रक्षा 
करते थे । 


परीक्षित-काल ररे 


(राक्षी की शाखा) कौशिकी तथा सरस्वती और हृषद्वती या राक्षी नदियाँ प्रवाहित 
होती हैं। यहाँ 'सर्यनावत' नामक एक भील भी है जिसका शतपथ ब्राह्मण में 
“अन्यताज़क्ष' के नाम से उल्लेख मिलता है । 

वेदों के अनुसार इस राज्य की राजधानी आसन्दीवत' थी जिसे पुराणों व 
महाकाब्यों में वरशित नागसाह्मय या हस्तिनापुर समभा जा सकता है। किन्तु 
चितांग' के समीप का मौजूदा आसन्ध इसका उपयुक्त स्थान लगता है। 

महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र के राजागण पुरु-भरत-वंश के थे। पौरव 
तथा कुरुषों के सम्बन्ध का ऋगवेद में भी उल्लेख है। ऋगवेद में पुरुवंश 
के प्रसिद्ध तथा त्रसदस्यु के उत्तराधिकारी कुरुक्षण का नाम आया 
है । पुरु-भरत-वंश तथा कुरु देश के सम्बन्ध की पुष्टि वेदों से भी हो जातो है । 
ऋग्‌वेद के एक इलोक में इस वंश के दो राजाओं देवश्रवा तथा देववात' की 
चर्चा है और उनके द्वारा सरस्वती, आपया तथा हृषद्वती पर किये गये यज्ञ का 
उल्लेख है । कुछ प्रसिद्ध ब्राह्मण गाथाओं”' तथा महाभारत के अनुसार भरत 
दौषान्ति ने गंगा, यमुना तथा सरस्वती के तटों पर यज्ञ किये थे । उपर्युक्त प्रसंग 
में जिस क्षेत्र की चर्चा आई, वस्तुत: वही बाद में कुरुक्षेत्र रूप में प्रसिद्ध 
हो गया । 


१. इसी नदी की सही स्थति के लिये महाभारत ]. 83. 95. 35; 
७, ]5, 78; देखिये । (पशयंगह्ााओय ३ ली 7१९७., 07 878-79 धृए०- 
शव णा 77.43, 883, ३6ऊ; छाग्रावा, ऐश्वकव साए॥79, 29; ८४706 
दाए्व (४/४४०८, 4943, 9. 468 ीं. 

२. हब गबबब्य, रण, ॥,, ७. 72, 

३. नक्शा देखिये फ्री, 0्॒रमव. स्ा।णऊ,. 9. 29; फ़्लीट के 
2्रवहध& का ॥॥8 #दाद्ा०८ 2059४7८5 में आसन्दी जिले का उल्लेख आया 
है ( 20786) 02८८४८४, ]. 2, 9. 492) | वहाँ पर इसे कुरुक्षेत्र से 
संबन्धित करने का कारण भी है। 

४. 5, 33, 4. 

४. ऋणगवेद, [७. 38.4; ॥[]. 9.3. 

६. ऋगवेद, [[[, 23; 0]त&0७&ह8, 2४4४०, 07. 409-0. 

७. शतपथ ब्राह्मण ऊँता, 5.4. ॥;. ऐतरेय- ब्राह्मण ७१]. 23; 
महाभारत ४७7त7, 66.8. 


२४ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


ओस्डेनबर्ग के मतानुसार संहिता-काल में छोटे-छोटे सम्प्रदाय एक दूसरे में 
मिलकर क्राह्मण-काल में बृहत्तर हो गये । अपने पुराने शत्र पुरुओं के साथ भरत- 
बंध ने भी वृहत्तर रूप धारण किया, बाद में कुर कहलाये और इनके देश को 
कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा ।' 
महाभारत' में दी गई राजाओं की सूची में परीक्षित के पूर्वजों के रूप में 
जो नाम आये हैं, वे इस प्रकार हैं--- 
पुरु रावस अइल,' आयु; ययाति नहुष्य,' पूर,' भरत दौहषल्ति 


१. महाभारत में (५४॥, 349.44) 'कौरवों नाम भारता:” उल्लेख से भरत- 
वंश के कुरुओं में मिल जाने का संकेत मिलता है । रामायण में (७.33. ) 
फिर भी भरत और कुरु दोनों वंश अलग-अलग हैं । इतिहासकार सी० वी० वैद्य 
( सफजागऊछ मी रबध्दीध्ाबा संबंध आदाब, ७०. ॥. 9. 268 7. ) के 
अनुसार ऋगवेद-परम्परा के भरत को दौहषन्ति भरत नहीं कहा जा सकता। 
ऋग्वेद के पुत्र से इस भरत की समानता हो सकती है जो कि स्वयंभू कहे जाने 
वाले मनु का भी वंशज माना जाता है किन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि ऋषम 
का पुत्र भरत भी बहुत बाद का है। मरत-वंश के राजकुमार तथा ऋगवेद- 
परम्परा के भरत कुरु से सम्बन्धित थे । तत्कालीन कुरुवंश में सरस्वती और 
हृषद्गती नदियाँ बहती थी तथा पुराणों के अनुसार यहाँ के राजाओं में दिवोदास 
तथा सुदास थे जो मनु की पुत्री वैवस्वता के वंशज थे । भरत-पुरोहित वश्षिष्ठ 
और विदश्वामित्र कौशिक स्वयंभू मनु नहीं वरन्‌ वैवस्वता मनु की पुत्री के वंशजों 
से संबंधित थे । वशिष्ठ के भरत दौहपन्ति से सम्बन्धित होने के प्रमाणों के लिये 
संबरण और ताप्ती की कथा (महाभारत [. 94 ७00 7! (.) देखिये । विश्वा- 
मित्र कौशिक तथा पुरु-भरत-वंश के संबंध तो सर्वविदित ही हैं (महाभारत 
7, 94.33) । यह कहा जा सकता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में भरत ऋषभ 
कहलाने वाले विश्वामित्र के पूर्वज भरत तथा विश्वामित्र की पुत्री शकुन्तला 
के पुत्र भरत भिन्न-भिन्न थे। किन्तु इसके प्रमाश में कोई गंभीर इतिहास नहीं 
है। ऋग्वेद वाले विश्वामित्र कुशिक वंश से सम्बन्धित थे। महाभारत में कुशिक 
लोग भरत दौहषन्ति के वंशज कह गये हैं । 

२. आदिपर्व, अध्याय ६४-६५ । 

३. ऋगृवेद 2५. 95; शतपथ ब्राह्मण >(. 5.].. 

४. ऋग्वेद 4, 53.0; [, 44,7. ७६०. 


१. ऋग्वेद [. 3.7; 5. 63.4. 
६. ऋग्वेद ७॥]. 8.4; 8,3. 


प्रीक्षित-कॉल २५ 


सोधुम्नि,' अजमीढ,' 'ऋक्ष,' संवरण,' कुरु,' उच्छुन्नवा', प्रतीप प्रातिसत्वान 
या प्रातिसुत्वान, बाह्लिक प्रातिपीय” शान्तनु, तथा धृतराष्ट्र वैच्ित्रवीर्य “| 

केदों में भी इन नामों के उल्लेख से इनकी ऐतिहासिकता,'' प्रमाणित होती 
है किन्तु यह कहना कठिन है कि महाभारत में उपर्युक्त नामों को एक दूसरे से 
था परीक्षित से जिस प्रकार सम्बद्ध किया गया है वे तथा उनके राज्याभि- 
पैकों का क्रम सर्वधा विश्वसनीय है। हो सकता है इनमें से कुछ राजाओं का 
तो कुछझओं से कभी कोई सम्बन्ध ही न रहा हो | अन्य राजाओं में उच्छु्षवा 
कौपयेय, वाह्लिक प्रातिपीय और शान्‍्तनु निश्चय ही परीक्षित की ही तरह 
कौरव्य-वंश के थे । 

उक्त सूची का पहला राजा पुरु रावस अइल कथाओं के अनुसार ऐसे 
राजा का लड़का था जो बाह्ली (मध्य एशिया) से आकर मध्य भारत में'' बस 


१. शतपथ ब्राह्मगा &]]], 5.4. -2; ऐतरेय ब्राह्मण एव. 29. 

२. ऋग्वेद 7७. 44.6. 

३. ऋग्वेद ७], 68.5, 

४. ऋग्वेद ७, 5.7, (८6 774६४, ॥, 42) 

*. ब्राह्मण ग्रन्थों में प्राय: उल्लेख मिलता है। (/. कुरुअबण, ऋणगवेद, 
3. 33.4. 

६. जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण, ॥. 29.-3. 

७. अथवंबेद १. 29,2. 

८, शतपथ ब्राह्मण ४]].9.3.3. 

६. ऋणगवेद, %. 93. 

१०. काठक संहिता, %.6. 

११, यहू उल्लेखनीय है कि वैदिक साहित्य में कुरु नाम के किसी भी राजा का 
उल्लेख नहीं आता । वैदिक साहित्य में कुरु एक देश के निवासियों का नाम है। 

१२. जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण, |77« 29.4; शतपथ ब्राह्मण, 3, 9.3; 
निरुक्त संस्करण द्वारा क्षेमराज श्रीकृष्ण दास श्रेष्ठी, 9. !30; बृहहेवता, ७।. 
53-]56; उ॥द/& ४8 अबीबड 48 4ृ्धध5, 99. 7-8. 

१३. रामायण, ४१।. । .3,2-22. यह बाह्ली मध्य देश के बाहर था तथा 
कार्दम राजाओं के अधीन था। हो सकता है यह बलख या वैक्ट्रिया का भाग 
रहा हो । 7/7(, 958, 37-39 तथा मत्स्य पुराण, 2.4 7. भी देखिये । 

2्छ 


२६ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


गया था। इस संबंध में यह उल्लेखनोय है कि परपंचसूदनि में कुरुओं को 
महाभारत व पुराणों में आये अइल-बंश की प्रमुख शाखा कहा गया है। ये 
लोग हिमालय के उस पार से (जिसे उत्तर कुरुः भी कहते थे) यहाँ आये थे । 
महाभारत की सूची में दूसरा नाम भरत का है। इसे पुरु रावस और पुरु 
राजा का उत्तराधिकारी कहा गया है जो सन्देहजनक है। महाभारत तथा 
ब्राह्मण गाथाओं में इस राजा को गंगा, यम्रुगा और सरस्वती के देश से 
सम्बद्ध किया गया है और उसे सत्वातों को हराने का श्रेय दिया गया है । यह 
भी कहा गया है कि राजा भरत कुरु-राजवंश का पूर्वज था। यह वेदों के उस 
उल्लेख से पुष्ट हो जाता है जिसमें भरत, उसके वंशज देवश्रवा तथा दैववात 
को कुरुभूमि से सम्बन्धित माना गया है। उच्छख्नवा कौपायेय का पांचालों से 
वैवाहिक सम्बन्ध था । बाह्लिक प्रातिपीय ने पांचालों के घनिष्ठ सम्बन्धी श्क्ञय 
के प्रति अपनी जत्रुता की भावना को छिपा रखा था। बाह्लिक प्रातिपीय तथा 
अथर्ववेद एवं अन्य ग्रन्थों में आये बाल्लिक जाति के बीच भी कोई सम्बन्ध था, 
इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता | परन्तु कुरुओं तथा महावृषों' का 
आपसी सम्बन्ध था और ऐतरेय ब्राह्मण एवं महाभारत-काल में कुरु लोग 
हिमालय के पार रहते थे । इस कथन से इस बात का संकेत मिलता है कि 


इसमें इलाबुत वर्ष (मध्य एशिया) का भी उल्लेख है। महाभारत त. 
90.22-25 भी देखिए । गंगोत्री के पास एक स्थान है जो पुरु रावस-बंश की जन्म- 
भूमि मानी जाती है । 

१, कण: वकादंशाई. रैदीब-रबाँदा ##ब7 94. 72896, 9. !6. 
कुरुओं का महावृष ( ॥6द/० 777८४, [] 2799. ) तथा बाह्िकों से (महा- 
भारत [7. 03.2-7) के सम्बन्ध उल्लेखनीय हैं। महाभारत में (॥. ।45. 
8-9) उत्तर कुरु कैलाश और बदरी पहाड़ों के समीप माने गये हैं । दूसरे 
ग्रन्थ में ये लोग और उत्तर के कहे गये हैं। महाभारत के .)09.0 में 
मध्यदेश के कुरुओं को दक्षिण कुरु कहा गया है । 


२. कुरु के प्रातिपेयों व बाह्लिक का संबंध महाभारत में ([. 63.2-7 ) 





काव्याम्‌ वाजम्‌ संसदी कौरवाणाम्‌ । 


हे, बंध फ४०४, ॥. 279 5; शतपथ ब्राह्मण ( कणव-पाठ ) 
बाहिक और महावृषों के लिये अथर्ववेद, ७. 22.4-8. 


परीक्षित-काल २७ 


कुरुओं का आबिर्भाव उत्तर में हुआ था। परीक्षित के पूर्व उनकी श्वीं 
पीढ़ी के शान्तनु से कुर राजवंश का और निश्चित इतिहास प्राप्त होता है। 
परीक्षित-काल से घटनाओं के बारे में हमें बहुत थोड़ी ही विश्वसनीय सूचना 
मिलती है । हम केवल इतना ही जानते हैं कि शान्तनु के समय में जो अकाल 
पड़ा था, वह परीक्षित के काल में समाप्त हो गया था और उस समय तक 
प्रजा सुखी एवं समृद्ध हो गई थी । 

राजा परीक्षित के समय या काल की हमें कोई प्रत्यक्ष सूचना नहीं मिलती । 
पुलकेसी-द्वितीय के दरबारी स्तुति-पगाठक रविकीति के, ५५६ या ६३४-३५ 
ईसवी सन्‌ के, एक लेख के अनुसार महाभारत की लड़ाई उस समय से ३७३५ 
वर्ष पूर्व हुई थी-- 

त्रिशत्सु अिसहर्लेषु भारताद्‌ आहाब्‌ इत:ः 
सप्ताब्द-शत युक्तेषु गतेष्बब्वेषु पअचसु । 

उपर्युक्त वर्णन से महाभारत की लड़ाई ३१०२ वर्ष ईसापूर्व में पढ़ती है । 
उक्त युद्ध तथा परीक्षित का जन्म क़रीब-करीब एक ही समय हुआ था। यहीं 
से कलियुग का आरम्भ कहा जा सकता है। किन्तु, जैसा कि फ़्लीट' का कहना 
है, इस तिथि का कुछ हिन्दू-ज्योतिषियों ने---अपने मतलब के लिये --घटना के 
३५ सौ वर्ष बाद आविष्कार कर लिया है। इसके अतिरिक्त वृद्ध गर्ग, बराह- 
मिहिर तथा कल्हण की विचारधारा के ज्यौतिषियों के कथनानुसार महाभारत 
की लड़ाई कलियुग आरम्भ होने के ६१२३ वर्ष बाद या शका+द से २५२६ वर्ष 
या २४४६ वर्ष ईसापूर्व में हुई थी । महाभारत के युद्ध की यह तिथि भी उतनी 
ही संदेहास्पद है जितनी कि आर्यभट्ट और रविकी्ति द्वारा निश्चित तिथि । 
वृद्ध गर्ग-परम्परा का साहित्य उतना विश्वस्त एवं ऐतिहासिकता से पूर्ण नहीं कहा 
जा सकता जितनी कि कुसुमपुर के ज्योतिषी की कृतियाँ । इन क्रृतियों में दी गई 
तिथियाँ रविकीति के शिलालेख से मेल नहीं खातीं। श्री पी० सी० सेन गुप्त 





१. /#. ह४., ५।, 99. !-2, 
२. 27/९.46, 94., 9. 479 ह., 675 ॥. 
३. आसन्‌ मधासू मुनयः शासति पृथ्वीं युधिष्ठिर तृपतों 
षड्‌-द्विका-पंच द्वियुतः: शककालस्तस्य राजरच । 
-- बृहद्‌ संहिता, >तत 3. ((. राजतरंगिणी, ,48-56. 
4. श्री पी. सी, सेन गुप्त, #द्घाव8 #4676 7:बक्क॥/5, 77045, 938, 
0४०, 3 (86०0 999, 79. 393-43)॥ 


श्धच प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


ते वृद्ध गण और वराह के अस्तित्व की तिथियों के लिये भागवतामृत तथा कुछ 
आधुनिक पंचांगों की ओर संकेत किया है। उक्त लेखक द्वारा महाभारत के कुछ 
इलोकों के आधार पर उस परम्परा के समर्थन में अनेक कठिनाइयाँ हैं। जहाँ 
तक पौराशिक कलियुग के आरम्भ की तिथि का प्रइत है, इस सम्बन्ध में बड़ी 
ही अनिश्चितता है। श्री सेन गुप्त के अनुसार महाभारत-कलियुग के २४५४ वर्ष 
ईसापूर्व से शुरू हुआ तथा महाभारत की लड़ाई २४४६ वर्ष इंसाधूर्व में हुईं । दूसरे 
शब्दों में कलियुग आरम्भ होने के ५ वर्ष बाद महाभारत का युद्ध हुआ । किन्तु 
श्री सेन गुप्त ने ही यह भी कहा कि महाभारत का युंद्ध कलियुग और द्वापर 
के संधि-काल में हुआ था| इस यद्ध के ३६ वर्ष बाद श्रीकृष्ण की मृत्यु हुई 
और यहीं से वास्तविक कलियुग आरम्भ हुआ | इस प्रकार कलियुग के आरम्भ 
के सम्बन्ध में दी जाने वाली विभिन्न तिथियाँ एक दूसरे से मेल नहीं खाती । 
इस सम्बन्ध में यह स्मणीय है कि कल्हण ने महाभारत के युद्ध को २४४६-४८ 
वर्ष ईसापूर्व का कहा है । कश्मीर के कोनार्ड-प्रथम भी इसी समय हुए थ । 
उन्होंने अशोक को कोनार्ड-तृतीय (११८२ ईसापूर्व) के बहुत पहले का बताया 
है । उक्त विवरणों से स्पष्ट है कि महाभारत की लड़ाई को २४४९ में मानने 
के सभी आधार अविश्वसनीय हैं। कुछ इतिहासकार आर्यभट्ट और वृद्ध 
गर्ग के विरोधी मतों को यह कह कर टाल देते हैं कि वराहमिहिर का शक-काल 
वास्तव में शाक्य-काल के शक-म्ृपकाल के रूप में स्वीकार किया गया है, 
वराहमिहिर स्वयं भी शकेन्द्रकाल या शक्र-भूप-काल के अतिरिक्त शक-काल 
के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते । 
पुराणों के संकलन-कर्त्ताओं ने एक तीसरा दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया है । 
विभिन्न ऐतिहासिक पुराणों में एक श्लोक कुछ हेरफेर के साथ आया है जिसमें 
कहा गया है कि नन्द-वंश (मगध) के प्रथम राजा महापद्म के (०५० / पैथा कुछ 
अन्य पांड्ुलिपियों के अनुसार १०१५, १११५ व १५०० वर्ष पूर्व राजा परीक्षित 
का जन्म हुआ था-- 


१. 720, 932, 85; ॥/0४68 7१७४७, ]पा७ 95 2, 950. 


२. वराहमिहिर-कृत-बूहत्‌ संहिता, टीकाकार भट्टोत्पाल तथा सम्पादक 
सुधाकर द्विवेदी, 0.28]. 


३. बृहद्‌ संहिता, ७ताा, 20-2।. 


परीक्षित-काल २६ 


सहापश आमिर्षकात्‌ तु पावज्जन्म परिक्षितः 
एचस वर्ष सहत्म तु भेयं पंचाशवृत्तरम्‌ ।' 

उपर्युक्त श्लोक में यदि 'पंचाशदृत्तरम' शब्द सही है तो परीक्षित का जन्म 
१४वीं या १४वीं शताब्दी ईसापूर्व में पड़ता है। किन्तु, यह तिथि भी सन्देह 
जनक ही है' | पहली बात तो यह है कि विभिन्न पांडुलिपियों में अलग-अलग 
तिथियों के दिये जाने से उनका महत्त्व समाप्त हो जाता है | दूसरी बात यह कि 
विभिन्न पुराणों में महाभारत के युद्ध और महापद्म के राज्याभिषेक के बीच जिन- 
जिन राजाओं व राजवंशों का उल्लेख मिलता है, उनके शासन-कालों का जोड़ 
१०५० वर्ष नहीं होता । १०४० वर्ष ही मत्स्य, बायु तथा ब्रह्मागड पुराणों में भी 
आया है । इन अनिश्चितताओं को स्पष्ट करने में हमें कुछ तथ्यों से सहायता भी 
मिलती है । उदाहरण के लिये. यह तथ्य कि बिम्बिसारिद और प्रद्योत एक दूसरे 
के बाद गद्दी पर बैठे । किन्तु एक बात और ध्यान देने योग्य है-- जिस इलोक में 
परीक्षित के जन्म और महापद्म के राज्याभिषेक के बीच १०५० वर्ष का अन्तर कहा 
गया है, उसी में आगे कहा गया है कि अन्तिम आन्ध्र राजा तथा महापक्म के 
राज्याभिषेकों में 5३६ वर्षों का अन्तर है। अनेक पुराणों में महापद्म तथा 
उनके वंशजों के शासन-काल को १०० वर्षों का माना गया है । कहा गया 
है कि उसके बाद चन्द्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बेठे । इस प्रकार अन्तिम आन्त्र राजा 
पुलोमावि तथा चद्धगुप्त के बीच केवल ७३६ वर्ष का अन्तर है। चंकि चद्धगुप्त 
मौर्य का राज्यामिषेक २२६ वर्ष ईसापूर्व के पहले नहीं माना जा सकता, इसलिये 
पुलोमावि भी ४१० वर्ष ईसापूर्व के पहले का नहीं हो सकता । किन्तु ५वीं शताब्दी 
के पूर्वा् में हमें दक्षिण भारत का जो इतिहास मिलता है, उससे उपर्युक्त तिथि 

१. शिब्वाष्ठटीक, छ2्राका#6 णएी #[ 48०, 9. 58. पाजिटर के 
अनुसार शतम्‌ पंचदश्ोत्त रम्‌ की पुष्टि वायु तथा ब्रह्मारड पुराणों से नही होती । 
'शतम्‌” पंचदशोत्तरम्‌ का उल्लेख केवल भागवत पुराण में मिलता है। मत्स्य 
पुराण में 'पंचदशोत्त रम्‌' शब्द नहीं है । मत्स्य पुराण की एक पांडुलिपि में 'शतो- 
श्यम्‌' शब्द आया है। कुछ लोग उक्त शब्दावली को 'पंचशदुत्तरम” के रूप में 
सही मानते हैं। अबन्ती के प्रद्योतों की मगध-सूची में सबसे ऊँची संख्या १५०० 
मिलती है। बाहंद्रथ-शासन को ७२३ वर्ष के बजाय १००० वर्ष का मानने पर 
उच्चतम संख्या (१००० बाहंद्रथ--- १५२ प्रद्योत + ३६० शिश्ुुनागों का समब) 
१५१२ वर्ष की होती है । 


३० प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


मेल नहीं खाती । उस समय जिस भूमि पर पुलोमावि का शासन कहा जाता है, 
उस पर उन दिनों वाकाटकों का राज्य था। ये सब आन्थध्र-बंश या सातवाहनों के 
पतन के बाद हुए थे । उपर्युक्त तथ्यों से पुराणों में' दी गई तिथियों के प्रति 
सावधान रहने की चेतावनी मिलती है । 

वैदिक साहित्य में गुरुओं और छिष्यों की तालिकाएं (वंशसूची) मिलती हैं, 
जिनके आधार पर परीक्षित और महाभारत का युद्ध १४०० वर्ष ईसापूर्व' माना 
जा सकता है । उक्त तिथि से मिलती-जुलती हुई पौराणिक तिथि को स्वीकार किये 
जाने के भी इधर अनेक प्रयास किये गये । यद्यपि उपर्युक्त तालिकाओं की महत्ता 
पर उचित प्रकाश डाला गया है किन्तु इनके द्वारा उपलब्ध तिथियाँ पर्याप्त प्रामा- 
रिक नहीं होतीं। उदाहरणार्थ, यह बात स्वीकार कर ली गई है कि बृह॒दार- 
रश्यक उपनिषद्‌ के अन्त में दी गई वंशसूची, वंश-ब्राह्मणा तथा जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मरा की वंशसूची की समकालीन है तथा ये सब सूचियाँ ५५० ईसापूर्व के 
बाद की कदापि नहीं हैं । बृहदारएयक तथा समूचा श्रुति-साहित्य बुद्ध के पहले 
का माना जाता है किन्तु इससे यह नहीं सिद्ध होता कि इनको दी गई वंशसूचियाँ 
एक ही समय की हैं और एक ही ऐतिहासिक महत्त्व की हैं। इतिहासकार वैदिक 
साहित्य को मोटे तौर से ५०० वर्ष ईसापूर्व का साहित्य समभते हैं। पाणिति' 
ने वैदिक साहित्य को दो भागों में बाँद दिया है। पहला भाग तो बह जिसे वे 
(ुराणप्रोक्त' कहते हैं तथा दूसरा भाग वह जिसमें अन्य साहित्य आते हैं । ये 
साहित्य उतने पुराने नहीं हैं । इन साहित्यों के काल के बारे में ५५० वर्ष ईसा- 
पूर्व का” कहने के बजाय “५५० वर्ष ईसापूर्व के बाद का नहीं! कहना ही अधिक 
ठीक है । 

आगे यह भी कहा गया है कि जन्मेजय के पुरोहितों का काल ५५० ईसापूर्व 
से ८०० वर्ष पूर्व का है। उक्त संख्या (८००) ४० ग्रुरु-शिष्य-परम्पराओं के होने 
तथा प्रत्येक परम्परा के २० वर्ष तक चलने के अनुमान से प्राप्त हुई है । किन्तु, 
यह तथ्य उस समय संदेहपूर्ण हो उठता है जब हम देखते हैं कि बृहदारणयक 


१. 4॥6 #&दा0 ॥6/09 शी ॥6 शवंप्रहदएव ठव८ 97 (०। (फ्वप्तीक्ा। 
5९८०70 €०१., 9. 62 | 


२, 42, /छपवा, 276/वंशादा ६765. 6 ॥#68- 4ाठौबां0 36८(०४ रण 


॥/6 उहदीदा सैंड/०), (काहुशतत सीक्रध्बॉकिए णी #6 7॥व 5४७४०४, ।939 
700. 58-77 


बे. शैफकराशिजार, 4 70) ० फवांद!र सशब॥/5, 9. 27. 
४. 7५ए,3.05. 


परीक्षित-काल ३१ 


उपनिषद्‌ में गुरुओं की संख्या ४५ (४०) नहीं दी गई है तथा प्रत्येक गुरु-द्विष्य- 
परम्परा का औसत काल जैन तथा बुद्ध ग्रन्थों के अनुसार ३० वर्ष (२० नहीं) 
माना गया है ।' 

कथा-सरित्सागर में एक जगह परीक्षित का काल दिया गया है । यह तिथि 
गुप्त-काल' के ज्यौतिषियों तथा पुराणों द्वारा बताई गई तिथि के बहुत बाद पड़तो 
है । इस ग्रन्थ में कौशाम्बी के राजा उदयन का उल्लेख है और उन्हें ५०० वर्ष 
ईसापूर्व का बताया गया है। इसके साथ उदयन को परीक्षित के बाद की पाँखवीं 
पीढ़ी में कहा गया है । यद्यपि इसमें की सामग्री बहुत बाद की है, किन्तु उसमें 
बाण या ६०० ईसवी सन्‌ में हुए गुणाढ्य का भी उल्लेख मिलता है । 

यद्यपि कथा- सरित्सागर में परीक्षित की तिथि बहुत बाद में दी गई है किन्तु 
कुछ बाद में लिखे गये वैदिक साहित्य से भी इस सम्बन्ध में घारणा बनाई जा 
सकती है । इसी अध्याय के अगले भाग में हम यह भी देखेंगे कि परीक्षित के 
पुश्न जन्मेजय उपनिषद्‌ के जनक या उनके समकालीन उद्दालक आरुणि से ५ या ६ 
पीढ़ी बाद के हैं। कौषीतकि या शांखायन आरण्यक' के अन्त में उन शिक्षकों को 
एक सूची है, जिसके द्वारा आरण्यक में निहित ज्ञान-सगडार उपलब्ध हो सका 
है । सूची का आरम्भ इस प्रकार हुआ है-- 

“ओरेम्‌ ! वंशसूची प्रारम्भ होती है। ब्राह्मण-भूषण ! गुरु-भूषण ! यह 
जानकारी गुणाख्य शांखायन से मिली । गुणाख्य को काहोला कौषीतकि से प्राप्त 
तथा काहोला कौषीतकि को उद्दालक आरुणि से यह ज्ञान हुआ। ”* 

उपर्युक्त अनुच्छेद से स्पष्ट है कि गुणाख्य शांखायन उद्दालक से दो पीढ़ो 
बाद के हैं और उद्दालक जन्मेजय से ५या ६ पीढ़ी बाद के। अतः परीक्षित 
से सात या आठ पीढ़ी बाद ग्रुणाख्य हुए थे। गुणारू्य आश्वलायन से अधिक 
बाद के तहीं हो सकते, क्योंकि आइवलायन ने अपने गुरु काहोला' की वन्दना को 
है । यह भी ध्यान देने योग्य है कि शांखायन की भाँति आश्वलायन का कोई 


१. [8०0/9, परिशिष्ट-पर्बन्‌ू, 200, ९०., जेएा।; !९॥५५ [)4एं$, 
सबंााड। 5एधक,, 79090८४०७०, जे! ५७।, 

२. कथा-सरित्सागर ॥5. 6-7 7. ए९€एट्स', 4. 95. 

३. अध्याय १५. 

४. 582, ४०. 5ड्ाए, ७.4. 

४. आश्वलायन गद्य सूत्र, तर 4, 4. 





डरे प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


ऐसा नाम नहीं था जो आश्वलायन के पूर्व रखा जा सक्रता । वेदों में. भी आश्वला- 
बन को एक शिक्षक बताया गया है। यह महत्त्वपूर्ण बात है कि वैदिक एवं 
बौद्ध साहित्य दोनों में आशवलायन को कोशल (आधुनिक अवध) का कहा गया 
है । प्रश्न उपसिषद्‌ में आइवलायन को कोशल का रहते वाला या कौशल्य कहा 
गया है । इन तथ्यों से हमें लाचत्यी (कोशल का ही एक नगर) के आस्सलायन 
का ध्यान हो जाता है। सज्किम निकाय के अनुसार वे वेदों के उद्भट विद्वान 
तथा गौतम बुद्ध के समकालीन थे । आश्वलायन का, गौतम बुद्ध के समकालीन 
केट्रुभ (कर्मकाएड) वेत्ता के रूप में भी उल्लेख हुआ है । इससे यह भी सम्भव 
है कि वे गुह्मय सूत्र के ही आश्वलायन रहें होंगे । यदि ऐसा है तो वे ६वी शताब्दी 
ईसापूर्व में रहे होंगे। ग्रुणाख्य शांखायन जिनके गुरु काहोला की गुह्म सूत्र- 
कार ने वन्दना की है वे भी ६वी शताब्दी ईसापुर्व के बाद के नहीं हो सकते । 
गुण्णाख्य के आरण्यक में पौष्करसादि, लौहित्य तथा एक अन्य गुरु की भी चर्चा की 
गई है । तीसरे गुरु को मगधवासी कहा गया है। प्रथम दो का उल्लेख बुद्ध के 
समकालीन तथा लोहिच्च सुत्त में हुआ है। आरण्यक में मगधघ के गुरु की 
चर्चा से एक ऐसे युग का संकेत मिलता है जो श्रोत सूत्र के बाद का है। श्रौत सूत्र 
में ब्राहणों को 'ब्रह्मबन्धु मगधदेशीय' कहा गया है ।/ 

गोस्डस्ट्रकर के कथनानुसार, पारिनि ने किसी जंगल मे रहने वाले के अर्थ में 
ही (आर२एयक) शब्द का प्रयोग किया है । कात्यायन ने (चतुर्थ शताब्दी ईसापूर्व) 
अपने वारतिक में आरएयक का अर्थ वन में लिखा या पढ़ा गया ग्रन्थ” बताया 
है। अपने बाद हुए वैयाकरणी द्वारा एक भिन्न अर्थ प्रचलित किये जाने पर 
भी पारिनि खामोश रहे । इससे स्पष्ट है कि चौथी शत्ताब्दी ईसापूर्व में आर- 
एयक का अर्थ वन में लिखे या पढ़े गये ग्रन्थ से ही समझा जाता था। इस प्रसंग 
में स्मरण रखना चाहिए कि पारिगनि काहोला के समकालीन तथा गुणास्य के 
गुरु याजवल्क्य की क्ृतियों को प्राचीन-ब्राह्मण साहित्य में (पुराणा प्रोक्त) में नहीं 


१. ॥.]]7, €; 5०(]. 

२. तिन्नाम्‌ वेदानं पारगू सनिघराद्ु केटरभानां । 

है. वि /7०, परी. 6, पौष्करसादि तथा दूसरों से संबंधित 
उल्लेख कोई खास भहत्त्व के नहीं हैं। हमें केवल सांखायन आरण्यक के उल्लेख 
का पाशिनि और आपस्तम्ब के संदर्भ के साथ क्या महत्व है को ही समभना है, 
न--रीकाओओं, सीठ 2[466 छ डीकाओका। साामद्रांबाव, ]94, 99, 


परीक्षित-काल श्रे 


रखते ।' मुरणाख्य के गुरु काहोला के दूसरे समकालीन श्वेतकेतु का उल्लेख 
आपस्तम्ब' के धर्म सूत्र में मिलता है। पारिणनि के सूत्रों में यवनानि' १ का उल्लेख 
तथा काव्य-मीमांसा' में यह उल्लेख कि वे पाटलिपुत्र (जिसकी स्थापना बुद्ध की 
मृत्यु के बाद उदयन के समय ४८६ ईसापूर्व में हुई) में हुए थे, यह सिद्ध करता 
है कि वे शाक्यों के पूर्व के नहीं हैं। वैदिक साहित्य में असाधारण भति रखते 
हुए भी पारिनि को यह नहीं ज्ञात था कि आरणए्यक को वन में प्रणीत ग्रल्थ' 
भी माना जाता है। इसलिये यह निष्कर्ष निकालना अनुचित न होगा कि 
पारिनि गुणारूय शांखायन जैसे आरण्यक-वेत्ताओं के बहुत बाद हुए ये । यदि 
वारिनि का काल छठी शताब्दी ईसापुर्व माना जाय तो तत्सम्बन्धी उपलब्ध 
सामग्री बिल्कुल ठीक उतरती है । 

हमें अमी भी परीक्षित और ग्रुणारूय के समय का अन्तर निकालने का प्रयास 
करना है । प्रोफ़ेसर रीज़ डेविड्स ने यह अन्तर १५० वर्षों तक रखा है । जैकोबी 
के अनुसार एक धर्मगुरु का ओसत कार्यकाल ३० वर्ष था। इस प्रकार हम 
लोग परीक्षित और ग्रुणाख्य शांलायन के बीच रे४० या २७० अथवा ८या & 
पीढ़ी का समय रख सकते हैं। इसके फलस्वरूप परीक्षित का समय ६ तीं 
शताब्दी ईसापूर्व में पड़ता है । 

परीक्षित के बाद कुरुबंश की गद्दी उनके ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को मिली । 
महाभारत में इस राजा द्वारा किये गये एक बड़े नागयज्ञ का उल्लेख है । इस 
प्रसंग में जन्मेजय द्वारा तक्षशिला' के जीतने की भी चर्चा है। 'पंचविश 
ब्राह्मण तथा बौद्धायन श्रौत सूत्र" से स्पष्ट है कि इस कुरु राजा का स्प॑-सत्र 
कोई ऐतिहासिक आधार नहीं रखता । इसमें कोई सन्देह नहीं कि वैदिक साहित्य 
में जिस सर्प-सत्र का उल्लेख है वह महाभारत की ही कथा का एक प्रतिरूप है । 

१, ॥ए, 3.05 6005घा८०० की पुस्तक 2८8४ में टीकासहित 


याज्षवल्क्यादयों हिं न चिरकाला इत्याख्यानेषु वार्ता । 

२. धर्मसूत्र ।.2.5,4-6. 

३. 9, . 49. 

४. ०. 995. 

५, महाभारत .3.20; तक्षशिला के पूर्वप्रसंग के लिए पारिनि,9. 3.93; 
गदाकाद 2६४४, है, 7, 9. 474; 'ैंब्रोब)95९फेश०, 9#9म्क०, है; 9- 
982 भी देखिये । 

६. ऋएए, 5; 7246 7॥4०४४, +, 9. 274. 

७, ५० ॥ 9. 298; रूएा, 8. 


दे 


रेड प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


उक्त कथा तीन विभिन्न स्थितियों से होकर विकसित हुई है । मूलकथा तो यह है 
कि नागों ते स्वयं यह सत्र (यज्ञ) किया था और उनमें से एक नाग का नाम 
'जन्मेजय था। जन्मेजय नामक सर्प ने अपने आचार्यत्व में उक्त यज्ञ करके नागों 
की ओर से मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। कथा का दूसरा रूप बौद्धायन श्रौत 
'सूत्र के अनुसार यह है कि जन्मेजय नामक नाग राजा ने मनुष्य रूप धारण करके 
खारडवप्रस्थ (कुरुदेवा में) में उक्त यज्ञ इसलिये किया था कि सर्पों को विष प्राप्त 
हो जाय । अन्त में महाभारत में कुरुराजा (जन्मेजय) ने यह यज्ञ किया, किन्तु 
यज्ञ का उद्देश्य नागों के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त करना या विष प्राप्त करना 
न होकर इन जीवों का पूर्ण उन्मूलन था । इन विषैले जन्तुओं के इस कार्य में 
ऐतिहासिक संघर्ष की कलक पाना तो असम्भव ही है।* 


चूँकि ब्राह्मण-साहित्य में जन्मेजय को एक विजेता के रूप में चित्रित किया 
गया है, इसलिए जन्मेजय की तक्षशिला-विजय को एक ऐतिहासिक तथ्य कहा जा 
सकता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है--जन्मेजय: पारिक्षित: समन्‍्तम्‌ 
सर्वत: पृथ्वीं जयन्‌ परीयायाण्वेन च मध्येनेजे तदेषा यज्ञ-गाथा गीयतै-- 
आसन्दीवत घान्यादस्‌ रुक्सिणां करितश्रजस्‌ 
अश्व॑ बबन्ध सारंगम्‌ देवेध्यों जन्मेजय इति । 
जन्मेजम ने दिग्विजय-यात्रा की थी और अनेक देशों को जीता था । अन्त में 
अधश्वमेध यज्ञ भी किया जिसके बारे में कहा गया है-- आसन्‍्दीवत में देवलोक 
को जाने वाले जन्मेजय के घोड़े के शरीर पर काले धब्बे थे तथा वह स्वर्णा-आभू- 
षण्ों एवं पीली मालाओं से मंडित था ।”' ऐतरेय ब्राह्मणा' के एक दूसरे अनुच्छेद 
में लिखा है कि जन्मेजय की अभिलाषा सर्वभूमि' या सार्वभौम' बनने की नहीं थी---- 
“'एवंविदम्‌ हि वै मामेबंविदों याजयन्ति तस्माद्‌ अहं जयास्थभीत्वरीं सेनां 
१. डॉक्टर डब्ल्यू ० कालैणड द्वारा अनुवादित पश्चविश ब्राह्मण, 9. 64; 
एड रीगाक्मांड, 329फ_453,, 926, 74, ॥; एश्ाश', 4/77, 
?. 285 के अनुसार परीक्षित-द्वितीय को नागाओं ने मार डाला था किन्तु 


उसके पुत्र जन्मेजय-तृतीय ने उन सबको हराया और शान्ति स्थापित की । 
२. शा, 2. 


३. ४०7४97--अबधवादश्वम्‌ सारजुम--शतपथ ब्राह्मण, :४]!, 5. 4, ]-2, 


४. टिशंफ्र, ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रन्थ, 336; 888०8, शतपथ ब्राह्मण, ७, 
?« 396, 


५. शत, 4!. 


परीक्षित-काल ३३५ 


जयाम्यभीत्वर्या सेनना न मा दिव्या न मानुष्य इृष्व रिच्छुल्त्येष्यासि सर्वमाय्ु: 
सर्वभूमिभविष्यामीति ।” 

“जन्मेजय परीक्षित प्रायः कहा करते थे कि जो लोग हमारे यज्ञ को जानते 
हैं, वे जानते हैं कि मैं आक्रमणकारो पर विजय प्राप्त करता हूँ और मैं आक्र- 
मणकारी के साथ विजय प्राप्त करता हूँ। लोक या परलोक कहीं के भी वार 
मुझ तक नहीं पहुँच सकते । मैं अपनी पूरी आयु भर जीऊँगा और समूची 
पृथ्वी पर शासन करूँगा ।! 

जन्मेजय द्वारा वक्षशिला पर विजय का अर्थ है माद्रा या मध्य पंजाब पर 
जन्मेजय का अधिकार | जन्मेजय की माता माद्रावतो' इसी माद्रा देश की थीं। 
इस सम्बन्ध में ज्ञातव्य है कि एक बार कुरु राज्य की पश्चिमी सीमा सित्ध की 
सहायक नदी परिणाह (7287९॥०४) तक फैली हुई थी। सिकन्दर के समय तक 
भेलम और रावो के बीच के क्षेत्र पर पौरव-वंश के राजकुमार राज्य करते थे । 
भूगोलवेत्ता पालेमी (70]०77ए) ने एक जगह कहा है कि शाकल (स्यथालकोट) 
प्रदेश पर पाणदु लोग राज्य करते थे । 


अनुमानतः विजय-यात्राओं के बाद राजा जन्मेजय का 'पुनर्अभिषेक' एवं 
ऐन्द्र-महाभिषेक हुआ और उन्होंने अश्वभेध यज्ञ किये । इसी समय उनके वैशम्पा- 
यत तथा ब्राह्मगों के बीच विवाद हुआ । मत्स्य पुराण के अनुसार पहले तो 
राजा ब्राह्मगों के विरुद्ध हृढ़ता से अडे रहे, किन्तु बाद में उन्होंने हार मान ली 
और अपने पुत्र को राज-पाट देकर जंगल को चले गये। इतिहासकार 
पारजिटर के अनुसार जन्मेजय के सम्बन्ध में यह प्राचीनतम उक्ति है । वायु पुराण 
के अनुसार ब्राह्मणों ने उनको समाप्त करके उनके लड़के को राज्य सौंप दिया । 
पौराणिक उक्तियों की मोटी-मोटी बातों की पुष्टि ब्राह्मण ग्रन्थों से होती है । 
शतपथ ब्राह्मण में जन्मेजय के एक अश्वम्रेध की चर्चा करते हुए कहा गया है कि 
इसे इन्द्रौत दैवाप शौनक ने कराया था । ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि दूसरे 
अश्वमेघ यज्ञ का पौरोहित्य-कार्य तुरा कावषेय ने पूरा किया । तत्सम्बन्धी एक कथा 
के अनुसार अपने एक यज्ञ में जन्मेजय ने कावषेय को पुरोहित न बनाकर भूत- 
वीरों को बनाया; किन्तु कश्यपों के असितमृग कहलाने वाले एक गोत्र ने 
भूतवीरों से पौरोहित्य-कार्य छीन लिया । हमारे पास ब्राह्मणों से बिवाद की अनेक 
पौरारिक कहानियाँ हैं। जन्मेजय के विरोधियों के नेता वैशम्पायन निश्चित 


१. भागवत पुराण (!. &४7. 2 ) में इरावती की लड़की उत्तरा को जन्मे- 
जय तथा उसके भाइयों की माँ कहा गया है । 


३६ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


रूप से कश्यप-वंश के थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस विवाद का 'कोपाज 
जन्मेजयो ब्राह्मणोषु विक्रान्त:' के रूप में उल्लेख हुआ है । 

गोपथ ज़ाह्मरा में जन्मेजय तथा दो हंसों की एक कथा है जिसमें ब्रह्मचर्य' 
की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। यद्यपि यह कथा बिल्कुल पोराणिक है, 
किन्तु स्पष्ट है कि गोपथ ब्राह्मण-काल में जन्मेजय को कहानियों का नायक 
माना जाता रहा है ।* अश्वभेघ यज्ञ के बलि के गीत (यज्ञगीत) में आसन्दीवत 
को जन्मेजय की राजधानों कहा गया है। इस सम्बन्ध में पहले भी कहा जा 
चुका है। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञभवन या जन्मेजय के राजभवन की बड़ी सुन्दर 
भाँकी प्रस्तुत की गई है--- 

समानान्तसदम्‌ उक्षान्ति हयात्‌ काष्ठभतो यथा 
पूर्णान्‌ परिश्रुत: कुम्भान्‌ जन्मेजयसावन5इति ! 

“जन्मेजय के राजमहल (या यज्ञभवन) में यज्ञ के घोड़ों पर दधि और 
सुरा का अभिषेक होता था । परीक्षित के समय में भी दि एवं सुरा कुरुओं का 
मुख्य पेय था ।””' 

यदि महाभारत पर विश्वास किया जाय तो तक्षशिला में भी कभी-कभी जस्मे- 
जय का ही दरबार लगता था और वहीं पर वैज्म्पायन ने उन्हें कुरु और पारडु ' के 
संघर्ष की कथा सुनाई थी । श्वुज्षय भी इस संघर्ष से सम्बद्ध थे । यद्यपि महाभारत 
की लड़ाई का कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं है किन्तु कुरु तथा श्वुक्षय के बीच शत्रु -भाव 
के अनेक संकेत मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में भी इस तथ्य का उल्लेख है । 





१. गोपथ ब्राह्मण, ०१, ७५. 7.]., '(घ७७ ध११ पन्कान्नलाव्षाताव एात98- 
एगप80, 9. 25 है. ($ 2.5.) । उपर्युक्त कथा में दन्ताबल घौम्ज एक नाम 
आया है, कुछ लेखकों ने इस नाम को और जैमिलीय ब्राह्मण के दन्ताल धौम्य 
को एक ही कहा है, किन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं है। बौद्धायन श्रौत सृत्र 
(४०० वा, 9. 449) में घृम्र, धूज्ञायन तथा धौम्य शब्द कश्यप-प्रुप के विभिन्न 
व्यक्तियों के लिए आये हैं । 

२. शतपथ ब्राह्मणा, &[. 5.5,3; &#8४०४४७३, ५. 95. 

है. महाभारत, >एात, 5.34. 

४, कुरुक्षेत्र के युद्ध को प्रायः कुरुओं तथा श्यूक्य के बीच हुआ कहा जाता है 
(महाभारत, ए. 45.2; 60. 29; 72,5; 73.4; शा. 20.4;49, 40; 
वा, 47. 23; 57.2; 59.; 93.) | शतपथ ब्राह्मण! में भी इन दो वंशों के 


बीच कुछ अमेत्रोपूर्रा व्यवहार का उल्लेख मिलता है (*]. 9.3. | गि.; पद 
गत, ७. 685)। 


परीक्षित-काल ३७ 


इतिहासकार हॉप्किन्स ने छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌' की उस कथा की ओर संकेत 
किया है जिसमें एक घोड़ी ने कुरुओं की रक्षा की थी-- 
यतोयत आवर्त्तते तत्‌ तद्‌ गरछति मानव: 
कम कुरुत्‌ अश्वाभिरक्षति । 
उक्त पद से महाभारत की तत्सम्बन्धी कथा याद आ जाती है ।' 
यह कहा जा सकता है कि चूँकि पारडुओं का वैदिक साहित्य में नाम नहीं, 
आता, इसलिये इनका कुरुओं से संघर्ष उत्तर वैदिक काल में हुआ होगा । किन्तु, 
यह निष्कर्ष निकलना ग़लत होगा कि भारतीय परम्परा के अनुसार पाराहु भी कुरु 
की ही वंश-परस्परा के थे । हॉप्किन्स अवश्य कहता है कि पारड्र लोग अज्ञात जाति 
के थे और मुख्यतः: गंगा के उत्तर की किसी जंगली जाति से सम्बन्धित थे । 
पतंजलि ने भीम, नकुल और सहदेव को कुरु' कहा है । हिन्दू-परम्परा के अनुसार 
पाएडव लोग कुरुवंश की ही एक शाखा थे, जैसे कि कौरव भरत-वंश की एक 
शाला थे । महाभारत नाम ही युद्ध के दोनों पक्षों या बहादुरों (कुरुओं) की अपेक्षा 
करता है । बौद्ध-साहित्य भी इसी ओर संकेत करता है । दश ब्राह्मण जातक" 
में युधिष्ठिला-वंश का एक राजा, कुरु राज्य तथा इन्दपत्त नगर पर शासन करता 
था। उसे कौरव्य (कुर॒ुबंश का) कहा गया है । पाणडवों में एक से अधिक 
पति वालो स्त्रियाँ थीं। पाए्डवों के बहुपति-प्रथायुक्त विवाहों से हम 
यह नहीं कह सकते कि वे लोग कुरु नहीं थे । मध्यदेश के कुछुओं में 
रियोग-प्रथा भी एक प्रकार की बहुपति-प्रथा ही है ।* उत्तरी कुस्ओं 


१. 7ए. 7, 9-]0, 7#॥6 (7०६ 2#६ ० 7047०, 9. 385. 
२. महाभारत, 75४, 35.20. 
रे, 2॥6 #ै४87% थ॑ 764०, 0. 388. 
४. 79, ,4. 
मै. 704. 40/., ।, 7. 350. 
६. जातक नं० 495 

७. र7064/ म7॥०७, 799. 95-96, उ०द्ाफक।! शी #6 206#द्ाफाटाा गी 
2.वा/ध० (0840७७४३ ए77ए८०४५०), ४०.।४ भी देखिये । इसके अलावा है 08 
सग5॥97 शकक्रादएक &6०॥, 3९८००त्त छतांपका), 99, 43-45 77045, 897, 
755 5 आपस्तम्ब, ॥. 27.3; बृहस्पति ऋण! भी देखिये । यद्यपि पांडुवंश 
में बहुपति-प्रथा थी किन्तु द्रौपदी के आलावा किसी के भी कई पति नहीं थे | इनके 


ड्द प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


सें वैवाहिक धर्म का आदर किया जाता था, किन्तु विवाह के नियम निश्चित रूप 
से ढीले थे । 

आशइवलायन के गृह्य सूत्र' के समय में वैशम्पायन 'महाभारताचार्य' के रूप 
में प्रसिद्ध थे। वैत्तरीय आरएयक' तथा पारिनि की अष्टाध्यायी' में भी वैशस्पा- 
यन का उल्लेख है । इस समय यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि महा- 
भारत का मूल गायक जन्मेजय का समकालीन था या नही । किन्तु, वैदिक साहित्य 
में मुझे ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जो महाभारत की विरोधी हो । इसमें सन्देह 
नहीं कि वैदिक ताहित्य के प्राचीन अंशों में महाभारत का उल्लेख नहीं मिलता, 
किन्तु 'इतिहासों' शब्द उनमें भी मिलता है । यह सर्वविदित है कि बवैद्यम्पायन 
द्वारा जन्मेजय को सुनाई गई कथा सर्वप्रथम इतिहास” कहलाई तथा बाद में उसे 
'जय'' या विजय गान की संज्ञा दी गई है । वह कथा या विजय-गान राजाओं 
के पूर्वज पारडवों की जीत के गीत कहलाये - 

मुच्यते सर्वेपापेभ्यो राहुणा चन्द्रमा यथा 
जयो नामेतिहासो य॑ श्रोतव्यो बिजिगीषुणा ।” 

“इस कथा को सुनकर मनुष्य हर प्रकार के पापों से दूर हटता है, जैसे 
चन्द्रमा राहु से दूर हटता है । इस इतिहास का नाम जय” है तथा इसका श्रवण 
हर विजय की इच्छा रखने वाले को करना चाहिए ।" 

शतपथ ब्राह्मण तथा शांखायन श्रोत सूत्र" में कहा गया है कि जन्मेजय 


का उल्लेख अलग-अलग ही हुआ है | इसी प्रकार विद्वानों ने 9]90/8807९, 
जठ्त बाते (ाट३5४2४;.. (99९०५, ४०३०४, ठ00रफैण थयात॑ ()6थ॥5; 
(ऋब्णण:ए३8 204 ७४०४४९॥० देशों को भी संबंधित कहा है । 

१. महाभारत, . 22,7. 

२. व. 4. 

हे. 7. 7.5. 

४. 79५. 3. 04. 

५. अथर्ववेद, #७५, 6.-2. 

६. ए. 6.9. ४६४०,8७, 246/9/द्वाद्व।: / (77635%, 70.2; थयप॑ $, 
गण यग क्वाव, (07, 2००., शंगे,, 97. 99 5११.) । 

७. महाभारत, आदि पर्व, 62,20; ( उद्योग, 86,8, 

८. >,5 4.3. 

&, &५7., 9.7. 


परीक्षित-काल ३६ 


के भाई भीमसेन, उमग्रसेन ओर श्रुतसेन ने भी अर्वमेध यज्ञ" किया था। इनके 
जीवन और इनकी मृत्यु के सम्बन्ध में बृहदारणयक उपनिषद्‌ में बड़ी दिलचस्पी 
दिखाई गई है । पंडितों में भी इस सम्बन्ध में बड़ी जिज्ञासा-भरी चर्चाएँ होती हैं । 
स्पष्ट है कि परीक्षित-वंश का सूर्य उपनिषदू-काल के पूर्व ही अस्त हो चुका था । 
यह भी स्पष्ट है कि परीक्षित के वंशज कुछ पापों के भागी सिद्ध हुए थे जिनके 
प्रायश्चित्त के लिये उन्होंने अश्वमेध किये थे । शतपथ ब्राह्मण में लिखा है-- 


पारिक्षिता यजमाना अश्वमेथ: परोःयरम्‌ 
अजहु: कर्मपापकम्‌ पुण्या: पुण्येन कमंणा ।' 
ऐसा समझा जा सकता है कि तत्कालीन धर्माचार्यों ने नियमोल्लंघनों का 
प्राय: प्रायश्चित्त कराया है और काफ़ी समय तक कुरु राज्य में राजा तथा पुरोहित 
वर्ग एक दूसरे से मिल-जुलकर रहते रहे हैं। पुराणों के अनुसार जन्मेजय के 
बाद शतानिक के पुत्र तथा उत्तराधिकारी का नाम अश्वमेधदत्त था। अश्वमेघ- 
दत्त से अधिसीमाकइृष्ण पैदा हुए, जिनका उल्लेख वायु तथा मत्स्य पुराणों में 
मिलता है। अधिसीमाइष्ण का पुत्र निचाक्षु था । ऐसा कहा जाता है कि 
निचाक्षु के काल में हस्तिनापुर गंगा की धारा में बह गया और राजा ने अपनी 
राजधानी कौशाम्बी या कोसाम (इलाहाबाद के समीष) को स्थानान्तरित 
कर दिया । 





१. क्या इन तीनों भाइयों ने जन्मेजय के यज्ञों में भाग लिया था ? महाभारत 
में (.3..) इनके भाग लेने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। 

२. इस प्रश्न से, "आखिर परीक्षित लोग कहाँ गये' यह नहीं सिद्ध होता कि 
उनका विनाश हो गया था । पाजिटर के अनुसार यह प्रश्न कुछ और ही संकेत 
करता है । 'अश्वमेघ यज्ञ करने वाले कहाँ गये” का अभिप्राय यह भी था कि वे 
लोग बड़े ही प्रतापी या वरदान-प्राप्त लोग थे, (47777, 4. ) । रामायण में 
जन्मेजय का नाम भी उन राजाओं की सूची में रखा गया है जो बड़े ही 
ऐश्वर्यशाली थे । 

३. शतपथ ब्राह्मण, >ऐँत[, 5.4.3.; (/. महाभारत, ऊँ।]. 52,38. 
महाभारत के अनुसार परीक्षित-वंश के, लोगों पर ब्रह्महत्या तथा श्र णाहत्या का 
पाप था (70४., 50, ५९१६९६ 3 ४704 9) । €/. «5० शतपथ ब्राह्मण >य. 
5.4.]. 

४. गंगयापहुते तस्मिन्नगरे नागसाह्वये 

त्यक्त्या निच्ाक्षुं नगरम्‌ कौशम्ब्यासं सो निवोत्स्यति । 


४० प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


वैदिक साहित्य में जन्मेजय के उत्तराधिकारियों तथा कुझुओं की राजधानी 
हस्तिनापुर का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, यद्यपि पुराणों में ऐसे उल्लेख मिलते 
हैं। हस्तिनापुर की ऐतिहासिकता पाणिनि* की कृतियों से भी प्रमारित है । 
जहाँ तक राजकुमारों का प्रश्न है, ऋग्वेद में निस्सन्देह राजा (भरत) अश्वमेध' 
का उल्लेख मिलता है, किन्तु कोई ऐसा संकेत नहीं है कि यहु अश्वमेध वही 
अश्वमेषदत्त है। ऐतरेय ब्राह्मण तथा शतवथ ब्राह्मण में शतानिक सात्राजित को एक 
शक्तिशाली राजा कहा गया है, जिसने काशी के राजकुमार धृतराष्ट्र को हराकर 
उनका अर्वभेघ का घोड़ा छीन लिया था । सम्भवत: यह राजा भी भरत-बंश 
का ही था किन्तु सात्राजित जन्मेजय के पुत्र शतानिक से भिन्न थे। पंचर्विश 
ब्राह्मग, जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ में अभिप्रतारिण 
कक्षसेनि नामक एक कुरु राजा की चर्चा की गई है जो गिरीक्षित औच्चमान्यव, 
शौनक कापेय का समकालीन था। हृति ऐद्धौत दैवाय (दैवाप) जन्मेजय के पुरोहित 
झोनक का लड़का तथा शिष्य था।' कक्षसेन का पुत्र अभिपतारिए राजा का 
उत्तराधिकारी लगता है। महाभारत " में कक्षसेन का उल्लेख जन्मेजय के भाई के 
रूप में मिलता है। इस प्रकार अभिप्रतारिण जन्मेजय का भतीजा मालूम होता 
है। ऐतरेय ब्राह्मण तथा शांखायन श्रोत सूत्र में' वृद्धचुम्न अभिप्रतारिण नामक 
एक राजकुमार का उल्लेख मिलता है, जो सम्भवतः अभिप्रतारिण का पुत्र 





जब नागसाह्यय नगर (हस्तिनापुर) गंगा की लहरों में बह जायगा तो 
निचाक्षु कौशाम्बी में रहने लगेगा ।' 


रामायण के अनुसार (7.68. 3)--एथ्राष्टा।०, 20)%करा55 शी #८ "८: 
“8, 0- » हस्तिनापुर गंगा के किनारे बसा था। महाभारत (.428) तथा 
महाभाष्य (अनुगंगम्‌ हस्तिनापुरम) का भी यही मत है । 


१. ५७।]., 2,0, 

२. ५. 27.4-6. 

३. शतपथ ब्राह्मण >ता, 5, 4, 9-23. 

४, वंश ब्राह्मण; ब्दांह 2४०६४, ४०, ॥, 59. 27,373 
#. 2. 94,594. 

६. &४७., 6. 0-3. 


परीक्षित-काल डे 


था। ऐतरेय ब्राह्मण में उसके पुत्र रथग्ृत्स तथा पुरोहित शुचिवृक्ष गौपालायन' 
का भी नाम आता है | शांखायन श्रौत सूत्र के अनुसार यज्ञ के समय वृद्धथयम्त ने 
कोई भूल कर दी जिस पर एक ब्राह्मण ने श्ञाप दिया कि एक दिन कुरुकेत्र से 
कुरुवंश निष्कासित कर दिया जायगा और, फिर हुआ भी ऐसा ही । 

जन्मेजय के राज्य-काल में होने वाले यज्ञों से राजबंश पर भयंकर एवं गम्भीर 
कुपरिणामों की भी आशंका रहा करती थी। कुरु राज्य में उपयुक्त व्यक्तियों 
द्वारा कर्मकाएडों के समुचित निर्वाह में उतनो ही रुचि दिखाई जाती थी जितनी 
कि विदेह के दरबार में दार्शनिक परिचर्चाओं पर । यहाँ तक कि चतुर्थ शताब्दी 
ईसापूर्व तक चन्द्रगुप्त मोर्य को युद्ध अथवा प्रशासन के कार्यों में व्यस्त रहते हुए 
भी यज्ञ-महोत्सदों में भाग लेना पड़ता था | ब्राह्मण-कर्मकारड के एक मात्र गढ़ 
प्राचीन कुरु राज्य में यज्ञ के समय हुई भूलें बहुत बड़ी और गम्भीर मानी 
जाती थीं। इन दिनों घामिक अनाचरणा या अभिषेक के फलस्वरूप देवी विपत्तियाँ 
आ जाती थीं और राज्य को इन्हें भोगना पड़ता था। पुराणों में हस्तिनापुर के 
गंगा की धारा में बह जाने का उल्लेख मिलता ही है । छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ भें एक 
बार कुरु राज्य भर में ओले तथा टिट्टियों से कृषि के विनाश की कहानी मिलती 
है । इस विनाश के फलस्वरूप उषास्ति चाक्रायश के परिवार को उद्वासित होकर 
पड़ोस के किसी सामन्‍्त राजकुमार के गाँव में तथा बाद में विदेह के जनक के 
यहाँ शरण लेनी पड़ी | 

१. वए०ताड धाक्याहबाणा, 900. 322-23. 

२. एक गौपालायन कुरु के यहाँ 'स्थपित' नामक ऊँचे पद पर था (बौद्ध 
श्रौत सूत्र, ४४. 25; 74८ 7४००४, । 28) शुचिवृक्ष और उसके संबंध के 
बारे में कुछ पता नहीं चलता । 

३. हऋए. 6. 0-3. 

४. छान्दोग्य, 7. 0. ।; बृहद्‌ उपनिषद्‌, तात, 4. पूर्वप्रसंग के लिये 
इसके अलावा ऋग्वेद, 22. 98 (शांतनु के समय का अकाल) तथा महाभारत, 
7. 94 (संबरण की कथा) भी देखिये। छांदोग्य उपनिषद्‌ में लिखा है-- 
मटचीहतेषु कुरुषुआटिक्य सहजायता उपषस्तिर ह चाक्रायण इभ्यग्रमे प्रद्राणक 
उवास । जब कुरुप्रदेश में ओले पड़े थे और टिट्डियों का प्रकोप हुआ था तो उषस्ति 
चाक्रायण तथा उतकी पत्नी को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था ।' इस बह्यण तथा 
उसकी पत्नी की यह दशा परीक्षित-कालीन कुरुवासियों की हालत से भिन्न थी । 
टीकाकारों ने मटची का अर्थ ओले, पत्थर या टिट्टियों का दल माना है। देवी 


डर प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


पंचविश ब्राह्मण में कुरु-राजवंश की शाखा के राजा अभिप्रतारिण से 
सम्बन्धित एक कथा लिखी है, जिसमें कहा गया है कि अभिप्रतारिण के राज्य- 
काल में कुझओं पर अनेक विपत्तियाँ आई । हमें यह भी पता चलता है कि 
सम्भवत: कक्षसेव के पुत्र अभिप्रतारिण के पुरोहित दति ने खाणडब में एक यज्ञ 
कराया था। पंचरविश ब्राह्मण मे ही यह भी लिखा है कि अभिप्रवारिण राजे 
अपने सम्बन्धियों में सबसे शक्तिशाली थे। उसी अनुच्छेद मे कहा गया है कि 
अभिप्रतारिण के समय में जन्मेजय नहीं थे तथा कुरु के राजवंश में अभिप्रतारिण 
वंश ही सबसे अधिक चमका था | इसके बाद इस वंश की अनेक शाखायें हो गई ! 
इन्हीं में स एक हस्तिनापुर का राजा हुआ था और उसने बाद में अपनी राजधानी 
हस्तिनापुर से कौशाम्बी को स्थानान्तरित किया था। प्राणों में भी इस शाखा 
का उल्लेख मिलता है । इस वंश की एक दूसरी शाखा ने इपुकारा* में राज्य 
किया । तीसरी सबसे शक्तिशाली शाखा खाएडव (महाभारत के अनुसार इन्द्रप्रस्थ) 
में अधिष्ठित थी । यह राजधानी दिल्ली के पास ही अवस्थित थी । जातकों में 
कहा गया है कि यहाँ युधिष्ठिला-वंश (युधिष्ठिर-गोत्र) के राजा रहते थे । 

अभिप्रतारिणों का राज्य-वैभव अल्पकालीन ही था । कुरुओं पर तरह-तरह 
की विपत्तियाँ आई और वंश का विघटन हो गया ।” राज्य के अधिकांश 
ब्रोह्मण तथा राजकुमार राज्य से उद्वासित होकर पूर्वी भारत में जा बसे । 


भागवत में भी लिखा है--मटची युथवत्तेपाम्‌ समुदयास्तु निर्गता: (४.।3. 
40) । किटल के शब्दकोश में यही अर्थ मिलता है. (]३8९००, ४2'४/५ ,/60/ 
ऊाविवंध्रंधाड।/वा, 70.45, ]9], 50, [८६८८ 7४६०४, [. ]9; भराडारकर, 
टक्ाका, .९०., 98, 26-27; एब8०0, //70, 933, 253) । 


१, ७४०७, 3. 6. 

२. &।४. . 2- 

रे, वा, 9, 4, एबंगावें5 €त,, 9.27. 
४. ७४7, पाए. 62. 


५. ९ जैमिनीय ब्राह्मण, ॥[7, 56; 7.405, 26.6]. जब अभिप्रतारिण 
वृद्ध हो गया तो उसके लड़कों ने ज़ायदाद का बँटवारा कर लिया और आपस में 
लड़ने-झगड़ने लगे । 


परीक्षित-काल ४३ 


भारत या कुरुवंश द्वारा कौशाम्बी के राजधानी बनाये जाने की पुष्टि भाष्य से भी 


होती है | 
मररतानां कुले जातो बिनीतो ज्ञानबाअच्छुचि: 
तन्नाहुँंसि बलाद़तुं राजघमंस्थ वेशिकः । 


“तुमने मरत-वबंश में जन्म लिया है | तुम आत्म-अनुशासित, शुद्ध एवं प्रबुद्ध 


हो १०१ ००४७ ॥ ५ 
परीक्षित 
| 
जन्मेजय कक्षप्तेन उमग्रसेन श्रुतसेत भीमसेन है. 
| | 
शतानिक अभिप्रतारिण भीमसेन सम्मवत: 
महाभा रत के राजाओं 

अश्वमेधदत्त वृद्धद्युम्न के पूर्वज थे । 


अधिसीमाकृष्ण रथगुत्स 


| 
निचाक्षु | 


| | 


कौशाम्बी के शासक खाण्डव के राजा 
(पौराणिक परम्परा) (इन्दपत्त) ? 


१. ४0. गरापति शास्त्री, 9, 40, प+७8४५. ७. $. 5पड//।।970787, 
7. 79. €/ प्रतिज्ञायौगन्धरायणा, “वेदाक्षर समवाय प्रविष्टो भारतो वंश:”', 
“भारत कुलोपमुक्तम वीणारज्ञम्‌”', ७०। प, 
भारतानार कुले जातो 
वत्सानामूजित: पति:, 3०. ॥७. 


8 प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


२. जनक-काल 


सर्वे राशो मेथिलस्थ मैनाकास्येब पर्बता: 
निकृष्टभूता राजानो'** - महाभारत 

हमने देखा कि एक के बाद दूसरी विपत्ति ने कुरुवंश को विनष्ट कर दिया । 
सम्पूर्स राज्य दुकड़े-ठुकड़े में छिन्च-भिन्न हो गया। अन्तिम राजा को राज्य तक 
छोड़ देना पड़ा । कुरु के बाद के युग में लोगों ने राजनीति में नाम मात्र को 
भाग लिया | कुरुवंश के बाद के युग में उद्यालक आरुरि ठथा याज्ञवल्क्य के सम- 
कालीन विदेह के दाशनिक राजा जनक का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है । 
इनका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। कुरुओं की ह्लासोन्मुख तथा विदेहों की बढ़ती 
हुई शक्ति का आभास तो इसी तथ्य से होता है कि ब्राह्मण ग्रन्थों में कुरुओं को 
राजन कहा गया है जबकि विदेह के जनक का 'सम्राट' (शाहंशाह) के रूप में 
उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार भी राजा की अपेक्षा सम्राद्‌ 
अपेक्षतया ऊँची प्रतिष्ठा पाता था । 

इसमें सन्देह नहीं कि राजा जनक परीक्षित-वंश के बाद हुए थे। आगे हम 
देखेंगे कि जनक सम्भवतः निचाक्षु के समकालीन थे । राजा जनक निश्चित रूप 
से उषास्त या उषास्ति चाक्रायण के समकालीन थे और इन्ही के समय में कुरुवंश 
पर विपत्ति आई थी। हम देखते हैं कि राजा जनक के समय में लोगों को 
परीक्षित-वंश की रहस्यपुर्ण स्थिति अच्छी तरह याद थी । यहाँ तक कि उस पर 
मिथिला के राजदरबार में बड़े ही जिज्ञासापूर्रा ढंग से विचार-विमर्श भी होता 
था । बृहदारए्यक उपनिषद्‌ में एक प्रइन पूछकर भरुज्यु लाह्यायनी ने जनक के 
दरबार के रत्न याज्ञवल्क्य की परीक्षा ली थी। प्रश्नकर्त्ता को प्रश्न का उत्तर माद्रा 
की एक बालिका से प्राप्त हो चुका था। प्रश्न यों था-- 

[कव पारिक्षिता अभवन्‌ ? (परीक्षिता वंश के लोग कहाँ गये ?) याज्ञवल्क्य 
ने उत्तर दिया--अश्वमेध यज्ञ करने वाले जहाँ निवास करते हैं ।] इससे यह स्पष्ट 


. १. गा. 34. 5. जिस प्रकार सभी पर्वत मैनाक पर्वत से निम्नकोटि 
के हैं, उसी प्रकार मिथिला नरेश के मुकाबले में सभी राजागण भी निम्न स्तर 
के हैं । 

२. ऐतरेय ब्राह्मण, शव. 4, पंचविश, >]9, , 2, ८६०. 
३. ए७.]. ], 2-3. 
४. बृहद्‌ उपनिषद्‌, [[, 3. !, 8. १०७०, बृहद्‌ उपनिषद्‌, 9. 20, 


परीक्षित-काल ४५ 


है कि उस समय परोक्षित-वंश के लोग समाप्त हो चुके थे; फिर भी उनके जीवन 
तथा उनके अस्त की स्मृति सबों के मस्तिष्क में ताज़ो थी। देश के विभिन्न भागों 
के लोग बड़ी जिज्ञासा एवं रुचि से उनकी चर्चा करते थे । * 

यह सम्भव नहीं कि जन्मेजय और जनक के बीच काल-सम्बन्ध का बिल्कुल 
ठीक-ठीक निरूपणा किया जा सके । महामारत और पुराणों की परम्परा के 
अनुसार तो दोनों समकालीन लगते हैं। महाभारत में कहा गया है कि जनक के 
दरबार के प्रमुख व्यक्ति उह्दालक तथा उनके पुत्र श्वेतकेतु ने जन्मेजय के सर्प-सत्र 
( नागयज्ञ) में भाग लिया था-- 

सदस्यश्याभवद्‌ व्यासाः पृन्र-शिष्य सहायवान्‌ 
उद्दालका: प्रमतकाः स्वेतफेतुश्ब पिगलाः । 

व्यास ने अपने पृत्र तथा शिष्य उह्लक, प्रमतक, रवेतकेतु तथा पिगल के 
साथ पौरोहित्य कार्य सम्पन्न किये ।! 

विष्णु प्राण में कहा गया है कि जन्मेजय के पुत्र शतानिक को याज्ञवल्क्य 
ते वेदपाठ कराया । ' 

इस सम्बन्ध में बेदों के आधार पर महाभारत ब पुराणों की अविश्व- 
सनीयता प्रकाशित हो जाती है। दतपथ ब्राह्मण से हमें पता चलता है 
कि इन्द्रोत दैवाप या दैवापी शौनक जन्मेजय के समकालीन थे । जैमिनीय 
उपनिषद्‌ तथा वंश ब्राह्मण के अनुसार हृति ऐन्द्रीत उनके शिष्य थे। 
हृति के शिष्य पुलुष प्राचीनयोग्य थे ।" उन्होंने पौलुषी सत्ययज्ञ को पढ़ाया 

१. एक, खा, 278... 3) 26 मिं, था प्रा उग्फादों ण॒ी उम्रीक्षा 
सऋ0%, +एणी, 936, छ. 20, ९०४४७४७३ 97 95. $. छष॑ह्रए्8षएथशाां 
4एथा8था 270 000/९५, “ऐसा लगता है कि श्रीराम चौधरी ने ४७० के 
नाम का बिना उल्लेख किये हुए उसके विचारों को अपना बनाकर रखने का प्रयास 
किया है ।” 8 फल्ए5७] णी फिर 270997467४८% 704०४ (9०9. 39, 328) 
287ए9शातवेश्व [0 ९ मिड €त, णी पाल 27647 साठ थाते 9. 27 
० ६४6 5६६; बाद के संस्करणों की भूमिका से उ77 में छपे लेखक की 
सच्चाई पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है । 

२, महाभारत, आदिपर्व, 53. 7, 

३. विष्णु पुराण, 79, 2. 2. 

४. का, 5. 4, !., 

३, निव्यार गा्बंघ४, ॥, 9. 9. 


डे६ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


था । छान्दोग्य उपनिषद्‌' से हमें पता चलता है कि पौलुषी संत्ययज्ञ जनक के 
दो दरबारियों' अश्वतरश्वि तथा उद्दालक आरुणि के समकालीन थे । इसलिये 
सत्ययज्ञ निश्चित रूप से विदेह के जनक के समकालीन थे । सत्ययज्ञ जनक के 
समकालीन होते हुए भी आयु में उनसे कुछ बड़े थे, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में 
लिखा है कि संत्ययज्ञ के शिष्य सोमशुषमा सत्ययाज्ञी प्राचीनयोग्य ने जनक से 
भेंट की थी। चूंकि सत्ययाज्ञी, इन्द्रोत दैवापी शौनक के बहुत बाद हुए थे, 
इसलिये उनके समकालीन जनक इबन्द्रोत के समकालीन जन्मेजय के काफ़ी बाद 
हुए होंगे । 

हमें शतपथ ब्राह्मण के दसवें भाग का अन्त तथा बृहृदारण्यक के छठवें 
अध्याय में दी गई गुरुओं की सूची भी ६थान में रखनी चाहिए । सूची के अनुसार 
ऋषि कावषेय, सांजीवीपृत्र के ६ पीढ़ी पूर्व पड़ते हैं, जबकि जनक के समकालीन 
याज्ञवल्क्य तथा उद्दालक आरुणि सांजीवीपुत्र के पूर्व क्रमशः चौथे तथा पाँचवे 
पड़ते हैं । 


जन्मेजय तुराकावषेय 
यज्ञवचस राजस्तम्बायन 
कुश्नि कुश्नि वाजश्रवस' 
शांडिल्य उपवेशी 
व्त्स्य अरुण 
वामकषायरण उद्दालक आरुगिा | राजा 
माहित्थि याज्ञवल्क्य जनक 
कौत्स आसुरी 
मारडव्य आसुरायग 
मारहकायनी प्राश्तीपुत्र आसुरिवासित्‌ 
संजीवीपृत्र संजीवीपृत्र 
१. ४. ।. , 2. 


२. बृहद्‌ उपनिषद्‌, ७. |4. ]8. “जनको विदेहों बुडिलम्‌ आश्वतराश्विम्‌, 
उबाच ।” बात वा], 7. ।. 


३. हा. 6. 2, -9. 
४. 7 ८, ॥. 747. 


जनक-काल ४७ 


उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजा जनक जन्मेजय से 
पाँच या छः पीढ़ी बाद में हुए थे ।! इतिहासकार जैकोबी तथा रीज़ डेविड्स' 
दोनों इस प्रश्न पर सहमत हैं कि प्राचीन काल की एक युरु-परम्परा या पीढ़ी की 
औसत अवधि ३० वर्ष होती थी। अतः इन्द्रोत से लेकर सोमशुषमा तक 
और तुरा कावषेय से लेकर उद्दालक आरुरिग और जनक तक की ५ या ६ गुरु- 
परम्पराओ या पीढ़ियों की कुल अवधि १५० या १८० वर्ष रही होगी ।' इसलिये 


१. विभिन्न इतिहासकारों के मतानुसार जन्मेजय को जनक से एक दर्जा ऊपर 
ही रखा जाना चाहिए । इन लोगों ने ऊपर लिखे 'क्य परीक्षिता अभवत्र' प्रश्न 
की व्याख्या की है। इन लोगों ने गोपथ ब्राह्मण की कथा का उल्लेख करते हुए 
दन्ताबल धौम्र को जन्मेजय का समकालीन कहा है | जन्मेजय के समय के इस 
दन्‍्ताबल धौम्नर की समानता जैमिनीय ब्राह्मण के दत्तावल धोम्य से की गई है । 
इसे जनक के समय का भी कहा जा सकता है । इतिहासकारों ने यह सुझाव दिया 
है कि किसी ब्राह्मण ग्रत्थ में आया नाम भाल्लवेय इन्द्रयुम्न का ही नाम था (77. 
ग 036, 5 ६., ०८.) । उक्त तथ्य के प्रभाव से वैदिक साहित्य में ला 
तथा लिट्‌ का प्रयोग कभी-कभी एक ही अर्थ में किया जाता था । यह भी ध्यान 
देने योग्य है कि 'क्व परीक्षिता अभवन्‌' का प्रश्न सर्वप्रथम जनक के दरबार में 
नही उठा था। इसे मूर्धाभिषिक्त उदाहरण माना जाता है तथा यह किसी देवी सत्ता 
के लिये प्रयुक्त होता था । यह मी नहीं कहा जा सकता है कि जन्मेजय, परीक्षित 
तथा बिदेह जनक सबों के समय में यह घटना घटी है। दूसरी ओर ऊपर ही 
संकेत किया जा चुका है कि बौद्धायन श्रौत सूत्र में धौज्र तथा घौम्य को कश्यप- 
ग्रुप के दो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के रूप में माना गया है। जन्मेजय की मृत्यु हृति 
तथा अभिप्रतारिण के समय में ही हो गई होगी (5९९ 6#॥८, 0. 46. 906 25० 
2209, ४०. शत 932. 60) 8) | जहाँ तक भाल्लवेय नामक प्रश्न है, यह 
नाम पितृनाम या गोत्रनाम है, जैसे ऐतरेय या भारदाज आदि। मुख्य नाम के 
अभाव में जिस माल्लवेय का नाम आबे हम उसे इच्द्ब्यम्न ही समझे यह भी ठीक 
नहीं है, जैसे कि हर आत्रेय को उदमय तथा हर भारद्वाज को द्वोण या पिण्डोल 
नहीं कहा जा सकता । 

२, परिशिष्ट पर्बनू, शात फत, जएावा ब्वात कबकीओ उीएव5, 
प्ाफ0तपटवंक, 9. जाए], 


३. कुछ आलोचकों का कहना है कि यह आवश्यक नहीं कि शिष्य गुरुओं 
की अपेक्षा आयु में उनसे कम ही हों । यह भी हो सकता है कि कभी-कभी शिष्ष्य 


४ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


अब यह मानना तर्कसंगत लगता है कि राजा जनक का जन्म जन्मेजय के १५० 
या १८० वर्ष बाद तथा परीक्षित के दो शताब्दी बाद हुआ होगा । यदि पौराणिक 
परम्परा को स्वीकार करते हुए हम परीक्षित को १४वीं शताब्दी ईंसापूर्व में मानें 
तो जनक का काल १२वीं शताब्दी ईसापूर्व में पड़ता है । इसके विपरीत शांखायन 
आरर्यक के अनुसार यदि हम उद्दालक के शिष्य के शिष्य गुणारुय शांखायन को 
छठी शताब्दी ईसापूर्व में मानें तो परीक्षित का आविर्भाव ६ वीं शताब्दी ईसापूर्व में 
पड़ता है तथा जनक का समय सातवीं शताब्दी ईसापूर्व में प्रमाणित होता है । 
राजा जनक के राज्य विदेह का सर्वप्रथम उल्लेख यजुवंद * की संहिताओं में 
मिलता है। विदेह राज्य उत्तरी बिहार' के आधुनिक तिरहुत को मानना चाहिए | 
पश्चिम में सदानीरा नदी विदेह और कोशल की सीमारेखा थी। सम्भवत: 
आधुनिक गणडक नदी ही उस समय की सदानीरा नदी थी । सदानीरा नेपाल से 
निकल कर पटना के पास गंगा में मिलती थी ।' ओल्डेनबर्गय के अनुसार महा- 
भारत में सदानीरा और गराडक को भिन्न-भिन्न माना गया है--गरणडक कीश्न 
महाशोराम्‌ सदानीरां तथैव च ।” इसलिये पाजिटर के अनुसार आधुनिक राप्ती' के 





गुरु के बराबर की उम्र का या अधिक उम्र का भी हो सकता है; किन्तु यह भी 
नहीं कहा जा सकता कि गुरुओं तथा शिष्ष्यों की परम्परा में सभी शिष्यों को 
गुरुओं से अधिक आयु का ही मान लिया जाय, केवल उस स्थित में नहीं जब कि 
गुरु अपने शिष्य का पिता भी हो । कभी-कभी अधिक आयु के शिष्यों द्वारा गुरु का 
स्थान ले लेने से [70०७४ और २७५७ 704005 ने गुरु और शिष्य की एक पीढ़ी 
की जो औसत अवधि रखी है वह ग़लत नहीं कही जा सकती । 

१. 7८4४० 74०, ॥. 298, 

२. पाजिटर के अनुसार ( 7452, 897, 89 ) विदेह-सीमा गोरखपुर में 
राप्ती के किनारे से दरभंगा तक थी । पश्चिम में कोशल तथा पूर्व में आन्ध्र राज्य 
के उत्तर में पहाड़ी तक तथा दक्षिण में वैशाली की सीमा तक विदेह राज्य फेला 
हुआ था। 

हे, व्वा८ /॥वं०४, 47. 299, 


४, सबंध, 9. 3999, (/#, 7७80०, 2.459, 897, 87. महाभारत, 
गा, 20, 27. 


५. यदि महाभारत (]. २०.२७) में आये क्रमेण शब्द का यह भी अर्थ 
निकाला जा सकता है कि नदियों का नाम भी क्रमबद्ध ही रखा गया है तो 
तत्कालीन सदानीरा नदी आज की बूढ़ी गएडक कही जा सकती है । यह गणडक 
नदी से भिन्न है (६/, 7227 70 7457, ] 895.) । 


जनक के काल में भारत 
अंग्रेजी मील 


न्‍पिनलननीतननय+ञनननन नर ननिय ननन न न तन नल“ रमन न. 
0 १0 १०७३४ २०५. ३०९. 8९५ 








" तिकाहों तो तरेती है बाह्यां हा राम भा आभकक १ रक्त ग9 १ एा 
तलागीर रदावीरा री बात भी की गए कही जा री है। यह गा” 
गे भर है (0 09 ॥ 7080, )09,) । 


जनक-काल ४६ 


प्राचीन काल की सदानीरा नदी थी । सुरुचि जातक के अनुसार समूचा विदेह्‌ 
&€ सौ मील ( तीन सो लीग ) क्षेत्र में फेला था तथा राज्य भर में १६ हजार 
ग्राम थे । 

यद्यपि जातक कथाओं तथा महाकाव्यों में विदेह की राजधानी मिथिला का 
बराबर उल्लेख मिलता है, किन्तु वैदिक साहित्य में इसका उल्लेख नहीं आता । 
आजकल नेपाल की सीमा में पड़ने वाले जनकपुर नामक छोटे से कस्बे को ही परानी 
मिथिला नगरी कहा जा सकता है । बिहार के मुजफ़्फ़रपुर तथा दरभंगा ज़िलों 
की सीमाएँ जहाँ मिलती हैं, उस स्थान से यह स्थान थोड़ी दूर उत्तर में है । 
सुरुचि तथा गान्धार' जातक में लिखा है कि मिथिला का विस्तार २१ भील (सात 
लीग) के क्षेत्र में था । इस नगर के चारों द्वारों पर एक-एक हाट थी । महाजनक 
जातक” में मिथिला नगर का वर्सान इस प्रकार है--- 

'मिथिला नगरी की भवन-निर्माण-कला रेखाचित्रों एवं नक़क़ाशियों के कारण 
बड़ी ही दर्शनीय है । नगर के भीतर सुन्दर सड़क तथा गलियाँ हैं। नगर-द्वार, 
दीवारें तथा सामरिक हृष्टि से बनाये गये गुम्बद बड़े ही सुन्दर हैं । विदेह राज्य 
की इस यशस्विनी राजधानी में वीरों तथा योद्धाओं की भी कमी नहीं है । ये 
बीर अपने अस्त्र-शस्त्र तथा ध्वजाएँ भी फहराते हैं। इनकी पोशाक सिंह-चर्म की 
होती है। मिथिला के ब्राह्मण काशी-वेश ( पांडित्य-द्योतक ) धारण करते हैं 
तथा सुगन्धित चन्दन लगाये रहते हैं । मिथिला के राजमहलों की रानियाँ सदेव 
राजसी वेशभूषा तथा बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत रहती हैं । 

रामायण” के अनुसार मिथिला के राजवंश की स्थापना निमि नामक राजा 
ने की थी। निमि के पुत्र का नाम मिथि था तथा मिथि के पुत्र जनक-प्रथम थे । 
महाकाव्य के अनुसार राजवंश जनक-द्वितीय (सीता के पिता) तक चलता है। 





१, जातक नं० 489, 

२. जातक नं० 406, 

३. जातक नं ० 489 709 406. 

४. जातक नेंं० 546. 

५. ०. 530; (४0७८।॥"५ जातक, ४०), ७१, 9. 30. 

६. मिथिला के अन्य विवरण के लिये महाभारत ([] 206, 6-9) देखिये। 
७. ॥, 7].3. 

हा 


५० प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


जनक-द्वितीय के भाई कुशाध्वज, सांकाह्य के राजा थे । वायु" तथा विष्णु पुराण" 
में राजा नेमि या निमि को इच्छुवाकु का पूत्र कहा गया है तथा उनके नाम के साथ 
विदेह' का विशेषण लगाया गया है। उक्त दोनों पुराण निमि के पृत्र को ही 
जनक-प्रथम कहते हैं । राजवंश के सीरध्वज नामक राजा को सीता का पिता कहा 
गया है । इसी राजा को हम रामायण का जनक (सीता का पिता) कह सकते 
हैं। पुराणों में सीरध्वज से आरम्भ करके सम्पूर्ण वंश का उल्लेख किया गया है। 
इस वंश के अंतिम राजा कृति थे और वंश का नाम जनक-वंश रखा गया था । 
धतेस्तु बहुलाश्वो3भूद बहु लाश्व-सुत: कृति: 
तस्मिन्‌ संतिव्ठते वंशों जनशानाम्‌ महात्मनाम । 
बेदों में भी विदेश के राजा का नाम नामि साप्य” कहा गया है, किन्तु उन्हें 
कहीं भी मिथिला के राजवंश का संस्थापक नहों कहा गया है । इसके विपरीत 
शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि सरस्वती" को तट से आये विदेध माथव नामक 
राजा ने विदेह राज्य की नीव डाली थी । कथा है कि एक बार अग्निदेवता सर- 
स्वती के तट से पूर्व की ओर बढ़े, तो माथव तथा उनके पुरोहित गौतम राहुगरा 
ते अप्ति का पीछा किया और हिमालय से प्रवाहित होने वाली सदानीरा 
तदी तक पहुँचे । अग्नि ने नदी को नहीं जलाया । इसीलिये प्राचीन काल में 


१, 88. 7-8; 89, 3-4. 

२, 39, 5. ।. 

३. स शापेन वशिष्ठस्य बिदेह: संपद्मत--वायु पुराण । बुहृददेवता (छा, 59) 
में भी वशिष्ठ द्वारा विदेह के राजा को शाप देने की कथा मिलती है। 

४. वायु पुराण (89, 23) के अनुसार जनक एक वंश का नाम था, इसके लिये 
(महाभारत, !]. 33, ]7; रामायण, |. ०7.8) देखिये । जनकानाम्‌, जनकै: 
आदि आये शब्दों से लगता है कि ऐसा आवश्यक नहीं था कि हर नाम के साथ 
जनक शब्द रखा जाय। इक्ष्वाकुनाम्‌ ( रामायण, ॥. 5. 3, ) से उन लोगों 
का बोध होता है जो इक्ष्वाकु-वंश के थे या उससे प्रभावित थे (॥, ], 8); 
रघुनाम्‌ अन्वयम्‌ आदि । 

४. वार 4०४, . 436. 

६. +॥०त65ग्रार, $क्काउतओं सॉशवाबार, 99. 24-5; ।ल्वॉंद गाव, 
7. 298; झतपथ ब्राह्मण, ।,4,], ल९.; 00988. कएरंब॥4, एछ9- 398- 
99; श्वाप्टा।९०, ,/.4$79, 897, 9. 86 € «४6. 


जनक-काल ५१ 


ब्राह्मण लोग नदी पार नहीं करते थे । उक्त कथा के समय सदानीरा नदी के पूर्व 
का भाग जंगली तथा कृषिविहीन पड़ा था।' माथव के पहुँचने के बाद अन्य 
ब्राह्मण भी वहाँ पहुँचे और खेती करना आरम्भ कर दिया। ब्राह्मणों ने हवन 
के लिये अग्नि पैदा की ओर उससे पूछा--“हम लोग कहाँ रहें ?” अग्निदेवता ने 
उत्तर दिया--“ नदी के पूर्व आप का देश है ।”” शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है 
कि सदानीरा नदी विदेह तथा कोशल राज्यों की सीमा बनाती है। पुराणों में 
मिथिला के राजवंश की सूची में 'मिथि वैदेह' नाम संम्भवत: माथव विदेध की 
स्मृति में ही रखा गया था ! 


यदि माथव विदेध मिथिला राजा के संस्थापक थे तो नामि साप्य को यह पद 
कदापि नहीं प्राप्त हो सकता था | मज्मिम निकाय तथा निमि जातक के अनुसार 
मखादेव मिथिला के राजवंश के पूर्वपुरुष थे तथा निमि का जन्म बहीं से 
राजवंश को समाप्त करने के निमित्त ही हुआ था। बौद्ध-साहित्य के अनुसार 
भी निमि नाम पहले नहीं था, वरन््‌ मिथिला के बाद के राजाओं ने यह नाम 
ग्रहण किया था ।* 


उत्तर वैदिक साहित्य में मैथिल राजाओं के समूचे राजवंश को जनक-वंश, 
वंशो-जनकानां महात्मनां (उदार आत्मा वाले जनक का वंश) कहा गया है। इस 
वंश के कई राजाओं ने अपने नाम के साथ जनक शब्द जोड़ा था । ऐसी स्थिति में 
वैदिक साहित्य में उल्लिखित आरुरिण और याज्ञवल्क्य के समकालीन जनक कौन थे, 
गह पता लगा सकना बड़ा कठिन है । किन्तु, पौराणिक सूची के सीरध्वज से संबंधित 
एक तथ्य है, जिसके आधार पर सीरध्वज को जनक (सीता का पिता) माना जा 
सकता है। रामायण की सीता के पिता जनक, भरत के नाना केकय के राजा 
(भरत के नाना) अश्वपति से आयु में कम तथा उनके समकालीन राजा थे । 


१. इस प्रदेश को महाभारत में 'जलोभव' कहा गया है (महाभारत, ॥. 
30.4.; 7क्राष्ठा(९०, 7074., 88 ॥) ॥ 
२. 7।, 74-83, 


३. बृहद्देवता (५४. 59) के अनुसार विदेह के राज्य सरस्वती के तट पर 
स्थित अपनी जन्मभूमि के सम्पर्क में हसेशा रहे हैं-पंचविश ब्राह्मण, 
2४2४७, ।0, 6-8 (नामि साप्य की कथा) । 

४. रामायण, ॥[. 9, 2२, 


५२ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


आरुखि और उद्दालक' इन राजाओं के दरबार में प्रायः आया-जाया करते थे। 
किन्तु, भरत के मामा का नाम' भी अश्वपति था। इसलिये ऐसा लगता है कि 
केकय प्रदेश के सभी नरेश अपने नाम के साथ अश्वपति शब्द जोीड़ते थे, जैसा 
कि जनक-वंश' के राजा करते थे। ऐसी स्थिति में यह कहना असम्भव है कि 
वैदिक जनक ही सीता के पिता थे । फिर भी भवभूति ने यह स्वीकार किया है 
कि वैदिक जनक ही सीता के पिता थे। कवि ने अपने महावीर-बरित में सीता 
के पिता का उल्लेख करते हुए कहा है-- 


तेषासिदानों दायादो वृद्ध: सीरवष्जों नृप: 
पाशवर्क्यों मुनियंस्मे ब्रह्म पारायणां जगौ ।" 


बौद्ध जातकों में आये जनक को सीता का पिता (जनक) मानना और भी 
कठिन है । प्रोफ़ेसर रीज़ डेविड्स ' जातक नं० ५३६ में आये महाजनक को विदेह 
का जनक मानते हैं। जातक के जनक ने एक जगह कहा है कि “मिथिला के सभी 
राजमहल जल जाय किन्तु मेरे महल में आग नहीं लग सकती ।” उक्त कथन से 
विदेह के दार्शनिक राजा जनक का स्मरण हो आता है । 

महाभारत" में जनक को मिथिला का “जनदेव” कहा गया है । उत्तराध्ययन 





१. ध्वा८ ॥4०४., 4], 69; छांदोग्य उपनिषद्‌, ४. !]. -4; बहद्‌ 
उपनिषद्‌, ॥][. 7. 

२. रामायगा, ७]. ]3. 4. 

३. अश्वपति एक वंश का ही नाम है । इस मत के विरोध में यह कहा जा 
सकता है कि महाभारत के अनुसार (४४. ।04. 7; 23.5) केकय के सामन्‍्त 
या बृहत्क्षत्र के साथ ऐसा कोई विशेषणा नहीं था । 

हैं. 800 7, ५९३४६ 4. 

५. ए[ 0० [, ५४८९०४० 43; उत्तर-चरित, १6 ]५, ५८३८ 9, महाभारत 
(777. 53,4) में उद्दालक और काहोड़ के समकालीन को इन्द्रग्म्ञि कहते थे 
(47फ्7र, 96)। महाभारत ("त. 30, 4; 3. 8. 95) में याज्वल्क्य के 
समकालीन को देवराति कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण इसी याज्ञवल्क्य का कहा 
जाता है (784, >।, 38. ]/.) | किस्तु, इन इन्द्रयुस्नि तथा देव राति शब्दों 
से किसी राजा का कुछ पता नहीं चल सकता । 

६. 8एब६॥४॥ 744, 9. 26. 

७. ता! 7. 8-]9; 29, 50. 





जनक-काल ३ 


(जैन) में यही विशेषण राजा नेमि' के साथ जोड़ा गया है । इस तथ्य के साथ- 
साथ विष्णु पुराण में नेमि तथा अरिष्ट का नाम पास-पास मिलता है । इस 
उल्लेख से नेमि को महाजनक-द्वितीय समझा जा सकता है । जातक में महाजनक- 
द्वितीय के पिता का नाम अरिट्ठ कहा गया है । यदि महाजनक-द्वितीय ही राजा 
नेमि थे तो इन्हें जनक (सीता के पिता) नहीं समझा जा सकता, क्योंकि 
बैदिक साहित्य में नेमि तथा जनक को अलग-अलग दो व्यक्ति माना गया है। 
वैदिक जनक को जातक का महाजनक प्रथम माना जाय तो प्रमाण कठिनाई से 


ही मिलेगा । 
शतपथ क्षाद्याण. बृहदारणयक तथा महाभारत में जनक को सम्नाट्‌ कहा गया 


है । इससे स्पष्ट है कि वे साधारणा राजा से उच्चत र थे । यद्यपि वेदिक साहित्य में 
यह कही नहीं मिलता कि राजाओं के राजा को सम्राट्‌ कहते हैं, तो भी शतपथ 
ब्राह्मण में स्पप्ट लिखा है कि 'सम्राट' राजा से बड़ा होता है। राजसूय यज्ञ 
करने से राजा का पद मिलता है और 'वाजपेय” यज्ञ करने से सम्राट्‌ की उपाधि प्राप्त 
होती है । राजा का पद निम्न तथा सम्राट का पद उच्च होता है । राजा जनक 
का यश, यज्ञ करने वाले राजा के कारणा नहीं, वरन्‌ संस्कृति और दर्शन प्रेमी के 
हप में फैला था । आइवलायन श्रौत सूत्र" के अनुसार जनक के दरबार में कोशल, 
कुरु, पांचाल तथा माद्रा देश तक के ब्राह्मरा भी रहते थ । जनक के दरबारी विद्वानों 
में अश्वल जारत कारव, आत्तंभाग, भरुज्यु लबह्यायनी, उपास्त या उपास्ति चाक्रायण, 
काहोडा कौषितकेय, गार्गी, वावक्‍तबी, उद्दालक, आरुरि तथा विदध शाकल्य आदि 
प्रमुख थे । बृहृदारएयक उपनियद्‌ के तृतीय अध्याय में जनक के यहाँ होने वाले वाद- 


“मिथिलायाम्‌ प्रदीप्तायाम्‌ न से दह्मति किझचन 
अपि ८ भवति मैशिलेन गोतम, नगरम्‌ उपहितम्‌ अग्निभिवीक्ष्य 
न खलु मम हि वह्मतेडत्र किड्चित्‌ 
स्वयं इदस्‌ आह किल स्स भूमिपाल: |! 
'अपने नगर में आग लगी देखकर मिथिला के राजा ने कहा कि इन 
लपटों में मेरी कोई भी चीज़ नहीं जल रही है ।'! 
१ ७४४, 5४,७, 37. 
२. 7४, 5. 3, 
३े ॥7]. 33, ॥7 
४. शतपथ ब्राह्मण, ७, . 4. 2-3; ४&, 8, 3.4; 59, !. 3.8. 
४५. 3, 4. 


प्र्ड प्राचीन मारत का राजनैतिक इतिहास 


विवाद का विस्तृत उल्लेख है । उद्दालक आरुणि* के शिष्य याज्ञवल्यय वाजस्नेय 
विद्वानों में प्रमुख थे । कुरु-पांचाल के ब्राह्मणों से जनक के सम्पर्क का उल्लेख करते 
हुए ओल्डैनबर्ग' ने कहा है--''पूर्व के राजा संस्कृति में रुचि रखने वाले पश्चिमी 
देशों के बिद्वानों को अपने दरबार में एकत्र किया करते थे । उदाहरण के लिये, 
सैसेडोनियन राजकुमार के दरबार में एथेन्स के विद्वान एकत्र होते थे ।” 

ब्राह्मण ग्रन्थों तथा उपनिषदों में जनक के समय के उत्तर भारत की राज- 
नीतिक स्थिति पर भी कुछ प्रकाश डाला गया है । इन प्रन्थों से हमें पता 
चलता है कि उन दिनों विदेह के अतिरिक्त उत्तर भारत में € अन्य महत्त्वपूर्ण 


राज्य थे-- 


१, गान्धार ४. उशीनर ७. पांचाल 
२. केकय ५, मत्स्य ८. काशी 
३- भाद्रा ६. कुरु ६. कोशल 


वैदिक साहित्य में उपर्युक्त राज्यों की कोई निश्चित भौगोलिक सीमा नहीं 
मिलती । अत: इन राज्यों की स्थिति जानने के लिये हमें वेदों के बाद के साहित्य 
पर दृष्टि डालनी पड़ेगी । महाभारत के कवियों द्वारा गान्धार-निवासियों को 
उत्तरापथ (भारत के सबसे उत्तरी भाग) के निवासियों में ही शामिल किया 
गया है-- 
उत्तरापथ जन्मान: कीसियिष्यामि तां अधि, 
यौन काम्थबोज गान्धारा: किराता बाबंरं: सह।' 


गान्धार देश सिन्धु नदी के दोनों ओर अवस्थित था ।* तक्षशिला और पुष्करा- 

१. बृहदारण्यक उपनिषद्‌, ५. 5. 3. 

२, 82४४/4, 9. 398. 

3. महाभारत, &।[], 207, 43. 

४. रामायण, ४।॥,।|3, ]।; !4, !]--सिन्धो र-उभयतः पाइवे । जातक 
नं० 406 के अनुसार गान्धार राज्य में कश्मीर भी शामिल था | सत॒र#बवंठड ० 
3९०४ (549-86 ईसापूर्व) के अनुसार गान्धारिक शहर का पुराना नाम 
कस्पाप्यरोस था। 50७४ (2458, 899, ७४४० ॥०. 2, ।!) के अनुसार 
यह नगर वहाँ बसा था जहाँ से सिन्ध नदी में नावें आदि चलना शुरू होती हैं, 


जनक-काल २५ 


वती गांधार के दो प्रमुख नगर थे । इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें 
महाभारत के दो योद्धाओं ने बसाया था--- 
गान्धार-वियये सिद्धे तयो: पुर्यों महात्मनो: 
तक्षत्य दिक्ष, बिख्याता रम्या तक्षशिला पुरो 
पुष्करस्थापि वोरस्थ बिर्याता पुष्कराबती । 
उक्त पंक्तियों में वश्शित भूभाग पश्चिमी पंजाब के रावलपिंडी जिले तथा 
उत्तर-पश्चिमी सीमान्‍्त प्रदेश के पेशावर ज़िले तक फैला हुआ था । तक्षशिला 
की प्रसिद्ध नगरी वाराणसी से ६ हज़ार मोल (२ हज़ार लीग) दूर तथा 
रावलपिंडी से कुछ मील उत्तर-पश्चिम की ओर स्थित थी । राबलपिडी से २० 
मील उत्तर-पश्चिम के सराय काला रेलवे जंकशन के उत्तर-पूर्व या पूर्व में थोड़ी 
ही दूर पर तक्षशिला के ध्वंसावशेप आज भी पाये जाते हैं, जैसे नदी के समीप 
की घाटी में ये नगर बसे थे । इसी घाटी में साढ़े तीन मील के अन्दर ही तीन 
बड़े नगरों के ध्वंसावशेष मिलते हैं । इनमें से जो ध्वंसावशेष सबसे दक्षिण में 
(सबसे पुराना) है वह भीरमाराइ नामक पठार पर स्थित है।' 
पुष्करावती या पुष्कलावती नगर पेशावर से १७ मोल उत्तर-पूर्व की ओर 
स्वर्ण नदी पर स्थित था। इसे अब प्रांग और चारसाहा कहते हैं। इसका 
आचीन नाम कमल नगरी भी था । प्राकृत में इसे पुक्कलावती भी कहते थे । 
अर्थात्‌ प्राचीन गान्धार में कस्पात्यरोस वही जगह है जहाँ कि ))0/405 द्वारा भेजे गये 
3) |५४ के नेतृत्व में लोगों ने सिन्छु नदी के मार्ग की छानबीन की थी । 5४६०।४ को 
यह सिद्धान्त नहीं स्वीकार है कि कस्पाप्यरोस संस्कृत का कश्यपपुर है और इसी 
नाम से कश्मीर शब्द बनाया गया है। अलबेरूनी भी इस स्थान को जानता था, 
किन्तु उसके अनुसार यह मुल्तान का ही एक नाम था । कश्मीर से कश्यपपुर के 
परम्परागत सम्पर्क का उल्मेख राजतरंगिणी (.27) में मिलता है । 
. वायु पुराण, 88, ।89-90; ८/ रामायण, ७।।. 4, !।. 
2. तैलपट्ट और सुसीम जातक, ?४०४. 96, 63. 
3. ऊक्िडोध)), 3 (46 00 :45॥/०७, 09. -।; .0/, 3924, 20, 
428 <. 


4. 5ैटाणी, २॥6 767#( ९ ॥6 कीत#/#बटवशक ७००, [2.- 83-84; 
ए०)प्रक्राष, 2065 गा #र 2॥लंग। ७ ८०छाव|फ शी. €बावीव74, 9, ]; (/. 
है, 3, 5प्रांत, 74358, 889, ॥; ((प्राग्राछु/80, (४, 924, 57; 
5074)0 (४६७, 26) लालच (द्नातेवापर5 ७९४६४छगात३ 0 ९ (095८5 
(पाक 2). 


५६ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में गान्धार के रहने वालों को भान्धारी कहा गया है । 
इनके नाम पर ही देश का नाम गान्धार पड़ा है। ऋग्वेद' में यहाँ के आदि- 
बासियों की भेड़ों के अच्छे ऊन की भी चर्चा है। अथर्ववेद' में गान्धारियों का 
नाम मुजावत (एक छोटी जाति) के साथ आता है । ब्राह्मण ग्रस्थों में गान्धार के 
राजा नग्नजित तथा उसके लड़के स्वरजित का उल्लेख मिलता है। नम्नजित 
के संस्कार ब्राह्मणा-विधियों के थे, किन्तु शास्त्रीय विधियों से परिवार का निरूपण 
ठीक नहीं माना जाता था ।' कालान्तर में मध्य देश (मध्यभारत) के लोगों का 
दृष्टिकोण बदला और गांधार की राजधानी में तीन वेदों तथा अठारह पुराणों" 
के अध्ययन के हेतु बड़े-बड़े विद्वान्‌ एकत्र होने लगे । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ के एक प्रमुख अनुच्छेद में वैदिक जनक के समकालीन 
उदहालक आरुशि ने किसी शिष्य के सदगुह के पाने की चर्चा की है जिसके 
सम्पक से शिष्य को अपने मार्ग का ज्ञान हो जाता है। वह सांसारिक बन्धनों से 
मुक्त होता तथा मोक्ष प्राप्त ऋरता है। उक्त अनुच्छेद इस प्रकार है-- 

“यथा सोम्य पुरुषां गन्धारेम्योभिनद्वाक्षाम आनीय तां ततो$तिजने विसजेत्‌, 
से यथा तत्न प्रां वा उदं बाधरां वा प्रत्यां वा प्रवमायीत-अभिनद्धाक्ष आनीतो5भिन- 
द्वाक्षों विसुष्टा: | तस्य यथाभिनहनां प्रमुच्य प्रत्रयाद एतां दिशम्‌ गन्धारा एवां 
दिशम्‌ ब्रजेति । स ग्रामाद्‌ ग्राम पृच्छन्‌ पडिएतो मेधावी गन्धारान्‌ एवाप समपद्चेत, 
एवं एवेहाचार्यवां पुरुषो वेद ।”' 

“ओ भेरे बच्चे ! संसार में जब मनुष्य को उसकी आँखों में पट्टी बाँधकर 
गांधार से किसी एकाकी स्थान में जाकर छोड़ दिया जाता है तो बह चिल्लाता 
है-- मैं यहाँ आंख में पट्टी बांधकर लाया गया हूँ ।' उसका यह स्वर पूर्व, पश्चिम, 
उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में प्रतिध्वनित होता है। इसी समय कोई दयालु 
आकर उसकी आँखे खोलकर कहता है--'यह गान्धार का मार्ग है । तू इसी मार्ग 
से आगे बढ़ ।! बुद्धिमान मनुष्य एक गाँव से दूसरे गाँव चलता, रास्ता 


१. 4. 426, 7. 

२. ४. 22. 4, (//. महाभारत, ४॥॥|. 44, 46; 45, 8 लए. 

३. ऐतरेय, ५४ 34; शतपध, ब्राह्मण, ७॥॥, ।.4,0; «4८ 7/4०९, 3. १32. 

४. (. रिए:8 24ए08 जाते 5006, (46-/क्रझ्ञाओ उगलामाबा),, 76 
(॥20४०-/४६॥०४४); वायु, 6]., 79; ब्रह्माएड, 67, 82; मिलिद, ], 9. शआाला(- 
7075 9 $५#६5; (/, ॥५, 3, 26. 

४. ४१, 44. 


जनक-काल भ्छ 


पूछता आगे बढ़ता है और अन्त में गान्धार प्रान्त में पहुँच जाता है। 
इस प्रकार सदगुरु का शिष्य अपना मार्ग ढूँढ़ लेता है |! * 

उक्त उद्धरण उस समय और स्पष्ट हो जाता है जब हम यह स्मरण करते 
हैं कि उद्दालक आरुणि तक्षशिला गये थे और वहाँ उन्होंने विश्वविख्यात गुरु से 
शिक्षा प्राप्त की थी। सेतकेतु जातक' में कहा गया है कि उद्दालक़ के पत्र श्वेत- 
केतु ने तक्षशिला जाकर सभी कलाओं का अध्ययन किया । शंतपथ क्राह्मण में 
लिखा है कि उद्दालक आरुणि उत्तर भारत से लोगों को यहाँ भजते थे । कौषी- 
तकि ब्राह्मण" में कहा गया है कि ब्राह्मण लोग विद्याध्ययन के हेतु उत्तर की ओर 
जाते थे। जातक कथाओं के विविध उल्लेखों में तक्षशिलां को विश्वविद्यालय की 
नगरी कहा गया है । गान्धार के निवासी पारितनि ने अपने एक सूत्र में कहा है 
कि कौटिल्य भी कदाचित्‌ तक्षशिला के ही विद्वान थे ।* 

पश्चिमी पंजाब में गान्धार तथा व्यास के मध्य केकय राज्य स्थित था। 
रामायण से हमें पता चलता है कि केकय राज्य की सीमा विपाशञा ( व्यास ) 
नदी के भी आगे तक थी और गान्धार देश की सीमा से मिलती थी । महाभारत * 
में इस देश को मांद्रा (माद्राश्व सह केकये:) से सम्बद्ध किया गया है । इतिहास- 
कार ऐरियन” केकय देश को सारंग (रावी की सहायक) नदी का तटवर्त्ती भाग 
बतलाता है । 

यद्यपि वैदिक साहित्य में केकय की राजधानी का उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु 
रामायण के अनुसार राजग्रुह या गिरिन्नज केकय की राजधानी था-- 


१. ((/. डॉक्टर आर० एल» मित्रा द्वारा अनुवादित छांदोग्य उपनिषद्‌, 
9. 7|+, 
२, ४०. 487, 
३. 2४०. 377. 
४, शतपथ ब्राह्मण, १५. 4. ).], ८! :८१.--उदीच्यांवृतो धावपाम्‌ चकार । 
४. ए[।, 6; वाद #ब्व॑०४, ह. 279. 
६. सूत्र, 0". 3, 93; .67 (924), 67. 
७. "'पागाण्पा, महावंश, ४०. । (897), 9. #रझफाड, 
८, ]!, 08, ॥५-22; ५॥।. ॥3-]4. 
६. शा. 6. 2; ४॥।. 9. 7. माद्रा-केकयः 
६०, खावाईव, ०; रब, या, ४. 332; १0(पारात९, औबल्हबड/|॥शाल 


दा 2748, ।926, 90. 763, 496. 


५५८ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिह'स 


उभो भरत-शज्नध्लो केकयेषु परन्तपों, 
पुरे राजगहे रम्ये मातामह-निवेसने। 
शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रत्न और भरत दोनों अपने नाना के घर 
केकय की सुन्दर राजधानी राजगह में हैं ।' 
गिरिव्रजम्‌ पुरवरं शोघ्र' आसेदुर्‌ भ्ंजसा ।* 


'क्रेकय देश को भेजे गये दूत शीक्र सुन्दर नगर गिरित्रज पहुँच गये ।” 

अयोध्या से केकय राज्य की राजधानी ६५० मोल दूर थी और वहाँ का 
रास्ता सात दिन का था । अयोध्या से विदेह लोग चोथे दिन पहुँच जाते थे । 
केवल दो सौ मील की दूरी थी। पाजिटर के अनुसार सड़क अच्छी न होने के 
कारणा ही उक्त स्थानों तक पहुँचने में इतना समय लगता था। इतिहासकार 
कनिंघम मेलम के किनारे के आधुनिक गिर्जजऊ और जलालपुर को केकय राज्य 
की राजधानी मानते हैं ।' 

मगध में एक दूसरा राजग्रह-गिरिव्रज था, जिसका उल्लेख ह्वनसांग ने 
अपने 'पो-हो' या 'बल्ख' में किया है । केकय रान्य के नगर तथा मगध के 
नगर में अन्तर स्पष्ट करने के लिये बाद वाले को मगध का गिरिबत्रज कहा 
गया है ।' 

पुराणों में केकय, माद्रक तथा उशीनर राजवंशों को ययाति के पुत्र अनु 
के ही कुट्रम्ब की शाखाओं के रूप में माना गया है | ऋग्वेद' में भी अनु-वंश का 
यत्र-तत्र उल्लेख मिलता है । ऋग्वेद के अष्टक मण्डल के एक इलोक में 
कहा गया है कि अनु-वंश पुरुष्णी के समीप (मध्य पंजाब) रहता था और यद्दी 
भूभाग बाद में केकय तथा माद्रक राजवंशों के अधिकार मे चला गया था | 

१. रामायण, . 67. 7. 

२. रामायण, 4. 68. 22. 

३. रामायण, व. 69. 7; ॥. 7] ॥8; .07, 924, 88; 743४, 
893, 2500. 

४. ९०), 07०), ४७०. |, 9. 4+. 

५. 587, झे।]], . 30. 
- मत्स्य, 48. 0, 20; बायु, 99. ।2-23. 
- (, 08,8; ५७॥]. 8, 4/ शा], 0.5. 
- 74, 


डी ६८6 #&0 


जनक-काल 4 


वैदिक जनक के समकालीन केकय-नरेश का नाम अश्वपति था। भरत के 
नाना और मामा ' के नामों के साथ अश्वपति जुड़ा रहता था। शतपथ ब्राह्मण 
ओर छान्दोग्य उपनिषद्‌' के अनुसार केकय-नरेश एक विद्वानु राजा थे और 
उन्होंने कितने ही ब्राह्मणों को पढ़ाया था । उदाहरणार्थ, अरुण औपचेशी गौतम, 
सत्ययनज्न पौजुषी, महाशाल जाबाल, बुडील, आश्वतराश्वि, इन्द्रयुज्न भाललवेय, 
जन शार्कराक्ष्य, प्राचीनशाल औपमन्यव तथा उद्दयालक आएुणि उनके पढ़ाये हुए 
थे । चैँंकि अरुण ओऔपवेशी, उद्दालक से आयु में बड़े थे, अतः स्पष्ट है कि अश्वपति 
भी जनक के समकालीन तथा आयु में उनसे बड़े थे । 

जैन विद्वानों ने केकय राज्य के सेयविया' नगर का उल्लेख करते हुए लिखा 
है कि राज्य का अर्द्धेभाग आर्य प्रदेश था। कालान्तर में केकय-वंश के कुछ लोग 
दक्षिण चले गये और मैसूर में जा बसे ।' 

माद्रा देश के लोग कई भागों में बंटे हुए थे, जैसे उत्तरी माद्रा, दक्षिणी माद्रा, 
पश्चिमी माद्रा, पूर्वी माद्रा तथा माद्रा मुख्य आदि । ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि 
उत्तरी माद्रा के लोग हिमवत्‌ श्रेणी के पार उत्तर कुरु के पास अर्थात्‌ कश्मी र मे रहते 
थे। पूर्वी माद्रा के लोग त्रिगत्त या काँगड़ा के समीप स्थालकोट से पूर्व की ओर बसे 
थे | दक्षिणी माद्रा के लोग मध्य पंजाब, इरावती नदी (रावी)" के पश्चिम में बसे 
थे । बाद में माद्रा की सीमा का विस्तार हुआ और गुरुगोविन्द सिंह के समय का 
अमृतसर का ज़िला भी माद्दा में शामिल था। माद्वा की प्राचीन राजधानी शाकल या 
शाकल नगर (सियालकोट) थी । महाभारत" तथा कई जातकों * में भी इस नगर 


१. रामायण, ॥. 9. 22; ४॥. 3.4. 
२. २४. 6..2 

हे ४. ] 4, ८४ ३८६५ 

४. ॥74, .॥6,, 89], (०. 379. 

५. .7//0, 88, 0], 

६. पाणिनि, 9ए. 2. 07-8; (7, 358०0 ण ऊैव्चिता॥६ छाए 
47782/045$, महाभारत, ७१. 6], 2, [४ 4. 2], 36 ध॥ए ए्रषताएशः ए 
िगता2५ व छहाएला पर 0. 

७, ((. महाभारत, ७॥(]. 44. |7. 

5. ७६९0०[70, 3/८66॥ // ॥॥6 $॥/#5, 2. 55. 

६. ॥!, 32. ।4---ततः शाकलमसम्येत्य माद्राणां पुटमेदनम्‌ । 

१०. £. £. कालिगबोधि जातक, नं० 479; और कुस जातक, ४०. 53]. 





६० प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


का उल्लेख आया है तथा यह भी संकेत मिला है कि जनक के दरबार के विद्वान 
शाकल्य सम्भवतः यही के थे। यह नगर आपगा' नदी के तट पर था। दो 
नदियों के बीच में होने के कारण ही कदाचित्‌ इसे शाकल-द्बीप' भी कहते थे । 
आजकल इसी प्रदेश को रेचना दोआब भी कहते हैं । 

उत्तर वैदिक साहित्य के अनुसार माद्रा (मुख्य) में राजतन्त्र-शासन-प्रणाली 
थी । जनक के समय के यहाँ के शासक का नाम अज्ञात है। राजनीतिक दृष्टि 
से यह प्रदेश कोई बहुत महत्त्वपूर्ण न था, किन्तु उत्तरी प्रदेशों की भाँति यहाँ 
भी बहुत बड़े-बड़े विद्वान्‌ हुए हैं | मद्रगार, शौशगायनी तथा काप्य पतंचल' आदि 
उद्दालक आरुणि' के गुरु यहाँ के थे । प्राचीन महाभारत के अनुसार माद्रा का 
राजवंश बड़ा ही चरित्रवान्‌ था;' किन्तु कालन्तर में ये लोग बदनाम हो गये 
तथा इनके नियम व इनकी प्रथाएँ दोषपूर्णा सिद्ध हुई । 

उशीनर देश मध्य देश या भारत में स्थित था। ऐतरेय ब्राह्मण में कही 
गई “अस्यां ध्रुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि' उक्ति से स्पष्ट है कि भारत के 
मध्य में कुरु-पांचाल, वाश तथा उशीनर राज्य थे । कौपीतकि उपनिपद्‌ में उशीनर 
को मत्स्य, वाश तथा कुरु-पांचाल के साथ कहा गया है। गोपथ ब्राह्मण में 

*, महाभारत, ४।।]., 44, ॥0; (:घााा।ए))9॥0, -[७०ए/, [24, 24] [. 
कनिंधम ने इस आपगा के बारे में कहा है कि यह आयक नदी जम्पू की पहाड़ियों 
से निकल कर चिनाब में मिलती है। 
, महाभारत, []. 26. 5 
. १967, #॥4. /.//(,.. 20, 
४. बृहदारण/यक उपनिषद्‌ 4]॥. 7, ।, 
५. (/. अश्वपति तथा उसकी पुत्री सावित्री । 


5 


न 


. माद्रा देशवासियों के बारे मे विशेष विचार के लिये देखिए, )/. ॥], (), 
रिव वा /.588, 022, 297; 4,289, आह वीउीध्राएाद 47700 7 
"कं /#0ध, 9. 2]4. 0, $. ऐ. 379 ने संकेत किया है कि पर- 
मत्थ-दीपनि (७. |27) (५७7०॥४।५) के अनुसार सागल नगर मगध-रद्ु में था । 
अपदान (9. !3) के अनुसार इस बात में तनिक भी संदेह नहीं कि माद्रा ही उस 
देश का नाम था जिसकी राजधानी सागल (शाकल) थी । 

७. शा, ॥4. 


३३ 


जनक-काल ६१ 


उशीगरों व वाशों को उदीच्य (उत्तरवासियों) के पूर्व स्थान दिया गया है । कु 
पंचालेषु अंग-मगधेषु काशी कौसल्येषु शाल्व मत्स्येषु स वश-उशीनरेष-उदीच्येषु' 
उक्ति से उक्त कथन और स्पष्ट हो जाता है । 

महाभारत में यमुना के समीप दो छोटे जलाशयों के तट पर उशीनर को 
यज्ञ करते हुए कहा गया है। कथासरित्‌-सागर के अनुसार जहाँ कनखल के 
पास गंगा पर्वतों से उतर कर मैदान में आती है, वहीं उशीनर पर्वत था। 
आजकल यह एक तीर्थ-स्थान है । यह पर्वत निश्चित रूप से दिव्यावदान' का 
उशीर-गिरि तथा विनय-पाठ' का उशीर-ध्वज रहा होगा । पाणिनि ने अपने कई 
सूत्रों में उश्ीनर देश की भी चर्चा की है और भोज नगर को इसकी राजधानी 
बताया है ।* 

ऋग्वेद में उश्ीनराणी नामक एक रानी का उल्लेख है तथा महाभारत, 
अनुक्रमणी और कुछ अन्य जातकों में राजा उशीनर तथा उनके पुत्र शिबि' की 
चर्चा है। जनक के समकालीन उशीनर को हम नहीं जानते । कौषीतकि उपनिषद्‌ 
के अनुसार काणी के अजातशत्रु तथा विदेह के जनक के समकालीन गर्ग्य बालाकि 
कुछ समय तक उशीनर देश में रह चुके थे । 

महाभारत के राजा विराट के राज्य मत्स्य का विस्तार अलवर, जयपुर 

तथा भरतपुर तक था। इन्हीं राजा बिराठ के दरबार में पाण्डवों ने अपने 


१. गोपथ ब्राह्मणा, . 0. 

२, महाभारत, !॥. 30,24. 

३. पंडित दुर्गाप्रसाद तथा काशीनाथ पाणडुरंग द्वारा संपादित, ठृतीय 
संस्क रण, 9. 5. उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में हरद्वार के पास कनखल है 
((/, ४॥5० महाभारत, ४. ।]. 6-23) । 

४. ?, 22, 

#. शिवा ||, 9. 39, 8७७ गणै78टी, ॥॥4, .(॥/., 905, 9. ।709, 

६. ][. 4, 20; ६५ 2. ।8. 

७. महाभारत, ७. 8, 2, #0ता ीएशाब, 9 0ि(6७8४ ० फ९ 
[5]]द्या88, 566 70. .॥/., ।985, 322, 

८४, ५, 5090, 0. 

€. महाभारत, ता], 29, 39; छक८ ॥4७४, ४०. 4, छ. 03; 
महाकान्हदू जातक, १२०. 469; निमि जातक, २०, 54; महानारद कस्सप जातक, 
४०, 544, €(८. 


घ२ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


वनवास-काल का अन्तिम वर्ष छुथ-वेष में बिताया था ।' किन्तु, पड़ोसी राज्य 
अलवर, शाल्व के अधिकार में था ।' मत्स्य राज्य दिल्ली के कुरु राज्य के दक्षिण 
तथा मथुरा के शुरसेन राज्य के पश्चिम में था। मत्स्य राज्य दक्षिण में चम्बल 
तथा पश्चिम में सरस्वती नदी तक फैला हुआ था। महाभारत में अपर-मत्स्य 
जाति का उल्लेख है जो इतिहासकार पार्जिटर के अनुसार चस्बल के उत्तरी तट 
की पहाड़ियों में रहती थी | सरस्वती और गंगा के प्रसंग में रामायरा में वीर- 
मत्स्य क्री चर्चा है।। कनिधम" के अनुसार जयपुर राज्य का बैराट प्राचीन 
मत्स्य राज्य की राजधानी था। पाजिटर" के अनुसार मत्स्य की राजधानी 
उपल्न्य थी । किन्तु, टीकाकार नीलकर॒ठ के अनुसार उपकश्ञव्य राजधानी नहीं 
वरन्‌ उसके समीप का (विराट नगर समीपस्थ-नगरान्तरम्‌) एक नगर था । ध 
सर्वप्रथम ऋग्वेद” में मत्त्य का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में 
ध्वसन हेतवन नामक एक मत्स्य राजा का नाम आया है। उसने सरस्वती के 


के निकट अश्तमेघ यज्ञ किया था । शतपथ ब्राह्मण में लिखा है-- 


चतुदंश द्वतवनो राजा संग्रामजिहृहयान्‌ 
इन्दाय वृत्रन्न बधनात्तस्माब्‌ इंतबनम्‌ सर (इति)।' 


१. भराडारकर, (काशांतीधर्ट (.८८(४7४५, 0. 03, 

२, ((. एा्, .॥॥/॥., ]9]9; ऐड. 4., 706४5 (९०/०१/४९८६ 4200 6॥- 
279, 2, ॥- 

३. महाभारत, ।।. 3. 2-7; ॥]. 24.25; ।४. 5.4; रामायण. , 7]. 
5. पाजिटर ने संकेत किया है (7.48/), !895, 250 ॥ कि मत्स्य देश खाएडव- 
प्रस्थ (दिल्ली) से दक्षिण की ओर है। पाणडव-कुमारों की विराट-यात्रा के 
वर्णन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इसको स्थिति शुरसेन के पश्चिम मथुरा 
में है। वीर लोग दशार्ण के उत्तर और पांचाल के दक्षिण से लगी सीमा के देश 
यमुना के पार से गुज़रे और फिर यइुल्लोम और शुरसेन देशों से बढ़ते हुए 
मस्स्य देश पहुँचे । फिर वे मत्स्य राज्य के देहात उपाप्लव्य से हस्तिनापुर जो 
कु के वंशजों की राजधानी थी, वहाँ रथ-यात्रा द्वारा दो रोज़ में पहुँचे । पहले ही 
दिन संध्या समय तक ब्रविकस्थल जो कि रास्ते में है, पहुँचा जा सकता है । 

४. (८7, !024, 397, .८7, 79. दक्षिण भारत में विराट नगर के 
लिए देखिये, (०8. (/४८., ।, 3, 558, 

५, 7357४, 895, 252, 

६. महाभारत, ॥७, 27. 4, (/, #ब, ४॥४., ]882, 327. 

७, ५४॥]. 8. 6. 

८. या, 5. 4, 9. 
« महाभारत, ]]. 24-25, 


रिउ 


जनक-काल ६३ 


गोपथ ब्राह्मण' में शाल्व, कौषीतकि उपनिषद्‌ में कुरु-पांचाल तथा महाभारत 
में जालन्दर दोआब के त्रिगत्त " और मध्य भारत' के चेदिवंश के साथ मत्स्य का 
उल्लेख मिलता है। मनुसंहिता" के अनुसार कुरुक्षेत्र, पांचाल तथा शुरसेनक 
प्रदेशों को मिलाकर पूरे भूभाग को ब्रह्मषि देश कहा जाता था । 


बिदेह के समकालीन मत्स्य नरेश का नाम नहीं ज्ञात होता, किन्तु कौषीतकि 
उपनिषद्‌ के अनुसार उस समय भी मत्स्य राज्य महत्त्वपूर्ण राज्य था | 


जनक के काल में भी कुरु राज्य ने इसका पूरा प्रयास किया कि ब्राह्मग- 
संस्कृति के देश के रूप में उसकी महत्ता बनी रहे । किन्तु, जनक के काल में कुरु 
के ब्राह्मगा केवल यज्ञ के कर्मकारड तक ही सीमित न रहकर दाहशंनिक ज्ञान की 
ओर भी भाकृष्ट हो चुके थे । इससे कुरु राज्य के तत्कालीन सामाजिक जीवन में 
एक प्रकार के विकास का संकेत मिलता है। छान्दोग्य उपनिषद्‌* के अनुसार 
परीक्षित के उत्तराधिकारियों के समय में कुरु राज्य के आ्थिक जीवन में कठि- 
ताइयाँ बढ़ गई थीं। जनक के समय में क्षुरु देश के लोग पूर्वी भारत में पैदा हो 
रही धमं-निरोधी नवीन आस्थाओं की ओर भी सुड़ चुके थे । विदेह के दरबार में 
कुर के ब्राह्मण (उषास्ति चाक्रायण) ब्रह्म और आत्मा पर विवाद भी करते थे । 
राज्य के पूर्वी भाग के नोगों के दूसरे राज्यों में आने-जाने के फलस्वरूप कुरु के 
जीवन का बौद्धिक स्तर भी काफ़ी ऊँचा उठा था। इसी प्रकार १५ वीं शताब्दी 
में कुस्तुनतुनिया से पश्चिमी यूरोप की ओर कुछ लोगों के जाने के फलस्वरूप 
पश्चिमी यूरोप का बौद्धिक जीवन काफ़ी समृद्ध हो गया था । 

यदि प्राणों में दी गई जन्मेजय के उत्तराधिकारियों की सूची ऐतिहासिक 
स्वीकार कर ली जाय तो जनक के समय में सम्भवतः निचाक्षु कुरु (हस्तिनापुर) 
के राजा माने जायेंगे । 





१ 20220/ 0 

पर. [७, ॥, 

३. महाभारत, 3४. ॥५. 30, ।. 2; 32. !. 2. 
४. ४. 74. ॥6, 

४. ॥], 9, 


६. .0, -7. 


॥ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


१, जन्मेजय १, इन्द्रोत देवाप सौनक 

२. शतानीक २. दृति ऐन्द्रौत (पत्र तथा शिष्य) 

३, अश्वमेघधदत्त ३. पुलुष प्राचीनयोग्य (शिष्य) 

४. अधिसीमा कृष्ण ४. पुलुषी सत्ययज्ञ (शिष्य) 

५. निचाक्षु ५. सोमशुषमा सत्ययाजी (शिष्य ) जनक 
के समकालीन 


पुराणों में बड़ी उत्सुकतापूर्वक कहा गया हैं कि निचाश्षु ही वह कुरु राजा 
थे जिन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर से कोशाम्बी में स्थानान्तरित की थी । 
जनक के काल में कौशाम्बी का अस्तित्व था, इसके पर्याप्त संकेत मिलते हैं ।' 
शतपथ ब्राह्मण में उद्यालक आरुणि के प्तमकालीन प्रोति कौशाम्बेय की चर्चा है, 
जो जनक के दरबार में भी आते-जाते थे। अतः स्पष्ट है कि कौशाम्बेय जनक 
के समकालीन थे । अपनी शतपथ ब्राह्मण की टीका में श्री हरिस्वामी ने कौशाम्बेय 
को कौशाम्बी नगर कहा है। अतः यह सोचना वांच्छनीय है कि जनक के समय 
में निचाक्षु तथा कौशाम्बी, दोनों का अस्तित्व था। अतः अब पौरारिक कथन 
को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं रह जाती | पुराणों के अनुसार गंगा 
के प्रवाह ( प्रवाह में हस्तिनापुर के बह जाने से ) के फलस्वरूप राजधानी 
स्थानानतरित की गई थी । मटची द्वारा कुक राज्य का तहस-नहस भी राजधानी 
के स्थानान्तरण का मुख्य कारण था। यह भी सम्भव है कि अभिप्रतारिण 
(कुरुवंश की शाखा) के यज्ञ-सम्बन्धी दृष्टिकोण का भी इससे कुछ सम्बन्ध हो । 
इस समय तक कुरू अपने राज्य के अन्दर भी अपनी राजनीतिक महत्ता खो छुके 
थे । वे सर्वशक्तिमान्‌ नहीं रह गये थे और दूसरे दे के हो गये थे । किन्तु, शतपथ 
भ्राह्मण के काल तक भरत-वबंश के सुख-समृद्धि की स्मृतियाँ ताजी थीं ।' 

१. (</. ४७०6० व, 70/,, 9. 23; 6/6 /॥6/०, 7. ॥99, 

२. कौशाम्बेय को कुशाम्ब का भी वंशज कहा जा सकता है, किन्तु इस वंश 
के राजा को, जो इस नगर के नाम पर अपना नाम धारणा करता है, उसे अलग 
नहीं किया जा सकता (८/ क्रमदीश्वर, 9. 794--कुशाम्बेन निवृत्ता 
कौशाम्बी-नगरी ) । 

रे. रा], 5, 4. ]-4; 2-253. 

मह॒दद्य भरतामाम्‌ न पूर्व नापरे जना: 
दिव्य सत्य इज पक्षाभ्याम्‌ नोदापु: सप्तवानसा (इति) । 


जनक-काल ६५ 


पांचाल राज्य में बरेली, बदायूं, फर्रखाबाद, रुहेलखंड के जिले तथा 
उत्तर प्रदेश के दोआब का क्षेत्र सम्मिलित था । इस राज्य की पूर्वी सीमा गोमती 
तथा दक्षिणी सीमा चम्बल नदी बनाती थी । पश्चिम में मथुरा के याकइलोम तथा 
शुरसेन थे। उत्तर में घने जंगल तथा गंगा नदी कुर व पांचाल देक्षों की सीमा- 
रेखा बनाती थी । उत्तर में गंगोत्री के समीपवर्च्ती जंगलों तक पांचाल राज्य की 
सीमा थी । वैदिक साहित्य, महाभारत या जातकों में कहीं भी पांचाल के उत्तरी 
या दक्षिणी भाग का उल्लेख नहीं मिलता | केवल संहितोउपनिषद्‌ ब्राह्मण में 
प्राच्य (पूर्वी) पांचाल की चर्चा मिलती है । पांचाल के दो भाग और थे । 
वैदिक साहित्य में आये “श्येनिक' शब्द से इस कथन की पुष्टि होती है !' पचाल 
की पुरानी राजधानियों में से एक राजधानी काम्पित्थ सम्भवतः बदायूं और 
फ़र्रखाबाद' के बीच कम्पिल नामक स्थान पर थी | शतपथ ब्राह्मण" में पांचाल 
की दूसरी राजधानी को परिवक्रा या परिचक्रा नगर कहा गया है। वीबर के मता- 
नुसार महाभारत-काल में इस नगर को 'एकचक्रा' कहा जाता रहा है । 

पांचालों में जैसा कि नाम से ही प्रकट है--कृवि, तुर्बश, केसिन, धश्ुझु्जय 
तथा सोमक पाँच वंश शामिल थे ।” वैदिक साहित्य के अनुसार प्रत्येक वंश के एक 
या एक से अधिक राजकुमार हुए थे । उदाहरणार्थ, कृवि में क्रव्य पांचाल, तुर्वेश में 
सोन सात्रासह, केसिन में दाल्म्य, श्वक्षलय-वंश में दैववात, प्रस्तोक, वीतह॒व्य, सहदेव 
सारन्जय तथा दुष्तरितु आदि थे । सोमक-वंश में सोमक साहदेव्य राजकुमार थे । 
उपर्युक्त प्रथम तीन नाम पांचाल के राजपद से सम्बन्धित थे । 


१. ऋग्वेद, ७, 68. 7-9; महाभारत, 3, 38.74; 50 |; 66; 
[५, 5.4; 7%. 4]. 

२, हबबात ४०४, 4. 469. (7, ४]5० पंतजलि (ऋ:९॥४०११$ ८१., 
ए०ण. 4, 9. 2) ००० ?00077)/5 779०४ (५४॥. ।, 53) । इसमें अदिस्दर 
नगर (अहिच्छत्र ?) तथा कन्नोर (कन्नौज ?) भी आ जाता था । 

रे, हवा काबंछ, 7, ॥87. 


४. वा काबध्ड 4, [49; (फाजंगड्टगशा। गत 3452, 865, 78; 
467, 924, 43. 


४. >[[, 5.4.7. 

६, 7४4८ ॥॥बंध४, । 494. 

७. पुराणों के अनुसार (आह्यण पुराण, >ता, 94 ६. दर मत्स्य, 50.3) 
मुद्गल, श्यूज्ञय, बृहृदिषु, यवीनर तथा कृमिलाश्व पांचाल जनपद के ही भागक थे । 
5 


६६ प्र।चीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


ऋग्वेद के एक श्लोक में कवि तथा सिन्धु और असिक्ती (चिनाब नदी) का 
उल्लेख आया है । किन्तु, कृविवंश की निवास-भूमि के बारे में कोई भी स्पष्ट 
उल्लेख नहीं मिलता । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यही लोग परिवक्रा नगर के 
पाचाल राजा थे। शतपथ ब्राह्मगा के अनुसार पांचाल राजा सात्रासह ने अश्व- 
मेध यज्ञ किया तो ६ हज़ार ६ तुर्वश उठ खडे हुए-- 
सात्रासहे यजमानेःस्वमेधेन तौबंशा:ः 
उदीरते त्रयस्श्रिशा: षघटसहु्राणि बरसिर्णां ! 
सप्युक्त पंक्तियों से पांचालों तथा तुर्वशों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध का संकेत 
मिलता है। पुराणों के अनुसार मारत्त-वंश के बाद तुर्वशु (तुर्वश) वंश-परम्परा 
पौरव-बंश में विलीन हो गई। पांचाल लोग पौरबों के ही वंशज थे। अतः 
पांचालों व तुर्बशों का विलय असम्भव नहीं लगता । ऐसा लगता है कि राजा शोन 
का वंश बाद में बरेलीं के अहिच्छत्र के सम्पर्क में भी आया था । 
वैदिक साहित्य के अनुसार पांचालों से सम्बंधित केसिन-वंश” गोमती के 


१. ४, *. 4. 7--क्ृंवय इति ह वय पुरा पंचालान्‌ आचक्षते | ८66 
आवं?, ।. ।98, /९०८०३ताआह9  फिवरला किया, > लिप सिश/वव, 
3४३, ॥, ।937, 9. 65, उरच्कारएंउस एक्ट वब्यारते विय व तावणान 
तवैत्ााता ध्रोत घ85 पीला' प्रप।तों पीएफ 9४, 

२. 06 ७790, बुद्ध, 0. 40; शतपथ ब्राह्मण, रा], 5.4.6., हि. 
900, [बार सकी हब त/6कॉएिावाला सैलए, ४ला।88 (0७० ैद्वा। 885- 
०७॥॥८ 4,0928) के अनुसार तुर्वश' शब्द तेरेष या तुर्थ के लिए ही आया है जो 
एक मित्र व्यक्ति था तथा मेनप्तह या मेनेप्तह से युद्ध भी किया था ((:, ।23-25 
फछ, 0.) । %०१००१ ने विरेष' को तिरिसेनियन कहा है (. 7:४०) थी 
422 १97, ]0« 467) | 

३. .॥/77, 9. १/8. तुर्वसों: पौरवम्‌ वंदम्‌ प्रविवेश पुरा किल 
(वायु, 99.4) । 

४. (772, 457, ॥ं,, 4, 9, 025. 

५. ट्वां८ ॥४4०घ। 86-87, केसिन दाल्म्य शब्द केसिन और दाल्म्य के 
बीच घनिष्ठ संबंध की ओर संकेत करता है। ऋग्वेद (५, 6] 7-!9) के अनुसार 
ये गोमती के निवासी थे । महाभारत (%, 4] ।-3) से स्पष्ट है कि दाल्म्य 
झोगों से संबंधित गोमती नैमिष से दूर नहीं होगी । यह पांचालों से भी 
संबंधित रही होगी । संभवत. यह नदी गुमती रही है जो निमसार (प्राचीन) 
सींतापुर के पास से बहती है। 


जनक-काल ६७ 


आसपास निवास करता था। उत्तर वैदिक परम्परा में श्रुज्ञय व पांचाल वंश 
एक दूसरे से सम्बन्धित थे । महाभारत में उत्तमौज-वंक वालों को पांचाल्य या 
शृज्ञय दोनों नामों से पुकारा गया है। महाभारत-काल ' में यह वंश यमुना के 
तटवर्तों प्रदेश में रहता था । समृचे महाभारत में सोमक तथा पांचाल एक दूसरे 
से सम्बन्धित कहे गये हैं और सोमवंश के लोग काम्पिल्य एवं उसके आसपास 
रहते थे । 

बीरगाथाओं में पांचालों के राजवंश को भरत-वंश" का ही कहा गया 
हैं। इस वंश के राजाओं में दिवोदास और सुदास भरत-बंश से सम्बन्धित कहे 
गये हैं। किन्तु, इनको पांचाल राजा नहीं माना गया है। महाभारत में द्रपद 
को यज्ञसेन का भी नाम दिया गया है । उनके एक पुत्र का नाम शिखण्डिन था। 
किन्तु, यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वे राजकुमार थे, या पांचाल-नरेश केसिन- 
दाल्म्य के पुरोहित थे । कौशीतकि ब्राह्मण” में एक शिखणिडन यजश्सेन का 
नाम आया है । 

पांचालों का इतिहास कुरुओं से हुए युद्धों तथा सन्धियों से परिपूर्ण है। 
महाभारत में इन दोनों वंशों के बीच चली युद्ध-परम्परायें सुरक्षित है। महा- 
भारत से ही हमें यह भी सूचना मिलती है कि उत्तर पांचाल कहा जाने वाला 
पांचाल का कुछ भाग कुम्ओं ने अपने गुरुओं को दे दिया था । सोमनस्स जातक” 
में उत्तर पांचाल नगर का उल्लेख मिलता है। वैसे एक समय ऐसा भी आया, 
१, छप्डाण, मार्कणडेय पुराण, ए 353; महाभारत, 7. 38, 37; 
५, 48, 4।; ब्रह्म पुराण, , 94. 

२. महाभारत, ७]]]. ]]. 3]; 75. 9. 

३. महाभारत, ॥7. 90, 7. शा ९0एाशशाप्बवाए- 

४. (. महाभारत, [. 85. 3; 93, ]; ॥. 77. 0--धृष्टद्य मन 
सोमकानाम्‌ प्रवर्ह:, सौमकिर्‌ यज्षसेन इति । कु 

५. महाभारत, आदि, 94. 33; मत्स्य, 50. ]-6; वायु, 90, 94-20, 

६. ह्वात 4०४ 4, 0. 363; ॥, 99. 39. 454. 

७. महाभारत, आदि, ]66, 24; भीष्म, 90, ८. ८४९(. 

८. एव, 4. 

€. महाभारत, . 66. 

१०. ९०. 505. जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण (तर. 7. 6.) में कुरु-पांचाल- 
एकता की ओर संकेत किया गया है । 


ह्द्द प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


जब कुरु और पांचाल वंश के सम्बन्ध बडे अच्छे थे और पारस्परिक वैवाहिक 
सम्बन्ध भी हुए थे । पांचाल राजा दाल्म्य, कुरु राजा उच्छखवा की बहन के पृत्र 
थे। महाभारत में ही पांचाल की एक राजकुमारी का विवाह कुरु के वंशज 
पांडवों के साथ हुआ था, ऐसा उल्लेख मिलता है । 

वैदिक साहित्य में वणित पांचाल राजाओं में से एक प्रवहरणण जैवालि 
जनक के समकालीन थे । उपनिषदों के अनुसार प्रवहण जैवालि जनक के दरबारी 
पंडितों आरुग्गि, श्वेतकेतु, शिलक शालावत्य तथा चैकितायन दाल्म्य से शाज्ञार्थ 
किया करते थे । ऊपर यह स्पष्ट हो चुका है कि उपर्यक्त प्रथम दो पंडितों में 
दोनों वैदिक जनक के समकालीन थे । 
काशी 

काशी का राज्य &०० मील क्षेत्र में विस्तृत था। वाराणसी (बनारस) 
इसकी राजधानी थी । काशी को केतुमती, सुरुन्धन, सुदस्सन ब्रह्मबद्धन, पुफ्फावती, 
रम्म तथा मोलिनी नामों से भी पुकारते थे । तगर की चतुदिक सीमा ३६ मील 
लम्बी थी ।' 

अथवबेद के परिवर्धित संस्करगणों में काशी की जनता का भी उल्लेख आया 
है ।' इन लोगों के कोशल तथा विदेह के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध भी थे। शांखायन 
श्रौत सूत्र” के अनुसार जल जातुकरुय को काशी, विदेह तथा कफोशल तीनों का 
पुरोहित कहा गया है | ये जनक तथा इ्वेतकेतु के समकालीन थे। सत्तभस्त जातक" 


१. टिवां। गां/॥, 7. 84, 87, 468. महाभारत में दी गई वंशावली 
में उच्छुज्वा नाम के एक राजकुमार का उल्लेख आया है । 

२. ब्रृदहारण्यक उपनिषद्‌, ४]. 2; छान्‍्दोग्य उपनिषद, व. 8. !; 
३५६३६ 4६ 

३. & ४४०८४ 9775९, धजविहेठ जातक, ०, 39. 

४. एवाव्ह४5, रु #8४ का्बंगाब, रिबा+ ॥[, छ. 73, (क्ाइलोवर्ल 
76८४6, )0]8, 77. 50-5]. वाराणसी जब्द उन दो छोटी नदियों पर 
आधारित है जिनके बीच यह नगर बसा है--वाराणयास्तथा च आस्पा मध्ये 
वाराणसी पुरी (पद्म, स्वर्ग खण्ड, छा, 50)। 

५. तराडुलनालि जातक, !५४०, 5. 

दि. 4८ 7480४, 47. 69, 

७, &५॥, 29, 5. 

5. ०, 402. 


जनक-काल ६६ 


में काशी के एक शासक का नाम जनक कहा गया है । ये उपनिषदों के जनक नहीं 
थे, क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि सुप्रसिद्ध जनक के काल में काशी के 
राजा का नाम अजातकत्र था। 

अजातश्नत्र के पूर्वजों के सम्बन्ध में बहुत थोड़ी जानकारी प्राप्त हो सकती 
है । अजातशत्रु का नाम पुराणों में दी गई काशी के शासकों की सूची में नहीं 
मिलता । काशी के राजा धृतराष्ट्र का नाम भी इस सूची में नहीं मिलता । 
धृतराष्ट्र को शतानीक सात्राजित ने परास्त किया था और उसके बाद शतपथ 
ब्राह्मण के काल तक इस वंश का उत्थान नहीं हो सका था । महागोविन्द सुत्तन्त' 
में घृतराष्ट्र का नाम 'धतराट्ट' के रूप में भी मिलता है और वे भरत-बंश के 
राजकुमार कहे गये हैं। पुराणों में काशी के राजवंश को मरत-बंश की शाखा 
कहा गया है । वैदिक साहित्य में इस वंश के दो राजाओं--दिवोदास और दैव - 
दासी--का नाम मिलता है, किन्तु बाद के साहित्य में उन्हें काशी का नहीं वरन्‌ 
नेमिपीय कहा गया है ।' 


जातकों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि कभी-कभी काशी के राजवंश के 
अयोग्य राजा गद्टी से उतार दिये जाते थे और उनके स्थान पर दूसरे वंशों के 
लोग शासक बन बैठते थे ! यह स्पष्ट है कि काशी के राजाओं में सभी किसी 
एक वंश के नहीं थे । इनमें से कुछ मगध के थे" तो कुछ विदेह के । इनमें से 
बहुत से शासक ब्रह्मदत्त थे । श्री हरित कृष्णदेव' के अनुसार ब्रह्मदत्त किसी एक 
शासक विशेष का नाम नही था । वायु तथा मत्स्य पुराणों में लगभग सौ राजाओं 
को 'ब्रह्मदत्त! की उपाधि या विशेषण से अभिहित किया गया है-- 


शतम्‌ वय ब्रह्मदसानाम 
थीराणां कुरुव: शतम | 
१. वायु, 99. 2!-74; विष्णु, ७, 8. 2-9. 
२. 95 ए2ए705, 97686 व #ट 8%4/6, रिकाए व], 9. 270. 
३, कौशीतकि आाह्यण, ऋरुएं, 5. 
४. (/, जातक, 378, 40, 529. 
४. इस सुझाव को डॉ० डी० आर० भराडारकर ने भी स्वीकार कर लिया 
है ((द#ांगबन 7.00६75, 298, 9. 56) । 
६. मत्स्य, (8, 273, 7; वायु, 08. 99, 454. 


७० प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


महाभारत' में भी सौ 'बह्मदत्तो' की चर्चा है। दुम्मेध जातक" के अनुसार 
शासक तथा उसके राजकुमार दोनों के साथ त्रह्मदत्त' शब्द जोड़ा जाता था । 
गंगमाल जातक के अनुसार बनारस के राजा उदय को भी "ब्रह्मदत्त! कहा जाता 
था । इस प्रसंग में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि काशी के राजवंश का नाम ही 


ब्रह्मदत्त था । कप 
कुछ भी हो ब्रह्मदत्त नामधारी शासक किसी एक वंश के शासक नहीं थे । 


दरीमुक जातक का मनोनीत राजा मगध का राजकुमार था। कुछ दूसरे ब्रह्मदत्त 
नामधारी राजा विदेह के राजवंश के थे । मातिपोसक जातक' के अनुसार काशी 
के एक ब्रह्मदत्त का विवरण इस प्रकार है-- 
मुत्तोईम्हि कासिराजेन बिदेहेन यसस्सिना ति । 
सम्बुल जातक में काशी के राजा ब्रह्मदत्त के पृत्र सोत्यिसेन को विदेहपुत्र 
भी कहा गया है-- 
यो पुत्त कासिराजस्स सोत्यिसेनो ति तम_ बिदू 
तस्साहम्‌ सम्बुला भरिया एवं जानाहि दानव, 
विटेहपुत्तो भद्दन ते बने वसति आतुरो । 
सम्भव है जनक के समकालीन काशी के राजा अजातशत्र ब्रह्मदत्त ही रहे 
हों । यद्यपि उनकी वंश-परम्परा अज्ञात है, किन्तु उपनिषदों के अनुसार वे 
उदालक आरुणि के समकालीन थ। उद्दालक जातक में कहा गया है कि उद्दालक 
के समय में काशी के राजा को ब्रह्मदत्त' कहा जाता था । 
उपनिपदों में अजातशन्र, तथा गर्ग्य बालाकि के बीच शास्त्रार्थ का उल्लेख 
मिलता है। कौषीतकि उपनिषद्‌ में कहा गया है कि विद्याप्रेमी के रूप में 
अजातशत्र, विदेह के जनक के प्रतिस्पर्धी थे । शतपथ ब्राह्मण” के एक प्रसंग में 


. ]. 8. 23, 

- ४०, 50; ४७।. ॥, ७9. १._0. 

: (2. सुशीम जातक (4]), कुम्म सपिड जातक (4!5), अट्टान जातक 
(425), लोमस कस्सप जातक (।33) आदि । 

42]. 

- +४०. 455. 

« ४०, 5]9. 

- ४. 5. 5. ।4. 


ना 4 >> 


हर 


छू 0 #<#< 


जनक-काल ७१ 


भद्रसेन अजातशत्र नामक एक व्यक्ति उद्यालक आरुणि से बहुत प्रभावित था । 
मैकडोनेल और कीथ के अनुसार वह व्यक्ति काशी का राजा ही था| सम्भव है 
यह व्यक्ति अजातशत्रु का पुत्र या उत्तराधिकारी रहा हो । 


कोशल ॥॒ 
आधुनिक काल का अवध ही प्राचीन काल का कोशल राज्य था।' उत्तर 


की ओर नेपाल की पहाड़ियों तक तथा पूर्व में इसे विदेह से अलग करने वाली 
सदानीरा नदी तक कोशल की सीमा थी । पहले यह वन-प्रदेश था, किन्तु बाद 
में यहाँ ब्राह्मण आये और विदेह जैसे राज्य की स्थापना हो गई | माथव विदेघ 
के यहाँ आने की कथा से स्पष्ट है कि कोशल का राज्य ब्राह्मणों के विदेह-आग- 
मन के पूर्व था, किन्तु ब्राह्मणों के सरस्वती के तट पर बसने के काल के 
बाद ही इसका अस्तित्व माना जाता है। कोशन के दक्षिण में सपिका या 
स्यन्दिका' तथा परश्चिम में गोमती नदी थी । यह नदी नैमिषारएय से होकर 
बहती थी और कोशल तथा अन्य राज्यों ( जैसे पांचाल आदि ) के बीच सीमा- 


रेखा का काम करती थी ।_ 
महाभारत में उत्तर कोशल और मुख्य कोशल को अलग-अलग माना गया 


है। इसी प्रकार दूरवत्ती कोशल तथा समीपवर्त्ती कोशल भी अलग-अलग माना 
गया था । समीपवर्त्ती कोशल तथा सुदूर कोशल दक्षिण भारत" में पड़ते थे । 
पूर्व-कोशल निश्चित रूप से प्राकू-कौशल से भिन्न था। यह भाग सरयू और 
मिथिला के बीच स्थित था। 

वैदिक साहित्य में कोशल के किसी नगर का उल्लेख नहीं है । यदि रामायण 
प्र विश्वास किया जाय तो जनक के समय में कोशल (कोशलपुर) की राजधानी 


१, ७8/, ४2,., |). [4. 

२. गोपथ ब्राह्मण मे कोशल का उल्लेख आया है (॥ 666 7#४८४, . 95) । 

रे. रामायण, ]7. 49. -2; 80. ); (7. सुन्दरिका, #ाव््व 
व), 4. 209, 

४. रामायण, . 68. 3; 7]. 6-!8; ४. ।04, 45 ( कोशल के 
राजा ने गोमती के नैमिषारण्य में यज्ञ किया था); (7. महाभारत, ता. 
355.?; 7४, 4.3 (पांचाल नँमिष से दूर नहीं था)। ऋग्वेद ( ७. 6. 
7-9) में दाल्म्य तथा पांचाल गोमती के निवासी कहे गये हैं । 

५. महाभारत, , 30.2-3;3].2-3. 

६. महाभारत, 7. 2... 28. 


७२ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


अयोध्या थी । यह नगर सरयू के तट पर बसा था। इसका क्षेत्र १२ योजन में 
फैला हुआ था।' ऋग्वेद में भी सरयू नदी का उल्लेख है तथा इसके तट 
पर किसी आर्य नगरी की चर्चा है ।' रामायरा' मे दशरथ के समकालीन चित्ररथ 
का नाम आया है जो सरयू के तट पर रहते थे । ऋग्वेद के स्तोत्रों में दशरथ की 
प्रशंसा की गई है । किन्तु, उसमें यह स्पष्ट नहीं कहा गया है कि वे ही सीरध्बज 
जनक के समकालीन इद्षवाकु-वंश के राजा थे। रामायण के अनुसार दशरथ के 
सबसे बड़े पुत्र ने जनक की पूत्री सीता से विवाह किया था। ऋग्वेद में राम 
नामक एक असुर की भी चर्चा है।' किन्तु, कोशल से उसका कोई सम्बन्ध नहीं 
दिखाया गया है । दशरथ जातक में दशरथ और राम को वाराणसी का राजा 
कहा गया है, किन्तु जनक और सीता के सम्बन्ध को अस्वीकार किया गया है। 

कोशल सम्भवत: जनक के पुरोहित आश्वल की जन्मभूमि थी । प्रश्न उप- 
निषद्‌ के अनुसार पुरोहित आश्वल सुकेशा भारद्वाज तथा कोशल के राजकुमार 
हिरएयनाभ के समकालीन पिप्पलाद के शिप्य आश्वलायन कौशल्य ' के पूर्वज रहे 
होंगे । कोशल का विस्तृत इतिहास अगले अध्याय में दिया जायेगा। 


३. मिथिला के अन्य विदेह शासक 


पुराणों में सीरध्वज जनक' के उत्तराधिकारियो की एक लम्बी सूची दी गई 
है। भवभूति ने सीरध्वज जनक को याज्ञवल्क्य” का समकालीन माना है । 
पुराणों में दी गई विदेह राजाओं की सूची में से एक या दो को छोड़कर शेष कोई 

१. रामायण, [.55.7. यह अवध के फ़ेज़ाबाद जिले में है। कोशलपुर नाम 
के लिये रामायण, ॥] ]8.38. देखिये । 

२. ५.३0.8. 

३. ,32.7, 

४. ,26.4. 

५. 5. 99.]4, 

६. अरवलस्थापत्यम्‌ आइवलायन: [प्रश्न उपनिषद्‌ (].! ) की शंकर की टीका] । 

७, वायु, 89,8-23; विष्णु, 7५, 5.2-] 3.; 404 ९१, ० फ्रांड ७07]:, 
77. 67. 7. 

८. महाबीरत चरित, , ७ 


2४९ 4; [[, ७७/४९ 43; उत्तर रामचरित, 
7ए, ५६:४० 9, 


मिथिला के अन्य विदेह शासक ७४ 


भी वैदिक, बौद्ध तथा जैन साहित्य में उल्लिखित विदेह के छासकों से समानता 
नहीं रखता | इसलिये यह कहना कठिन है कि ये सूचियाँ कहाँ तक विश्वसनीय 
हैं । वीरगाथाओं में आये राजाओं की वैदिक जनक से समानता स्थापित करना 
सबसे कठिन समस्या है । भवश्रति के मत के समर्थन में दिये जा सकने वाले तकोँ 
का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। सीरध्वज का नाम सूची में काफ़ी ऊपर 
है। किन्तु, इससे यह नहीं सिद्ध होता कि वे राजवंश के अन्त के बहुत पहले हुए 
थे | इस प्रसंग में यह स्मरण रखना चाहिए कि वास्तव में मगध के राजा बिम्बि- 
सार के समकालीन प्रद्योत पौराणिक सूची में इनसे € पीढ़ी पूर्व रखे गये हैं । 
कोशल के प्रसेनजित के समकालीन इक्ष्वाकु राजा सिद्धार्थ इनके पितामह 
माने गये हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जनक के समय में ही कई अन्य समानान्तर 
राजवंश के शासन समकालीन ही थे ।' इसलिये सीरध्वज-सम्बन्धी निर्णय को 
अभी विचाराधीन ही समभाना चाहिए । चूँकि सूची में सीरध्वज के स्थान के 
बारे में अभी सन्देह है, इसलिये यह कह सकना कठिन है कि उद्दालक या याज्ञ- 
बल्क्य के समकालीन विदेह के राजा के बाद की सूची में कौन-कौन से राजा 
हुए थ । जातकों के अनुसार राजा निमि जनक के बाद हुए थे, क्‍योंकि वे राज- 
वंश के अन्तिम राजा के पूर्व गद्दी पर बेठे थे । इतिहासकार पारजिटर के अनुसार 
पौराणिक राजाओं की सूची के बहुलास्व तक के राजा महाभारत के पूर्व हुए 
थे । बहुलास्व के पृत्र कृति को पाजिटर ने महाभारत" का कृतक्षण माना है ओर 
उन्हें युधिष्ठिर का समकालीन कहा है, जैसा कि दो पुराणों में भी कृति को जनक- 
वंश का अन्तिम राजा कहा गया है । कृति और हृतक्षण की समानता सत्य 
नहीं लगती । उचित तो यह होगा कि कृति को पुराणों का कराल जनक कहा 
जाय, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि कराल जनक को जनक-वबंद का अन्तिम 
शासक माना गया है। इस सम्बन्ध में केवल इतना ही आपत्तिजनक हो सकता 
है कि कराल जनक को निमि का पुत्र कहा गया है जबकि कृति बहुलास्व के 
पुत्र थे । किन्तु, यह भी तो हो सकता है कि इस वंश के कई राजा अपने नाम में 
“निि” शब्द जोड़ते रहे हों और बहुलास्व भी उनमें से एक रहे हों। अतः 


१. ७]. 6.70. ६. रामायण, . 72.8. 
२, 47, 9. 49. 

३. ॥. 4.27. 

४. 4707, 99, 96,330; 


जड़ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


कराल और कृति को जनक-वंश की दो भिन्न-भित्र शाखाओं के अन्तिम व्यक्ति 
मानने की आवश्यकता प्रतीत होती है । 

वैदिक साहित्य में जनक और माथव के अतिरिक्त नेमि साप्य तथा पर-आह्वार 
को भी विदेह का राजा कहा गया है । मैकडोनेल तथा कीथ ने आह्वार की समा- 
नता कोशल के पर-अटणार से स्थापित की है, जिसकी चर्चा अगले अध्याय में 
होगी । नेमि साप्य को पंचविश तथा ताण्ड्य ब्राह्मण में प्रसिद्ध यज्ञ करने वाला 
कहा गया है। उत्तराध्ययन सूत्र के नेमि, विष्णु पुराण के नेमि, कुम्भकार , 
निमि जातक' तथा मज्मिम निकाय के मखादेव सुत्त' के निमि से नेमि साप्य की 
समानता स्थापित करना निस्सन्देह एक समस्या है । निमि जातक में कहा गया है 
कि नि्मि मैथिल-वश के अन्तिम राजा के पर्व हुए थे। कुम्मकार जातक तथा 
उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार राजा नेमि या निमि पाचाल के राजा दुम्मुख (ठ्रिमुख। 
गांधार के राजा नग्गजी (नग्गाति) तथा कलिंग के राजा करणड् (करकरडु) के 
समकालीन थे । दुम्मुख का पुरोहित बृहदुक्थ वामदेंव का पुत्र था। वामदेंब सह- 
देव के पुत्र सोमक के समकालीन थे ।” सोमक विदर्भ के राजा भीम तथा गान्धार 
नरेश नग्मजित (नग्गजी) से सम्बन्धित थे । इससे यह सम्भव लगता है कि दुम्भुख 
नग्नजित के समकालीन रहे होंगे । यही तथ्य हमें कुम्भकार जातक व उत्तराध्ययन 
सृत्र में भी मिलते है । 

निमि जातक के अनुसार जिस समय निमि का जन्म हुआ, ज्योतिषी ने इनके 
पूर्वजों को बता दिया था कि “राजन | यह पुत्र आपके वश का अन्तिम राजा 
होगा और इसके बाद आपका वश समाप्त हो जायगा ।”! 

निमि के पुत्र कराल जनक की मृत्यु के बाद सचमुच ही वंश समाप्त हो 


१, ४४७, ॥0., ।7-8. 

२. ७//:, >१.७. 87. 

३. ४०. 408. 

४. ६२४०. 54]. 

५, ९०८ 4/4०५, ]. 370. 

६. /0४४., 4. 7!, 

७. ऋणेद, ७. |5, 7-0 अनुक्रमणी सहित । 

८. ऐतरेय ब्राह्मण, ५।।. 34. 

६. मख्तादेव सुत्त (मज्किम निकाय) ।[. 82; निमि जातक । 


मिथिला के अन्य विदेह शासक ७४ 


गया | इस राजा की महाभारत के कराल' से समानता मानी जा सकती है। 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि भोज जिन्हें दारडक्य भी कहा जाता है, 
एक ब्राह्मण-कन्या का कौमार्य नष्ट करने के प्रयास के फलस्वरूप अपने राजपाट तथा 
बन्धु-बन्धवों सहित सदा के लिए विनष्ट हो गये । हो सकता है यही राजा कराल 
या कलार रहा हो । कराल (विदेह), उनके राजपाट तथा बन्धु-बांन्धवों का भी 
विनाश हो गया ।' निमि जातक के अनुसार कराल से विदेह के राजवंश का अन्त 
हो जाता है । विदेहों के पतन से रोम के टारक्िस की याद आती है। वह ऐसे 
ही अपराधों के फलस्वरूप देश से निकाला गया था ओर जैसा रोम में हुआ 
था वैसा ही विदेह में भी हुआ | राजतन्त्र के बाद गणतन्त्र-शासन प्रणाली 
(वज्जियन गखणातंत्र) का उद्भव हुआ । 

विदेह के राजवंश को समाप्त करने में काशीवालो का भी हाथ था, इस कथन 
पर विश्वास करने के पर्याप्त कारण हें । जनक के समकालीन काशी राजा अजात- 
शत्रु जनक की चतुदिक्‌ कीत्ति से जलते थे। “यथा कास्यो वा वैदेहों वा उम्र-पुत्र 
उज्यां धनु रू-अधिज्यां कृत्वा दौ वाणवन्तो सपत्नातिव्याधिनौ हस्ते कृत्वोपतिष्ठेद्‌ ।”” ' 
इस कथन से काशी विदेह के योद्धाओं में यदाकदा हुए संघर्षों का संकेत मिलता है। 
महाभारत में काशी के राजा प्रतर्दन तथा मिथिला के राजा जनक" के बीच हुए 
युद्ध का उल्लेख मिलता है। पाली टीका 'परमत्थ जोतिका”' में कहा गया 
है कि जनक-वंश के बाद लिच्छवि-वंश का उद्भव हुआ । ये लोग उत्तरी बिहार 
के एक-एक सशक्त राजवंश तथा वज्जियन गणतंत्र के मुख्य अंग हो गये । वास्तव 
में ये लोग काशी की ही राजकुमारी की सन्‍्तान थे । इस संकेत से इस तथ्य की 


१. व, 302. 7. 


२. अश्वघोष के बुद्धचरित (४, 80) से अर्थक्षास्त्र की प्रामाणिकता 
सिद्ध होती है । “कराल जनक ने ब्राह्मण-कन्या से प्रेम किया, जाति से वंचित 
हुआ, किन्तु प्रेम का परित्याग नहीं किया ।”! 

३. बृहदारएयक उपनिषद्‌, !. 8.2, उम्र के पुत्र ने काशी या विदेह से 
धनुष-वाण खीचा था ( ए४ाधलाफाा2, 70. 77/,, ४॥5$8000, स्‍, 229 
भ्यंप 8890 स्याएातं4प005) । 

४. ऊँत।., 99, -2. 

५. रामायण, ७।॥], 48. 5. 

६. ४०. |, छ. 58-65, 


७६ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


पृष्टि होती हैकि काशी के हो राजवंश ने कालान्तर में अपने को विदेह में 
जमा लिया | 
४. विदेह-शासकों के समय में दक्षिण भारत 


'दक्षिणापद' शब्द ऋग्वेद' में आता है और इससे उस प्रदेश का बोध होता 
है, जहाँ लोग निर्वासन-काल में जाते थे । कतिपय विद्वानों के मतानुसार दक्षिणापद' 
का अर्थ सर्वमान्य आर्य-प्रदेश की सीमा से बाहर दक्षिण का भाग था। पाणिनि' 
ने भी 'दक्षिणात्य' शब्द का प्रयोग किया है। बौद्धायन में दक्षिणापथ तथा सौराप्टू 
का उल्लेख साथ-साथ आया है | यह कहना कठिन है कि पाणिनि के दक्षिणात्य, 
तथा बौद्धायन में आये 'दक्षिगापथ' का क्या अर्थ है ? पालि-साहित्य में दक्षिणापथ 
के साथ अवन्ती (मालवा) का भी नाम मिलता है तथा एक स्थान पर इसके 


भोदावरी के तट पर होने का उल्लेख आया है । महाभारत के नलोपाख्यान में 
दक्षिणापथ को अवन्ती और विन्ष्य से भी आगे तथा विदर्भ और (दक्षिण) कोशलों 
के भी दक्षिण में कह। गया है। दक्षिण के कोशल, वारधा तथा महानदी के तट के 
निवासी थे । दिग्विजय-पर्व में मद्रास प्रेसीडेन्सी के दक्षिणी भाग को दक्षिणापथ 
कहा गया है। गुप्त-काल में कोशल से राँची राज्य तक यह प्रदेश फेल गया था । 
बाद में यह प्रदेश विन्ध्य भारत तथा नर्मदा तक फेला था ।* 

उपर्युक्त दक्षिणापथ शब्द का चाहे जो भी अर्थ हो, किन्तु इतना निश्चित है 
कि निभि तथा कराल विदेह राजाओ के समय में आर्य लोग विन्ध्य पर्वत के पार तक 
फेल चुके थे और वहाँ नर्मदा से गोदावरी तक कई राज्यों की स्थापना की थी । 
इन्ही राज्यों में से विदर्भ भी एक था । विदर्भ में बरार ( आइने-अकबरी 
का वरदातट) तथा वरधा (वारदा) और वेनगंगा के मध्य का अधिकाश 
भाग शामिल था । उत्तर में ताप्ती की सहायक परयोषणी नदी तक यह 
फैला हुआ था ।* निमि के काल में भी विदर्भ निश्चित रूप से एक 


१. 2. 6.8; 7८४६८ 274०, 4, 337. 

३७4७४२:०. पे, 

३. बौद्धायन सूत्र, [. ]. 29. 

४. 22770, ], 4050; महाभारत, ॥] 3]. ।6-] 7; 774. 6]. 2-23. 
इलाहाबाद का समुद्रगुप्त का स्तम्भ-लेख; #4९९, 02:क्कप्# ०7 ॥#6 /ंबाद्व८3४ 


2०6, 34] #॥. प्रफ0 2७9॥5 वांडाप्रड्ठणां।९05. क्‍0907479065 
(दक्षिणापथ ) 9० [)गाापट्व (तमिलनाड) । 


४. महाभारत, ॥], 6. 22-23, 420., 3]. 


विदेह-शासकों के समय में दक्षिण भारत ७७ 


प्रख्यात राज्य था। कुम्भकार जातक तथा उत्तराध्ययन के अनुसार निमि गांधार 
के राजा नग्नजित के समकालीन थे । ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार गान्धार-नरेश 
नग्नमजित विदर्भ के राजा भीम के समकालीन थे। 


“एतम्‌ हैव प्रोचतु: पर्॑त-नारदौं सोमकाय साहदेव्याय सहदेवाय सारंजयाय 
बचन्नवे दैवावृद्धाय भीमाय वैदर्भाय नमग्नजिते गान्धाराय । ”! 

अत: विदर्भ निमि के समय में एक स्वतंत्र राज्य था। पौराणिक उल्लेखों से 
ज्ञात होता है कि विदर्भ में यदुबंध के लोग राज्य करते थे । जैमिनीय ब्राह्मण ' 
में भी इस राज्य का उल्लेख मिलता है| विदर्भ अपने यहाँ एक विशिष्ट प्रकार 
के कुत्तों के लिये भी प्रसिद्ध था जो चीतों को परासस्‍्त कर देते थे“--विदेंधु 
माकलासू सारमेया अपीह शारदूलानु मारयन्ति ।' प्रश्त उपनिषद्‌' में आश्वलायन 
के समकालीन विदर्भ के ऋषि भागव का नाम आता है। बृहदाए्यक उपनिषद्‌' में 
एक अन्य ऋषि विदर्भी कौरिडन्य का भी नाम आता है | यह नाम कुरदीन शब्द का 
ही एक रूप है जो विदर्भ की राजधानी का नाम था| आजकल अमरावती के 
चारण्डूर तालुक में वारधा के तट पर बसे कौरिडन्यपुर नामक स्थान को ही 
प्राचीन कुरडीन नगर कहा जा सकता है। विदर्भ तथा कुणडीन के एक साथ 
उल्लेख से स्पष्ट है कि वैदिक साहित्य में आया व्दिह दक्षिण में ही था ।' 


. शा, 34. 

* मत्स्य पुराण, 44, 36; वायु पुराण, 95, 35-96. 

- जा, 440; /च्ड6 माल, 7. 297: 

. 7408, ]9, 00. 

«&9.77:5:]. 

- व्वां6 7४6४, ह, 297, 

« महाभारत, व. 73, ]-2; ७. 57. 4; हरिवंश, विष्णु पर्व, 59-60, 
* गज़ेटियर, अमरावती, ४०. &, 79. 406. 

- 2447 (४४००, ]एए, 936, 9. 2. इसी लेखक ने पुराणों की 
उक्ति को स्वीकार किया है तथा वैदिक साहित्य की जातियों को अनेतिहासिक 
माना है । इसने ऐतरेय ब्राह्मण के सत्वातों को यादव माना है और उन्हें मथुरा 
तथा समीपवर्त्ती जिलों का कहा है । उसने ऐसा कोई तथ्य नहीं दिया जिसमें 
सत्वातों की समानता किसी से की गई हो तथा उन्हें मथुरा के आसपास का 
माना गया हो । 


रि व छ _# >थड ०७ ७ 0 “७ 


छ्८ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


यदि कुम्मकार जातक पर विश्वास क्रिया जाय तो इसमें बशित गांधार के 
राजा नग्नजित तथा विदर्भ के राजा भीम, कलिग के राजा काराडु के समकालीन 
थे । इससे यह निष्कर्ष निकलता है निमि के समय या ब्राह्मशा-काल में कलिग राज्य 
का भी अस्तित्व था। जातक के उक्त उल्लेख की पुष्टि उत्तराध्ययन मूत्र से भी 
होती है । महायोविन्द सुतन्‍्त' के अनुसार कलिग के राजा सत्तभु मिथिला के 
राजा रेशु तथा शतपथ ब्राह्मण में वर्णित काशी के राजा धरृतराष्ट्र के समकालीन 
थे । अत: अब इसमें सन्देह नही रहा कि ब्राह्मणा-काल में कलिग राज्य का स्वतंत्र 
अस्तित्व था। पारिनि' तथा बौद्धायन' में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है। 
बौद्धायन में कलिंग को अशुद्ध देश कहा गया है जिससे स्पष्ट है कि आर्य लोग 
भी कलिंग पहुँच चुके थे ।' महाभारत के अनुसार उड़ीसा की वैतरणी नदी" से 
आन्क्र की सीमा तक कलिग का विस्तार था । राज्य की दक्षिणी सीमा का निर्धा- 
रण ठीक-ठीक नही हो सका है। यों दक्षिणी सीमा विजगापट्टम ज़िले के यल्ल- 
मनचिलि तथा चिपुरुपलली तक थी, किन्तु कभी-कभी गोदावरी के उत्तर-पूर्व का 
पिष्टपर या पित्थपुर भी राज्य की सीमा में आ गया है । आन्ध्न से बहने वाली 
गोदावरी तक कलिग की सीमा नहीं कही जा सकती । पाजिटर के अनुसार पूर्वी 
पर्वत-श्रेरिययों और समुद्र के बीच का मैदानी भाग कलिंग का राज्य था। किन्तु, 
ऐसा लगता है कि कलिग के राजा का आधिपत्य अमरकंटक की पहाड़ियों पर 
बसने वाली जातियाँ भी स्वीकार करती थी, क्योंकि नर्मदा के उद्गम अमर- 
कंटक को भी कलिग का पश्चिमों भाग कहा गया है। पालो गन्थों में कलिग[- 
रणय के उल्लेख से लगता है कि कलिंग राज्य में काफी पहाड़ियाँ व जंगल आदि 
थे । कालिदास के समय में राजधानी के महलो की खिड़कियों से समुद्र दिखाई 
पड़ता था और लहरों के उद्घोष से नगर में बजने वाले दमामे धीमे पड़ जाते 


१, उधार ली #6 श!र्वर्धश/4, १, 270, 

२, &।॥, 5. , 22. 

३. 79., ]. 70, 

४. , ।, 30-9!, 

५. अशोक के समय में कलिंग में काफ़ी ब्राह्मण बसते थे ( €/ 0; 
जता ) | 

६. महाभारत, ]]7. ]]4. 4, 


विदेह-शासक के समय में दक्षिण भारतों ७६ 


ये ।' युवान ज्वांग के समय में तो कलिंग बहुत छोटा राज्य था। उड़ीसा के 
बूतू, कंगयूतों (गंजाम जिले का कोंगाद) तथा गंजाम और विजगापट्म जिले इस 
राज्य में थे। जातकों में दन्‍्तपुर नगर को कलिंग की राजधानी कहा गया है।' 
महाभारत के अनुसार राजपुर कलिंग की राजधानी थी।' पहावस्तु' में सिहपुर 
तथा जैन-प्रन्थों में कंचनपुर नगर का उल्लेख आता है ।" 

महागोविन्द सुत्तन्त में गोदावरी ' के तट पर स्थित अस्सक या अश्मक राज्य 
का भी उल्लेख मिलता है । यह राज्य राजा रेणु तथा धृतराष्ट्र के समय 
में भी था। इस राज्य का राजा ब्रह्मदत्त था | 


६. 8, ४५, 323, 67; 7#, काब,, है, 2; 2.589, 807, 98 ॥; 
कूर्म 9, ॥, 39, 9; पद्म, स्वर्ग-खशड, ९", 22; वायु, 77, 4-$; 
> थी ० ००4, /2/?7.%, 58।; रघुवंश, (4. 56. 

३२. (/. // 06, ७, ७. 36, दन्तपुर वासकात; दन्तकुर, महा- 
भारत, 3, 48, 76, दरडइगुल (॥9ए $6(तीछ७, /(6६६४#श७४ हाव॑ 
:077/४४) । 026, 9. 44) । संमव॒तः गंजाम जिले के चिकाकोल के दन्तवकतू किले 
के नाम पर भी इसी नाम की छाया है । इसी ज़िने में कलिग की राजधानियाँ हैं, 
जैसे चिकाकोल के पास सिह॒पुर (सिगुपुरम्‌। है। .4///0, |). 94; कलिंग नगर 
(बंशधरा का मुखलिगम) (//, #6., ॥७. 87 ) (कलिंग पातम; (कब, दा 
887, 32; 280/05, 929, 99. 623 7) । 

३, रा, 4.9, 

है, फैलान($ सतत, 9, 432, 

है. /#र्व, .॥#/५ ]89।, ७. 375. पद्भपुराण के भूमि-खंड (47.0) में 
श्रीपुर को कलिंग का एक नगर माना गया है। 

६- सुत्त निपात, 977; 5##%, >, ७६ ॥, 84; (/, ॥डतावढ़ां (#0॥#, 
ए42, 4, ।, छ, 532; 36एक्#ीशाश ब्ाब॑सापंका. (| 926, 45) । अश्मक 
का उल्लेख पाणिनि ने भी किया है ([ए ], | 73) । इस नाम से कुछ पथरीले 
देश का संकेत मिलता है । (6068. 757. ९/ ॥4० (५०, ।) में अश्वक शब्द 
को संस्कृत अद्व तथा ईरानी अस्प के समान कहा है जिसका अर्थ घोड़ा होता है । 
टीकाकार भट्टस्वामिन्‌ ने अइमक को महाराष्ट्र माना है। इसकी राजधानी पोटलि 
था पोटन थी-चुल्ल-कालिंग जातक, नं० 30।; अस्सक जातक (207); 0 2,295; 
परिशिष्ट-पर्वनू, ], 92. नगरे पोटनाभिधे, 86%8., (६८. , ), 595; ],49७, 


रा दक्षिणापथ 
अय्रेजी मील 


त्ा चुक ह्०न २०० 





विदेह-शासकों के समय में दक्षिण भारत प्र 


राजाओं में घनिष्ठ सम्बन्धों के भी प्रमाण मिलते हैं। महाभारत" तथा हरि- 
बंश' दोनों में भोजकट नामक स्थाव का उल्लेख है जो विदर्भ में पड़ता है। 
वाकाटक राजा प्रवरसेन-द्वितीय के कार्यों से भी यह सिद्ध होता है कि भोजकट 
बरार के इलिचपुर (प्राचीन विदर्भ) में पड़ता है। डॉक्टर स्मिथ द्वारा 
दिये गये संकेतों से भी स्पष्ट है कि भोजकट का नाम भोज राजाओं के नाम 
पर है तथा यह प्रान्त इन राजाओं का गढ़ था, ऐसा अशोक' के लेखों में भी 
मिलता है । महाकवि कालिदास ने भी अपने रघुवंश" में विदर्भ के राजा को 
भोज की संज्ञा दी है । 

भोजवंश केवल विदर्भ तक ही सीमित न था | ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार 
दक्षिण में भी भोज राजाओं का फेलाव था और दरडक प्र भी भोजों का ही 
अधिकार रहा होगा । कौटिल्य अर्थशास्त्र” में एक अनुच्छेद है--' दराडक्यो नाम 
भोज: कामाव्‌ ब्राह्मय॒णा-कन्यां अभिमन्यमानस सबन्धु-राष्ट्री विनाश ।”” अर्थात्‌ 
'दाएडक्य नामक (या दंडक में राज्य करने वाले) भोज राजा ब्राह्मण कन्या पर 
कुटृष्टि डालने के फलस्वरूप अपने राज्य तथा बन्धु-बान्धवों सहित विनष्ट हो 
गया ।' सरभंग जातक से पता चलता है कि दराडकी (दरडक ) राज्य की राजधानी 
का नाम कुम्भावती था । रामायण के अनुसार राजधानी का नाम मधुमन्त तथा 
महावस्तु'' के अनुसार ग्रोवर्द्धन (नासिक) दराडकी राज्य की राजधानी थी । 

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि जनक-वंश के बाद के राजाओं तथा ब्राह्मण- 
ग्रन्थों की रचना के समय दक्षिण भारत में भी अनेक राज्य थे । इनमें आर्य तथा 

१. ७. 57. 5-6. 

२. विष्णु पर्व, 60.32. 

३. 770.46, ]94, ७, 329. 


न ४. /र्, 47४,, 923, 262-63 में मोजकट सम्भवत: अमरावती 
ज़िले का बतकुली स्थान था । 


#. ४. 39-40. 


६. </. 5:0 महाभारत, ७. 48. 74; 57.7; हरिवंश, विष्णु पर्व, 
47.5. 


७. 56. 499, 9. . 
८. 0०, 522. 
&. ५त]., 92, 48, 
१०, 5९॥8775 #0ाध00, 97. 363, 
६5 


ष्रे प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


अनार्य दोनों राज्य थे। जहाँ तक भोज-राजवंश का प्रश्न है, कलिंग, अश्मक, 
दराडक तथा विदर्भ राज्यों में भोजवंश के शासक राज्य करते थे । इन बड़े-बड़े 
तथा संगठित राज्यों के अतिरिक्त भी विन्ध्य भाग के दक्षिण में छोटे-छोटे अनार्य 
राज्य थे। इन राज्यों में आन्ध्र, शवर, पुलिन्द तथा म्रुतिब वंश प्रमुख थे । 

इतिहासकार डॉक्टर स्मिथ के अनुसार आन्श्र लोग द्रविड़ थे तथा गोदादरी 
और कृष्णा नदियों के डेल्टे में रहते थे। इन लोगों की भाषा का नाम तेलुगु था । 
सर पी० टी० आयंगर का कहना है कि आन्ध्र लोग मूलतः विश्ध्य-क्षेत्र की 
जातियों में से ही थे । उनका राज्य पश्चिम से पूर्व गोदावरी और कृष्णा की 
घाटियों तक फैला था ।' डॉक्टर भरडारकर का कहना है कि सेरिवारणिज जातक 
में जिस आन्क्रपुर का उल्लेख मिलता है, वह आन्ध्र राजाओं की राजधानी थी । 
यह नगर तेलवाह नदी पर बसा था। आजकल सम्भवतः इसे तेलंगिरि' कहते 
हैं। किन्तु, यदि “श्री राज्य”' में मैसूर के गंग-राज्य की चर्चा है तो तुगभद्रा या 
कृष्णा का नाम ही तेलवाह नदी रहा होगा । आन्श्रपुर नगर भी बेजवाड़ा रहा 
होगा या उसके आसपास का कोई नगर' प्राचीन आन्ध्रपुर रहा होगा । पल्‍लव 
शासक शिवस्कन्द वर्मन के समय के प्राप्त कुछ धातुपत्रों से सिद्ध होता है कि 
आन्ध्र राज्य कृष्णा की घाटी तक फैला हुआ था और सम्भवतः धन्नकड़ अर्थात्‌ 
बेजवाड़ा इसकी राजधानी थी । बेज़वाड़ा के आसपास कृष्णा के तट पर के किसी 

१, ऐतरेय ब्राह्मण, ॥7. 8, 

२. एवं, 277., 93, 99. 276-78, 


रे, हा, 4॥४7., 98, 9. 7]. दक्षिस्य भारत में टेर (7०7) ताम की भी 
एक नदी है (/#. कब, जुड्जेत, 29) ॥ 


ड, 24506 दाद (००82 गा #उटा90०70, 38... लय ॥939 85० 
एर्शट। (० श्री विजय या श्री विषय (सुमात्रा ?) । 


५. तेलवाह (० ०2४०४८०) से एक अनुच्छेद याद आता है--विख्यात 
कृष्णावेणा (कृष्णा) तैल-स्नेहोपलब्ध सरलत्व (7.4, शव, 7; €/ 2#. हा, 
33 );--ज्यंपी 9 इचा0०प्र65४ ८8 प५९त ए७>ए 5९४३7९ 0 ० धर शिघ्रा0प5 
(7५९7) ६िल5$॥79. 

६. हलल्‍्टूज (79. 774., ४]१. 85) ने अमरावतो नगर से इसका तादात्म्य 
किया है। बर्गेंस ने बेज़वाड़ा से १८ मील दूर धरणीकोट को सुझाव 
दिया है| यह कृष्णा नदी के किनारे था । फ़र्गुसन, सेवेल तथा वाटर्स ने बेजवाड़ा 
ही को प्राथमिकता दी है (2४०४ (/४८७6#४ ।, 26) । चीनी यात्री ऐनतोलो 
के समय में (आन्ध्र की) इसकी राजधानो पिग-की-लो या कृष्णा जिले का वेगीपर 
राजधानो थी । न्‍ 


विदेह शासकों के समय में दक्षिण भारत ८३ 


अन्य नगर के भी प्राचीन आन्प्र की राजधानों होने की पूरी सम्भावना है। 
युवान ज्वाँग ने एलोरा के समीपवर्त्ती बेंगीपुर जिले को पिंग-की-लो तथा आमन्क्र 
की अन-तो-लो का नाम दिया था। कालान्तर में आन्क्र-खराड गोदावरी से कलिंग 
तक फैल गया था । आन्ध्र-खरणड में पिट्टठपुरी या पिथपुरम्‌ भी शामिल था ।* 
मत्स्य तथा वायु पुराणों में शवरों एवं पुलिन्दों को दक्षिणापथ-वासिनः कहा 
गया है, अर्थात्‌ ये लोग दक्षिण भारत के रहने वाले थे । इनके अतिररिक्‍त वैदर्भों 
तथा दराडकों को भी दक्षिण का ही कहा गया है । 
तेषांपरे जनपवा दक्षिणापथ-बासिनः । 
>८ >< >< 


कारुषाश्व सह इषीका आटव्या: शवरास्‌ तथा 
पुलिन्दा विन्ध्य-पुषिका (?) बैदर्भा दण्डकः सह 
आभोराः सह च-इृषोकाः आटव्या: शवराश्च ये 
पुलिन्दा विन्ध्य-मुलिका वेदर्भा दण्डक: सह ।* 
महाभारत में आस्पों, पुलिन्दों तथा शवरों के पश्चिम में होने की बात 
कही गई । 
दक्षिणापथ जन्मान: सब नरबर आन्ध्रकाः 
गुहाः पुलिन्दा: शवराश्‌ चुचुका मत्रकेः (?) हस । 
है ब्राह्मणा-काल में शवरों के देश की वास्तविक स्थिति क्या थी, यह नहीं 
बताया जा सकता । मोटे तौर से विजगापट्टम जिले के सवरालु या सौरस को 
ही इनका देश कहा जा सकता है । पृलिन्दों की राजधानी दशार्ण" के दक्षिण-पूर्व 
में कही जा सकती है । दसान (धसान) नदी बुन्देलखरड में पड़ती है ।' 
ऐतरेय ब्राह्मण में आन्श्न, पुलिन्द व शवर जातियों के साथ-साथ मुतिब 


१. ०४०४, 74. 209 4, 4./, 3», 93; 29. खाब., [५, 357, 

२. मत्स्य, 4, 46-48. 

३. वायु 45, 26. 

४. महाभारत, 5८॥॥. 207.42. 

५. महाभारत, 47, 5-0. 

६. 27508, 895,253; कालिदास ने इसे विदिशा या भिलसा में कहा है 
(मेघदूत, 24-25) । 


दो प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


जाति का भी उल्लेख आया है। मुतिब जाति के प्रदेश के बारे में अभी तक 
निश्चिज्ञ रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सका है। इतिहासकारों ने मोदूब जाति 
का भी उल्लेख किया है। इनका सम्बन्ध मोलिरदे के उबेराय से बताया गया है । 
'शांखायन श्रोत सूत्र' में मुतिब जाति को मुवीप या घुशीप भी कहा वया है । यह 
भी सम्भव है कि हैदराबाद-दक़न के समीप की नदी मुंशी से भी मुशीप जाति का 
कुछ सम्बन्ध रहा हो ।' 


१. हए, 26. 6. 
२. (* मूषिक, ?०ह 07, मार्करडेय पुराण, 9. 366. 


राजतन्त्र तथा महाजनपद ३ 


१. सोलह महाजनपद 

सम्भवत: छठ्वीं शताब्दी ईसापूर्व के आरम्भ में ही विदेह में राजवंश का 
पतन हुआ । इसी शताब्दी के मध्य में बिम्बिसार के ध्वसुर महाकोशल के नेतृत्व 
में कोशल राज्य का उदय हुआ । वैदिक साहित्य में विदेह के पतन तथा कोशल 
के उदय के बीच के समय की राजनीतिक स्थिति पर कोई प्रकाश नहीं डाला 
गया है। किन्तु, बोद्ध-प्रन्थ अंगुत्तर निकाय' से हमें पता चलता है कि इस बीच 
भी 'सोलस महाजनपद' नामक सोलह बड़े-बड़े तथा शक्तिशाली राज्य थे। 
वे १६ महाजनपद ये हैं-- 


१. काशी &. कुरु 

२. कोशल १०. पांचाल 

३, अंग ११. मच्छ (मत्स्य) 
४. मगध १२. शुरसेन 

५. वज्जि (वृजि) १३. अस्सक (अश्मक) 
६, मल्‍ल १४. अवन्ती 

७. चेतिय (चेदि) १४, गान्धार 

८. वंस (वत्स) १६. कम्बोज 


ये महाजनपद विदेह के कराल जनक के बाद तथा महाकोशल राज्य 
उदय के पूर्व ही हुए थे, क्योंकि इनमें वज्जि महाजनपद का उद्भव 
राजतंत्र के तुरन्त बाद हुआ था । छठवीं शताब्दी ईसापूर्व के उत्तरार्ध में काशी 
राज्य अपनी स्वाधीनता खोकर कोशल का अंग बन चुका था । काशी राज्य का 
अस्त भी महाकोशल के पूर्व ही हुआ था । 


१. 27357, 28; 79, 252, 256, 260. महावस्तु में भी (! 34) 
इसी प्रकार की लिस्ट दी गई है किन्तु उसमें गाध्चार और कम्बोज का नाम न 
देकर शिबि और दक्षार्णा (पंजाब और राजपूताना में) के नाम हैं। इसी प्रकार 
की एक अधूरी सूची जनवसभ-सृत्तन्त में मिलती है। 


८६ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


जैन भगवती सूत्र” नामक ग्रन्थ में महाजनपदों की सूची कुछ भिन्न प्रकार 
की है, जो निम्नलिखित है-- 


१. अंग ६. पाठ्य ( पांक्य या पौन्ड ) 
२. बंग (वंग) १०. लाढ (लाट या राढ) 
३. मगह (मगध) ११. बज्जि (वज्जि) 

४. मलय १२. मोलि (मल्ल) 

५. मालव(क) १३. काशी 

६. अच्छ १४. कोशल 

७. बच्छ (वत्स) १५, अवध 

८. कोच्छ (कच्छ ?) १६. सम्भुत्तर ( सुम्होत्तर ?) 


उपर्युक्त सूचियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अंग, मगध, वत्स, वज्जि, 
काशी तथा कोशल राण्यों के नाम दोनों सूचियों में उभयनिष्ठ हैं ॥ भगवती-सूची 
का मालव राज्प अंगुत्तर-यूची का अवन्ती लगता है । 'मोलि' सम्भवत: 'मल्ल' 
शब्द का ही समानार्थी है। इनके अतिरिक्त भगवती-सूची में जिन राज्यों के नाम 
आये हैं वे सुदूरपूर्व तथा सुदू रदक्षिण भारत की जानकारी का संकेत देते है। 
भगवती-सूची में उल्लिखित राज्यों के विस्तार से लगता है कि यह सूची अंगुत्त र- 
सूची के बाद की है । अतः विदेह-वंश के पतन के बाद की भारत की राजनीतिक 
स्थिति जानने के लिये बोद्ध-सूची को ही हम सही और प्रामारिगक मानते हैं। 


उपर्यक्त सोलह ॒महाजनपदों में शुरू में सम्भवत: काशी सबसे शक्तिशाली 
था। हम देख चुके हैं कि विदेह के राजतन्त्र को समाप्त करने में काशी राज्य का 


१. ७494, ५, उद्देस्स ] (छ०लय९, उवासगदसाव, ॥4, 40[7९१0॥५), 
१४. च्याास्‍ल, (26 कै0कहक्षव#९ 7267 आंत, 225, 

२. था, 7.. |. पफ्रण्णाब5७ ने 20997. #ब्ब॑ंगीऊा। 4#०४३, ७. 6 
में संकेत किया है कि जिस जैन लेखक ने उत्तरी गांधार और कम्बोज के बजाय 
दक्षिण भारत के प्रदेशों का नाम सूची में लिखा है, उसने दक्षिण भारत में प्रन्थ 
तैयार किया है तथा केवल उन्हीं देशों का उल्लेख किया है जिसे वह जानता 
था । यदि कोई लेखक मालवावासियों को नहीं जानता तो इसका अर्थ है कि वह 
पंजाब का नहीं वरन्‌ मध्य भारत का रहा होगा । इस प्रकार यह कहा जा 
सकता है कि वह लेखक बहुत बाद का रहा होगा। 


राजतन्त्र तथा महाजनपद प््छ 


प्रमुख हाथ रहा है। अनेक जातकों में भी भारत के अन्य नगरों की अपेक्षा काशी 
राज्य की राजधानी वाराणसी को अधिक गरिमसावान्‌ नगर बताया गया है । 
इन जातकों में काशी के शासकों की महत्त्वाकांक्षाओं की ओर भी संकेत मिलता 
है । गुत्तित जातक' में वाराणसी को भारत भर के नगरों में प्रमुख नगर कहा 
गया है। वाराणसी नगर का विस्तार ३६ मील में था जबकि मिथिला तथा 
इन्दपत्त में से प्रत्येक का विस्तार केवल २१ मील' में था। काशी के कई राजाओं 
की यह भी इच्छा थी कि उन्हें विभिन्न राजाओं के बीच “मुख्य राजा' का सम्मान 
प्राप्त हो तथा वे समूचे भारत (सकल जस्बूढ्वीप) के सम्राट्‌ माने जायेँ। 'महावग्ग' 
में भी कहा गया है कि काशी राज्य महान, समृद्धशाली तथा प्रभूत साधनों से 
सम्पन्न था-'भूतपुब्ब भिकखवे वाराणसीयम्‌ ब्रह्मदत्तो नाम झाशीराजा अहोसि 
अद्भो महद्धनों महाभोगो महदबलो महावाहनो महाविजितो परिपुर्णकोश 
कोट्ठागारो ।* 


जैन लोग भी काशी राज्य की महानता की पुष्टि करते हैं तथा वाराणसी 
के राजा अश्वसेन को अपने तीर्थद्भूर पारर्व का पिता मानते हैं । इनका देहावसान 
महावीर से २४० वर्ष पूर्व या लगभग ७७७ वर्ष ईसापूर्व में हुआ था । 


इसके पूर्व ब्राह्मण-6काल में काशी के राजा धृतराष्ट्र ने एक बार अश्वमेध यज्ञ 
करने का प्रयास किया था किन्तु शतानीक सात्राजित ने उन्हें परास्त कर दिया 
जिसके फलस्वरूप शतपथ ब्राह्मण के काल तक काशी राज्य पुन: उभर न सका 
तथा ध्ृतराष्ट्र को अश्वमेध का इरादा तो छोड़ ही देना पड़ा।' काशी के कुछ 
राजा तो भाग्यशाली भी सिद्ध हुए हैं। ब्रहात्त जातक” के अनुसार काशी के 
एक राजा ने एक बड़ी सेना के साथ कोशल पर आक्रमण किया था और वहाँ 


१. ९०. 243, 

२. द्वादश योजनिकम्‌ सकल-वाराणसी-नगरम्‌--'सम्भव जातक' )४०, 55; 
सरभ-मिगा जातक 483; भूरिदत्त जातक, 543. 

३. सुरचि जातक, 489; विधुर पंडित जातक, 545. 

४. भहसाल जातक, 465; घोनसाख जातक, 353. 

£. महावग्ग, 5, 2.3; विनय पिटकम्‌ , 7, 342. 

६. शतपथ ब्राह्मण, हे). 5. 4. 9. 

७. ०, 336. 


ष्८ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


के राजा को बन्दी बना लिया था। कौञ्ञाम्बी' जातक, कुनाल' जातक तथा 
“भमहावग्ग' में काशी के ब्रह्मदत्त राजाओं द्वारा कोशल को अपने अधीन कर 
लेने का उल्लेख मिलता है। अस्सक जातक' में गोदावरी के तट पर बसी 
अस्सक की राजधानी पोतलि को काशी राज्य की एक नगरी कहा गया है । 
स्पष्ट है कि अस्सक के शासक ने काशी की अधीनता स्वीकार कर ली होगी । 
सोननन्द जातक के अनुसार काशी के राजा मनोज ने कोशल, मगध और 
अंगराज्य के राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। महाभारत" के 
अनुसार काशी के राजा प्रतर्दत ने वितह॒व्य या हैहय/ राजाओं को कुचल दिया 
था। समुचित प्रमाणों के अभाव में जातक में उल्लिखित विभिन्न राजाओं की 
व्यक्तितत सफलताओं तथा जीतों को पूर्ण विश्वसनीय नहीं माना जा सकता । 
फिर भी विभिन्न जातकों तथा महावग्ग में समान रूप से आये उल्लेखों से स्पष्ट 
है कि काशी का साम्राज्य किसी समय में बहुत बड़ा तथा अपने पड़ोसी राज्यों 
जैसे कोशल आदि से बहुत अधिक शक्तिशाली था । 


१, ४०. 428. 

२. 7६४०. 5306. 

३. ७४77, ५७०. >॥7, 99. 294-99, 

४. महाभारत में ([. !05, 47. ॥; 06. 2, !3; ]3. 43; 4, 3; 
820, !७; 27,24 ) काशी की राजकुमारियों, धृतराष्ट्र की माँ और 
पांडु को कौशल्य के रूप मे लिखा गया है | इससे महाभारत-काल में काशी और 
कोशल के बीच सम्बन्ध था । गोपथ ब्राह्मगग में भी काशी-कोशल का उल्लेख 
मिलता है (#शब6 ॥४७, . 95) । 


४५. ०, 207, 
६, ४०. 532, 
७. >॥[, 30, 


८. डॉक्टर भरडारकर ने काशी के जिन जातक राजाओं का उल्लेख किया 
है, पुराणों में भी उनके नाम मिलते हैं। उदाहरणार्थ, जातक नं० २६३ के विस्स- 
सेन, जातक नं० ४५८ के उदय तथा जातक नं ० ५०४ के भल्लाटीय राजाओं का 
नाम पुराणों में विश्वकसेन, उदकसेन तथा भल्लाट के रूपों में आए हैं । 
मत्स्य, 49. 57 6. 5०१.; वायु, 99.80 6. ५८६.; विष्णु, ७, 9, 3, 


राजतन्तर तथा महाजनपद ष्हि 


भोजाजानिय जातक' में लिखा है कि पड़ोसी राज्य वाराणसी पर हमेशा 
अपनी आँख गडाये रहते थे । एक बार तो काशी के सात पडोसो राज्यों ने एक साथ 
मिलकर काज्ञी को घेर लिया था। तत्कालीन वाराणसी की तुलना प्राचीन काल 
के बेबीलोन तथा मध्यकालीन रोम से की जा सकती है क्योंकि इस पर सदैव 
लड़ाकू तथा अधंसम्य देश ललचाये रहते थे । 
कोशल 

जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कोशल राज्य के पश्चिम में गोमती, 
दक्षिण में सपिका या स्यन्दिका अर्थात्‌ सई नदी, पूर्व में विदेह से कोशल को 
अलग करने वाली सदानीरा तथा उत्तर में नेपाल की पहाड़ियाँ हैं। कोशल राज्य 
के अन्तगंत गोमती के तट पर स्थित केसपुत्त” का कालामस भूभाग तथा शकों 
का देश कपिलवस्तु भी आ जाता था । सुत्त निपात" में महात्मा बुद्ध कहते हैं, 
“हिमालय (हिमवन्त) के बिल्कुल पास स्थित कोशल प्रदेश' के रहने वाले 
लक्ष्मी-सम्पन्न हैं। ये लोग वंश से आदिच्छ” तथा जन्म से शाकिय हैं । यहीं 
के एक परिवार से मैं परिभ्रमण के लिये निकला हूँ । मुझे ऐन्द्रिक सुखों की 
तनिक भी लालसा नहीं है ।” मज्किम निकाय में भी बुद्ध को कोशल का ही 
कहा गया है । 

“भगवा पि कोशलको अहस पि कोशलको' 
अग्गण सुत्तन्त' तथा भहसाल जातक” के आरम्भ के अध्यायों से स्पष्ट 





१ 

२. जातक, 8). 
रे. रामायण, ॥, 49. 4-2; 50. !; ४/7ा।, 04, 5. 

- अंग्ुत्तर निकाय, ।, 88 (27.5); 70, ॥, 808, ऋग्वेद में, ७. 6, 


दाल्म्य-वंश जो केशिन-वंश से सम्बन्धित थे, उनका स्थान गोमती के तट पर 
था। | 


कर 


५. ७8४, 5, ९४7६ 4, 68-69, 
. ६. कोसलेसु निकेतिनों : 7१४५४ 7089905 और 5६८०८ ने निकेतिन शब्द 
का अर्थ निवास से लगाया है। ८४६ ।., ॥07, 452--दुमसाखा निकेतिनी । 
७, आदित्य से सम्बन्धित (सुर्यवंश), (रस, ॥.४४७5, 2७., 929, 4. 

८. 4], 24. 

६, दीघ निकाय, 7] (273), 83; 0०६४७, ॥7॥, 80, 

१०, ४०. 465; #0;520/, 7७, 45, 
6 8. 


६० प्राचीन सारत का राजनेतिक इतिहास 


है कि छठवीं शताब्दी ईसापूर्व के उत्तराध में शाकय लोग कोशल के राजा की 
अधीनता स्वीकार कर चुके थे । 

सुख्य कोशल में तीन बड़े नगर थे। सेतव्य' तथा उक्कत्थ' जैसे छोटे 
नगरों के अतिरिक्त अयोध्या, साकेत तथा श्रावस्ती या सावत्थि, तीन प्रमुख नगर 
थे । अयोध्या (अवध) नगर सरयू नदी के तट पर बसा था। आजकल यह 
फ़ेजाबाद जिले में पड़ता है । प्राय: अयोध्या को ही साकेत कहा जाता है, किन्तु 
प्रोफ़ेसर रीज़ डेविड्स के अनुसार बौद्ध-काल में दोनों नगरों का अलग-अलग 
अस्तित्व था । सम्भवत: अयोध्या और साकेत वैसे ही रहे होंगे जैसै कि आजकल 
लन्दन और वेस्टमिन्स्टर हैं ।' सावत्यि या श्रावस्ती अचिरावती (या राष्ती) 
नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा था तथा इसे साहेट-माहेट भी कहते थे । मौजूदा 
उत्तर प्रदेश के गोंडा तथा बहाराइव जिलों की सीमा पर आज भी प्राचीन 
श्रावस्ती का उजड़ा हुआ रूप विद्यमान है ।' 

रामायण तथा पुराणों के अनुसार कोशल के राजाओं के पूर्वपुरुष इच्छुवाकु 
थे। इच्छुवाकु के ही वंशज कुझीनर' मिथिला' तथा वैज्ञाली' (या विशाल) 
में राज्य करते थे। ऋग्वेद भें भी एक जगह इच्छृवाकु नामक एक राजा का 
उल्लेख मिलता है (” अथर्ववेद में भी इनका या इनके वंश के किसी अन्य राजा 
का “योद्धा' के रूप में उल्लेख आया है । पुराणों में दी गई इच्छूवाकु-वंश की 
सूची में इच्छवाकु से लेकर बिम्बसार के समकालीन राजा प्रसेनजित्‌ तक का नाम 





१. पायासी सुत्तन्त । 
२. अस्बट्ठ सुत्त । 
३. अाबढातर कदा4, ७. 39. 

४ ४. टप्णाभंप॥8०, दठाधाई 660872#/9 ९ 74०, ।924, $. 
409; #ंप्मंफ, €7/, 39 ००., 9, 59. श्रावस्ती के राजमहल से 
अचिरावती की उपेक्षा हो जाती है (2/2,५, 0, 70 ४) । 

*. कुध जातक, )४०, 53, महावत्सु (. ] ) में इक्ष्वाकु को बनारस का 
कहा गया है--अभूषि राजा इक्ष्याकु वाराणस्याम्‌ महाबले । 

5. वायु पुराण, ७. 89, 3, 

७. रामायण, 4. 4. ।-2. 

5. 2, 60, 4. 

€. जाए, 39, 9. 


राजतन्त्र तथा महाजनपद ६१ 


मिलता है। इनमें से अनेक राजाओं के नाम तो वेदिक साहित्य में भी मिलते 
हैं । उदाहरण के लिए, गोपथ ब्राह्मण' में मन्धातृ युवनाश्व' का नाम आया है । 
पुरुकुत्स' का नाम ऋग्वेद में है। शतपथ ब्राह्मण" में. इसी राजा को ऐक्वाकु' 
त्रसदस्यु” कहा गया है यद्यपि ऋग्वेद” में भी इस नाम का उल्लेख मिलता 
है। ऋगवेद में ही व्यरुण'” नाम भी आया है। पंचविश ब्राह्मण" में इस 
राजा को ऐक्ष्वाकु त्रिशंकु" कहा गया है तथा तैत्तरीय उपनिषद्‌ में भी यह 
नाम आया है। 
ऐतरेय ब्राह्मण में राजा हरिश्चन्द्र" को भी ऐक्ष्वाकु राजा कहा गया 

है तथा इस ग्रन्थ में उनके पुत्र रोहित' (रोहिताश्व) का भी नाम आया है ।'" 
जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में भगीरथ” का नाम “भगेरथ' के रूप 
में आया है तथा उनको 'एक राट' अर्थात्‌ एक मात्र राजा' कहा गया है। ऋग - 
बेद में ” भगीरथ को 'भजेरथ” लिखा गया है । इसी वेद में राजा अम्बरीष'' 
शः [. 2. 0, ८४. उबर, 

वायु, 88,67. 

वायु, 88, 72. 

॥, 63, 7; 2, 7. 4; 74. 2, ७], 20, 0. 

अत. 5, 4, 5. 

((. 7ईला८८, ऋगवेद, [७, 42, 8. ; 

बायु, 88, 74. 
प ए, 38.; एव, 9.3, ९६८. 
६. ७०. 27. 


१०. वायु, 88, 77. 


११. जता, 3.2. 
१२. वायू, 88. 09. 


१३. !. 0.4, 
१४. ७॥।, 3, 6. 


१५ वायु, 88, ]7. 
१६ वायु, 88, 9, 


१७ ए]।, 4, 
१८. वायु, 88, 67. 


१६ ए, 6. ॥. 
२०. >, 60.2. 


२१ चायू, 88. ]7 


#गी श्रट ० २० .२) , ७ | 


्् 


8२ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


का भी नाम आया है । “ऋतुपर्ण” नाम बौद्धायन श्रौत सूत्र में आया 
है | दशरथ और राम के भी नाम ऋगवेद' में आये हैं। उपर्युक्त नामों मेंसे 
कुछ बैदिक साहित्य में नहीं मिलते और न उनके इक्ष्वाकु-बंश या कोशल से 
सम्बद्ध होने की ही चर्चा कही मिलती है । 

प्रश्न उपनिषद्‌ में हिरएयनाभ कौशल्य' को राजपुत्र या राजकुमार कहा 
गया है । इस राजा का नाम शतपथ ब्राह्मण के एक पद्चय में मिलता 
है तथा इसे 'पर आटरार' (कोशल-विदेह) से सम्बद्ध बताया गया है। 
शांखायन श्रौत सूत्र" तथा जैमिनीय उपनिषद्‌ में" यही उल्लेख मिलता है। 
दतपथ ब्राह्मण के विपरीत श्रौत सूत्र में हिरएयनाभ की समानता पर 
आटशार' से की गई है। यह कहना कठिन है कि शतपथ ब्राह्मण की जिस गाथा 
में 'पर आटसार' के पराक्रम की प्रशंसा को गयी है, उसमें हिरएयनाभ नाम इसी 
विजेता के लिये आया है या वंश के किसी अन्य राजा के लिये। शतपथ ब्राह्मण 
उपर्यक्त अन्य दो ग्रन्थों से पुराना है । इसलिये यह भी सम्भव है कि औत सूत्र 
की अपेक्षा उसका मूल रूप अधिक विश्वसनीय हो । प्रश्न उपनिषद्‌ के अनुसार 


१, 4, 00, 47. 

२. वायु, 88, 73. 

३ अएात।, ]2 (५०. ॥, 9. 357) 

४. वायु, 88. 83-84. 

५ |॥ 26.4; >. 93. 4. 

६, वायु, 88, 207. 

७. ७7. 3, जैमिनीय उपनिषद्‌ में ], 6. ((४. शांखायन श्रौत सूत्र 
%७१,9.9) उसे या उसके लड़के को (शतपथ ब्राह्मण, ४।.5.4.4.) महाराजा 
कहा गया है । राजपुत्र उपाधि के साथ कोई अधिक महत्त्व नही जोड़ना चाहिए । 
महाभारत में ब्रहदूवल को कोशल का राजा कहा गया है। इसी ग्रन्थ में 
एक जगह इस राजा के बारे में-'कोशलानामधिपतिम्‌ राजपत्र बृहदवलम्‌' की 
उक्ति मिलती है । 

८. ज>ंटरत 5. 4.4. 
'अटनारस्य पर: पुत्रोस्वम्‌ सेध्यमबन्धयत्‌ 
हैरएयनाभ: कौशल्योदिश: पुर्णा अमंहत ।! 


६. ४ए], 9.3. 
१०. ]]. 6. 


राजपद तथा महाजनपद &३ 


हिरणएयनाभ (पिता) कौशल्य आइवलायन' के समकालीन सुकेशा भारद्वाज 
के समकालीन थे। यदि यह सत्य है ( जैसा कि सम्भव भी है ) कि कोशल के 
आश्वलायन तथा मज्मिम निकाय' में उल्लिखित सावत्थी के आस्सलायन ( जो 
कि गौतम के समकालीन थे ) एक ही हैं तो इनका काल छठवीं शताब्दी ईसा- 
पूर्व मानना होगा । इस निष्कर्ष के फलस्वरूप हिरणयनाभ (पिता ) तथा 
हैरएयनाभ (पत्र) दोनों निश्चित रूप से छठवी शताब्दी में ही हुए रहे होंगे । 

पौरारिक सूची के कुछ राजाओं जैसे शाक्‍्य, शुद्धोदन, सिद्धार्थ, राहुल तथा 
प्रसेनजितू का नाम बौद्ध-साहित्य में भी आया है। यह नहीं पता कि छठवीं 
शताब्दी ईसापूर्व में हुए हिरण्यनाभ या हेरणए्यनाभ तथा प्रसेनजित्‌ के 
बीच कोई सम्बन्ध था या नहीं । पौरारिगक सूचियों' के अनुसार हिरणएयनाभ को 
प्रमेनजित्‌ का पूर्वज कहा गया है । किन्तु वंश-सूची में प्रसेनजित्‌ की वास्तविक 
स्थिति निश्चित नहीं की जा सकी है। आगे चलकर प्रसेनजित्‌ को राहुल का पुत्र 
तथा सिद्धार्थ ( बुद्ध ) का पौत्र कहा गया है । किन्तु, यह सर्वधा अनर्गल है क्योंकि 
प्रसेनजित्‌ गौतम बुद्ध के समकालीन थे तथा इक्ष्वाकु-वंश की किसी अन्य शाखा 
से सम्बन्धित थे। तिब्बत के लोग प्रसेनजित्‌ को ब्रह्मदत्त का पृत्र मानते हैं।* 
अब यह स्पष्ट हो गया कि प्रसेनजित्‌ के पूर्वपुरुषों तथा हिरएयनाभ की वास्तविक 
स्थिति के बारे में कोई सर्वमान्य धारणा नहीं स्थापित हो सकी है। हिरण्यनाभ ने 
या उसके पुत्र ने एक अश्वमेध यज भी किया था । क्‍या हिरस्यनाभ को ही बौद्ध- 
परम्परा मे महाक्रोशल' का नाम दिया गया है ? यदि हिरण्यनाभ छठी शताब्दी 
' में हुए थे तो हो सकता है, इन्ही का नाम महाकोशल' रहा हो । 

इतिहासकार पाजिटर के अनुसार कतिपय पौराणिक अनुच्छेदों से स्पष्ट है कि 
महाभारत की लड़ाई के बाद ही हिरएयनाभ या उनके पुत्र हैरएयनाभ पदासीन 
हुए थे । सिर्फ़ हिरणयनाभ ही एक ऐसे राजा थे जिन्हें वैदिक साहित्य में विदेह तथा 
कोशल दोनों कहा गया है । उक्त तथ्य हिरणयनाभ को ही राजा महाकोशल 
मानने की पुष्टि करते हैं। बौद्ध-परम्परा के अनुसार महाकोशल की पुत्री ही 
अजातवत्र की माँ थी और उसे कोशलादेवी या वैदेही दोनों कहा जाता रहा है । 





१. प्रश्न ।, , 
२, शा, . 

३. 7. 447 ७#. उध्व 

४. .77, 73, 

२. व) था ठक्यादबी29०, 9. ।73. 
६. 47प्र7, 75. 


ध्ड प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


पौराणिक सूचियों बी उपादेयता के बारे में यहाँ एक बात कही जा सकती है। 
यद्यपि इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि इन सूचियों में अनेक राजाओं तथा राज- 
कुमारों का सही उल्लेख मिलता है तो भी ये सूचियाँ कहीं-कही इतनी दोषपूर्ण 
हो गई हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के जिज्ञासुओं या विद्वानों को इनकी उपेक्षा 
कर देनी पड़ती है। 


१. इक्ष्वाकु-बंश की विभिन्न शाखाओं के राजाओं जैसे पूरुष' के त्रसदस्यु, 
इफाल* के ऋतुपर्ण, कपिलवस्तु के शुद्धोद तथा श्रावस्ती के प्रसेनजित्‌ को इस 
प्रकार एक दूसरे में समेट दिया गया है कि ये सब एक ही वंश के शासक लगते हैं 
तथा ऐसा लगता है कि क्रम से एक के बाद दूसरे ने राज्य किया था। 


२. इन सूचियों में समकालीन राजाओं को एक दूसरे के उत्तराधिकारी के 
रूप में दिखाया गया है, जैसे श्रावस्ती के प्रसेनजित्‌ को सिद्धार्थ तथा राहुल 
का उत्तराधिकारी कहा गया है जबकि प्रसेनजित्‌ सिद्धार्थ के समकालीन थे तथा 
इक्ष्वाकु-वंश की एक अन्‍य शाखा के थे । 


३. कुछ राजाओं, जैसे हरिश्चन्द्र के पूर्वज राजा वेध, 'पर आटग्ार' तथा 
महकोशल आदि की चर्चा ही नहीं की गई है । 


४, वंश-सूची में वंश-नाम 'शाक्य” व्यक्ति का नाम माना गया है तथा 
सिद्धार्थ (बुद्ध) को शासक कहा गया है जबकि उन्होंने राज्य किया ही नहीं । 


यह पता लगा सकना आसान नहीं है कि पौरारिक सूचियों में आये राजाओं 
में से कितने कोशल के वास्तविक राजा थे। रामायणारै में अयोध्या के राजाओं 
की जो सूची दी गई है उसमें पुरुकुत्स, त्रसदस्सु, हरिश्चन्द्र, रोहित, ऋतुपर्स तथा 
कुई अन्य राजाओं का नाम तक नहीं मिलता । वैदिक साहित्य से हमें पत्ता चलता 
है कि उपर्युक्त राजाओं में से कई ने कोशल के बाहर राज्य किया था । कोशल के 


१. ऋग्वेद, 7७, 88, 4; ए।, 9,3. 

२. बौद्धायन श्रौत सूत्र, हु एत], 2 (ए०, [!, 9. 357),आपस्तम्बीय 
श्रौत सूत्र (2 ४], 20.3), फिर भी ऋतुपर्ण को ऐक्ष्वाकु नहीं कहा गया है । 
किन्तु यह नाम बहुत कम मिलता है, इसलिए हो सकता है इस नाम से महा- 


भारत या पुराणों के समय के किसी राजा का भी अर्थ निकाला जाय! 
३. 4. 70. 


राजतन्त्र तथा महाजनपद ६५ 


केवल तीन राजा हिरण्यनाभ', प्रसेनजित्‌ तथा शुद्धोदन ही ऐसे थे जिन्होंने कोशल 
या कोशल के बाहर राज्य किया था और इनका उल्लेख पौराणिक सूचियों, 
वैदिक साहित्य तथा बोद्ध-प्रन्थों में मिलता है । 


बौद्ध-प्रन्थों में कोशल के कई अन्य राजाओं के भी नाम मिलते हैं, किन्तु 
पुराणों तथा रामायण में उनका पता नहीं चलता । इन राजाओं में से कुछ की 
राजधानी अयोध्या, कुछ की साकेत तथा शेष की श्रावस्ती थी। घट जातक' के 
अनुसार अयोध्या के राजाओं में एक नाम कालसेत भी था । नन्दियामिंग 
जातक के अनुसार कोशल का एक राजा साकेत में रहता था । वांक, महा- 
कोशल तथा कई अन्य राजाओं की राजधानी सावत्यी या श्रावस्ती थी । लगता 
है कि पहले अयोध्या कोशल की राजधानी थी किन्तु बाद में साकेत को वह महत्त्व 
प्राप्त हुआ । श्रावस्ती सबसे बाद में कोशल की राजघानी बनी। बौद्ध-काल" 
तक अयोध्या एक छोटा-सा क़स्बा मात्र रह गया था, किन्तु साकेत तथा श्रावस्ती 
की गणना भारत के छः: बड़े नगरों में की जाती रही ।' 


प्राचीन कोशल राज्य के बारे में जो भी विवरण प्राप्त होता है, वह बड़ा 
ही असमझसपूर्णा है । यदि पुराणों पर विश्वास किया जाय तो राजा परी- 
क्षित के वंशज अधिसीमा कृष्णा के समय में दिवाकर नाम का राजा अयोध्या में 


१. शतपथ ब्राह्मगा में (४7]!, 5.4, 4-5) हैरएयनाभ को कौशल्यराज कहा 
. गया है किन्तु ऐकबाकु नहीं माना गया है। इसके विपरीत पुरुकुत्स दोर्गह को 
ऐक्ष्वाकु माना गया है किन्तु कौशल्यराज नहीं माना गया, जैसे कि कौशल्यराज 
ओर ऐक्वाकु में अन्तर माना गया है। इसलिए दोनों प्रकार के राजाओं को एक 
ही वंश तथा एक ही देश का शासक नहीं कहा जा सकता । वस्तुतः त्रस॒दस्यु पूरुष 
देश का राजा था। वार्ष्ण नामक राजा ऐश्ष्बाकीय वृष्णि से संबन्धित था। 
जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण (.5.4) में इसका उल्लेख भी है। 

२. ४०. 454. 

३, ९०. 385. 

४. #. 8, ६55७० ० 3. 75; अत्त (336); सब्बमित्त (52); और 
असेनजित्‌ । 

४. शबबं4/0757 [4ं०, 9. 34, 

६. महापरिनिब्बान सुत्त, 582, >], 9. 99. 


६६ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


राज्य करता था। किन्तु जैसा कि ऊपर बताया जा बुका है, जिन राजाओं को 
उक्त राजा का उत्तराधिकारी कहा गया है वे कभी क्रमबद्ध रूप से किसी विशिष्ट 
भू-भाग के राजा नहीं रहे । अतः इनके तथा गौतम बुद्ध के काल की दूरी निका- 
लने का प्रयास व्यर्थ ही होगा । यह भी ठीक-ठीक ज्ञात नहीं है कि अयोध्या तथा 
साकेत को छोड़कर कोशलाधीशञों ने कब श्रावस्ती को अपनी राजधानी बनाया । 
हो सकता है कि बुद्ध, बिम्बिसार या अधिसीमा कृष्ण के वंशज कौशाम्बी के 
उदयन के समकालीन प्रसेनजित्‌ के राज्याभिपेक के पूर्व ही श्रावस्ती को कोशल 
की राजधानी बना लिया गया हो । 

'महावग्ग”' के अनुसार काशी के ब्रह्मदत्त राजाओं ( पूर्व के ) के समय में 
कोशल एक निर्धन, छोटा तथा सीमित साधनों का राज्य था (दीघीति नाम 
कोश राजा अहोसि दलिद्ो अप्पधनों अप्पधोगों अप्यबलों अप्पवाहनों अप्पविजितों 
अपरिपुण्ण-कोष कोट्ठागारो) । 

छठवी तथा पाँचवीं शताब्दी ईसापूर्व में कोशल एक शक्तिशाली राज्य 
था। गंगा की घाटी में अपने एकाधिपत्य के हेतु कोशल राज्य को एक बार 
काशी तथा एक बार मगध से भी लोहा लेना पड़ा था। आगे इन युद्धो पर 


भी प्रकाश डाला जायगा । मथध से कोशल का वैमनस्य तो तब तक चलता 
रहा जब तक कि कोशल और मगध एक नहीं हो गये । 
अं गराज्य 

अंगराज्य मगध के पूर्व स्थित था। अंग के पूर्व राजमहल की पहाड़ियाँ 
हैं, जिन पर सामन्तों का आधिपत्थ था । इन्हें 'पर्वतवासिन:” भी कहा जाता 
था । अंगराज्य मगध से मोदागिरि ( जिसे अब मुंगेर जिला कहते है ) स्थान 
से अलग किया गया था। मगध और अंगराज्यों के ब्रीच चम्पा ( अब 
चांदन नदी ) नदी बहती थी । किसी समय अंगराज्य में मगध भी शामिल 

६. 30४, छा, ७. 29, 

२. इतिहासकार पाजिटर के अनुसार (]358, ॥897, 05), प्राचीन 
अंगराज्य में आजकल के भागलपुर और मुंगेर जिले शामिल थे । उत्तर की ओर 
यह कौशिको या कोशी नदी तक फैला हुआ था । पूर्तिया जिले का पश्चिमी 
भाग भी अगराज्य में भी आ जाता था। काइयप विभारदक की कुटी नदी के तट 
पर तपोवन में थी । इनके लड़के ऋष्य श्यृग को राजमहल की सुन्दरियों ने 
भुुलावा देकर नाव से राजधानी उठा ले गई थीं । महाभारत के अनुसार (, 30, 
20-22) मोदागिरि, मुंगेर तथा कौशिकी-कच्छ में भी शासक थे जो अंग के शासक 


कि 


कर्ण से भिन्न थे। कर्ण का राज्य मगध तथा पर्वतवासित्रु के राज्य के बीच था। 


राजतन्त्र तथा महाजनपद ६७ 


था तथा राज्य की सीमा समुद्र की लहरों को छूती थी ( विधुर पंडित जातक 
में ' राजगृह को अंगराज्य का नगर कहा गया है। महाभारत के' शान्ति- 
पर्व में एक अंग राजा का उल्लेख है जिसने विष्णु पर्वत ( सम्भवतः गया में) 
प्र यज्ञ किया था । सभापर्व में कहा गया है कि अंग और बंग दो भू- 
भागों को मिलाकर एक राज्य स्थापित हुआ था । कथा-सरित्सागर ' के अनु- 
सार अंगराज्य का विटंकपुर नगर समुद्र-तट पर बसा था | अंगराज्य के 
वैभव-काल का चित्रण ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है ।" इस वर्णन में सामन्तम्‌ 
सर्वतः प्रथिवीं जयान्‌” के रूप में दिग्विजय का भी उल्लेख है । इस दिग्विजय 
करने वाले अंग राजा को विभिन्न देशों के उच्च घरानों से पुरस्कार या भेंट 
के रूप में बड़ी ही सुन्दर एवं रूपवती किशोरियाँ प्राप्त हुई थीं । 

अंग की सुश्रसिद्ध राजधानी चम्पा नगरी चम्पा' तथा गंगा दो नदियों 
के संगम पर स्थित थी। कनिघम के कथनानुसार आजकल भी भागलपुर के 
समीप चम्पानगर तथा अम्पापुर नाम के दो गाँव हैं, जो सम्मवत: प्राचीन 
अंगराज्य की राजधानी चम्पा नगरी के ही ध्वंसावशेष कहे जा सकते हैं। 
महाभारत, पुराणों तथा हरिवंश के अनुसार चम्पा का प्राचीन नाम मालिनी 


भी था । 
चम्पस्थ तु पुरी चम्पा 


या सालिनी अभवत्‌ पुरा। 
जातक कथाओं के अनुसार चम्पा नगरी का वाम काल चम्पा' भी था । 


. ०, 545. 

. 29,355, 74679, 897, 94. 

. 44. 9; (४. ७]. 8.28, अंग और प्राच्य । 

« 25, 35; 26, ]5; 82. 3-6. 

. ऐतरेय ब्राह्मण, शारा, 22, 

. जातक, 506. 

- महाभारत ॥7!, 84, 63; 807, 26 (गंगाया: सूतविषयम्‌ चम्पामनु 

मी ) शेब्रापटए७,. 20 छवाह, ॥।, 8! ; दशकुमारचरित, 
८. मत्स्य, 48, 97; वायु, 99, 05-06; हरिवंश, 3.49; महाभारत 

जे, 5. 6-7; उदाा, 42.6. 

7& 


6 #& #>८< ८ <€ए 0 “७ 


ध्द प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


महाजनक जातक' के अनुसार चम्पा नगरी मिथिला से १८० मील दूर थी। 
इसी जातक में चम्पा नगरी के; रों, घण्टाघरों तथा दीवालों का वर्णन 
मिलता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय तक चम्पा भारत की ६ प्रमुख 
नगरियों में से एक थी । चम्पा के अलावा राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी 
तथा वाराणसी, ६ बड़े नगर थे।' चम्पा नगरी अपने धन-वैभव के साथ- 
साथ व्यापार-वारिज्य के लिये भी प्रख्यात थी । यहाँ के व्यापारी अपने 
बारिज्य-व्यवसाय के सिलसिले में सुबर्ण-भूमि' ( गंगा के पार ) की ओर 
भी जाते थे । दक्षिणी अन्नम तथा कोचीन-चीन की यात्रा करने वाले विस्था- 
पित हिन्दुओं ने सम्भवत: इसी चम्पा नगरी के नाम पर अपनी बस्तियों का 
नामकरण किया था ।* अंगराज्य के दूसरे प्रसिद्ध नगरों में अस्सपुर (अश्व- 
पुर) तथा भट्िय ( भद्विका )' विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 

गन्धारियों तथा मागधों के प्रसग में सर्वप्रथम मगध राज्य का उल्लेख अथर्व- 
वेद' में मिलता है । रामायरा में भी इस राज्य के उद्भव से सम्बन्धित एक 
कहानी है जो अर्थहीन-सी है । रामायण के अनुसार मदन या अनंग (कामदेव) 
ने एक बार शकर भगवान को अप्रसन्न कर दिया । फलस्वरूप कामदेव 


« ०, 599, 
« महापरिनिब्बान सुत्त । 

« जातक, 539, ए००४००॥७ 993, श], 9. 34. 

- शव, 40., ७7. 229; ॥६डंग8, 58; ॥२0७9४ 70405, 2४०/75/ 
खबांब, 9. 335; गिपाकणन 309, "०७6 ०00. 4धद॑ंधा। 4॥8०; 74598, 
94; चस्पा में हिन्दुओं की बस्ती के लिए देखिए, ॥.४०0, /एकदं४एक छा सिवे- 
बांऋ, र०े, पता, 99. 37 ४. ते २. 0, चक्की पग्रा037, (४६7५6; 
व॒फ्ढ गेतवेल. विथाग्मैया साइट पंगा ( प्रथा णी ५क-ल्का ) 02०६, 


नर 0 0 /० 


ब०८0क्‍88 [0 8076 इठ्माठबकड, गिठ्या. 9000 पल पांत्त स्शयाएा५ 
/. 9. इस शिलालेख में श्री मार राजवंश के एक राजा का उल्लेख है । 

४. मलालसेकर, /0////, 6; घस्मपद टीका, पक्शश्थाव 0पसंल्पादं 
96705, 29.59. (2. भट्टिय (भद्विक या भद्विका)। जैन लेखक के अनुसार 
सम्भवत: यह स्थान भागलपुर से ८ मील दूर का भदरिया स्थान ही है (74528, 
]94, 337) । 

६. ५. 22. [4, 


राजतन्त्र तथा महाजनपद ६6 


शंकर जी की क्रोधाप्ति से बचने के लिये इसी क्षेत्र में भाग आये और यहीं 
अपना शरीर त्याग दिया । तभी से यह प्रदेश अंग” कहलाया ।' महाभारत 
व पुराणों के अनुसार अंग नामक राजा ने इस राज्य की स्थापना की थी, 
इसीलिये इस प्रदेश का नाम अंगराज्य पड़ा । ऐतरेय ब्राह्मण में यहाँ के 
राजाओं में अंग वैरोचन का नाम भी आया है । इस राजा का राज्याभिषेक 
आर्य-पद्धतियों से हुआ तथा उसे ऐन्द्र महाभिषेक' की संज्ञा दी गई। इस राज्या- 
सिषेक पर बौद्धायन धर्म सूत्र में बड़ा आश्चर्य प्रकट किया गया है, क्योंकि 
धर्म सूत्र मे अंगवासियों को वर्शासंकर जाति का माना गया है । महाभारत 
के अनुसार उक्त राजा को हाथियों को क़ाबू में कर लेने वाला' कहा गया । 
इसीलिये कदाचित्‌ु उसे स्लेच्छु-वंशीय या बर्बर जाति का कहा गया है । मत्स्य 
पुराण में उक्त अंग राजा के पिता को दानवर्षभ:ः' अर्थात्‌ दानवों में प्रधान' 
कहा गया है ।* 

अंग के राजवंश के सम्बन्ध में भी हमें कुछ जानकारी प्राप्त है । महा- 
गोविन्द सुत्तत्त में अंग के' एक राजा का नाम “घतरद्व” कहा गया है । 
बौद्ध-प्रन्थों में 'गग्गरा' नाम की एक रानी का उल्लेख आया है जिसके नाम 
की एक झील भी चम्पा नगरी में थी । पुराणों' में अंगराज्य के शासकों 


१. 74552, 94, 9. 37; रामायण, . 23.4. 
२. महाभारत, .04. 53-54; मत्स्य पुराण, 48.9. 
३. एा, 22; ए. एश्ञा०, 7452, 897, 97, अंगराज्य के 
दानों में अवचत्नुक नामक स्थान का उल्लेख आया है-- 
दशनागसहस्राणि दत्वात्र यो3बचत्नुके 
श्रांतः पारिकुटान, प्रेप्सव्‌ दानेनांगस्य ब्राह्मण: । 
बे रोचन” शब्द से मत्स्य पुराण (9, 48,53) का “वैरोचनी' शब्द याद आता है । 
४. बौद्धायन धर्म सूत्र, [. . 29; महाभारत एशााव3, 22. 48-9; 
मत्स्य प्राण 48. 60.; वायु पुराण में (62, 07-23) अंगों और निषादों का 
सम्बन्ध । पराण में इस राजवंद् को अत्रिवंश-समुत्पन्न कहा गया है । ऐतरेय 
ब्राह्मण में एक आत्रेय को राजा अड्भ का पुरोहित कहा गया है। अंगवंश की 
उत्पत्ति के लिये देखिये---8, ॥,०एछ॑, /#०-46507 ह 760-70/47वकः बंद्राए हव॑:, 
4 ». जंणं॥९६-5९७४९शा०७०९, 4923, 


४ उ66/72४6 ९ 88 20४८/॥०, 4॥. 270, 
६. मत्स्य, 48. 9, 08; वायु, 99. !00-2, 


१०० प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


की सूची मिलती है । जैन-परम्परा में भी अंग के राजा दिवाहन का उल्लेख 
मिलता है। पुराणों तथा हरिवंश के अनुसार राजा दधिवाहन राजा अंग 
का उत्तराधिकारी था। जैन-परम्परा के अनुसार इस राजा का काल छुठवीं 
शताब्दी ईसापूर्व के आरम्भ में ही पड़ता है। इस राजा की कन्या राजकुमारी 
चन्दना या चन्द्रबाला पहली स्त्री थी, जिसने जैन-मत ग्रहण किया था। इलाहाबाद 
के समभीप॑स्थ कौशाम्बी राज्य के राजा शतानीक ने एक बार राजा द्धिवाहन 
की राजधानी चम्पा पर आक्रमण किया और युद्ध के फलस्वरूप फैली अव्य- 
वस्था के कारण राजकुमारी चन्दना डाकुओं के हाथ पड़ गई । किन्तु, फिर भी 
राजकुमारी ने पूर्णारूपेण अपने ब्रत का पालन किया । 


अंग तथा वत्स देशों के बीच मगध देश था । मगबवासी अपेक्षाकृत 
कमजोर पड़ते थे । इस राज्य तथा इसके सशक्त पड़ोसी के बीच" सर्देव संघर्ष 
चलता रहता था | विधुर पडित जातक” में मगध की राजधानी राजग्रह को 
अंगराज्य का नगर कहा गया है जबकि महाभारत में अंग राजा द्वारा किये 
गये यज्ञ का स्थान गया कहा गया है। इन तथ्यों से लगता है कि अंग के शासक 
मगघ को अपने राज्य में मिलाने में सफल रहे । फलस्वरूप इस राज्य की सीमा 
वत्स राज्य तक हो गई थी । सम्भवत: इसी खतरे के फलस्वरूप वत्स के शासक 
चम्पा नगरी पर आक्रमण किया करते थे । उभर रहे मगध राज्य से सशंक 
होकर अंग के राजा कोशास्बी के राजा से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना चाहते 
थे। श्री हर्ष के कथनानुसार अंग के राजा हृढ़वर्मन ने अपनी कन्या की ज्ञादी 
शतानीक" के पुत्र उदयन से करके अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में उनकी 
सहायता ली थी । 


अंगराज्य की सफलता या उसका वैभव बहुत दिनों तक नहीं रह सका। 
कहा जाता है कि मगध के युवराज बिम्बिसार श्रेणिक ने छठ्वी शताब्दी ईसा- 





१. 32. 43. 

२. /458, 94, ए7. 320-23. चन्दनबाला के लिए ( ह॥4॥ 
(४/४४72, ल्‍], 909. 682 #.) भी देखिए । 

३. चम्पेय्य जातक | 

४. ए०छथा!, ५], 33, 

५. प्रियदर्शिका, ॥८। ॥७, 


राजतन्त्र तथा महाजनपद १०१ 


पूर्व के मध्य में अंगराज्य के अन्तिम राजा ब्रह्मदत्त को मारा डाला | बिम्बिसार 
श्रेणिक अंग की राजधानी चम्पा पर अधिकार करके वहाँ अपने पिता के 
प्रतिनिधि के रूप में रहने लगा और इसी समय से अंगराज्य विस्तार- 
शील मगध राज्य का एक अभिन्न अग बन गया। 


मगध 

प्राचीन मगध राज्य मोटे तौर से आजकल के दक्षिणी बिहार के पटना और 
गया जिलों तक था। मगध राज्य के उत्तर में गंगा और पश्चिम में सोन 
नदी बहती थी । दक्षिगा में विन्ध्याचल की पहाड़ियाँ थीं तथा पूर्व में चम्पा 
नदी थी जो अगराज्य की राजधानी चम्पा के समीप गंगा से मिलती थी ।' 
मगध की राजधानी गिरिव्रज (या राजग्ृह) थी जो गया की समीपवर्त्ती पहाड़ियों 
पर बसी थी । महावग्ग में इस नगर को “गिरिव्बज” नगर कहा गया है ताकि 
वह केकय राज्य के गिरिब्नज नगर से भिन्न माना जाय । महाभारत में इस 
नगर को केवल गिरिव्रज ही नहीं वरन्‌ राजग्रह', बाहंद्रथपुर तथा मगधपुर” 
भी कहा गया है। यह नगर पाँच पहाड़ियों वेहार, ग्रंएड राक (विपुल शैल), 


न्नोिजीणय 


१ के घा0१, 4 सोबबापदों थी मेबबंााआ, 9. 763 ॥. (४200प7॥ एच5९त 
णा पर वफ्रलगाय 207०), 74578, 94, 32. 

२. महाभारत, . 20, 29; महापरिनिब्बान सुत्तन्‍्त (/४०/०४४७ ], 94) 
और /)0/22.४, 3. 33! से पता चलता है कि वृजि देश की सीमा गंगा के 
उत्तरी तट उककावेला या उककचेला से आरम्भ होती है। यह स्थान वृजि देश में 
ही था। चम्पेय्य जातक ( 506 ); कपरट, 6 4, 227; 227/, 403, 
महाभारत-काल में मगध की सीमा चम्पा नदी से आगे नहीं गई रही होगी 
क्योंकि मोदागिरि (या मुंगेर) दूसरे राज्य में पडता था । 

३. मोटे तौर से 9459, 872, 299, पंचन नदी के तट पर बसे 
गिर्यक को भी गिरिब्रज माना जाता रहा है । यह गया से ३६ मील उत्त र-पूर्व में 
तथा राजगिर से ६ मील पूर्व में है। (2978706 47 74678, 897,80) । 

४, 55, हा, 50. 

५. महाभारत ॥, 3.27; 204. 7; ॥, 2. 34; ॥7, 84. 04. 

६. 7, 24.44. 

७. गोरथम्‌ गिरिमासाद्य ददशुर माद्यम्‌ प्रम, ॥, 20.30; 2.3. 


१०२ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


वराह, वृषभ, ऋषिगिरि तथा चैत्यक' (रक्षन्तिवाभिसंहत्य संहतंगा गिरिव्रजम) 
से घिरा हुआ था। यही कारण है कि किसी भी ओर से नगर पर आक्रमण नही हो 
सकता था। इसकी स्थिति के सम्बन्ध में महाभारत में कहा गया है--पुरं दुराध- 
रम्‌ समनन्‍्तत: | रामायण में वासुमती नाम से इस नगर का उल्लेख आया है । 
छू नसांग ने अपने लेखों में इस नगर को कुशाग्रपुर' कहा है। बौद्ध-प्रन्थों में 
इस नगर का सातवाँ नाम बिम्बसारपुरी भी आया है । 
ऋणगवेद में' कीकट नाम के भूभाग पर प्रमगन्‍्द नाम के एक सामन्‍्त के 
शासन का उल्लेख मिलता है । यास्क ' के अनुसार कीकट भूभाग अनार्य 
प्रदेश था। बाद के ग्रन्थों में कीकट शब्द को मगध का ही पर्याथ कहा गया है।'* 
यास्क की भाँति बृहद्धर्म पुराण के लेखक ने भी कीकट प्रदेश को अपवित्र 
देश कहा है तथा कुछ पवित्र स्थलों की ओर संकेत किया है--- 
कीकटे नाम वेशे5स्ति काक कणलियकों नृपः 
प्रजानां हितकृश्नित्यं ब्रह्म ह घकर स्त था 
तत्र देशे गयानाम पुष्य देशो5स्ति बिश्व्‌ तः 





१. पाली भाषा में ( 707, ॥, 72। ) में पांडव, गिज्मकूट, वेभार, 
इसीगिलि तथा वेपुल्ल (या बेंकक) के नाम मिलते है। पाली-सामग्री से लगता है 
कि महाभारत में आया विपुल” शब्द नाम है, उपाधि नही । डॉक्टर जे० बेंगर के 
अनुसार चैत्यकापंचक: (पाँच चेत्यक) शब्द चैत्यका पंचम्‌ के लिए आया है । 
विशेष विवरण के लिए देखिए, //70, 939, 63-64 (०४७७) । 

२. ॥. 32.8. 

३. #. ]]3, 89एशणाए वक्मााल्ते ब्रश बता €्था५ ७ 840ा40 
ए॥टए (वायु 99, 224; 4777, 49), 

४. 4,9७, बुद्धधोष, 87 ॥. 

५. ]]. 53.4, 

६. निरुक्त, ७॥. 32, 

७. कीकटेषु गया पुण्य पृण्यम्‌ राजगृहम्‌ वनम 

च्यावनस्याभ्रमम्‌ पुण्यम्‌ नदी पुष्य पुनः पुना । 
(र्ध. वायु, 08. 73, 05. 28; भागवत प्राण, ।, 3, 24---बुद्धो नाम्नांजन 
सुतः कीकटेषु भविष्यन्ति 'कीकटा मगधाह्यया:'; क्रीकट के सम्बन्ध में £7?, /6., 
]. 222 भी देखिए जहाँ इस नाम का एक राजकुमार मौर्यवंश में कहा गंया है । 
कीकटेयक (जै/०#॥॥७॥॥६ 6 5६8८४, ]. 302) भी देखिए । 


राजतन्त्र तथा महाजनपद १०३ 


मंदी ल कर्ंदा ताम्‌ पितृणां स्वर्गदायिनी 
कीकटे ल मृतोउप्येष पापम भों न संशय: । 
उपर्युक्त पंक्तियों से स्पष्ट है कि कीकट प्रदेश में गया ज़िला भी सम्मिलित था। 
इस प्रदेश को निश्चित रूप से पापभूमि तथा अनाय॑ भ्रदेश माना जाता था। 
प्रथम पंक्ति में आया 'काक-करए' शब्द द्ौशुनाग-वंश के काक-वर्ण के लिये ही 
प्रयुक्त हुआ होगा । 
मगध शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद र में आया है । मगध की गाथाओं या 
कहानियों की प्राचीनता के सम्बन्ध में कहा जाता है कि ये उतनी ही पुरानी हैं जितना 
कि यज़ुर्वेद । वैदिक साहित्य में इनकी बड़ी उपेक्षा की गई है। अधथर्व-संहिता" 
के ब्रात्य भाग में ब्राह्मणा-सीमा से बाहर रहने वाले भारतीय को प््‌श्चली (वेश्या) 
थय मगध से सम्बन्धित कहा गया है । पूर्वी क्षेत्र वाले (प्राच्यांदिशि) के धर्म को 
वेश्या-धर्म कहा गया है तथा उसे मगध का मित्र माना गया है।' श्रौत सूत्र में 
मगध में रहने वाले ब्राह्मणों को 'ब्रह्मबन्धु मागधदेशीय'” कहा गया है । 
मगध के ब्राह्मणों को ब्रह्मबन्धुड कहकर उनकी अवमानना की गयी है। इसके 
विपरीत झांखायन आरण्यक में मगधवासी ब्राह्मण का उल्लेख सम्मान के 
साथ किया गया है। इतिहासकार ओल्डेनबर्ग' के अनुसार वेदों में मगध के 


१. मध्य खराडमू, हऋणएा]., 22, 22. 

२. ऋ%ए7. 47; . वायु पुराण, 9. 78. 22. पद्म पातालखरड, ४]. 45, 

३. ७. 22, 4, 

४. वाजसनेयी संहिता #>१. 5; 7८४८ #7%८6४, 7., 6. मागधों 
और मगध के सम्बन्ध के लिए वायु पुराण, 62. 47 भी देखिए । 

५. 2७. ॥, $--श्द्धापुंश्चली मित्रोमागधो. ..७८०; ागक, ॥], 86, 

२. एा. ४छछ९ा, म5799 ९ [बीबा स्‍म्रक्षदाय०, 9. ]2- 

६. हब्दार मा्बंब्, 4, 26. 

७- राजानः क्षत्रवन्धव:' दाब्द पुराणों में मागधों के लिए आया है 
(एक्राशाएः, 2क्राऑंक थी #ट #ब४.. €०, 9. 22) ] 

पर मेब्ब॥ब, 4000- 

६. 74628, 897, ; 77246, 908, 799. 85]-53; 80०#४. 208. 
$#4, 7. , 29. अंगों और मागरधों को 'संकीर्रा-योनय:, कहा गया है, अर्थात्‌ 


रण परांडलते गांहुंत. 


१०४ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


ब्राहणों को इसलिये निम्न कोटि का कहा गया है कि उनके संस्कार ब्राह्मण- 
विधियों से सम्पन्न नहीं हुए थे। पाजिटर' के कथनानुसार मग्रध के आर्य लोग 
पूरब से आये आक्रमणकारियों में बिलकुल घुलमिल गये थे । 

वैदिक साहित्य में प्रमगन्द के अलावा मगध के किसी भी अन्य राजा का 
उल्लेख नहीं मिलता । महाभारत' के अनुसार जरासन्ध के पिता तथा वसु चेद्च 
उपरिचर के पुत्र बृहद्रथ ने मगध के आदिवंश की स्थापना की थी । रामायण में 
मगध की राजधानी वासुमती को वासु द्वारा ही बसाया कहा गया है। यद्यपि 
ऋणग्वेद' में एक बृहृद्रथध का उल्लेख दो बार आया है किन्तु कोई ऐसा अन्य तथ्य 
नहीं मिलता, जिससे उन्हे जरासन्ध का पिता माना जा सके । पुराणों में बृहद्रथ- 
बंश के राजाओ की सूची दी गई है जो जरासन्ध के पुत्र सहदेव से आरम्म की गई 
है । इस सूची में ऑन्तिम नाम रिपुज्जय का है | सहदेव के बाद सातवाँ नाम राजा 
सेनाजित का है, जो परीक्षित-वंश के अधिसीमा कृष्ण तथा इक्ष्वाकु-वंश के 
दिवाकर के समकालीन थे। उपर्युक्त विवरण के बावजूद चूंकि हमारे पास बाहरी 
प्रमाणों का अभाव है इसलिये पुराणों में दिये गये तथ्यों को विश्वसनीय तथा 
प्रामाणिक नहीं माता जा सकता। कहते हैं जिस समय पुलिक (या पुरिगक) ने 
अपने पुत्र प्रथोत को अवन्ती' (उज्जैन राज्य) के सिहासन पर बिठाया उस समय 


१. 4. 63.30. २.१ 32, 7. ३. . 36. 8; 5. 49.6. 

४: (#. सुप्र, 97. 809, 04. में विदेह तथा कोशल राजाओं की चर्चा भी 
आती है। भावी बृहद्रथ की संख्या १६, २२ या ३२ दी गई है और उनका 
शासन-काल ७२३ या १००० वर्ष दिया गया है (0#4, 7.:68) । अन्तिम 
राजा का नाम रिपञ्जय ग्रा अरिज्जय था जिससे पाली भाषा के अरिन्दम की 
याद आती है (2022४, ॥. 402) । 


३. 2ग्ारक्ााकड एी॑ हब 48०, 9. 48: 7, ॥950, ७. 
683, कथा-सरित्सागर तथा प्राशों के रूपान्तरित या अशुद्ध अनुच्छेदों की इस 
बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता ( 770, 930, 9. 679.69) 
कि मगध के प्रद्योत और अवन्ती के महासेन अलग-अलग थे क्योंकि ब्राह्मण ग्रन्थों 
तथा बौद्ध-लेखकों ने महासेन को भी प्रद्योत ही कहा है। पुराणों में 
'अवन्तीयु' शब्द आया है (/2# 4, 8) | इसमें पलिक द्वारा वंश-सम्बन्धी क्रान्ति 
की भी चर्चा है। पुराणों के प्रयोत तथा अबन्ती के महासेन की समानता तथा 
प्रयोता के साथ 'प्रनत सामस्त' का विशेषण तथा “नयवर्जित' शब्द के उपयोग 
से चणड प्रद्योत महासेन (अवन्ती) के बारे में संदेह की गुंजाइश नहीं रहती । 
बौद्ध ग्रन्थों में भी इसका उल्लेख है । इन सबसे सिद्ध है कि पराणों के प्रदोत और 
अवन्ती के प्रद्योत में कोई अन्तर नहीं था । न्‍ 


राजतन्त्र तथा महाजनपद १०४ 


बृहद्रथअ-बंश तथा मध्य भारत के कुछ अत्य शासक समाप्त हो चुके थे। प्रद्योतत 
गौतम बुद्ध के समकालीन थे । पुराणों में कहा गया है-- 'बृह॒द्रथेष्वती-तेषु वीतिहो- 
श्रेषु अवन्तिषु ।” इससे इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि छठवीं शताब्दी 
ईसापूर्य के अन्त तक बृहद्रथ-वंश का अन्त हो चुका था । 

जैन-ग्रन्थों में राजगृह के दो शञासकों-समुद्रविजय तथा उसके पुत्र गया का 
उल्लेख मिलता है । कहते हैं राजा गया पूर्खत्व को प्राप्त हो चुका था किन्तु यह 
कथन सर्वथा अप्रामारिक है । 


पुराणों में ममध के एक दूसरे राजवंश की भी चर्चा आई है जिसे 'शैशु- 
नाग' कहा गया है। इस वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी । गौतम बुद्ध के 
समकालीन बिम्बिसार इसी वंश के थे । अश्वधोष ने अपने बुद्धचरित' में बिम्बि- 
सार को शैशुुनाग-वंश का नहीं, वरन्‌ हयंक-कुल का कहा है। महावंश् में 'शैक्ुनाग' 
वंश के संस्थापक शिशुनाग को 'सुसुनाग” कहा गया है । स्वयं पुराणों में कहा गया 
है कि प्रद्योत-कालीन वैभव शिशुनाग को प्राप्त होगा। कुछ सूत्रों के अनुसार प्रद्योत 
भी बिस्बिसार के समकालीन कहे जाते हैं--- 


अष्ट त्रिशच्छृतम्‌ भव्या: 
प्रद्ोता: पंच ते सुताः 
हत्वा तेषां यश: कुत्स्नां 
शिशुनागों भ्रविष्यति । 


यदि उपर्युक्त कथन सत्य है तो शिशुनाग प्रद्योत-प्रथम के बाद हुए थे । 
पाली ग्रन्थों में प्रद्योत-पथम का नाम चराड प्रद्योत महासेन लिखा गया है तथा 
संस्कृत भाषा के कवियों एवं नाटककारों" ने इन्हें बिम्बिसार तथा उनके पुत्र 


१. ५४727, फा,७. 86. महाभारत (५7. 64) में गया नाम के एक 
राजा का उल्लेख आया है किन्तु उसे अमूर्तरयस का पुत्र भी कहा गया है । 

२. अश्वघोष कनिष्क के समकालीन था (0', 00 ७. 70.) | 'शह्रप्टा- 
पर८४, ८. 22/., ॥7, 257) । इसके विपरीत पुराणों में गंगा की घाटी में भी 
गुप्त राज्य के होने की बात कही गई है । 

३. रेत. 2; रायचोधरी के (700, । (925), 9. 87. 

४. वायु पुराण, 99; 34, 

४. सावावबा (७८४70, ५7. 44. 

प्र 


१०६ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


का समकालीन कहा है। इससे पता चलता है कि शिक्षुनाग उक्त राजाओं के 
बाद हुए थे । किन्तु, पुराणों में शिशुनाग को बिम्बिसार का पूर्वज माना गया है 
तथा उन्हें बिम्बिसार के वंश का संस्थापक कहा गया है । पुराणों में यह तथ्य 
बाह्य प्रमाणों' से प्रमारितत नहीं किया गया है । वाराणसी तथा वैशाली के 
शिशुनाग के राज्य में मिलाये जाने के उल्लेख से सिद्ध होता है कि शिशुनाग 
बिम्बिसार तथा अजातशत्र के बाद हुए थे । सर्वप्रथम इन्ही शासकों ने मगध- 
शासन की नींव डाली थी । मालालंका रवत्यु नामक पाली ग्रन्थ से पता चलता 
है कि राजा शिक्षुनाग वैज्ञाली में रहते थे और वही बाद में उनके राज्य की 
राजधानी बन गई ।' अपनी माता के जन्म की कथा से पूर्ण परिचित राजा 
शिशुनाग ने वैशाली को अपती राजधानी बनाया | राजग्रह नगरी राजधानी होने 
के सम्मान से वंचित हो गई और बाद में भी पुनः यह सम्मान उसे प्राप्त न हो 
साक । उक्त कथन से यह भी संकेत मिलता है कि राजग्रह के विजय-काल के बाद 
शिशुनाग का उद्भव हुआ ॥। बिम्बिसार तथा अजातशत्र का समय राजगृह 
का विजय-काल माना जाता है | पुराणों में वेशाली नहीं, वरनु गिरित्रज (वारा- 
रणास्यां सुतम्‌ स्थाप्य श्रविष्यति गिरिब्रजम्‌) को शिक्षुनगाग की राजधानी कहा गया 
है । इसके अतिरिक्त अजातशत्र के पुत्र उदयिन द्वारा राजधानी बदलने तथा 
पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का उल्लेख मिलता है | इससे लगता है कि 
शिशुनाग उक्त राजा के पूर्व हुए थे । किन्तु, शिशुनाग के पुत्र तथा उत्तराधिकारी 
कालाश्ोक ने पाटलिपुत्र में राज्य किया था । इससे स्पष्ट है कि ये लोग पाटलि- 
पुत्र के संस्थापक उदयिन के बाद हुए थे । किन्तु, बाद में पुनः: राजधानी के 


१. हम यदि और थोडा आगे बढ़े तो पराणों के कथनों को स्वयं में ही 
विरोधी पायेंगे । इस प्रकार (क) प्रद्योत का तब राज्याभिषेक हुआ जबकि वीति- 
होत्र का अन्त हो चुका था। (ख) शिक्षुनाग ने प्रद्योतों का मान-मर्दन करके उनसे 
राज्य छीन लिया था | (ग) इन शिशुनाग राजाओं के समय में ही २० वीतिहोत्र 
राजा भी हुए थे--एते सर्वे भवष्यन्ति, एककालम्‌ महीक्षित: (/0&/, 24) । 

२, 22शक्राशक ल मदर अहुव, 20; 538#£, जे, > हुं, 

३. यदि द्वात्रिशत्‌-पुत्तलिका पर विश्वास किया जाय तो वैज्ञाली में नन्‍्द के 
समय तक कोई न कोई राजा हुआ करता था । 

४. महावंशतिका के अनुसार ( [पागठफ, ैबबीदाशबाए०,. एफ ) 
शिशुनाग वैशाली के लिच्छवि राजा का पृत्र था। वह एक नगरशोभिनी का पत्र 
था तथा एक सरकारी अधिकारी ने उसका पालन-पोषझा किया । 


राजतन्त्र तथा महाजनपद १०७ 


स्थानान्त रण' से लगता है कि कालाशोक के पूर्वज पुरानी राजधानी को अपना 
एक शरणा-स्थल फिर भी बनाये हुए थे। “श्रयिष्यति गिरिब्रजम्‌' उक्ति से यह 
नहीं सिद्ध होता कि ग्रिरिब्रज शिशुनाग के समय तक राजधानी का नगर सदैव ही 
बना रहा । 

अश्वधोष के अनुसार बिम्बिसार जिस हयक-कुल के थे उस वंश की उत्पत्ति 
अभी तक बिल्कुल अनिश्चित-सी ही है | हरिवंश तथा अन्य पुराणों में कहा 
गया है कि चम्पा में भी एक हर्यक-वंश था । किक्तु, हर्यक-वंश तथा चम्पा के हर्यक- 
बंश को एक समभने या एक-दूसरे से सम्बन्धित समभने के हमारे पास तर्क॑युक्त 
कारण नहीं हैं। 'हयक-कुल' (मन्दसोर शिलालेख में लिखे गये 'औलिकर 
लांछन आत्म वंश-के अनुसार) तो केवल एक वंश विशेष का उपनाम या विशेषण 
कहा जा सकता है। बिम्बिसार इस वंश का संस्थापक नहीं था। महावंश में 
कहा गया है कि जिस समय बिम्बिसार को उसके पिता ने सिंहासन सौंपा, 
उसकी आयु केवल १५ वर्ष की थी।'* अंगराज्य ने बिस्बिसार के पिता को' 
परास्त किया था। बिस्बिसार ने इसका बदला लिया और यह प्रतिकार-संघर्ष 
तब तक चलता रहा जब तक कि अशोक ने कलिंग को जीतकर अपनी तलवार 
नही रख दी। 


१६ ८5, <, 9. रूपए 


२. 3,49; वायु पुराण, 99, !08; ]. 0. ठकठकर का 42077, 938 


(5) ०7. 3. 82 
* ३. हरि को पीला, घोडा, शेर तथा साँप का ज्ञान था। 


४, 08४8९४९४ (73758200०070, 9, 32. डॉक्टर भरडारकर के मतानूसार 
बिस्बिसार अपने वंश का संस्थापक था । उसने अपनी वीरता से बज्जि लोगों को 
हराकर अपने राज्य की स्थापना की थी । 

५. प्रथ्ा॥०पर, ऐप. 7... 70069 तथा अन्य लोगों ने भाटिय या भट्टिय को 
पिता माना है। तिब्बत के लोग उसे महापतञ्न कहते हैं । ''एा77०००, महावंश 
॥, 9. 0; 3458, 872, 4 298; 94, 32।; गुनादय पर निबन्ध, . 

75; प्राणों में हेमजित, क्षेमजित, क्षेत्रोजा या क्षत्रीजा को बिम्बिसार का पिता 
माना गया है। यदि प्राणों की उक्ति सही है तो भाटिय या भटष्टिय शब्द सेनीय 
यथा कुणीय का जो क्रमशः बिम्बिसार तथा अजातशतन्र्‌ से सम्बन्धित थे, दूसरा 
नाम या उपाधि थी । किन्तु, अपर्याप्त प्रमाणों के कारण प्राणों की उक्ति पर 
विश्वास नहीं किया जा सकता और खास कर तब, जबकि उपर्युक्त नामों मैं एक- 
रूपता भी न हो । 


१०८ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


वज्जि या वृजि प्रदेश गंगा के उत्तर नेपाल की पहाड़ियों तक फेला हुआ था। 
पश्चिमी सीमा पर सम्भवतः गशडक नदी प्रवाहित होती थी जो वज्ज प्रदेश को 
मल्ल राज्य या कोशल से अलग करती थी । पूर्व में कोसी नदी तथा महानन्द 
तक सीमा का विस्तार था। इस गणतन्त्र में आठ छोटे-छोटे राजवंश शामिल थे 
जिनमें विदेह, लिक्छवि, ज्ञात्रिक तथा वृज्जि प्रमुख हैं । शेष राजबंशों का ठीक- 
ठीक पता नहीं चलता। फिर भी इतना कहा जा सकता है कि उम्र, भोग, ऐक्ष्वाक 
तथा कौरव वंश ज्ञात्रिक तथा लिच्छवि वंशों से सम्बद्ध थे और एक ही गुठ के 
सदस्य थे ।' अंगुत्तर निकाय में भी वृज्जि गणतन्त्र की राजधानी वैशाली 
तथा उम्रवंश को एक दूसरे से सम्बन्धित कहा गया है । 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है प्राचीन विदेह की राजधानी मिथिला थी, जो 
आजकल नेपाल की सीमा में जनकपुर नामक क़स्बे के रूप में है। रामायण में 
वैज्ञाली! तथा मिथिला के बीच भिन्नता रखी गई है, किन्तु बौद्ध तथा जैन ग्रन्थों 
में उक्त भिन्नता का ध्यान न देकर विदेह शब्द का विस्तृत अर्थ में प्रयोग किया 
गया है ।* 


लिच्छवि-वंश की राजधानी वैशाली थी, जो आजकल बिहार के मुजफ़्फ़रपुर 
ज़िले में गंडक नदी के तट पर बेसढ़ के नाम से विद्यमान है । रामायण में 
सम्भवत: इसी वेशाली को 'विज्ञाल' नगर कहा गया है ।" 

विशालम्‌ नगरों रम्यां दिव्यं स्वर्वोपमस_ तब । 

एकपररणा जातक के आरम्भ मे कहा गया है कि वैशाली नगरी तीन दीवालों 
से घिरी थी तथा एक दीवाल दूसरी से तीन मील की दूरी पर थी। वहाँ तीन 
बड़े-बड़े राजद्वार तथा तीन घंटाघर भी थे । लिच्छावि राज्य को सीमा सम्भवतः 
नेपाल तक थी और सातवी झताब्दी ईसापूर्व तक यथावत्‌ बनी रही । 


१. ७825, 7,9५. 339. (४; ०९४7०, उवासगदसाव, 4]. ७, 438; 
80. 304, 
२० 4. 26; ॥77. 49; ॥ए. 208. 
३. रामायण १. 47-48. 
४. आचारांग सूत्र ( ॥. 5, $. 7, 582, &फ।, [070, )। उदाहर- 
णार्थ, कुणडग्राम के सब्निवेश को विदेह में वैशाली के निकट का माना गया है । महा- 


वीर तथा अजातशत्र, की माताओं को विदेहदत्ता, वेदेही (वैदेही) कहा जाता था । 
५. रामायण, आदिपर्व, 45.0 
६. 7१०. 449. 


राजतन्त्र तथा महाजनपद १०६ 


ज्ञानिक-वंश के लोग सिद्धार्थ तथा महावीर के वंशज थे । ये लोग वैशाली के 
उपनगर कोल्लाग या कुरडग्राम (या कुएडपुर) में रहते थे । महापरिनिन्बान 
सुत्तन्त' में कोटिगाम (कुण्डग्राम ?) में नादिकों (या ज्ञात्रिकों)' के निवास का 
उल्लेख है । इन उपनगरों में रहने वाले महावीर तथा उनके वंशजों को वेशालि” 
अर्थात्‌ वैशाली के रहने वाले' कहा जाता था ।' 

पारिनि ने भी वृज्जि की चर्चा की है। कौटिल्य' ने भी वृज्जि को लिच्छवि 
से भिन्न माना है । युवान च्वांग" ने भी वृज्जि तथा वैशाली को भिन्न-भिन्न 
माना है। वृज्जि केवल समूचे गरातन्त्र का ही नाम नहीं था, वरन्‌ गणतन्त्र में 
सम्मिलित एक वंश भी बृज्जि कहा जाता था। किन्तु, लिच्छवि-वंश की तरह वृज्जि- 
वंश के लोग भी वैशाली से सम्बद्ध थे । वैशाली केवल लिच्छवि-बंश की ही नहीं 
वरन्‌ समूचे वृज्जि गणतन्त्र की राजधानी थी।' इतिहासकार राकहिल" के 
कथनानुसार उक्त नगर के अन्तगंत तीन जिले आते थे। तोनों जिलों में तीन 
भिन्न-भिन्न राजवंशों की राजघानियाँ थीं। गरणतन्त्र के शेष वंश जैसे उग्र, भोग, 
कौोरव तथा ऐक्ष्वाक उपनगरों तथा गाँवों में रहते थे । उदाहरणार्थ, हत्थिगाम या 
भोगनगर आदि भिप्न-भिन्न वंशों के रहने के स्थान थे ।* 

१.८. 2, २, अमट, खा, 77६50. ३. 770०77९, उवासगदसाव, 
प, 9: 47. ४, अर्थशास्त्र, मैसूर संस्करण, !99, 9. 378. 

५. एब्ााशड, ता, 80, (/.. थ४० 02770, ता 884;  6वरवंध८/ 
5०७४४५०, !. 62; 9. 0. स्मिथ के अनुसार (५४७६८४/४,॥।- 340) वूजि देश 
दरभंगा ज़िले के उत्तरी तथा नेपाल की तराई के समीपवर्त्ती मू-भाग को कहते थे। 

६, (४. मज्मिम निकाय, ॥, 30], 766 206६ ० +खबटर्थ 5०)पा४5, 
]. (संयुक्त निकाय) द्वारा श्रीमती रि0५3 ॥020705, 9. 257. वज्जि-बंश का कोई 
भाई कभी वैज्ञाली के निकटवर्त्ती जंगलों में भी निवास करता था । 

७. 4. [ 8४44/०, 0. 02. 

८. उग्यों और भोगों के लिये [0९०४०)० का उबासगदसाब देखिये । ([. 

7. 89., $ 20); बृहृदारण्यक उपनिषद्‌, ॥[. 8, 2; 58८, जा,ए७, 7 
7.; अंगुत्तर निकाय में ।. 26. (निपात !. 4.6); उम्रों का सम्बन्ध वैशाली से 
भी था (उग्गो गहपति वैशालिको) तथा 7५. 22 में हत्यिगाम के साथ। धम्मपद 
टीका में उस्ग नाम के एक नगर का उल्लेख आया है। उ्ब्क्ण्थाव (व- 
९॥(2] 56765, ५४०, 30, 84. छ०लकऋा८ ने ( उवासगदसाव, ॥7, ७७7. 
गा, 57) सोगनगर नाम के एक शहर की चर्चा की है। महापरिनिब्बान सुत्तन्त 
में मराडगाम, हत्यिगाम, अम्बुगाम, जम्बुगाम तथा भोगनगर को वैशाली से पावा 
के रास्ते में बताया गया है ( 70876, (7. 22-26: 0/0. &5० सुत्त निपात 
94 ) बज्जि-वंश के साथ कौरवों के एक दल का सम्बन्ध भी दिलचस्प है। कुर 
ब्राह्मण, जैसे उपस्ति चाक्रायर ने बौद्ध धर्म के उदय के बहुत पहले ही विदेंह को 
राजधानी बनाता आरम्म कर दियाथा । वेशाली के इक््याकों के लिए रामायण 
3, 47. ॥!. भी देखिये । 


११० प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


हम देख चुके हैं कि ब्राह्मण-काल में विदेह (मिथिला) का संविधान राज- 
तान्त्रिक था । रामायण तथा पुराणों' के अनुसार विश्वाल' राज्य में भी 
पहले राजतान्त्रिक शासन था । रामायण के अनुसार इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल 
ने वैशालिक-वंश की स्थापना की थी । पुराणों के अनुसार विशाल इक्ष्वाकु 
के भाई नभाग के वंशज थे । राजा विशाल ने अपने ही नाम पर अपनी 
राजधानी का नाम रखा । विज्ञाल के बाद हेमचन्द्र, सुचन्द्र, धुम्नाश्व, शृम्जय, 
सहदेव, कुशाश्व, सोमदत्त, काकुत्स्थ तथा सुमति इस वंश के मुख्य शासक थे । 
हम यह नहीं जानते कि इनमें से कितने राजाओं ने उत्तरी बिहार के इस राज्य 
पर शासन किया और इतिहास उन्हें मान्यता प्रदान करता है । शतपथ ब्राह्मण 
में सहदेव सारंजबय नामक एक राजा का उल्लेख है । ऐतरेय ब्राह्मण में उक्त 
राजा को सोमक सहदेव्य कहा गया है। वैदिक साहित्य में इनमें से किसी भी 
राजा को वैज्ञाली से सम्बद्ध नहीं कहा गया है। महाभारत में एक श्वुञज्जय का 
उल्लेख आया है। कहा गया है कि उन्होंने गएडक नहीं, वरन्‌ जम्रुना' के तट 
पर यज्ञ किया था । सूत्रहृतांग में भी कहा गया है कि इच्छुवाकु जैसे वंश के 
लोग भी वृज्जि गणततन्‍्त्र में सम्मिलित थे । 

वुज्जि गणातन्त्र का गठन निश्चित रूप से विदेह के राजवंश के पतन के 
बाद हुआ होगा । इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारत की राजनीतिक 
कायापलट यूनान के राजनीतिक घटना-क्रम के समकक्ष चलती है । यूनान 
के वीरकाल में भी राजतन्त्र के बाद गणातन्त्रों कायुग आया था इतिहास- 
कार बेरी ने यूनान की राजनीतिक उथल-पुथल का कारण बताते हुए लिखा 
है कि “कुछ स्थानों पर तो कुशासन के फलस्वरूप राजाओं को बलपूर्वक 
गद्दी से उतार दिया गया । कहीं-कहीं बालकों (नाबालिगों) के हाथ में या 
नीच वंश के लोगों के हाथ में राजसत्ता के आने पर राज्य के अमीरों ने 
राजतंत्र को उखाड़ फेंका । कहीं-कहीं राजाओं के अधिकार बिल्कुल सीमित 
कर दिये गए और वे नाम मात्र को राजा रह गये। वे केवल मुक़दमे तय करते 
थे, वास्तविक शासन-सत्ता किसी अन्य के हाथ में रहती थी । यूनान के केवल 


१. 4. 47. |7. 7. 

२. वायु, 87. 6-22; विष्णु, ७. .8. 
३. ही, 4-4. 3-4. 

४. जरा, 34. 9, 

४. महाभारत, 7. 90.7. टीकासहित । 


राजतन्त्र तथा महाजनपद १११ 


स्पार्ट नामक राज्य में बहुत सीमित राजतन्त्र बाद तक बना रहा । एथेन्स के 
आकंन बेसीलियस में स्पार्टा का राजतन्त्र केवल न्यायालय के रूप में रह 
गया था । 

मिथिला में राजतंत्र के बाद गणतन्त्र कैसै आया, इस सम्बन्ध में चर्चा पहले 
ही की जा चुकी है। 'विशाला' राज्य में यह परिवर्तन कैसे हुआ, इस सम्बन्ध 
में हम कुछ नहीं जानते । 

कुछ विद्वानों के अनुसार वृज्जि गणतन्त्र ' में सम्मिलित लिच्छवि-वंश के 
लोग विदेशी थे । डॉ० स्मिथ के अनुसार उनकी उत्पत्ति तिब्बत से सम्बद्ध की 
गई है । इतिहासकार डॉक्टर स्मिथ ने उपर्युक्त निष्कर्ष लिच्छवियों की न्‍्याय- 
प्रणाली के आधार पर निकाला है । इसके अतिरिक्त लिच्छवि-वंश के लोग 
शव का अन्तिम संस्कार उसे जंगली जानवरों के सामने फेंककर करते हैं। 
पंडित एस० सी० विद्याभूषण के अनुसार लिच्छवि नाम (मनु का निच्छिवि) की 
उत्पत्ति फ़ारस के निसिबिस नगर से हुई है। इसके विपरीत उपर्युक्त कथन 

१, 0770, ता, 84. 

२. #4. 4४/., 903, 9. 233 #. तिब्बत के सम्बन्ध में तीन अदालतों 
की चर्चा है। इसके अलावा लिच्छवियों की भी सात अदालतें (४70०7४०।5) थीं, 
जैसे विनिच्छाया महामत्त (प्रवृ्प॑तागड 774887780९५), विहारिक (उप्रापंडा |ए०- 
80७), सुत्तपार (प्र&४0९'$ रण 38०7९० ००५९), अट्ठकुलक (006 ७४॥६ ०|७70$, 
ए०5४ंए 3 शिवेशणो ००प:४४ ), सेनापति (8९००८:७)), उपराज ( ५९८९- 
709 श८९-००ा5प! ) तथा. राजा ( ध6 7प॥।४8 ८्रर्श ) जो परवेणी-पोत्य 
(800४ [! !7९८९०९7७) के आधार पर निर्णय करता था । इसके अलावा हम, 
जैसा कि यस॒० सी० दास ने भी स्पष्ट किया है, तिब्बत के इतिहास के बारे में और 
नहीं जानते । अट ठकथा में ऐसा ही संकेत मिलता है । तिब्बत्त और वज्जि रीति- 
रिवाजों की तुलना में हमें इसका ध्यान रखता चाहिए । इस सम्बन्ध में सिन्धु- 
वासियों के रिवाजों पर भी ध्यान देना आवश्यक है (५७४३, /्टदएद/णए 
शी  #4//४4८, ]. (४0, ४१., तथा महाभारत [७, 5. 28-33) । 

३. 7. 4॥-, 902, 43, 8; 908, 9. 73. विद्यामूषण में निश्छिवि 
तथा निसिबिस नामों में समानता का उल्लेख है। 2८०ा७९ण८पंत5 के शिला- 
लेखों में पूर्वी भारत में पाँचवीं या छठीं शताब्दी में ८7४०7 $९४0९७77९7४ का 
कोई उल्लेख नहीं है । लिच्छिव लोग ईरानी देवी-देवताओं की अपेक्षा महावीर 
तथा बुद्ध के उपदेशों में अधिक आस्था रखते थे । 





११२ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


की अप्रामारिएकता की ओर अनेक विद्वानों ने संकेत किया है ।' प्राचीन भारतीय 
परम्परा के अनुसार लिच्छवि-वश के लोग क्षत्रिय-वंश के थे | महापरिनिब्बान 
सुत्तन्त में लिखा है --'जब वैशाली के लिच्छवियों ने सुना कि महाप्रभु का कुशी- 
नर में देहावसान हो गया तो उन्होंने मल्‍ल राज्य को संदेश भेजा कि चूंकि महा- 
प्रभु क्षत्रिय थे और हम लोग भी क्षत्रिय हैं, इसलिये उनका कुछ अस्थि-अवशेष 
हमें भी मिलना चाहिए ।” जैन-प्रस्थ कल्पसूत्र में वैशाली के चेटक की बहन 
त्रिद्याला को क्षत्रिय कहा गया है।' 


मनु ने भी कहा है कि लिच्छवि लोग राजन्यस या क्षत्रिय-वंश के थे | --- 


झलो मल्लश्च राजन्याद, ब्रवात्यान निच्छिविरेव 
च नटश्च कफरणश्चेव खसो द्राविड़ एव च॑ । 


यह कहा जा सकता है कि चाहे लिच्छवि लोग विदेशी या अनार्य ही क्यों न 
रहे हों, किन्तु वे ब्राह्मणा-क्षेत्र में आकर क्षत्रिय मान लिये गये जैसा कि मनु के 
उक्त श्लोक के अनुसार मध्यकाल में द्रविड़, गूजर तथा प्रतिहार को माना गया 
था। लिच्छवि-वंश के लोग हिन्दू धर्म की रूढियों के उतने समर्थक नहीं थे जितने 
कि प्रतिहार तथा द्रविड । इसके विपरीत वे जैन तथा बुद्ध धर्म जैसे ब्राह्मणेत्तर मतो 
की ओर अधिक आढक्ृष्ट थे। मनु ने लिच्छवियों को ब्रात्य राजन्यस का पुत्र कहा है। 
मध्यकाल के राजपृत-परिवारो के बारे में कभी ऐसी बात नहीं कही गई । इसके 
विपरीत उन्हें राम, लक्ष्मण, यदु तथा अर्जुन आदि का वंशज माना जाने 
लगा । भारत में प्रविष्ट पर, ब्राह्मण-धर्म तथा ब्राह्मण-विधियों को स्वीकार न 
करने वाले विदेशी, क्षत्रियों की कोटि में नहीं रखे जा सकते ये । अतः निष्कर्ष यही 
निकलता है कि लिच्छवि लोग भी क्षत्रिय थे, किन्तु क्राह्यण-विधियों की अवहेलना 
करने के फलस्वरूप उन्हें ब्रात्य कहकर निम्न कोटि का मान लिया गया। रामा- 
यरा में, जैसा कि हम देख चुके हैं, वैशालिका के शासकों को इक्ष्वाकु-वंश का कहा 
गया है। पाली की टीका प्रमत्यजोतिका' में इनकी उत्पत्ति वाराणसी से मानी 





है, शैकबंशश ७०४४४, 9]9, छ, 50; 9७, ०. ऊ/द्व# फट 
7१9७, 26 (६. 

२. 388, 2>], 99, हज, 227. 

३. |. 22. 

४. १५०, ॥, 99. 58-65, 


राजतन्त्र तथा महाजनपद ११३ 


गई है । यद्यपि लिच्छवियों की 'तावर्तिस' देवों से तुलना की गई है किन्तु इससे 
यह नहीं सिद्ध होता कि ये लोग चिपटी नाक वाले तिब्बतियों के वंश से सम्बन्धित 
थे 

लिल्छवि-बंश की स्थापना का काल कुछ निश्चित नहीं हो सका है, किन्तु 
इतना निश्चित है कि छठी शताब्दी के उत्तराध में महावीर तथा गौतम के समय 
में यह वंश पूर्णाू्पेण जम चुका था। इसके बाद अगली शताब्दी लिच्छुवियों 
के पराभव की शताब्दी रही । 

बौद्ध-ग्रन्थों में अस्यात लिच्छवि-राजाओं--अभय, ओटद्ठद (महालि), 
सेनापति सीह एवं अजित--के नाम मिलते हैं। इन ग्रन्थों में दुम्मुख और सुन- 
क्खत्त' का भी नाम मिलता है। एकपरुण' तथा चुल्ल कालिंग" जातक के आरम्भ 
के अध्यायों में ही कहा गया है कि लिच्छवि-राजवंश की कुल संख्या ७ हजार 
७०७ थी ।" इनके अतिरिक्त इनके सेनापतियों, प्रतिनिधियों तथा कोषाध्यक्षों की 
भी संख्या इतनी ही थी। इन संख्याओं पर ही अधिक बल न देना चाहिये 
क्योंकि यह तो इस बात का एक संकेत मात्र है कि लिच्छुवि-बंश में शासकों की संख्या 
काफ़ी थी ।' प्रशासन का उत्तरदायित्व तथा विशेष रूप से विदेश-नीति का 


१, ७8%, झा, ७. 32; 70000, ॥7, 779, 

२, अंग्रत्तर निकाय, निपात ॥, 74 (९.7.8., ९३४ ।, 9. 220 ॥); 
हु महालि सुत्त, ॥2द/606७८ 3 मिबंगीव, 2ि8५ 4, 9. ]98, ९००६ [, 
9. 7; महावर्ग, ७78, >रशा, 9. 08; मज्किम निकाय, , 234, 68; 
पर, 252; 7॥6 #७ शी #6 क/वव &4क/72४, ।, 245, लिच्छवियों 
के बारे में और जानकारी के लिये देखिये, [.8७, 3086 3॥8#796 4॥7865 
तर 4कटांशाए (046, 

३. !49, 

४. 30. 

५. एक अन्य पृप्मतातंत॥ में यह संख्या ६८००० दी गयी है (7077, 
गे, 78। ॥) | घधम्मपद की टीका ( फ्छ्ाएबाते 0ल्‍शाव्य 5९7९७, 30, 
68) से हमें पता चलता है कि ये राजा लोग बारी-बारी से शासन करते थे । 

६. (/, वज्जि महल्लकों का उल्लेख दीध निकाय ([[, 74) तथा अंगुत्तर 
निकाय, (7७, !9) में भो मिलता है। 

ष्ड 


११४ प्राचोन भारत का राजनेतिक इतिहास 


दायित्व तो राज्य के £ गणराजाओं की एक विशेष समिति पर था। जैन- 
कल्पसूत्र ! के अनुसार उपर्युक्त & लिच्छवि-शासकों, मल्ल के £ मल्लकों तथा 
काशी व कोशल के १८ वंशाधिप्तियों ने एक आपसी संगठन बना रखा 
था । निरयावली सूत्र से पता चलता है कि किसी समय उक्त राज्यों के संग- 
ठन का नेतृत्व चेटक नामक राजा ने किया था । इसी चेटक की बहन 
त्रिशाला या विदेहदत्ता महावीर की माँ थी। इसकी कन्या का नाम चेल्लना 
या वैदेही था, जो कृणिक-अजातशत्र, की माँ थी । 


लिच्छुवि, मल्‍ल, काशी तथा कोशल का उपर्युक्त संगठन मग्रध राज्य का 
विरोधी था ऐसा कहा जाता है कि बिम्बिसार के समय में भी वेशाली के 
शासक इतने ढीठ थे कि वे गंगा के पार* वाले अपने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण 
करने की धृष्टता प्राय: करते थे । अजातशत्र के समय में पासा बिल्कुल पलट 
गया था और वेशाली गरतन्‍्त्र सदा-सदा के लिये समाप्त हो गया था ।* 


_झल्ल 

महाभारत” का मल्‍ल राष्ट्र ( या मल्‍ल रट्ठ ) मुख्यतः दो भागों में 
बेटा हुआ था। इनमें से एक भाग का कुसावती या कुशीनर तथा दूसरे भाग 
ब। पावा” नगर राजधानी के रूप में प्रयुक्त में होता था । सम्भवतः काकुत्था 
नदी जिसे आजकल कुकु कहते हैं दोनों भागों को एक दूसरे से अलग करती 
थी ।* महाभारत* में भी मल्‍ल के दो भागों -मुख्य मलल तक्ष दक्षिणी मल्ल-- 
का उल्लेख मिलता है । कुशीनर नगर की ठीक-ठीक स्थिति के बारे में विद्वानों 
में एक मत नहीं है। महापरिनिब्बान सुत्तन्त में कहा गया है कि कुशीनर नगर 


२. सिनन्यू-की, 8. [४. 

३. /277१५४, ॥, 78-82, 

४. ५], ५. 34. 

*. ऊँस जातक, १४०. 53]; महापरिनिब्बान युत्तन्त, 70/66/०8४७ ० ॥॥४ 
24476, ?ित्वा। ।।, 700. 43 6 #., 6-62, 

६. ४८7 (924), 74, 

७. महाभारत, ॥], 30.3 थत0 ॥9, 


5. 2745, 906, 559; दीध निकाय, ॥, 97, 


राजतन्त्र तथा महाजनपद ११५ 


सार गण्डक का ही नाम हिरण्यवती था और कुशीनर (कुशी नगर) नेपाल की सीमा 
में पड़ जाता है। यह नगर छोटी राप्ती या गंडक' के मिलन-विन्दु पर बसा माना 
जाता है। इतिहासकार विल्सन के अनुसार कुशी नगर पूर्वी गोरखपुर भें 
कसिया के समीप है । कनिघम ने भी इसी सत को स्वीकार किया है । कसिया के 
“निर्वागग' मंदिर के पीछे छोटी गंडक पर स्तृूप के प्राप्त होने को स्मिथ ने भी 
माता है । यहाँ पर एक ताम्नपत्र भी मिला था जिस पर “परिनिर्वाण-चैत्ये 
ताम्रपट्टु इति”'' खुदा हुआ था। 


मल्ल राज्य का दूसरा प्रमुख नगर पावा' था जो इतिहासकार क्रनिधम *ै 
के अनुसार कसिया से १२ मील हूर था और आजकल पडरौना कहा जाता 
है । यहाँ पर मल्ल राज्य के दोनों भागों को एक दूसरे से अलग करने वाली 
काकुत्या नदी थी जिसे अब “बांढी नाला” कहते हैं। इसके विपरीत कार्लाइल 
का कहना है कि कसिया से १० मील दूर फ़ाजूलपुर नामक स्थान पर प्राचीन 
काल का 'पावा' नगर स्थित था ।” संगीति सुत्तन्त में पावा-मल्ल के उब्भटक 
का उल्लेख मिलता है ।* 


मलल राज्य वालों तथा लिच्छवियों को मनु ने ब्वात्य क्षत्रिय कहा 
है । ये लोग भी अपने पूरब के पड़ोसियों की तरह बौद्धमत के कट्टर 
अतुयायी थे । 


विदेह की भाँति मल्ल में भी पहले राजतंत्र-शासन-प्रणाली थी। कुस 
जातक में ओक्‍्काक (इध्ष्वाकु) नाम के एक मल्ल राजा का उल्लेख मिलता है । 
इस नाम से यह संकेत मिलता है कि शाक्यों* की भाँति मल्ल-राजकुमार 
भी अपने को दइक्ष्वाकु-बंश का ही कहते थे । उक्त तथ्य की पुष्टि उस समय 
और भी हो जाती है जब महापरिनिब्बान सुत्तत्त में कासेद्र' अर्थात्‌ 


१, कमा, 7॥ञाएते ०१,, 9. 459 ॥. 

२. 457, 47, 9]-2, 7 6; 777.45, 93, 52. 
कसिया एक गाँव है जो गोरखपुर से क़रीब ३५ मील दूर है। 

३, 467, 924, 498. 

४. काकुत्या; 4६7, 924, 74. 

५, 70770, त, 94, 

६. (एन एक्ररइपक तर #ह 2॥4/4, शिश्वाप 3, 99. ]4-3, 


११६ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


वशिष्ठ गोत्र का नाम आता है। महायुदस्सन सुत्त में महासुदस्सनरें 
नाम का भी एक राजा मिलता है। हो सकता है कि ओक्‍क्काक या महा- 
सुदस्सन इतिहास की दृष्टि से मान्य न हों, किन्तु इनके नाम से सम्बन्धित 
कथाओं से यह तो सिद्ध होता ही है कि किसी समय मल्ल राज्य 
इन राजाओं द्वारा शासित था । महाभारतर में भी मल्ल राजाओं का 
उल्लेख हुआ है, जिससे उपर्युक्त तथ्य की पृष्टि हो जाती है । मल्ल राज्य 
के राजतन्त्र के काल में कुसावती नगर इसकी राजधानी थी तथा अनुपिया 
और उस्वेलकप्पा अन्य दो प्रमुख नगर थे ।* 


विस्बिसार के पूर्व राजतन्त्र के स्थाव पर गणतन्‍्त्र* रू “ना हो 


गई थी और जंगलोंर से घिरी राजधानी कुशीनर जल-द्लावित' हो छुकी 
धी। 


मल्लों तथा लिच्छवियों का आपसी सम्बन्ध कभी-कभी ही श्र तापूर्ण 
रहा, सामान्यतः मैन्रीपूर्णा ही माना गया । भहसाल जातक* की एक 
कथा में कोशल राज्य के प्रधान सेनापति बन्धुल तथा ५ सौ मह्लवासी 
लिच्छवियों के बीच तनातनी की चर्चा की गई है। जैन प्रन्थ कल्पसत्र के 
अनुसार मल्ल, लिच्छवि, काशी और कोशल के अधिपतियों ने कुश्णिक- 
अजातशत्र, के विरुद्ध मोचबिन्दी की थी, क्योंकि मैसेडन के राजा फ़िलिप की 
तरह कूरिक अजातझत्र, भी पड़ोसी गगातस्त्रों को समाप्त कर उनकी 


१, 722ब/गहाल ही ॥6 मीकवंबीएह, दिए 4, 99. 702, 79, 8॥. 
रामायण में वशिष्ठ को इक्ष्वाकु का प्रोहित कहा गया है । 

२. $##, ए७।, ७9. 248. 

३. वा, 30. 3. 

ढ. वेज, 5006 न्‍ंफबीएह पक, छ, ]49:. 7240 0५९४ ४6 
गीए6॥6, कैबा। व] (92), 7; 0४०! ४)४४४5, ॥५ 293, अनपीय 
अनोमा के तट पर है तथा कपिलवस्तु से काफ़ी दूर (३० लीग) है। यहीं पर 
बुद्ध ने क्षौरकर्म कराकर संन्यास ग्रहण किया था (70700, ।, 8, । 02) । 


१. . 58%, »7, ७, 02; कौटिल्य का अर्थशात्र, 99, ७. 378. 
६. खुद्दा-तगरक, उज्जंगल-नग रक, साला-नगरक ! 
७, ५४०. 465, 


राजतन्त्र तथा महाजनपद ११७ 


अपने राज्य में मिलाने का प्रयास कर रहे थे । अन्ततः, मल्‍ल राज्य मगध में 


मिल ही गया । तीसरी शताब्दी ईसापूर्ब में मलल्‍ल, मगध के मौर्य-सामाज्य 
का ही एक अंग था । 


चेदि 


चेदि राज्य एक ऐसा राज्य था जो कुरु के चतु्दिक्‌ (परीतः कुरून ) 
यमुना' के समीप फैला हुआ था । चम्बल के पास मत्स्य राज्य से भी इसका 
सस्बन्ध था । इसके अतिरिक्त यह काशी तथा शोन की घाटी' के कारुप 
में भी सम्बन्धित था । आधुनिक बंदेलखंड तथा उसके समीपवर्सी प्रदेश 
को हम प्राच्रीत चेदि राज्य कह सकते हैं । मध्य काल में तो इस राज्य 
का विस्तार नर्मदा (मेकल-सुता) तक हो गया था-- 


नदीनाम मेकलसुता नृपानाम, रणबिग्रहः 
कवीनां ल सुरानन्दाश चेदि मण्डल सण्डनाम | 


चेतिय जातक' के अनुसार चेदि राज्य की राजधानी सोत्थिवती नगर 
थी । महाभारत में इस नगर का संस्कृत नाम शुक्तिमती या शुक्ति-साह्यय” भी 
आया है। महाभारत में शक्तिमती नामक नदी का भी नाम आया 
है जो चेदि राजा उपरिचर की राजधानी से होकर बहती थी ।* पार्जिटर 


१, पार्जिटर 2.408 895, 253 7.; महाभारत, 4, 63, 2-58; 

[५, ३, !।. 
सन्तिरम्या जनपदा बहुवन्ना: परितः कुरुन 
पंचालास चेदि मत्स्याश्ज सुरसेनाः पटच्छरा: 
दशार्णा तवराष्ट्राश्व सललाः साल्या युगन्धरा:। 

२. महाभारत, ७. 22. 25; 74. 6; !98. 2; ५/।, 47. 4; 54. 8. 

३. दशार्णा की राजकुमारियों की शादी विदर्भ के भीम और चेदि के वीर- 
बाहु या सुबाहु के साथ हुई थी (महाभारत, 74. 69. ।4-5) । 

४. पाजिटर (7.458, !895, 253) के अनुसार चेदि राज्य जमुना 
के कितारे था । उत्तर-पश्चिम में चम्बल तथा दक्षिण-पूर्व में करवी था। दक्षिरा 
में इसकी सीमा मालवा तथा बुन्देलखणड की पहाड़ियों तक पहुँची हुई थी । 

५. जाह्वलण की सूक्ति-मुक्तावली (राजशेखर), /#. #४४., ४. 280. 

६. पबि०, 42०, 

७, व], 20. 50; ैाए, 83. 2; ऐ. 4.. 0679, #्थ, 2॥/., 99. 
ए. भा छा 620874१टव 427200#४47. 

८. . 63, 35, 


श्श्८ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


ने आधुनिक केन नदी को ही प्राचीन शुक्तिमती कहा है । पाजिटर के मतानुसार 
शुक्तिमती नगर आधुनिक बाँदा शहर के समीप था ।' इसके अतिरिक्त सह- 
जाति तथा त्रिपु री' चेदि राज्य के अन्य प्रमुख नगर थे । 

चेदि राज्य उतना प्राचीन माना जाता है जितना कि ऋग्वेद, क्योंकि 
दानस्तुति के स्तोत्र के अन्त में कसु चैद्य का नाम आया है ।* रैंप्सन राजा कसु 
को ही महाभारत में 'वसु' कहा गया है । 

चेतिय जातक में चेदि- राजाओं की सूची दी गई है | यह सूची महासम्मत तथा 
मानधाता नामों से आरम्भ की गई है। चेदि-वंश के एक राजा उपरिचर के पाँच 
पुत्र थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हत्थिपुर, अस्सपुर, सीहपुर, उत्तर 
पांचाल तथा दहरपुर नामक नगर बसाये ।" सम्भवतः: उपर्युक्त राजा उपरिचर ही 
चेदि राज्य के पौरव राजा उपरिचर वसु थे। इन्ही का महाभारत ' में उल्लेख आया है 
तथा इन्हीं पाँच पुत्रों ने पाँच विभिन्न राजवंशों की स्थापना की थी । किन्तु, 
महाभारत में वसु के वंशजों को कौशाम्बी, महोदय (कन्नौज) तथा गिरिब्रज 
से सम्बन्धित माना गया है । 

१. 27.05%8, 895, 255; मार्कशडेय पुराण, 9. 339. 

२, अगुत्तर, ।॥, 355 (7. १. ५./--आयस्मा महाकुन्दों चेतिसु विहरति 
सहजातियम्‌ । सहजाति गद्भा के तट पर व्यापार-मार्ग में रहते थ (/१॥०४/४३४ 
४4४५, १. 03) । इलाहाबाद से १० मील दूर भीटा में (./0. /:»५//. :॥४., 
]909-0, ॥५ ४७75)9|, 27९.4७, 9]], ।28 (.- सहिजितिये निगमश, 
/29/७, 3%४, 933, 293) भी देखिये । 

३. त्रिपुरी जबलपुर के पास स्थित थी । हेमकोश में इसे चेदि नगरी कहते 
थे ( 7.46%, 895, 249) । महाभारत (॥, 259, 0) में भी इसका उल्लेख 


है । इसके साथ कोशल तथा वहाँ के निवासियों का भी जिक्र है। त्रिपर नाम 
मेकलों तथा कुरुविन्दों के साथ भी आया है । है 

४. शा, 5, 37-39. 

५. हत्थिपुर को हत्थिनीपुर या कुरुदेश का हस्तिनापुर भी कहा जा सकता 
है। अस्सपुर नाम का नगर अंग राज्य में तथा सीहपुर नगर लाल स्थान पर था 
जहाँ से विजय ने लंका को प्रस्थान किया था। पश्चिमी पंजाब में एक दूसरा 
सिंहपुर भी था (५४७००५, !. 240 ) । रुहलखणड का अहिच्छत्र ही उत्तर 
पांचाल था। ददरपुर हिमालय-दक्षेत्र में था (///०४, . 054) । 

६. ।. 63.]-2, 

७. ॥, 63. 30. 


८. रामायण, ॥, 32, 6-9; महाभारत, . 69, 30-35, 





राजतन्त्र तथा महाजनपद ११६ 


महाभारत में चेदि राजा दमघोष, उनके पुत्र शिशुपाल सुनीथ सथा उनके 
पुत्र धृष्टकेतु और शरभ की चर्चा आयी है। ये राजा उस समय भी शासना- 
रूढ़ थे जबकि महाभारत की लड़ाई हुईंथी । किन्तु, अन्य विश्वसनीय प्रमाणों 
के अभाव में महाभारत तथा जातकों से चेदि-राजाओं के सम्बन्ध में जो 
विवरण हमें मिलता है उसे हम वास्तविक इतिहास के रूप भें स्वीकार 
नहीं कर सकते । 


वेदब्भ जातक' में कहा गया है कि काशी से चेदि राज्य को जाने 
बाला राजमार्ग बिल्कुल निरापद नहीं था क्योंकि रास्ते में लुटेरों के 
आक्रमणों का भय बना रहता था । 


बत्स 


वंश या वत्स राज्य गंगा' के दक्षिण की ओर था। इलाहाबाद के समीप 
यम्रुना के तट पर कौशाम्बी (आधुनिक कोसाम) नगर वत्स भी राजधानी थी।' 
इतिहासकार ओल्डेनबर्ग ने ऐतरेय ब्राह्मण में आये बाश' शब्द को ही बंश 
या वत्स माना है। किन्तु, अपने कथन की पुष्टि में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया 
गया है | झतपथ ब्राह्मण में शिक्षक प्रोति कौशाम्बेय' का नाम आया है । यह 
टीकाकार श्री हरिस्वामी के मतानुसार कौझाम्बी' के रहने वाले थे । महाभारत 
की परम्परा के अनुसार किसी चेदि राजा” ने ही कौशाम्बी नगर की स्थापना 
की थी। कुछ भी हो, वत्स-बंश की उत्पत्ति काशी के राजा" से मानी गई है । 
पुराणों में कहा गया है कि जब गंगा के प्रवाह के फलस्वरूप हस्तिनापुर बह गया 


१, ०, 48, 

२. रामायरा, ![. 53. 0।. 

३, पिब्यपधा,. ]तए5४०० बात 08069, प्रियदर्शिका, ॥5झएं; बह्त्‌ 
कथा इलोक-संग्रह (4. |4. ०. 8. 2]) में स्पष्ट उल्लेख है कि कौशाम्बी 
कालिन्दी या जम्रुना के तट पर था ( 'ैवधवषछ:९७, 2227४, 694 ) । 
प्राचीन काल में इसे गंगा के तट पर माना जाता था और बह भी इसलिए 
कि यह गज्भा-जमुता के सद्भुम के समीप था । 

४, 2:6६ , 3937. 

५. शतपथ ब्राह्मण, >त, 2, 2. 3. 

६. 5९8 9. 70 &॥/८. 

७. रामायण, ॥, 32. 3-6; महाभारत, [. 63, 3]. 

८, हरिवंश, 29, 73; महाभारत, हा, 49, 80, 


१२० प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


तो जन्मेजय के वंशज राजा निचाक्षु ने अपनी राजधानी कोशाम्बी को स्थातान्त- 
रित कर दी । हम पहले ही देख चुके हैं कि कौशाम्बी के भरत या कुरु वंशीय 
राजाओं की उत्पत्ति भास के दों नाटकों से प्रमाणित हो चुकी हे | कोशाम्बी के 
राजा उदयन को स्वप्न-वासवदत्ता एवं प्रतिज्ञा-योगन्धरायरण' मे भरत-कुल का 
वंशज कहा गया है । 


पुराणों में निचाक्षु के उत्तराधिकारियो (क्षेमक तक) की सूची दी गई है, 
जो इस प्रकार है-- 


“ब्रह्मक्षतसय यो योनिवंशों देवषि सत्कृत: 
क्षेम्रकां प्राप्प राजानाम संस्थाम_ प्राप्स्यति व॑ कलौ । 


“जिन देवताओं तथा ऋषियों (था देवपियों) द्वारा सम्मानित वंश से 
ब्राह्मगगों तथा क्षत्रियों का उद्भव हुआ, वह वश कलियुग में क्षेमक के बाद से 
समाप्त हो जायगा ।'' 

इस पुस्तक में इक्ष्वाकु तथा मगध के राजवशों की सूची की जो दीका की 
गई है, वह पौरव-भरत-राजवंश पर भी वैसे हो लागू होती है । एक स्थान पर 
हमें अर्जुन और अभिमन्यु राजाओं के नाम मिलते है, किन्तु उन्हे छत्रधारी राजा 
नहीं माना जा सकता । इसी तरह इक्वाकु, मगध तथा अवन्ती के भी जिन 
समकालीन राजाओं को हम जानते हैं, वे एक दूसरे के उत्तराधिकारी या वश्षज 
के रूप में हमारे सामने आते है। भरत-बंश के सबसे बाद के प्रर्यात राजा 
उदयन के पूर्वजों क बारे में भी कोई सर्वमान्य मत नहों स्थापित हो सका है । इस 
वंश के सबसे आरम्भ के राजा शतानीक-द्वितीय को हम अवश्य निश्चित रूप से 
जानते हैं। पुराणों के अनुसार उनके पिता का नाम वसुदान तथा भास के अनु- 
सार सहस्नानीक था । शतानीक को भी परन्तप' कहा जाता था । परन्‍्तप का 
विवाह विदेह की राजकुमारी से हुआ था, इसीलिये उनके पुत्र का नाम बैदेही- 
पुत्र पड़ा था । कहते है राजा दचिवाहन" के समय में उन्होंने चम्पा पर आक्रमण 

१. स्वप्त-वासवदत्ता, ००. गणपति शासत्री, 9. 40; प्रतिज्ञा, छए- 
6], 2।, 

. २. ८ बद्य क्षत्रियाणाम्‌ कुल का उल्लेख शिलालेखो में मिलता है । ये शिला- 
लेख सेन राजाओं के थे जो अपने को भरतों की तरह कुरुवंश का कहते थे । 

३, #वं।5/ शांत, 9. 3. 


४, स्वप्न-वासवदत्ता, 8८0 ५७], ७. 29, 
५. 23528, 94, 9. 32. 


राजतन्त्र तथा महाजनपद १२१ 


किया था। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी उदयन थे। वे बुद्ध तथा अबन्ती के 
प्रयोत के समकालीन थे । इस प्रकार वे मगध के बिस्बिसार तथा अजातशन्न 
के भी समकालीन पड़ते हैं। 


संसुमारगिरि का भग्ग (भर्ग) राज्य वत्स' के अधीन था । यद्यपि अपदान' 
के अनुसार भर्ग राज्य कारुष से सम्बन्धित था, तो भी महाभारत" तथा हरिवंश' 
के अनसार वत्स और भर्ग एक दूसरे से सम्बन्धित तो थे ही। इसके अतिरिक्त 
सामन्‍्त निषाद से भी इनकी कुछ घनिष्ठता थी जबकि “अपदान' में भ्ग और कारुष 
का संबन्ध लिखा है ।' प्राप्त प्रमाणों के अनुसार यमुना तथा शोन की घाटी के बीच 
का भाग संयसुमारगिरि कहा जाता था । 


कुरु 

महासुत्ततोम जातक" के अनुसार कुरु राज्य का विस्तार ६०० मील में 
था। पाली-प्रन्थों के अनुसार इस राज्य पर युधिष्ठिला-बंश (युधिष्ठिर के दंझ्)' 
के राजा राज्य करते थे । आधुनिक दिल्‍ली के पास इन्दपत्त या इन्दपत्तन (इन्द्र- 
प्रस्थ या इन्द्रपत) कुरु राज्य की राजधानी थी ।' इसके अतिरिक्त हम हृत्यिनी- 
पुर' नाम भी सुनते हैं । निश्चय ही यह महाभारत का हस्तिनापुर था । राज- 


धानी के अलावा अनेक निगम तथा गाँव भी थे, जिनमें से धुल्लकोट्ठिता, कम्मास्स- 
दम्म, कुराडी तथा वारणावत मुख्य हैं । 





१, जातक, नं ० 353; ((६/४४, £८८., 98, 0. 03. 
२, 4, 30, 0-!| 


वत्सभ मिझख कौम्तेयों विजिग्ये बलवान, बलात 
भ्रगाणासधिपञच व निषादाधिपतिम तथा | 
“झुन्ती के बलशाली पृश्र (भीमसेन) ने बलपूर्वक वत्स देश जीता था ।' 
३. 29, 73. प्रतर्दनस्य पुत्रौ द्वौ, वत्सभर्गो बभूवतु:-- प्रतर्दन के बत्स और 
भर्ग नामक दो पृत्र थे ।'' 
४. 0//7.४, ।. 345. 
» २२०, 537. 


भ्‌ 
६. धुमकारि जातक, नं० 43; दस ब्राह्मण जातक, नं० 493. 
७, जातक, ९०५. 537, 545 

छः 


प्‌ झष्बकीओ (कछकवंणा थी #त5,.. 027, 4. 439 


& है! भारत (५. 3. 9; 72. 5 ९६०.) में चार गाँवों का उल्लेख 
मिलता है अविस्थल, वृकस्थल, माकण्डी, वारणावत । 


१२२ प्राचोन भारत का राजनंतिक इतिहास 


जातकों में कुरु राजाओं को धनकझ्ञय कौरव्य,' कौरव्य तथा युतसोम' 
नामों से विभूषित किया गया है, किन्तु अन्य प्रमाणों के अभाव में हम इनकी 
ऐतिहासिकता को स्वीकार नहीं करते । 

जैन ग्रत्थ 'उत्तराध्ययन सूत्र' मे इपुुकार नामक एक राजा का उल्लेख आया 
है। यह राजा कुरु राज्यों के इपुकार नगर का शासक था । ऐसा लगता 
है कि कुरु-राजवंश के बडे घराने के हस्तिनापुर से कौशाम्बी चले जाने तथा 
अभिप्रतारिणों का पतन हो जाने के बाद कुरु राज्य छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट 
गया । इनमें इन्दपत्त तथा इधुकार राज्य सबसे महत्त्वपूर्ण माने जाते थे । 
इनमें स एक ने कुरु राजा के पुत्र रत्यपाल से भेंट की, जिन्होंने शाक्य ऋषि 
को अपना ग्रुरु मान लिया था । इन्दपत्त तथा इप्ुकार राजा महात्मा बुद्ध 
के समकालीन माने जाते थे । बाद में छिन्न-भिन्न कुरु राज्य के छोटे-छोटे 
टुकड़े पुन: आपस में संगठित हुए और सम्भवतः गरणतस्‍्त्र के रूप में बदल 
गये ।* 
पांचाल 


जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, पांचाल राज्य रुहलखणइ तथा मध्य 
दोआबजक्षेत्र में था। महाभारत, जातकों तथा दिव्यावदान' में इस राज्य 
को दो भागों में विभाजित कहा गया है । ये भाग हैं--उत्तर पांचाल तथा दक्षिण 
पांचाल । महाभारत के अनुसार गगा नदी दोनों भागो की विभाजक रेखा थी।* 
उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या छत्रवती थी जिसे अब बरेली ज़िले में 
आँवला के पास स्थित रामनगर कहते हैं। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य 
थी और पांचाल का यह भाग गंगा से चम्बल” तक फैला हुआ था। प्राचीन काल 


१, कुरुधस्म जातक, ९०, 276; धूमकारि जातक, ०, 48; सम्भव 
जातक, ३०. 5]5; विधुर पशिडइत जातक, ?४०. 545. धनञ्ञय अर्जुन का ही 
ताम है । 

२. दस ब्राह्मण जातक, १४०. 495; महासुत्ततोम जातक, !९०. 537. 
. ३. महासुत्तरोम जातक; (४. महाभारत (. 95. 75) में सुत्तरोम भीम 
के पूत्र का नाम था। 

४. 5077, रए[|.ए, 62, 

2. /27770४, ]_ 7060. 

६. अर्थशासत्र, !9]9, 378. 

७. महाभारत, ]. 38, 70. वैदिक काल के विवरणा के लिए देखिये 70/ 
धा/९, 

८, महाभारत, ॥. !38, 73-74. 


राजतन्त्र तथा महाजनपद १२३ 


में उत्तर पांचाल को प्राप्त करने के हेतु कुरुओं तथा पांचालों में बड़ा युद्ध हुआ 
था। जब कभी उत्तर पांचाल कुरु राष्ट्र' में चला जाता था तो इसकी राजधानी 
हस्तिनापुर हो जाती थी, वैसे यह भाग कास्पिलय राष्ट्र' के ही अन्त- 
गंत रहता था। काम्पिल्य के राजा कभी तो अपना दरबार उत्तर पांचाल 
नगर में लगाते थे और कभी उत्तर पांचाल के नरेश अपना दरबार काम्पिल्य 
में लगाते थे ।* 


प्रवाहण जैवल या जेवलि की मृत्यु से लेकर मगध के बिम्बिसार तक पांचाल 
राज्य का इतिहास बिल्कुल अनिश्चित-सा ही है। इस काल में पांचाल के केवल 
एक शासक दुर्मुख (या दुम्मुख) का नाम मिलता है जो कि मिथिला" के प्राय: 
अच्तिम (अन्तिम से एक पहले) राजा निर्मि' का समकालीन माना जाता था । 
कुम्भकार जातक में केवल इतना कहा गया है कि राजा दुर्मुख के राज्य का 
नाम उत्तर पांचाल राष्ट्र था तथा राज्य की राजधानी अहिन्छत्र नहीं वरन्‌ 
तथा मिथिला के कास्पिलय नगर थी । यह राजा करलिंग के करणडु, गांधार के 
नग्गजि (नग्नजित) निमि का समकालीन था । ऐतरेय ब्राह्मण" में दुर्मुख को एक 
विजेता कहा गया है तथा बृहदुक्थ को उनका पुरोहित बताया गया है-- 


“एतं ह वा ऐन्द्रम सहाभिषेकम्‌ बृहदुक्थ ऋशिदुर्मुखाय पंचालाय प्रोवच तस्मादु 
दुर्मुंख: पंचालो राजा सन्‌ विद्यया समन्तम्‌ स्वतः पृथिवीस्‌ जयान, परीयाय ।/ 


पुरोहित बृहदुक्थ द्वारा कराये गये राजा दुर्मुख के इन्द्र-महाभिषेक से राजा 
को सिद्धि प्राप्त हुई तथा उन्होंने दिग्विजय-यात्रा की और चतुरदिक विजय 
प्राप्त की ।! 


१, सोमनस्स जातक, नं० 505; महाभारत, 7. 38. 

२. दिव्याबदान, 0. 435, 

३. ब्रह्मदत्त जातक, नं० 328; जयहिंस जातक, नं० 53; गरडतिन्दु 
जातक, नं ० 520. 

४, कुम्भभार जातक, नं० 408, 

४. जातक, नें० 54, 

६, जातक, नं० 408. 

७. शा, 23. 

८. $९॥॥॥, ऋग्वेद ब्राह्मण (सिएरशा0 (0कन्‍७0५8 567९5), ४०१. 25. 


१२४ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


महाउम्मग्ग जातक, उत्तराध्ययन सत्र, स्वप्न-बासवदत्ता' तथा 

रामायश * में पांचाल राजा जुलानि ब्रह्मदत्त का उल्लेख आया है। रामायण के 
अनुसार चुलानि ब्रह्मदत्त ने कुशनाभ की कन्याओं से विवाह किया था । उन्हें 
वायु (वैश्वाना) देवता ने कुब्जा (कूबड़ी) बना दिया था । जातक के अनुसार 
ब्रह्मदत्त के एक मंत्री ने उन्हे समूचे भारत का संम्नाट्‌ बनाने की योजना बनायी 
थी । राजा ब्रह्मदत्त ते स्वयं भी मिथिला पर घेरा डाला था, ऐसा उल्लेख मिलता 
है । उत्तराध्ययन सत्र में भी ब्रह्मदत्त को विश्वजनीन सम्नाद कहा गया है, किन्तु 
इस राजा की कथा को एक कहानी मात्र मानना होगा और कुछ नहीं । इस राजा 
से सम्बन्धित रामायण की कथा मे केबल इतना ही महत्त्वपूर्ण है कि प्राचीन पांचाल 
राजाओ ने कान्यकुब्ज (कन्याकुब्ज, कन्नौज) नामक प्रसिद्ध शहर की नीव डाली 
थी।' 

उत्तराध्ययन सूत्र मे काम्पिल्य के राजा संजय का नाम आया है जिन्होंने 
अपना राजापद त्याग दिया था ।' हमें यह नहीं पता कि सजय के राज्य-त्याग 
के बाद क्‍या हुआ ? किन्तु, इस तथ्य पर विश्वास किया जा सकता है कि 
बिदेहु, मल्‍ल तथा कुर राज्यों की भाँति पांचाल में भी संधीय शासन (राज-शब्दो- 
पजीबिनु) की स्थापना हुई थी ।* 
मत्स्प 

मत्स्य राज्य बड़ा विस्तृत था तथा चम्बल की पहाड़ियों से सरस्वती नदी के 
समीपवर्त्ती जगलो तक फैला हुआ था| विराट नगर (जयथ्पुर राज्य का बेराट) 
मत्स्य राज्य दा केन्र था । इस राज्य के इतिहास पर पहले भी कुछ प्रकाश पड़ 
. 546. 
- &872, >,७, 57-64. 
- छा ए, 
«3६ 88: 


न ७ _>एण > ० 


५. (/, १ए३४७४, 70४ (छक्काह, ।. 34]-42. रतिलाल मेहता ने इस 
बात की उपेक्षा कर दी है ( 0#6-80ंद50 ताढं०, 459) | कच्याकुब्ज या 
कान्यकुब्ज का महाभारत में जिक्र है (. 75 3; ७, 9, 4) । महाभाष्य 
[४. 4. 2. (233) | में कान्यकुब्जियों तथा अहिच्छत्रियों का उल्लेख है । पाली 
में कएणकुज्ज शब्द मिलता है (/27०४.५७, [. 4५8) । 

६, ७४/£, &!,५, 80-82. 

७. अर्थशासत्र, 09, 9. 378, इस प्रकार के वयोवृद्ध, राजा कहे जाते थे । 


इनमें से एक राजा विद्याख पांचालिपुत्र का पितामह था। वह बुद्ध का शिष्य 
था (0270, 7. 08) | 


राजसन्त्र तथा महाजनपद १२५ 


चुका है । मगध में बिम्बिसार के बाद मत्स्य राज्य पर केसे-केसे संकट आये, इस 
सम्बन्ध में कुछ भी पता नहीं चलता ।' कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मत्स्य को उन 
राज्यों में नहीं रखा गया है, जहाँ पर राजतंत्र के बजाय गगतंत्र बने थे । 
सम्भवत: मत्स्य की स्वतंत्रता छिनने के समय तक यहाँ राजतंत्र ही बना रहा । 
एक बार मत्स्य राज्य चेदि राज्य में मिला लिया गया था। महाभारत' भें ऐसा 
उल्लेख है कि सहज नाम का एक राजा कभी मत्स्य तथा चेदि दोनों राज्यों पर 
राज्य करता था | अशोक के कुछ सुप्रसिद्ध शिलालेख बैराट में भी मिलते हैं । 


मध्य काल में मत्स्य-राजबंश की एक शाखा विजगापट्टम क्षेत्र में जा बसी ?' 
यह भी पता चलता है कि उत्कल देश के राजा जयतसेन ने सत्य मार्तरड को अपनी 
कन्या ब्याह कर उन्हें ओद्धवादि देश का शासक नियुक्त किया था । २३ पीढ़ियों के 
बाद सन्‌ १२६६ ईसवी में हुए यहाँ के राजा का नाम अर्जन था। 


श्रसेन 


शुरसेन देश की राजधानी मथुरा थी, जो कौशास्बी की भाँति यमुना के 
तट पर बसी थी । वैदिक साहित्य में इस देश का या इसकी राजधानी का, कोई 
उल्लेख नहीं मिलता । यूनानी लेखकों ने अपनी क्ृतियों में इस राज्य को सौर- 
सेनोय (_ 50073$९०० ) कहा है | इस राज्य की राजधानी का नाम मथुरा 
(॥९४४०079 ४00 (:]४५०००7०४) कहा गया है । बौद्ध अध्यात्मवादियों की 
शिकायत है कि भथुरा में समुचित सुविधायें नहीं मिलतीं । ये लोग यहाँ के दमामें', 
शाटक ( 82८75 ) तथा कार्पपण ( ८०४६ ) से अधिक दिलचस्पी नहीं 
रखते थे । पतंजलि के महाभाष्य" में भी इसका उल्लेख है। वेरांजा नामक 
नगर से मथुरा तक एक सड़क बनी हुई थी। यह सड़क श्रावस्ती को भी जाती थी । 
इसके अतिरिक्त तक्षशिला से वाराणसी तक एक सड़क जाती थी जो सोरेय्या, 
संकस्स, कन्नकुज्ज (कन्याकुब्ज, कन्नौज) तथा प्रयाग-पतित्थान (इलाहाबाद) से 
गुजरती थी ।' 


१, 606 4, दाह, 

२. ५. 74. 6; (/. ४७]. 47. 67; 52.9. 

३. दिब्बिद प्लेट, #7, ॥#४., ७. 08. 

४. जबबध! 3०४95, ॥., 70; ॥, 88, 

५, ॥, 2, 48 (छोशाण, , 9) । 

६. एबं डीव)०85, 47, ७9. 66; 720072/0, ॥. 488, 930, 3]. 


१२६ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


महाभारत तथा पुराणों में मथुरा के राजबंश को यदु या यादव-वंश कहा जाता 
था । यादव-वंश मुख्यतः दो घरानों में बँटा हुआ था । ये घराने थे वीतिहोत्र तथा 
सत्वात । सत्वात घराता भी कई कुट्म्बों में बंटा हुआ था। इन कुट्रम्बों में 
दैवावुद्ध, अन्धक, महाभोज तथा वृष्णि प्रमुख थे ।* 


ऋणगवेद में भी यदुवंश का उल्लेख कई बार आया है । ये लोग तुबंश, 
द्रृह्म , अनु तथा पुरु से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित कहे गये हैं । महाभारत तथा 
पुराणों की कथाओं से भी इन सम्बन्धों की पुष्टि हुई है। इन कथाओं में यदु तथा 
तुर्वश को एक ही माँ-बाप की सन्‍्तान कहा गया है तथा द्व॒ह्म,, अनु और पूरु 
को उनका सौतैला भाई बताया गया है । 

ऋग्वेद' से हमें पता चलता है कि यदु तथा तुर्बश कही बड़े दूर देश से यहाँ 
आये थे। यदु का संबंध तो मुख्यतः फ़ारस से" स्थापित किया गया है । 
वैदिक साहित्य में सत्वातों का भी उल्लेख आया है। शतपथ ब्राह्मण" में 
कहा गया है कि एक बार भरत-वंश वालों ने सत्वातों से उनका यज्ञ का 
घोड़ा छीन कर उन्हें हराया था। भरत-बंश द्वारा सरस्वती, यमुना तथा 
गंगा” के तट पर यज्ञ किये जाने के उल्लेख से भरत-वंश के राजाओं के 


. मत्स्य, 40-44; वायु, 04-96. 
, विष्णु, !५, 3. ।; वायु, 96, -2. 
7. 08, 8. 
[, 36, 8; ए]. 45. १. 
शत. 6, 46, कुछ प्रमाणों के आधार पर पश्चिमी एशिया और 
भारत का सम्बन्ध ईसापूर्व से पहले का लगता है। ऋग्वेद के कुछ देवता, जैसे सूर्य, 
मरुत, इन्द्र, मित्र, वरुणा, नासत्य तथा दक्ष (/24/957, $887, ८४7, 4.553) 
का उल्लेख बाद के ग्रन्थों में भी मिलता है । 
६. »9]], 5. 4 2]. शतानीकः समन्‍्तासु सेध्यम_ सात्राजितो हयम_ 
आदत्त यज्ञ काशोनाम, भरतः सस्वाताभिव ! 
महाभारत, ४।। 66.7 (मा सत्वानि विजीजहि) में ब्राह्मण ग्रन्थों की गाथा 
नहीं आा सकी है । 
७, शतपथ ब्राह्मरा, >।!], 5. 4. !; ऐतरेय ब्राह्मण, ४॥॥!, 23; 
महाभारत, ६/।।. 66. 8, 


अधष्टासप्ततिम, भरतो दौ:घन्तियंमुनामनु 
गंगायाम_ वृच्नन्नबध्नात्‌ पंचपंच्राशतम, हयान्‌ 
महाकर्म (घथायांधा। महादक्) भरतस्य न पूर्ण तापरे फना: 


दिव्यं सत्ये इब हस्त्याध्याम (एव्ापधा। बाहुध्याम्‌ ) 
नोबापु: पंच मानवा (इति) | 


25 «6 #ए ७ 


राजतन्ज तथा महाजनपद १२७ 


राज्य की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है । इसी के आसपास 
सत्वातों का राज्य भी रहा होगा । इस प्रकार महाभारत व पुराणों में सत्वातों 
के मथुरा से सम्बन्धित होने की पुष्टि हो जाती है । बाद में सत्वातों का एक 
घराना दक्षिण की ओर चला गया, क्योंकि ऐतरेय ब्राह्मण' में सत्वातों को 
दक्षिण का कहा गया है । ये लोग कुरु-पांचाल देश से आगे अर्थात्‌ चम्बल नदी 
के पार रहते थे और भोज राजाओं द्वारा झासित थे । पुराणों में भी भोज 
राजाओं को सत्वातों की ही एक शाखा कहा गया है--- 

“भजिना भजमान विव्यान्धक देवाबुद्ध-महाभोज 

वृष्णि संशः सत्यातस्य पुत्रा बभबु: . . . . - 

महाभो जस्त्वति धर्मात्मा तस्यानवे भोज- 

मातिंकावता बभूवु: ।” 

आगे कहा गया है कि दक्षिण में माहिष्मती, विदर्भ आदि कई राज्य थे । 
इन राज्यों की स्थापना भी यदुवंशियों ने ही करी थी।' वैदिक साहित्य में भोज 
ही नहीं वरन्‌ सत्वात-बंद की देवावृद्ध शाखा का भी उल्लेख मिलता है। ऐत- 
रेय बाद्राण' में अश्र देवावृद्ध को विदर्भ के भीम तथा गान्धार के नग्नजित का 
समकालीन कहा गया है। पागिनि की अष्टाध्यायी' में आन्यकों व वृष्णि का 
उल्लेख आया है । कौटिल्य के अर्थशासत्र" में वृष्णि-वंश की चर्चा संघ या गगातंत्र 
के रूप में की गई है। महाभारत में भी वृष्णि, अन्धक, तथा अन्य वंशों को 
संघ कहा गया है। वृष्णि राजा वसुदेव को संघमुख्य की संज्ञा प्रदान की गई 
 है। कुछ सिक्कों में वृष्णि राज्य का नाम मिलता है।' महाभारत तथा पुराणों 


सो श्वमेषशतेनेष्टवा यमुनामनु वोर्यबान्‌ 
जिशतास्वान्‌ सरस्वत्याम्‌ गंगामनु चतुःशतान । 
१, श्वा, 4.3. 
२. विष्णु, 7ए. 3. -6; महाभारत, शा, 7-8. सत्वात-भोज लोग 
अनात्त' ( गुजरात ) के रहने वाले थे। 


३. मत्स्य पुराण, 43. 0-29; 44. 36; वायू, 94, 26; 95.35. 
४. वायु, 96.5; विष्णु, ।3. 3-5. 

भू, शा, 34. 

६. ॥ए, | ]4; एा., 2.34. 

७. ?, 2, 

८. >, 8. 25. 

& 


, जिक्लुपागत4/,. (0/शदवांह हा(हि के सातंदशा शावींव, 9. 40; 
द870, "९47, छ7. लए, 28. 


१२८ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


में कहा गया है कि यूनान के पीसिस्ट्रेटस ( ?शंद्र४0७५७५ ) की भाँति कंस 
ने मथुरा में अत्याचार तथा बल-प्रयोग द्वारा यदुवंशियों को समाप्त करने का 
प्रयास किया था, किन्तु वृष्णि के वंशज कृष्ण-वसुदेव ने उसे मार डाला। घट 
जातक' तथा पतंजलि द्वारा भी हृष्ण द्वारा कंश के वध का उल्लेख किया गया 
है । घट जातक में कृष्ण-वमुदेव के मथुरा से सस्बन्धित होने की पुष्टि की 
गई है । 


वृष्णि-वंश के पतन का मुख्य कारण इस वंश के लोगों द्वारा ब्ाह्मग्यों के 
प्रति अनादरपूर्ण आचरगा था । यह बात उल्लेखनीय है कि वृष्णि तथा 
आन्धक दोनों बंचों को ब्रात्य कहा गया है । महाभारत के द्रोंगापव * में उल्लेख 
है कि इन लोगों ने प्राचीन आस्थाओं का उल्लंघन किया था । यह ध्यान देने योग्य 
है कि वृष्णि, आन्धक, मल्‍ल तथा लिच्छवि जो ब्रात्य कहे जाते थे, श्र वा मध्यमा 
दिश' के दक्षिणी व पूर्वी क्षेत्रों में बसे हुए थे। इस क्षेत्र में कुरु व पांचाल के 
अतिरिक्त दो और राजवंश रहते थे। यह असम्भव नहीं कि ये लोग भारत में 
प्रविष्ट होने वाले आर्यो के प्रथम जत्थे के साथ ही आये हों और कुरु- 
पांचाल के पुर्वज पुर व भरत बंशों द्वारा दक्षिग की ओर खटदेड़ दिये गये हों । 
स्मरगा रहे कि एक बार भरत-वंश ने सत्वातों को हराया था । सत्वात, 
वृष्ठित तथा आनच्चकों के पूर्वज थे। महाभारत में कहा गया है कि मगध के 
पौरबों तथा कुझओं की शक्ति तथा उनके दबाव के फलस्वरूप ही यदुवंशी 
लोग दक्षिण की ओर चले गये थे । 


बौद्ध-ग्रन्थों में शुरसेन के राजा अवन्तिपुत्र की चर्चा आई है । ये शाक्य- 
मुनि के प्रमुख शिष्य महाकच्छान" के समय में हुए थे। इन्हीं के माध्यम से 
मधुरा-क्षेत्र में बुद्धधर्म का प्रचार हुआ था । राजा अवन्तिपुत्र के मामसे 
लगता है कि ये अवन्ति के राजवंश से भी ये सम्बन्धित थे | काव्य-मीमांसा' में 


१. ५०, 454, 
२. महाभारत, मौश्यल पर्व (. 5-22; 2. 0); अर्थशासत्र, 99, 9. 
)2; जातक, ३५08. ए'/75,, । ४, 99. 55-56, 
३. 44, 45, 
४, (. बहु कुरुचरा मथुरा, पतंजलि, 79, ]. .; 6777., 0. 3959, 
५. 24, 2, 88; 2770, ॥, 438. 


६. तृतीय संस्करण, 7. 50. उन्होंने कठोर संयक्त व्यंजनों के प्रयोग को 
प्रोत्साहन नहीं दिया । 


राजतन्त्र तथा महाजनपद श्र 


कुविन्द नामक राजा का भी उल्लेख आया है । शुरसेन मेगास्थतीज् के समय 
तक एक सक्क्त तथा प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में विद्यमान थे। किन्तु, इस 
समय वे निश्चित रूप से मौरय-राज्य के अधीन हो गये रहे होंगे । 

अस्सक 

अस्सक (या अध्मक) राज्य गोदावरी' के तट पर बसा हुआ था । हैदराबाद 
निज़ाम के क्षेत्र में पड़ने वाले बोधन नाम को हम अस्सक की राजधानी कह 
सकते हैं। इसका प्राचीन नाम पोटलि, पोटन या पोदन था।' इससे लगता है 
कि यह स्थान मूलक तथा कलिंग' के बीच था। सोनननन्‍्द जातक में अस्सक को 
अवन्ती से सम्बन्धित कहा गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि उन दिनों 
अस्सक राज्य में मूलक तथा समीपवर्त्ती जिले तो शामिल थे ही, साथ ही 
अस्सक का राज्य भी अबन्ती की सीमा तक फैला हुआ था। 

वायु पुराण" में अश्मक तथा मूलक को इक्ष्वाकु का वंशज कहा गया है 
तथा महाभारत में राजधि अध्मक को पोदन नगर का संस्थापक माना गया है। 
इससे सिद्ध होता है क्रि अश्मक और मूलक राज्यों की स्थापना इक्ष्वाकुं-बंश 
के लोगों ने की, जैसे यद्वबंश के लोगों ने विदर्भ तथा दणइक राज्यों की 
नोंव डाली । महागोविन्द सुत्तन्त में अस्सक राजा ब्रह्मदत्त का उल्लेख करते 
हुए उसे कलिंग के सत्ताभु, अवन्ती के वेस्साभ्ु, सोवीर के भरत, विदेह के 
रेगु, अंग तथा काणी के राजा घतरटठ का समकालीन कहा गया है।' 
_अस्सक जातक" के अनुसार किसी समय पोटलि नगर काशी राज्य के अन्च- 

१. सुत्त निपात, 977. 

२. चुलल-कालिंग जातक, ४४७०. 30]; 390. 2. 235, 4,87, उन्‍त्दएत्य 
कार्व ली कर. खीरी: 200/#8०॥०७6, 74; महाभारत, . 77. 47, जैसा 
कि डॉ सुखतन्कर का कहना है कि पहले की पांडुलिपियों में पोटन या पोदन नाम 
आया है, पौडन्य नहीं । यह कथन महागोविन्द सुत्तन्त, परिशिष्ट पर्वनू त्तथा नगरे 
पोटनाभिघे की तत्सम्बन्धी हृष्टियों से मेल भी खाता है ! 

३. सुत्त निपात, 077; जातक, नं ० 30।. 

४. (.. भराडगरकर, (6४ /.6८,, )98, 979. 33-94. महागोविन्द 
सुत्तत्त से ऐसा लगता है कि किसी समय अवन्ती दक्षिण की ओर नर्मदा की 
घाटियों तक फैला हुआ था। उसमें माहिष्मतती नगर भी था जो नर्मदा के किनारे 
बसा था । 

५. 88, ]77-78; महाभारत, . ]77. 47. 

६, 24/7246 दी #6 सीदवं#ह, रिक्वान ॥, 9. 270, अन्तिम राजा का 
नाम शतपथ ब्राह्मण (१४7]]. 5. 4. 22) में भी आया है । 

७, 'ि०, 207. 

€ 


१३० प्राचीन भारत का राजनंतिक इतिद्वास 


गत था। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अस्सक का राजा भी 
काशी के अधीनस्थ ही रहा होगा। चुल्ल कालिंग जातक में अस्सक के एक 
राजा का नाम अझाप तथा उसके मन्‍्त्री का नाम नन्दिसेन कहा गया है | यह 
भी उल्लेख्य है कि इस राजा ने एक बार कलिग के राजा पर विजय प्राप्त 
की थी । 
अवन्‍न्ती 


मोटे तौर से अवन्ती राज्य समूचे उज्जैन-क्षेत्र में फैला हुआ था। मान्धाता 
से लेकर महेश्वर तक नर्मदा की घाटी भी अवन्ती राज्य में आ जाती थी। 
जैन ग्रन्थकारों ने ग्वालियर राज्य के गुना जिले के एरान से ५० मील दूर 
स्थित तुम्बबन को भी अवन्ती के ही अन्तर्गत कहा है। विन्ध्याचल पहाड़ 
के कारण राज्य दो भागों में विभाजित हो गया था । अवन्ती राज्य के 
उत्तरी भाग में सिप्रा तथा अन्य नदियाँ बहती थी तथा इसकी राजधानी 
उज्जैन थी। दक्षिणी भाग नर्मदा की घाटी में ही था और माहिस्सती या माहिष्मती 
जो कि मान्धाता होप भी मानी जाती थी, इसकी राजधानी थी । 

बौद्ध तथा जैन ग्रन्थकारों ने अवन्ती के कुछ अन्य नगरों का भी उल्लेख 
किया है। इन नगरों में कुररघर, मक्‍करकट तथा मसुदर्शनपुर' प्रमुख हैं । 


१. इह इब जम्बृद्वीपे5पाण भरतार्ध विभू षणाम_ 
अवन्तिरिति देशो5स्ति स्वरगंदेशीय ऋद्धिभि: 
तन्र तुम्ववनसिति विद्यते सन्निवेशनस, | 
ऊपरिशिप्ट पर्वनू, >ै4. 2-3 
तुम्बवन के लिग्रे /#. ॥4,, ऋ४%एा, ]5 ॥. भी देखिए । 


२. ॥. ५. 93 (7077४, [. 050) में अवन्ती को दक्षिणापथ में 
कहा गया है। इससे यह बडी कठिनाई से समझा जा सकता है कि अवन्ती दक्षिणा- 
पथ का अर्थ दक्षिणी भाग ही था (भराइरकर, (:७/॥. /.6८., 54) । 


३. एश्ाष्रॉएआ, मार्करडेय पुराण, और 766 (72.40, 90, 
444 4. ) । इसे स्वीकार करने में एक कठिनाई है । मान्धाता. पारियात्र पर्वत 
(पश्चिमी विन्ध्य) के दक्षिण में था । माहिष्मती, विन्ध्य और ऋक्ष के बीचोबीच 

--विन्ध्य के उत्तर तथा ऋक्ष के दक्षिण । टीकाकार नीलकठ के अनुसार भी 
यही उल्लेख मिलता है (हरिवश, [, 38. 7-9) । महेश्वर जहाँ कि होल्कर- 
वंश के लोग भी कुछ समय तक रहे हैं, उसके लिए 7/6., .(४१., !875, 346 
देखिए । मान्धाता के लिए 76/४., ]876,53 देखिए । 


४, घवेहा$, वगा5., 7४०, 469; #दर्वार्दा ४4965, ७, 3: ॥.8७ 


“किला रैबीवं-ारवीदा) अं 40776 47706, 9. 458; 7277/४, 3. 93 
कथाकोश, ]8 


राजतन्त्र तथा महाजनपद १३१ 


महागोविन्द सूत्तत्त में माहिस्सती को अवन्ती की राजधानी तथा वेस्साश्रु को 
अवन्ती का राजा कहा गया है। महाभारत में अवन्ती तथा माहिष्मती को अलग- 
अलग कहा गया है और नर्मदा के समीपवर्त्ती अवन्ती के विन्द और अनुविन्द 
का उल्लेख किया गया है ।' 


पुराणों के अनुसार माहिष्मती, अवन्ती तथा विदर्भ की स्थापना यदुबंश के 
लोगों ने ही की थी । ऐतरेय ब्राह्मण में भी सत्वातों तथा भोजों को दक्षिण में 
फेली हुईं यदुबंश की शाखा का कहा गया है ।' 


पुराणों में माहिष्मती राज्य के प्रथम राजवंश को हैहय' कहा गया है । 
उक्त वंश का नाम कौटिल्य के अर्थशास्त्र" में आया है। इसके अतिरिक्त महा- 
भारत की षोड्शराजिका कथा भें भी इसका उल्लेख हुआ है। कहते हैं नर्मदा की 
घाटी" के मृलवासी नागवंशियों को हैहयों ने ही वहाँ से भगाया था। मत्स्य पुराण 
के अनुसार हैहय-वंश की पाँच प्रमुख शाखायें थीं। ये शाखायें वीतिहोत्र, भोज, 
अबन्ती, कुरग्डीकेर तथा तालजंघ थीं । अवन्ती के वीतिहोत्र-वंश का अन्त 
इस प्रकार हुआ कि राजा के मंत्री पुलिक (पुरियक) ने अपने स्वामी की ह॒त्या कर 
के अपने पुत्र प्रयोत को राज्य-सिहासन पर बिठाया । अरवन्ति का यह राजनीतिक 
परिवर्सन क्षत्रियों की आँखों के सामने ही हुआ था ।” चौथी शताब्दी ईसापूर्व 
में अवन्ती राज्य मगध साम्राज्य का एक अंग हो गया । 





१, नर्मदामभितः:, महाभारत, [, 3.0. 

२, मत्स्य, 43-44; वायु, 95-99, ऐतरेय ब्राह्मण, ४१], 4. 

३. मत्स्य, 43, 8-29; वायु, 94, 5-26 

४. अर्थशासत्र, 9, !!; महाभारत, ५]॥[. 68. 6 ४(८.; सोौन्दरनन्द, 
एव, 45 


५. (7. नागपुर; और 74, ४॥/., )884, 85; 8008, 042., !., 
2. 3]3 €८. 

६. 43, 48-49 

७. हमें इससे यह नहीं समभना चाहिए कि पुणिक का वंश एक छोटी 
जाति (चरवाहे) से उत्पन्न हुआ था। पुराणों के अनुसार वंश-परिवर्सन एक 
अमात्य (लंशा। आय के द्वारा हुआ था, न कि सेनापति द्वारा । इसी 
कारण सेना (॥50207985) ने अधिक ध्यान भी नहीं दिया | अमात्य लोग 
निस्सं देह ही यात्रियों की तरह एक सम्मानित वर्ग है (४. ४5४० ८४, 09, ५१) 
तिब्बत के लोग अनन्तनेमि को प्रद्योत का पिता हैं (7567 ०४ 0.१6 
9- 73) । 


१३१२ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


गान्धार 


प्राचीन गान्धार राज्य में कश्मीर की घाटी तथा महत्त्वपूर्ण एवं प्रख्यात 
नगर तक्षशिला आ जाता था । तक्षशिला नगर वाराणसी से ६००० मील 
(२००० स्रीग) माना जाता था। तक्षशिला में दुर-दूर देशों के लोग अध्य- 
यनार्थ आया करते थे । 


प्राणों में गान्थार के राजाओं को द्ुह्म॒ का वंशज कहा गया है। एक 
पौराणिक उल्लेख के अनुसार यह राजा उत्तर-पचक्चिम का था। ऋग्वेद में अनेक 
स्थलों पर इसकी चर्चा की गई है । गान्धार के राजा नग्नजित को विदेह के 
राजा निमि, पांचाल के दुर्मुख, विदर्भ के भीम तथा कलिंग के करकराड़ु का सम- 
कालीन कहा जाता है । जैन ग्रन्थकारों का कहना है कि उक्त राजागण जैनमत में 
दीक्षित थे" । कहते हैं पार्र्व ने भी जैनमत स्वीकार कर लिया था। यदि नग्नजित 
के बारे में यह सत्य है कि उन्होंने जैनमत ग्रहण कर लिया था तो उनका 
समय ७७७ वर्ष ईसापूर्व होता चाहिए । बिस्बिसार के समय गान्धार में पृक्कुसाति 
हुए थे । नग्नजित द्वारा जैनधर्म स्वीकार करने का उल्लेख इस तथ्य से मेल 
नहीं खाता कि वे तथा उनके पुत्र स्व॒रजित' ब्राह्मग-संस्कारों से अनुशासित थे । 
इस काल में विभिन्न मता के ऊंचे सिद्धान्तों को विशेष गंभीरता की दृष्टि से 
नहीं देखा जाता था। उपयुक्त तथ्य से यही निष्कर्प निकलता है कि इस काल के 
धर्म में रूचि रखने वाले राजवंश ब्राह्मण-धर्म के कट्टर अनयायी नहीं होते थे । 


छठवी शताब्दी के मध्य में गान्धार के सिहासन पर राजा पुक्‍्कुसाति 
आसीन थे । उन्होंने अपना एक राजदूत मगध के दरबार में भेजा था तथा 


१, जातक, नं ० 406: तेलपट्र जातक, नं० 96.;: ससीम जातक, नं० ]63 
२. मत्स्य, 48, 6; वायु, 99.9. 
रे, हवा मार्ं6", . 383. 


४, कुम्भकार जातक; ऐतरेय ब्राह्मण, ४४॥., 34; शतपथ ब्राह्मण, ७] 
.4.0; उत्तराष्ययन सत्र। महाभारत (५. 48, 75) में एक नग्नजित का उल्लेख 
आया है जो कृष्ण का समकालीन तथा गांधारवासी था, किन्तु महाभारत में 
ही शकुनी को भी पांडवों तथा कृष्ण के समकालीन तथा गांधार का राजा कहा 
गया है। 

५, ४7/2, हजा.ए, 87, 

६. सतपथ ब्राह्मण, ४।![. ], 4, 0 7 #व, 7, 432. 


राजतन्त तथा महानजनपद श्३३े 


अवन्ती के राजा प्रद्योत से युद्ध करके उसे परास्त किया था ।' राजा पृक्कुसाति 
पंजाब के रहने वाले पांडवों से बहुत भय खाता था । छठ्वी शताब्दी ईसापूर्व 
के उत्तराध में गान्धार को फ़ारस के शासक ने जीतकर अपने राज्य में मिला लिया 
तथा गान्धार के लोग अकामेनिडन राज्य की प्रजा बन गये थे ।* 

फम्बोज 


विविध साहित्यों तथा शिलालेखों' में कम्बोज तथा गान्धार को एक-दूसरे 
से सम्बद्ध कहा गया है । गान्धार की तरह कम्बोज भी उत्तरापथ (उत्तरी भारत) 
माना जाता था। भारत और पाकिस्तान के उत्तरी भागों में पड़ने वाले क्षेत्र को 
कम्बोंज" कहना उचित होगा । महाभारत कम्बोजों को राजपुर' नामक स्थान 
(कर्ण राजपुरम्‌ गत्वा काम्बोज निजिता स्तव्या )) से सम्बन्धित कहता है। 


१. 2च4४॥5॥ ॥बांव, 0. 28; 22272.0, !4, 25; #्क ० एप्रशबरवा)'व, 
0. 4706. 


२. $6९ 4#द्क्ा। रीशंश! 4ब्जाबगा दब 06 72४58 ० #6 46द0॥6- 
बंध गउएक895 7 चर. विद्फलशा 0प्रशाएए रण, एथ्यपेश0॥: 
()7९४] $605, ४०, ५; 0/4 74#४द्क रद: #9/फ, 77 $प्रौपपन्ा' 
5९0; (६0४9, 57, शाब,, 4, 334.338, 


३. महाभारत, »॥]. 207. 43; अंगुत्तर निकाय, 7.',5., ।, 23; 
4,252, 256, 20), अशोक के पाँचवें शिलालेख के अनुसार कम्बोज को गान्धार 
से सम्बन्धित किया जा सकता है जो कि अपनी अच्छी क़िस्म की ऊन के लिए 
प्रसिद्ध था (ऋग्वेद, ७, .26.7), जिसे कम्बोज लोग कम्बल के रूप में 
उपयोग करते थे (यास्क, |. 2) । 

४. (/. महाभारत, >४4, 207.43; राजतरंगिणी, 7५, 63-65; 
उत्तरी कश्मीर में कम्बोज नामक स्थान का ऐेतिहासिक वृत्तान्त नहीं मिलता है । 
सामान्य रूप में यह स्थान उत्तरापथ' के राज्य में, स्पष्टतया सुदूर उत्तर दिशा 
में, तुखारों ( [५४॥3725 ) के देश से अलग स्थित है । 


५. हिन्दुओं की बस्ती 'कम्बोज' के लिए इलियट का //04#/क॥ द्रव (047- 
॥7%0 4, 99, ]00 7 देखिए; 8.7९, (:४8४८ए७, सबब (क//द्ादर्र रीपक- 
लाल सं एिकमाएंग्दाव; रि, (0, र[पातवेंबा, /द॥78 0 ८४०/४४ भी देखिए । 

६. महाभारत, ५, 4. 5. 

७. (बालन /वटणडु ०7४ 7० ( गतबा_२ [००००७ '“-कम्बोजों को 
पराजित किया । यह उद्धरण इस बात को सूचित नहीं करता है कि कर्णा 
( (७४7० ) “कम्बोज' वाया 'राजपुर' ( २०००ए०५ ) तक बढ़ा हो | इस 
सम्बन्ध में यह भी संकेत करना बिलकुल निरर्थक प्रतीत होता है कि बैक्ट्रिया' 
(8४८४४५७) देश के 'राजगृह' ( १७]०४7४॥० ) से 'राजपुर' (४४ .प/७) 
का कुछ लगाव रहा है जैसा कि एक लेखक के लेख (/4०८6४4ींगहुए. दार्व 


१३४ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


महाभारत में उल्लिखित राजपुर नामक स्थान पृञ्ज के दक्षिणा-पूर्व में था । 
युवान च्यांग) ने भी इसी नाम के एक स्थान की चर्चा की है। कम्बोज राज्य 
की सीमा काफ़िरिस्तान की ओर थी। एलफ़िन्सटन के अनुसार यहाँ के आदि- 
वासियों में अभी तक कौमोजी, कैमोज़ तथा कमोज नाम के लोग मिलते हैं, 
जिनसे प्राचीन कम्बोज शब्द की याद सहज हो आती है ।' 


ही सकता है उत्तर वैदिक काल में कम्बोज ब्राह्मण-विद्या का केन्द्र रहा हो । 
वंश ब्राह्मण में कम्बोज औपमन्यव' नाम के ग्रुरु का उल्लेख आया है। 





पृशद्धाउबदांक ही #८- 37000 9/करवर(०र्पु#६८, 2479, 0. 09) में 
द्शित है । 'कम्बोज' (4७77790ु७) को 'बाल्हिक' (88॥॥09) या (82८07) 
से एकदम प्रथक्‌ माना गया है। इस संदर्भ में रामायण (.6. 22), महाभारत 
(५, !9, 4.26) और मुद्राराक्षस () देखा जा सकता है । 

१, ४४४६८९७, 7060 (४०७८/०४, ४०, ।, 9. 284; प्रसिद्ध इतिहास- 
बेत्ता 'कनिघम” ( एणाफंगहु॥क्षा) ) ( 4७7, 92।, 0. 48 ) प्रमाणित 
करता है कि कश्मीर के दक्षिणी भाग में स्थित 'राजोरी' ( १९७॥००१ ) 
के नायकत्व में राजपुर (९०]०?०००) रहा है, यथार्थतः महाभारत (7. 
27) में कम्बोज को बिलकुल पृथक माना गया है; और अभिसार (8७॥- 
$»7) जिसे 'राजोरी' (7२७]००१) क्षेत्र में प्रमारिणित किया जाता है, कोई भी 
अर्थ नहीं रखता है कि दोनों स्थान उस काल में बिलकुल स्वतन्त्र रूप से नामधारी 
अथवा अधिकारी रहे हों । कया 'ग्रेट एपिक' ((/८4 776, . 30, 24-25) 
'सुह्या' (5०॥779) और 'ताम्रलिप्ति' (['४४77०॥/90) दोनों में पृथक्त्व नहीं 
प्रदशित करता है ? क्या दशकुमार-चरित' (726#4/४४674-८४८/४/४) घामलिप्त! 
(090थ॥ए४७) जो." जम (5७0००) देश में स्थित है, पर समान रूप से 
जोर देता है ? अथवा निषचगता प्रकट करता है ? सत्य तो यह है कि 'राजोरी' 
(२७ ००१५) कम्बोज' ( (७7070०]9 ) के केवल एक भाग के रूप में रहा है 
और जो कि अन्य क्षेत्र भी अपने में निहित करता है। परवर्त्ती काल में, 'राजोरी' 
(९७०००) के शासक-परिवार के लोग खश' ( 7६४०७७० ) जाति के रहे हैं 
(34४2, 4899, ४४५४० 7२०. 2.28) | 

२. &फररंफआ0तार, 7 /6६०॥४॥. हु ९ /एइुबंगा थी #40४, ५४०. 
॥, एछ7. 375-377; 80080, ०4८,, 3. 4, 4980; 2/.48, 843, 40; 
34672, 874, 2600; ५४॥]$00, विषय पुराण, ॥, ?92, पालि-नअन्थों 
में कम्बोजों के प्रसंग में 'अस्सानम्‌ आयतनभ्‌' का उल्लेख, जिसका अर्थ 'घोड़ों 
का देश” है, मिलता है 4222/0, 7. 526; €/. महाभारत, ७. 90.3) । 
इसकी तुलना अस्पासिओई तथा अस्साकेनोई शब्दों से की जा सकती है जो 
विभिन्न ग्रन्थकारों ने सिकत्द्र के समय में अलिशंग तथा स्वात की घाटियों में 
रहने वालों के लिए लिखा है ( ८88, 57. #बं,, , 3520 )। 


३. 7८४४ ॥॥८८०, ।, 27, 38; यास्क, ॥. 2, 


राजतन्त्र तथा महाजनपद १३५ 


मज्मिम निकाय' में कम्बोज में आरयों का होना स्वीकार किया गया है। यास्क 
के समय में भारतवर्ष के अन्दर के आर्यों से कम्बोजों को भिन्न माना जाता 
था, बाद के युगों में इस धारणा में परिवर्तन भी होते रहे । भूरिदत जातक' में 
कम्बोजों को अनाय॑ (या जंगली) कहा गया है-- 

एतेहि. धम्मा अनारिय रूपा 

कम्बोजकानाम्‌ वितथा अहुनत्नच ति।' 

उपर्युक्त पंक्ति युवान च्वांग के उस वर्णन से पूर्ररूपेण मेल खाती है, 

जो उसने कम्बोजों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है। युवान च्वांग लिखता है--- 
“लम्पा से राजपुर तक के क्षेत्र में बसने वाले देखने में सरल और कड़े स्वभाव 
के लगते हैं । बोली से काफ़ी तेज्ञ और असंस्कृत मालुम होते हैं। ये लोग वास्तव 
में भारतवासी नही हैं, बल्कि सीमावर्त्ती क्षेत्र के निम्न कोटि के लोग हैं।।''* 


महाभारत-काल में सम्भव॒तः राजपुर हो कम्बोजों का मुख्य नगर था । 
प्रोफ़ सर रीज़ डेविड्स के अनुसार आरस्भिक बुद्ध-काल में द्वारका कम्बोजों की 
राजधानी थी। किन्तु द्वारका कम्बोज राज्य में नही थी, अल्कि कम्बोज से द्वारका 
को एक सड़क जाती थी । कुछ शिलालेखों में नन्‍्दी नगर को कम्बोजों का 
मुख्य नगर माना गया है। 


वैदिक साहित्य में किसी भी कम्बोज राजा का उल्लेख नही मिलता । किन्तु, 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वैदिक साहित्य में कम्बोज औपमन्यव नामक 
गुरु का उल्लेख मिलता है जो सम्भवतः कम्बोज प्रदेश के ही थे । महाभारत के 
अनुसार कम्बोज में राजतंत्र-शासन-प्रणाली थी ।* महाभारत में कम्बोज राजा 
चन्द्रवर्मन तथा सुदक्षिणा का ताम मिलता है। कालान्तर में यहाँ भी राजतल्त्र के 


१. !. 49. 

२. ]], 2; 7:543, 94, 80॥।. 

३. ०. 543. 

४. जातक, ७॥. 208. 

५. ५४०५४८४, 7. 284; कम्बोजों के लिए 5, 7,2एं, 2/४०.4॥7७४ ८४ 
शिब-0/दसाकल बंढाए 7४4०7, 24, ।923 भी देखिए। 

६, 27720, 4, 526; (छए. 78७, २68 श44/४ (०॥८८/६०४ श॒ 
5४४75, 90. 80-83. 

७. (/.]. 67. 32; 4], 4.22; ७. ॥65. 4-3; ५॥३॥. 90.59, 


शा 


१३६ प्राचीन भारत का राजनंतिक इतिहास 


स्थान पर संघ-शासन की व्यवस्था हो गई थी । कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कम्बोजों 
के सम्बन्ध में वार्त्ता शास्त्रोपजीविन' शब्दावली मिलती है। सम्भवतः कम्बोज 
कृपकों, पशुपालकों, ब्यापारियों तथा सैनिकों का गणातंत्र था ॥ महाभारत में 
कस्बोजों के बारे में कस्बोजानाञच ये गण: वाक्य मिलता है 


२. महाभारत तथा महाजनपद 
महाभारत के कर्णापर्व में कुछ महाजनपदों की विशेषताओं का बड़ा ही 

रोचक वर्णन मिलता है । इस वर्गान में कुक, पांचाल, मत्स्य, कोशल, काशी, 
मगधघ, चेंदि तथा घुरमेन महाजनपदों की प्रशंसा की गई है तथा अगर राज्य का 
भी उल्लेख हुआ है--- 

कुर्ब: सह पंचाला: शाल्वा मतह्या स-नैमिषा: 

कोशला: काशयोंउगाश्व कलिगा मागधास्तथा 

चेदयश्च महाभाया धर्मम, जानति शाश्वतम्‌ 

ब्राह्मम्‌ पंचाला: कौरवेयास्तु धर्मंस्‌ 

सत्य मत्स्या: श्रसेनाश्च यज्ञम | 


“कौरवों के साथ-साथ पांचाल, शाल्व, मत्स्य, नेमिप, फोशल, काशी, अग, 
तथा चेंदि राज्य के रहने वाले बड़े भाग्यशाली है तथा सदाचार का अर्थ जानते 
हैं । पाचालवासी वैदिक तियमों का पालन करते हैं। कौरव लोग सदाचार, 
मत्स्य लोग सत्य तथा घूरसेनवासी यज्ञ की विधियों के अनुसार चलते है ।”” 

मगधवासी संकेतों को समभते थे | कोशल के लोग किसी वस्तु को देख कर 
ही उस जान लेते थे | इसी प्रकार कुरु और पांचाल लोग आधी से भी पूरी बात 
समझ लेते थे । केवल शाल्ववासी पूरी तरह समझाने पर ही पूरी बात समझ 
पाते थे । 


इंगितज्ञाश्व मगधाः प्रेक्षितज्ञाशथ कोशला: 
अद्देक्ता: कुरु-प चाला: शाल्बाः कृत्स्तानुशासना: । 
१, 7. 378. 
२. छा, 89. 38, 
३. महाभारत, ४॥]]. 40, 29; 45. 4-6; 28. 34. 40, 
४. सीतापुर से २० मील दूर गोमती के बायें तट पर निमसार में नैमिप 


लोग रहने थे (8५)४०७, 07780 द्काव॑ सका) चफण ए. &बाए5॥ रं। 3०४/ 
॥०, 9) । 


राजतन्त्र तथा महाजनपद १३७ 


अंग राज्य वालों के बहुत से निन्‍्दक थे । माद्रा तथा गान्धार वासियों की 
तरह अंगवासियों की भी बड़ी निन्‍दा की गई है-- 


आतुरानाम, परित्याग: सदारसुत बिक्रयः 
अंग्रेषु बतंते कर्ण येषाम_ अधिपतिभंवान्‌ । 
“ऐ कर्ण ! जिस अंग राज्य के तुम राजा हो, वहाँ दृ:खियों व पीड़ितों को 
त्याग दिया जाता है (उदासीनता दिखाना) तथा बच्चों और ग्रहणियों को बेंच दिया 
जाता है ।'' 


मद्रकेषु ख संसृष्टाम , 

शौचां गांधारकेषु च, 
राज-याजक-याज्ये चल 

नष्टम, दत्तम हविभंबेत्‌ । 


“जिस प्रकार माद्रावासियों में मित्रता की भावना नहीं रही, उसी तरह 
गान्धारवासियों में स्वच्छता नहीं रह गई । यज्ञ-कुण्ड में हवन या आहुति करने 
के समय राजा ही यज्ञकर्त्ता तथा पुरोहित दोनों रहता है ।' 

ऊपर जो श्लोक उद्धृत किये गये हैं उनसे उत्तर भारत के महाजनपदों के 
निवासियों के प्रति मध्यदेश के कवियों की धारग्गा स्पप्ट हो जाती है। 


३. काशी का पतन तथा कोशल का प्रभुत्व 


कोशलो नाम्‌ मुदितः स्फितो जनपदों महान्‌ । 
“रामायण 


पाँचवीं तथा छठबी शताब्दी ईसापूर्व में सोलह महाजनपदों का उत्थान- 
काल समाप्त हो गया । उसके बाद का इतिहास यों है कि सोलहों महाजनपद 
छिन्न-भिन्न होकर कतिपय राज्यों के रूप' में बदल गये और अन्त में ये राज्य 
मगध साम्राज्य के अंग बन गये । 

इन राज्यों में काशी का पतन सबसे पहले हुआ। महावग्ग तथा जातकों में 
काशी तथा पड़ोसी राज्यों से, और विशेष कर कोशल से, संघर्ष का उल्लेख 
मिलता है। इस संघर्ष से संबंधित विवरण अभी तक अनिश्चित-सा है । इन 
संघर्षों में पहले तो काशी राज्य को सफलता मिली, कित्तु बाद में कोशल 
राज्य की ही जीत रही । 


श्श्८ प्राचोन भारत का राजनेतिक इतिहास 


महावग्ग' और कौशांम्बी जातक' में कहा गया है कि काशी के राजा ब्रह्म- 
दत्त ने कोशल के राजा दीघति का राज्य छीन कर उनका वध कर डाला । 
कुनाल जातक' में भी कहा गया है कि काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने अपनी सेना के 
साथ कोशल को घेर लिया । उसने कोशल के राजा का वध करके उनकी 
रानी को छीन लिया तथा उसे अपनी रानी बना लिया । कोशल पर काशी के 
राजा की विजय का उल्लेख ब्रह्मचत्त" तथा सोननन्द जातकों" में भी किया 
गया है । 


फिर भी काशी राज्य की यह विजय स्थायी न हो सकी । महासीलव' 
जातक के अनुसार काशी के राजा महासीलव का राज्य कोशल-नरेश ने छीन 
लिया था । घट तथा एकराज जातक के अनुसार कोशल के वक और दब्ब- 
सेन राजाओं ने काशी पर विजय पायी थी। काशी पर कोशल की यह जीत 
संम्भवत: राजा कंस के समय में हुई थी।” काशी पर कंस के विजय-काल तथा 
बौद्ध-काल भें कोई अधिक अन्तर नहों लगता क्योंकि बौद्ध-काल में भी लोगों 
के मस्तिष्क में काशी के वैभब-काल की स्मृति हरी थी । अंगुत्तर निकाय की रचना 
के समय भी लोगों को काशी का उत्कर्य -काल भली प्रकार याद था। 


राजा महाकोशल के समय (छठवी शताब्दी ईसापूर्व के मध्य) में काशी 
कोशल राज्य का एक अंग था । राजा महाकोशल ने जब मगध के राजा के साथ 
अपनी पुत्री कोशला देवी का विवाह किया तो काशी राज्य का एक गाँव मगध को 
दे दिया। इस गाँव की मालगुज़ारी १ लाख रुपय्रे होती थी । कोशल नरेश ने 
गाँव देते समय कहा कि इस गाँव का राजस्व मेरी पुत्री के हमाम तथा सौन्दर्य 
प्रसाधनों पर व्यय किया जायगा । 


- 322, जएा], 294-99. 
- (०, 428, 
« ०, 536. 
» +४०, 336, 
९०. 532. 
- 2. जातक, नं ० 00, 
« ०. 5!. 
- ३०, 355, 
€. 2५४०. 903. 
अर » सेय्य जातक, ४०. 282; तेसकुन जातक, ९०, 524; ४४६४/॥5/ 74, 
2. 25. 
११. हरित मात जातक, ५०, 239; वड्ढकी सूकर जातक, [९०. 283. 


व & _# 2>< ८ ०.०0 ० 


राजतन्त्र तथा महाजनपद १३६ 


महाकोशल के पुत्र प्रसेनजित के समय में भी काशी कोशल राज्य का हो एक 
भाग रहा। लोहिच्च सुत्त' नामक बौद्ध ग्रन्थ में गौतम बुद्ध के एक प्रश्न के 
उत्तर में लोहिच्च ने काशी को कोशल राज्य का एक अंग कहा है । महावग्ग' 
में कहा गया है कि प्रसेनजित का भाई काशी में कोशल के वायसराय के रूप में 
रहता था । 


संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजित पाँच राजाओं के एक गुट का मेतृत्व 


करता था । इनमें से एक तो उसका भाई ही था। वह काशी में रहता था। शेष 
अन्य राजाओं एवं सामन्तों में सेतव्य के राजन्य पायासि" तथा केसपृत्त के काला- 
मस का नाम मुख्य है ।" 


इस गुट के दूसरे राजाओं में कपिलवस्तु के शाक्य सामन्त भी थे । 
कई ग्रन्थों से सिद्ध होता था कि ये कोशल के राजाओं की अधीनता स्वीकार 
करते थे ।* देवदह के राजा भी कोशल के ही अधीनस्थ राजाओं में से 
एक थे ।* 

भेम्भवत: महाकोशल के ही शासन-काल में मगध के राजा बिम्बिसार 
का राज्याभिषेक हुआ था। प्रस्तुत प्रन्य के इस भाग में बिम्बिसार के 
राज्याभिषेक के पूर्व के प्राचीन भारत के इतिहास पर विचार किया गया है । 


१. 20846  ॥॥8 208480/॥०, ऐ३:६ ], 288-97, 

२. €# ८/८4४4६ ७६)४४४५, ४. 40. 'ज्यों-ज्यों कोशल-नरेश ने पसेनदी का 
राज्य बढ़ाया, त्यों-त्यों कोशलवासी आगे बढ़ते गये । कोशल का राज़ा ही 
मुख्य शासक था। 

३. 52४#, #५], 95, 

४, 4॥6 207 ९ ॥॥6 #गाब/ब्व $49॥85, ४75]206त0 09 75, [२॥ 9५ 
2०एणंत5, 4, 9. 406. 

३. (6 244, [५, 4. 4; विमान-बत्थु की टीका; [,4७, उमध्वए८ा 
ब्हर्व 2४!, 79, 83, सहतत-महत शिलालेख में पयासि नाम का गाँव आया है । 
इसके लिये 7२४५, 08.07, ।, 9. 52] भी देखिए । 

६. शाबादा 0४४८०, 7, 808; अंगुत्तर, , 88. 

७. सुप्र, 9, 99, 

८, कपिलवस्तु, देवदह तथा कोलिय को तीन विभिन्न रूपों में कहां गया 
है (/077./, ।, 9. 02 0) । शाक्ष्यों पर कोशलाधीश के प्रभ्र॒त्व से यह भी 
कहा जा सकता है कि देवदह जो कि शाक्यों का नगर था, उस पर भी कोशला- 
धीश का ही प्रथ्नुत्व था । 


१४० प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


४. राजतन्त्र 

पिछले पृष्ठों में मोटे तौर पर हम लोगों ने राजा परीक्षित के सिहासन पर 
आरूढ़ होने से लेकर बिम्बिसार के राज्याभिषेक तक के उत्तर भारत तथा दक्षिण 
भारत के राजनीतिक उत्थान-पतन का अध्ययन किया । अब हम उपर्यक्त युग की 
उन कतिपय प्रवृत्तियों पर भी हृष्टि डालेंगे जिनके बिना राजनीतिक इतिहास पूर्ण 
नहीं माना जा सकता । हमने देखा कि उपर्युक्त युग के अधिकांश में भारत के 
विभिन्न भागों में राजतन्त्र का ही प्राधान्य रहा। बाद के वैदिक साहित्य तथा अन्य 
शास्त्रों में हमे भारत के विभिन्न भागों के राजाओं के राजनीतिक प्रभुत्व एवं 
अधिकारों तथा उनके सामाजिक महत्त्व का थोड़ा-बहुत विवरण मिलता है । इन 
विवरणों से राजाओं के चयन, उनके संस्कारों, परिवार के मुख्य सदस्यों, नागरिक व 
सेनिक व्यवस्था, राजा के अधिकारों की सीमा तथा राजकाज-संचालन के बारे 
में भी काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी के समस्त स्रोतों की छानबीन 
करने पर भी उपयुक्त युग का जो चित्र हमें प्राप्त होता है, वह धुत्रला ही कह 
जायगा। पाँच सौ वर्ण ईसापूर्व के पहले के इतिहास के बारे में केवल वैदिक 
ब्लोतो पर ही विश्वास किया जा सकता है । किन्तु, फिर भी इन स्रोतों से प्राप्त 
जानकारी की पुष्टि मगध के उत्थान के बाद तैयार किये गये उत्तर वैदिक साहित्य 
से की जायगी । 

भारत के विभिन्न भागों मे प्रचलित झासन-प्रथाओं करा उब्लेख ऐतरेय 
ब्राह्मण में इस प्रकार हुआ --- 

/एतस्यां प्राच्यां दिशि ये के च प्राच्यानां राजानः साम्राज्यायेब तेडभिषिच्यस्ते 
सम्राट -इत्येनानू अभिषिक्तानाचक्षत्‌ एतामेव देवानां विहितिमनु । 

एतस्थां दक्षिगायां दिशि ये के च सत्वतां राजानों भौज्यायंव ते5 भिषिच्यन्ते 
भोज-एत्येनान_ अभिषिक्‍तानाचक्षत्‌ एतामेव देवानाम्‌ विहितिमनु । 

एतस्थां प्रतीच्यां दिशि ये के च नीच्यानां राजानों येः्पाच्यानां स्वाराज्यायैव 
ते5भिषिच्यन्ते स्वरावू-इत्येनान_ अभिषिक्तानचक्षत्‌ एतामेव. देवानाम्‌ 
विहितिमनु । 

एतस्थां उदीच्यां दिशि गे के च परेण हिमवन्तम्‌ जनपदा उत्त र-कौरव 
उत्तर-मद्रा इति वैराज्यायव तेडअभिषिच्यन्ते विराट-इत्येनान. अभिषिक्ताना- 
चक्षत्‌ एतामेव देवानां विहितिमनु । 

१. शा, 4. 


राजतन्त्र तथा महाजनपद १४१ 


एठस्यां भ्र॒ुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि ये के व कुरु-पंचालानम्‌ 
राजान: स॒वाश-ओशिनराणां राज्यायेव तेडभिधिच्यन्ते राज-एत्येनान - 
अभिषिकताना चक्षत्‌ एतामेव देवानाम्‌ विहितिमन, ।”” 


“वूर्वी हिस्से में जो भी राजा हुए, वे सम्राट्‌ रूप में गद्दी पर बैठे । वे 
अपने को सम्रा/ समभते थे तथा देवताओं की इच्छा से शासनारूढ़ होते थे । 
दक्षिगी भाग के राजा सत्वातों के राजा थे और देवताओं की इच्छा मे शासना- 
रूढ़ होने पर 'भौज्य' कहे जाते थे । परिचिमी हिस्से में जो राजा होते थे और 
देवताओं की इच्छा से शासनारूढ़ होते थे , वे स्वशासक कहे जाते थे । उत्तरी 
क्षेत्र (उत्तर-कुर तथा उत्तर-माद्रा) के राजा जब देवताओं की इच्छा से 
शासनारूढ़ होते थे तो वे सावभौम कहे जाते थे |”! 


कुछ विद्वानों का कहना है कि वैराज्य' शब्द का अर्थ शासकविद्ीन राज्य 
है। ऐतरेय ब्राह्मण में एक राजा का राज्याभिषेक इन्द्र के अभिषेक के साथ 
किया गया और विराट कहा गया मिलता है । साथ ही उसे “वैराज्य” की उपाधि 
के योग्य समझा गया है। जब किसी राजा का पुनराभिषेक किया जाता है तब 
उसे वैराज्य या अन्य राजसी उपाधियों से विभूषित किया जाता है । सायरा के 
अनुसार 'वैराज्य' का अर्थ है (पर्वर्याति' । इस प्रसंग में “इतरेम्यो भूपतिभ्यो 
वेशिप्ट्यम्‌' शब्दावली का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर कीध भी वैराज्य' शब्द 
का यही अर्थ स्वीकार करते हैं । 


शुक्रनीति में विराट शब्द को उच्चतर राजा' बताया गया है। महा- 
भारत में कृष्ण को सम्राट, विराट, स्व॒राट तथा सुरराज" आदि नामों से 
विभूषित किया गया है । यदि उत्तर कुरु तथा उत्तर माद्रा को गणतंत्र माना 
जाता था तो इसलिए नहीं कि उनके प्रसंग में 'वैराज्य' शब्द का प्रयोग किया गया 


१. ऋग्वेद ब्राह्मण, (घवा3८ते एज डियाए, जुब्ाण्वाव एपलानो 
80९7205, ५४०. 285, 

२. एात, 7. 

३. $. ६, हाफ 3 पफशाशबत०, 9. 24; ६०8प४ीए७ (शा. 2) 
में वैराज्य का अर्थ एक ऐसी शासन-प्रणाली है जो दाक्ति के बल पर देश पर 
कब्जा करती हो । ऐसा राज्य बंध राजा से शोषण के अभिप्राय से उसका राज्य 
छीनता है | 

४. जे।], 45. ; (/. 68. 54. 


१डरे प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


है, बल्कि इसलिये गणतंत्र माना जाता था कि वे राज्य नहीं बल्कि जनपद थे । 
यह स्मरण रखना चाहिए कि ब्राह्मणा-काल में उत्तर कुरु देवक्षेत्र कहा जाता था 
तथा वहाँ नश्वर जीवों की पहुँच असम्भव मानी जाती थी ।' 


ब्राह्मण-काल में शासन-तंत्र को साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, वैराज्य तथा 
राज्य आदि अनेक प्रकारों का कहा गया है। ये सब शासन-तंत्र के ही प्रकार हैं, 
इसका निर्णय करना आसान नहीं है । किन्तु, शतपथ ब्राह्मण में साम्राज्य तथा 
राज्य को अलग-अलग प्रकार का बतलाया गया है । 

“राजा वै राजसूयेनेष्ट्व भवति, सम्राड्‌ वाजपेयेन-आवरम्‌ ही राज्यं 
परम साम्राज्ययम्‌ । कामयेत वै राजा साम्राड्‌ भवितु अवरम_ हि राज्यम्‌ 
परम्‌ साम्राज्य । न सम्राद्‌ कामग्रेत राजा भवितु अवरम्‌ हि राज्यम्‌ 
परम्‌ साम्राज्यम्‌ ।'' 

“एक शासक “राजसूय' करने से राजा तथा वाजपेय' करने से संम्राद्‌ 
माना जाता है | राजा का पद छोटा तथा सम्राट का पद बड़ा है। स्वभावत: 
राजा की इच्छा सम्राट्‌ बनने की हो सकती है, किन्तु सम्राट भला राजा क्‍यों 
बनना चाहेगा।! 

ऋग्वेद' में तथा उसके बाद पुराणों में भी 'भोज' शब्द समुचित रूप से 
आता है। बाह्मण ग्रन्थों में भोज” शब्द को राजसी उपाधि कहा गया है, जिसका 
प्रयोग दक्षिण भारत" के राजाओं के सिहासनारूढ़ होने के बाद उनके लिये 
किया जाता था। 'सीज़र' शब्द कुछ इसी प्रकार की अर्थध्वनि देता है। आरम्भ 
में सीज़र' रोम के तानाशाह का नाम था। बाद में उसके परिवार वालों व 
वंशजों की यही उपाधि हो गई। उसके बाद तो 'सीज़र' शब्द जर्मनी तथा 

१. ऐतरेय ब्राह्मण, शत, 28; ऋखेद, ७. 3. 238; ॥. 23, ; 


5, 34, 2; 2, 9; शतपथ ब्राह्मण (>7]. 2, 8, 4 ९६०.) में गणों तथा 
गण/ज्येष्ठों का उल्लेख मिलता है । 


२. ७. !. ]. 2-3; (९. कात्यायन श्रौत सूत्र, ४७, !.।, 2. 
३. ॥[, 53. 7. 


४ 'भोज' शब्द का उल्लेख राजाया सामन्‍्त के अर्थ में भी आया है। 
अपनी प्रजा का रक्षक भी इसका अर्थ कहा जा सकता है ( विशमत्ता) । 
दक्षिणी भारत के कुछ शिलालेखों के अनुसार यह एक सरकारी ओहदा भी था। 
(8, 4४., 876, )77; 877, 25-28) । महाभारत (7. 84. 22 ) में 
ऐसे राजा के लिए भी यह शब्द आया है जो अपने परिवार के साथ कुछ शाही 


सुविधाओं से वंचित रहता है ( अराजा भोज शाब्दम्‌ त्वम्‌ तत्र प्राप्स्यसि 
सान्वयः )। 


राजतन्त्र तथा महाजनःद १४३ 


रोम दोनों राज्यों के राजाओं की पदवी के रूप में प्रयोग में आने लगा। इसी 
प्रकार 'स्वराज्य' शब्द है, जिसका अर्थ है अनियंत्रित राज्य। ऐसा राज्य, 
राज्यवासियों की भावना के प्रतिकूल पड़ता था।' 

यद्यपि सदा ही नही, किन्तु प्राय: क्षत्रिय हो राजा होता था। ब्राह्मण लोग 
राजकाज के योग्य नहीं समभे जाते थे। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि राजा 
का सम्बन्ध राजसूय से होता है। राजसूय करने के बाद ही राजा की पदवी 
प्राप्त हो सकती है । राजसूय से क्षत्रिय राजा हो सकता है, जिसके योग्य ब्राह्मण 
तहीं होते ।' 

“राज्ञा एवं राजसूयम्‌ । राजा वै राजा सूयेनेष्ट्वा भवति न वै ब्राह्मणों 
राज्यायालम्‌ अवरम्‌ वै राजसूयम्‌ परम्‌ वाजपेयम्‌ ।” 

ऐतरेय ब्राह्मण में एक जगह एक ब्राह्मण राजा की चर्चा है । इसी प्रकार 
एक शुद्र राजा का भी उल्लेख है। आयोगव तथा अन्य अनार्य राजाओं का प्रसंग 
वैदिक ग्रन्थों में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद्‌" में जानश्र ति पौत्रायण को शृद्र 
राजा कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण' में मारुत्त आविक्षित को आयोगव राजा 
कहां गया है। आयोगव का अर्थ विधि-संहिताओं में (मिश्रित जाति का' बताया 
गया है। ये लोग वैश्य पत्नी' तथा शूद्र राजा के वंशज माने गये हैं । श्रौत सूत्र 
और रामायण में निषाद स्थपति (सामन्तराज) का उल्लेख आया है। जैमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण में लिखा है कि अनार्य भी राजपद पा सकता है।" इसका 
अर्थ या तो यह है कि पहले अनार्य राजा होते थे या आर्य राजाओं के साथ अनार्य 
राजाओं की भी गणना होती रही है। महाकाव्य तथा जातक-कथाओं में ब्राह्मण 
तथा अन्य जातियों के राजाओं का उल्लेख आया है ।* 

१. कठक संहिता, ७०, 5; मैत्रायरि संहिता, ).. 5, €(०.; र”िव्वॉ८ 
॥#व६४, !, 22।, 


२, ७. .. 42; ७82, >2९६.]; 782०78, शतपथ ब्राह्मणा, ऐ०7: ॥7], 
9. 4. 


३. एव, 23 (5६0ए ० 4एक्कका3 0ीशाः क्‍0 श॥8$रपि॥ 59098- 
४9९५७ ) 

४. ॥ए, 2, -5. सम्भवतः इस काल में कुछ शुद्र राजा भी थे । 

५. "ऋत, 5, 4. 6, 

६. मनु-संहिता, ४. 2. 

' ७, एबव5 ह4०४, ।, 454; रामायण, [7. 50, 32; 84. ]; जैमिनीय 

उपनिषद्‌ ब्राह्मण, |. 4. 5. 

८, ((, जातक, 73, 432; महाभारत, 3. 00. 49 ; 38., 70, 


१४४ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


प्रायः राजा का पद पैतृक या पुश्तैनी हुआ करता था। ऐसे राजाओं की 
बंश-परम्परा की खोजबीन आसान है। इस प्रसंग में राजा जनक तथा राजा 
परीक्षित का नाम लिया जा सकता है । शतपथ ब्राह्मण में 'दशपरुषम्‌ राज्य' 
(दस पीढ़ियों वाले राजवंश) शब्द के उल्लेख से पैतृक राजपद की पष्टि होती 
है, किन्तु निर्वाचन द्वारा राजा बनाये जाने का उल्लेख कही भी नहीं मिलता ।' 
राजा का निर्वाचन या तो जनता करती थी या उसके मंत्रीगणा । जैसा कि 
कौरव-वंश , देवापी और शान्तनु की कथाओं से स्पप्ट है, राजा का चुनाव राज- 
बंश के लोगों के बीच से ही होता था। काशिराज के उपोसथ और संवर राज- 
कुमारों से संबन्धित कथाओं से भी इसी बात की पृष्टि होती है। संबर जातक 
में कहा गया है कि राजा के मरते सभय उसके मंत्रीगण पुछते थे, “श्रीमान्‌ 
आपकी मृत्यु के पश्चात्‌ किसको श्वेतछत्न (उत्तराधिकार) दिया जाय ?' राजा 
उत्तर देता था, “मंत्रियों ! मेरे सभी बेटे राजपद के योग्य है, किन्तु आप उसे 
ही यह पद दें जिससे आप सन्तुप्ट हो ।” 


कभी-कभी तो ऐसे लोगों को भी राजा बनाये जाने के उदाहरण मिलते हैं, 
जिनका सम्बन्ध राजवंश से नहीं होता था। एक बार श्र जयों ने अपने पण्तैनी 
राजा को राज्य से बाहर निकाल दिया था । इन लोगों ने स्थपति" को भी निकाल 
दिया था । जातक कथाओं में राजवंश से बाहर के आदमी के राजा चुने जाने 


१, रा, 9, 3, ।-3; ८/. शासन के उत्तराधिकारी के जन्म का भी 
उल्लेख ( ऐतरेय ब्राह्मगा, ५]]], 9 ), राजा को राजपिता कहा जाता था 
(४१।], 7), मिलता है । 

२, इस प्रसंग में ऐलरेय ब्राह्मग्य (४७॥]], ।2) के अनुच्छेद का उल्लेख किया 
जा सकता है जिसमें ईश्वरीय शासक के चयन और उसके राज्याभिषेक का वर्णत 
मिलता है. (छाठशाणे, 4 ताक थी सीवी। रीएसीत्व! 2#00१७,.. 927 
?. 20) । वैदिक काल के बाद साहित्य में राजा के चुनाव का जो उल्लेख है 

दूत पहले का चित्रगा लगता है (महाभारत, !, 94, 49--राजत्वे तम्‌ 
प्रजा: सर्वा धर्मज्ञ इति वब्रिरे) । राजकर्त्ती (ऐेतरेय ब्राह्मगा, ५१॥] ।7; शतपथ 
ब्राह्मग, [], 4. .7.) शब्द के प्रयोग रो ऐसा लगता है कि राजा के चुनाव में 
राजकर्मचारियों तथा गाँवो के सुखियों का बड़ा हाथ होता था। नंतिक गुण्णों के 
होने पर जोर दिया गया है । जो राजा होता था उसे ओजिप्ठ, बलिष्ठ, सहिष्ठ 
सत्तम:, पारग्रिष्णुतम एवं धर्म कहा जाता था। ईसा की ४ शताब्दी पूर्व पंजाब 
के एक भाग में शारोरिक सौन्दर्य पर राजा का चुनाव होता था । 

३. निरुक्त, ॥7, ]0; ॥/#० /४४०४६, 7. 2], 

४, ७०, 402, 

£. शतेपथ ब्राह्मगा, *५।]., ]. 3. ॥. 


राजतन्त्र तथा महाजनपद १४५ 


के कई उल्लेख मिलते हैं । पादंजलि जातक' में कहा गया है कि एक बार बनारस 
के किसी राजा के मर जाने पर उनके घामिक मामलों के मंत्री को राजा बनाया 
गया। राजा का पादंजलि नामक पुत्र बड़ा ही आलसी और आवारा था। 
सच्चंकिर जातक में एक कथा है जिसके अनुसार ब्राह्मणों तथा अन्य बणों के 
लोगों ते एक बार अपने राजा का वध करके एक साधारण आदमी को राजा के 
पद पर प्रतिष्ठित किया था | कभी-कमी तो देश के बाहर के व्यक्ति को भी राजा 
बनाया जाता था। दरीमुख' तथा सोनक' जातक में कहा गया है कि अनारस 
के राजा के उत्तराधिकारी की असफलता पर जनता ने मगध के राजकुमार को 
राजा बनाया था । 
ब्राह्मगा-काल में आम तौर से राजा को चार पत्नियाँ तक रखने का अधि- 
कार होता था | ये पत्नियाँ महिषी, परिवृक्ती, वावाता तथा पालागली कही जाती 
थीं। शतपथ ब्राह्मण" के अनुसार सबसे बड़ी या सर्वप्रथम विवाहित पत्नी 
को 'महिषी' कहते थे। “परिवृक्ती' उस पक्की को कहते थे जो परित्यक्ता 
हो या सम्भवतः जिसके कोई पुत्र न हो | 'बावाता' राजा की परम प्रिय पक्षी 
को कहते थे। 'पालागली' राजमहल के निम्नवर्गीय किसी दरबारी की 
लड़की होती थी ।' ऐतरेय ब्राह्मण" में तो यहाँ तक कहा गया है कि राजा 
हरिश्चन्द्र के सौ रानियाँ थीं। जातक-काल में कई राजाओं के अन्त :पुर (जनानखाने) 
इससे भी अधिक बड़े होते थे । कुस जातक" में कहा गया है कि राजा ओक्काको 
“के (इक्वाकु) के १६ हज़ार रानियाँ थीं। उनकी सबसे बड़ी रानी शीलवती 
थी । दशरथ जातक' के अनसार, बनारस के राजा के अन्तःप्र में भी इतनी 
ही रानियाँ थीं। सुरुचि जातक" में मिथिला का राजा कहता है कि “मेरा राज्य 


» ि०, 247. 

ल्‍ ०. 73. 

« २०, 378; (/. 7४०, 40. 

, ०, 529, 

जए, 5. 3. ), 7766 #7०८४, !, 478, 

- #ैक्रलः बगव शड$लाथ को ऋव्द2 7766४, ।, 478, 

» शा, 53 

» चि०, 53] 

]९०. 46।, रामायरा (!7, 34.95) में इसके लिये कहा गया है कि 

इस राजा को पटरानियों के अलावा ७४० रानियों के रखने का अधिकार था । 

१०. ३०, 482 


१० 


दर गे 6 #रडद न ७ 0०७ 


१४६ प्राचीन मारत का राजनेतिक इतिहास 


काफ़ी बड़ा और विस्तृत है। ऐसे राजा को कम से कम १६ हजार रावियाँ तो 
अपने यहाँ रखनी ही चाहिए ।”” यह १६ हज़ार की संख्या कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण 
मालूम होती है, किन्तु इतना तो स्पष्ट ही है कि जातक-काल के राजा लोग बहु- 
पत्नीवादी थे जो चार पत्नियों की सीमा को तो पार कर ही जाते थे। कभी-कभी 
तो सौ पत्नियों की सीमा भी लॉघ जाते थे । 

उत्तराधिकार पा जानेया चुने जाने के बाद राजा का विधिवत्‌ राज्या- 
सिषेक किया जाता था। राज्याभिषेक शतपथ ब्राह्मण' तथा वेदिक संहिताओं में लिखे 
मंत्रों द्वारा किया जाता था । ऐसे लोग जो राज्याभिषेक करवाते थे, उन्हें राजकत्त्‌ 
या राजकृत कहते थे, और राजा की प्रशंसा के गीत गाने वाले, इतिहासकार, 
सारथी आदि सूत तथा गाँवों के नेता ग्रामणी' कहे जाते थे । प्रोफ़ेसर राधाकुम्ुद 
मुकर्जी' के अनुसार, “राज्याभिषेक के समारोह में सरकारी और गैरसरकारी 
सभी प्रकार के तत्त्वों का प्रतिनिधित्व रहता था ।” ऐसे राज्याभिषेकों के अवसर 
पर बलि की विधि वाजपेय या राजसूय यज्ञ द्वारा ही होती थी । इसे पुर्नाभषिक 
या ऐन्द्र-महाभिषेक भी कहते थे । 

वाजपेय यज्ञ करने वाले राजा का पद बढ़ जाता था और उसे सम्राट की 
पदवी प्राप्त हो जाती थी, जबकि राजसूब यज्ञ करने वाला साधारण राजा ही 
माना जाता था। ये राजा राज्य, साम्राज्य, भौज्य, स्व॒ राज्य, वैराज्य, पारमेष्ख्य, 
महाराज्य, आधिपत्य, स्वावश्य तथा आतिष्ठत्व आदि के सम्मान से विभूषित 


होते थे ।* 

ऐन्द्र महाभिषेक के उद्देश्य के बारे में निम्न उल्लेख मिलता है--- 

“स य इच्छेद्‌ एवंवित्‌ क्षत्रियं अय॑ सर्वाजितीर्जयेतरायं सर्वाल्लोकानु विन्देताय॑ 
सवषां राज़ां श्रेष्ठयभू, अतिष्ठाम्‌, परमताम्‌ गच्छेत, साम्राज्यम्‌, भौज्यम्‌, स्वा- 

१. वा. 4., 7; हा, 2.2. 8. 

२. ग्रामणी का अर्थ साधारणतया वैश्य होता था ( ८८ ॥४४७, [, 
247; [], 334; ६४७४४. 228« 7४4., 3; शतपथ ब्राह्मण, 9७, 3.,6) । 

रे, 4॥6 बदलाव! एग्र0 थी 70६79, , 43, है 

४. राज्य, (. शतपथ ब्राह्मण, ४... ), 2-3, कुछ ग्रन्थों में वाजपेय' 
यज्ञ को स्वीकार करते हुए कहा गया है कि राजसूय यज्ञ वरुश-सब होता 
है। तैत्तरीय संहिता ( ७, 6, 2. । ) और ब्राह्मण (. 7. 6. ); शतपथ 
ब्राह्मण, ५. 4. 3. २; छ &१, 7#%6 माइक कब सी0०#9 ता #88 बंद 
ब्थ ((6॥:॥०४५, 340; महाभारत, क:, व], 2, -]8. ७६८. 


हि ऐतरेय ब्राह्मण, ४7]7, 6. इन शब्दों के अर्थ के लिये (४५ के किये 
अनुवादों 'भौज्य” और “ैराज्य' को देखिए । 





राजतन्त्र तथा महाजनपद १४७ 


राज्यम्‌, वैराज्यम्‌, पारमेष्ज्यम्‌, राज्यमू, महाराज्यम्‌ू, आधिपत्यथम्‌, अयम्‌ समन्त- 
पर्यायि स्थात्‌ सार्वमौमः सार्वायुष आइन्तादा परार्डधाव्‌ प्रथिव्ये समुद्र-पर्यन्ताया 
एकराट्‌ इति तमेतेन ऐन्द्रेण महाभिषेकेश क्षत्रियम्‌ झ्ञापयित्वाइभिषिन्वेत्‌ ।'”' 

अर्थात्‌, जो क्षत्रिय सर्वविजेता, सर्वश्रेष्ठ, सार्वभौम, शक्ति-सम्पन्न तथा घरती 
के एक कोने से सागर के तट तक अपना राज्य-विस्तार चाहता है, उसे राजा 
इन्द्र की तरह अपना ऐन्‍न्द्र महाभिषेक कराना चाहिए ।”* 

इतिहासकार एजेलिंग के मतानुसार, वाजपेय-समारोह' में १७ रथों की 
दौड़ भी शामिल रहती थी। इस दौड़ में यज्ञ करने वाले को विजयी हो 
जाने दिया जाता था। रथों की दौड़ से ही इस समारोह का नाम 
वाजपेय पड़ा । प्रोफ़ेसर हिलब्न एड के कथनानुसार, इसी को प्राचीन भारत के 
राष्ट्रीय समारोह की संज्ञा दी जाती थी । इसे हम तत्कालीन भारतीय ओलम्पिक 
खेल के रूप में समझ सकते हैं । रथों की इस दौड़ के बाद एक और मनोरंजक 
प्रदर्शन होता था । दौड़ के विजेता को एक बाँस पर चढ़ना होता था जिसकी 
चोटी पर गेहुँए रंग का एक चक्र रहता था। वहीं से वह सपत्नीक धरती माता को 
अर्ध्य देता था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो राजा बाँस के शिखर पर अर्थात्‌ 
हवा में आसन ग्रहण कर लेता था, वह सर्वोपरि हो जाता था" और सिहासन 
का अधिकारी समझ लिया जाता था। यज्ञकर्त्ता जब नीचे उतरता था तो उसे 
सिंहासन पर बैठाला जाता था जिस पर बकरे का चर्म बिछा होता था । यज्ञकर्त्ता 
से अध्वर्यु (अर्थात्‌ पुरोहित) कहता था-- “अब तुम शासक हुए, तुम हृढ्प्रतिज 
(ध्रव, धरुण) हो ।”” शासक भी कहता था --“'मैं कृषि-उन्नति, शान्तिपूर्णा जीवन 
(क्षेम), धन (रायि), समृद्धि (पोष), जनकल्याण तथा जनहित के हेतु आसन 
ग्रहण करता हूँ ।'”' 


१, ऐतरेय ब्राह्मण, एव, 5. 

२, हक्षता, 9०08, ४०१, 235. 

३. शतपथ ब्राह्मण, ७.. ]. 5. 6; 2, हुए; #ब्दंह मबब्ए, पं, 
28; हलफ, हावी 7बांबा, ट्णायं-ल्यं; मे ए, 339. 

४. (एवारबॉगशादा। (28 दांदा। (गौधुमम्‌ चशालम्‌) (“8 शाध्क्वाथा शटथतै- 


एछा००९, (ए88थीगढ)” 8 छाल्श-कब०4१ हग्ाब्ा0 ्ी घारथों, (5फ्#, 
शा, 3; हलक +27ए, 339; शतपथ ब्राह्मण, ७. 2..6) । 


४, शतपथ ब्राह्मण, ७, 2, | 22 
६, शतपथ ब्राह्मण, ४, 2, 25; 786 कक्राइक्ाशांद। एज उप्ाव, 
9, 980, 


4 00] प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


राजसूय यज्ञ इससे अधिक समय तक चलता था और उसके अन्तर्गत कई 
समारोह होते थे । यज्ञ फाल्गुण मास के प्रथम दिन आरम्भ होता था और दो 
वर्ष या इससे कुछ अधिक ही चलता था।' शतपथ ब्राह्मण में इस यज्ञ का विस्तृत 
वर्णन मिलता है। पुरोहित बड़े विस्तृत ढंग से समारोह की विधियाँ सम्पन्न 

करवाते थे । राजसूय यज्ञ की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैं-- 

१, राजमहल की मुख्य महारानी तथा प्रमुख दरबारी द्वारा राज-परिवार 
के कुल-पूज्यों को हीरे-जवाहिरात (रत्निनां हवींषि)' का अर्पण । 

२. अभिषेचनीय' समारोह । 

३. दिग्व्यास्थापन”' । राजा विभिन्न दिशाओं में गमन करता था। यह 
क्रिया उसके विश्वव्यापी शासन की प्रतीक मानी जाती थी । 

४, यज्ञकर्त्ता का व्याप्र-चर्म' से वेष्ठन । इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति 
व्याप्त के समान ही शक्ति एवं शौर्यवान्‌ है । 

५. होतू (पुरोहित) द्वारा शुनःशेप” की कथा । 

६. किसी सम्बन्धी पर नक़ली गाय का आक्रमण तथा राजवंश के इस व्यक्ति 
और पशु के बीच बनवटी युद्ध । 

७. सिहासनारोहरा ।”” 


८. कौड़ी चौपड़ का खेल, जिसमें राजा को विजयी बनाया जाता था ।'! 


१, रछफ, झावबक 326४2, ए9- फप-पफाओओ; म्ारयए, ३34;, ॥०4४ 
खाबहए्।, 7, 29; 4.76, जा, 9. जरुर, 


२. ७, 2. 3.9 (४ 5०१.); 48#8, ह, 42-3. 


३. शतपथ ब्राह्मण, ७, 3. ); ७, .0परं$ रिश्व0प 88५४--.९४, 
णएिि87065 7९ ४076 945 थ्वि६९४ द्वाज कद) ग्राधंज पर तंरंपर९8 तैथाड 
[९३ प्राक्षंडठ08 96 ट्तेश्वुणए्ट #द#ाक 


४. शतपथ ब्राह्मण, ७, 3 3-4. 


२. शतपथ ब्राह्मण, ४. 4, !.3; छलफ़, आवक दया, ०१, तो, 
६. शतपथ ब्राह्मण, ४७.4.]. . 


७. ऐतरेय ब्राह्मण, ए॥., 8 8; एल्षक्त, मण7ए, 34] ५ 

८. “770, 342; 7. चतपथ ब्राह्मण, ७. 4.3.3 ८ उब्व्‌, 

६. (६ तैत्तरीय संहिता, ).8.5 टीकासहित; 7८8८ ॥७६७७, ॥7, 29; 
5287, 7, 400, थ. ।. 

१०, शतपथ ब्राह्मण, ७,4,4.. 


३१. शतपथ ब्राह्मण, ७, 4. 4. 6; श्र, गशइका कब फ>॥70०/४) 
[ #४४ 7०४०, ९०., 9. 342, 





राजतनलत्र तथा महाजनपद १४६ 


इस अवसर पर जो लोग सम्मानित किये जाते थे, वे राजवंश के पूज्य होते 
थे । प्रायः ये लोग राजघराने के प्रमुख जन तथा नागरिक और सेनिक सेवा के 
लोग होते थे । इनके नाम हैं-- 


. सेनानी (सेना का सेनापति)* 

पुरोहित 

, महिषी (राजा की मुख्य महारानी) 

- सूत (सारथी एवं भाट)' 

- ग्रामणी (गाँवों का नेता या मुखिया) 

: क्षेत्री (अन्तवंश का अग्नज) 

- संग्रहीत्रि (कोषाध्यक्ष), अर्थशास्त्र के सन्निधात्रि का अग्रज 
» भागदुघ (कर वसूलने वाला) 

&. अक्षवाप (चौपड़ खेल का रक्षक) 

१०. गो-विकर्त न (दौड़ में राजा का साथी) । 
११ पालागल ( दूत का अग्नज )" 


न्फि 


6 _# #>< ७ श्ण 0० 


१. €/ सेनापति ऐतरेय ब्राह्मण, शं॥, 23, 

२. इस पद की महत्ता सुमन्त्र और संजय के उदाहरणों से अधिक स्पष्ट 
होती है । महाभारत (४७. 6,4) में इन्हें महामात्र कहा गया है । 

३. प्रश्न उपनिषद्‌ ([7!, 4.) में शासक द्वारा गाँवों में प्रधानों की 
नियुक्ति का उल्लेख मिलता है । 

४. कुछ के दरबार में विदुर एक क्षत्रिय थे ( महाभारत, ।, 200. 
7; , 66, !, ८६८.) । विभिन्न टीकाकारों के मत के लिए देखिए (#7८४6 
ग४०४, 4. 20.) । 

५. काफ़ी उत्सुकता का प्रसंग है कि इस सूची में स्थपति को जो कि स्था- 
नीय शासक था तथा जिसका शतपथ ब्राह्मण (५, 4.4.7) में उल्लेख है, 
'रत्नों' की सूची में नहीं रखा गया है । शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख राज- 
सूप यश के समापन-समारोह के समय आया है। बलिदान की तलवार 

राजा को पुरोहित से मिलती थी, राजा के भाई को बाद में प्राप्त होती थी । 
गुप्त-काल में प्रान्तों के गवर्नरों को स्थपति की उपाधि से विभूषित किया जाता 
5 6०९७, ८77, 9. !20 )। तेत्तरीय उपनिषद्‌ में भी रत्नों की सूची 

है । पंचविद्व ब्राह्मण ( (&88, #77. 76., 4, 3 ) में आठ 
वीरों का उल्लेख आया है। शतपथ ब्राह्मण 3 अल 5.4.6 ) ्‌ अश्वमेष 
के प्रसंग में परिवेष्ट्रि, क्षत्री या सभासद्‌ का आया है। 


१५० प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


अभिषेक की प्रथा राजसूय यज्ञ की सबसे आवश्यक प्रथा थी। यह प्रथा 
सबिता सत्यप्रसव, अग्नि ग्रहपति, सोम वनस्पति, बृहस्पति वाक, इन्द्र ज्येष्ठ, रुद्र 
पशुपति, मित्र सत्य और वरुशा धर्मपति जैसे देवताओं को अर्ध्यदान के बाद पूरी की 
जाती थी । अभिषेक का जल (अभिषेच॒नीया आप: ) १७ प्रकार के द्रवों का मिश्रण 
होता था । इन द्ववों में सरस्वती नदी, समुद्र, भवर, सरोवर, कुएँ तथा ओस का 
पानी भी रहता था । अभिषेक की क्रिया ब्राह्मण पुरोहित, राजवंश के सदस्य 
राजा के भाई-मित्र, राजे-महाराजे तथा वैश्य द्वारा सम्पन्न होती थी। पुनर्भिषिक 
तथा ऐन्द्र महाभिषेक, ये दो अभिषेक के सबसे महत्त्वपूर्ण प्रकार होते थे । 


पुन: अभिषेक' का विस्तृत विवरण ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। इस 
समारोह से किसी क्षत्रिय द्वारा अन्य राजाओं को जीतने की भावना प्रकट होती 
थी। इसमें सबसे पहले राजा सिंहासन ग्रहण करता था | सिंहासन को आसन्‍्दी 
कहते थे । यह उदुम्बर नामक लकड़ी का बना होता था और इसका विवयन! 
कहा जाने वाले भाग मूज (घास) का होता था । इसके बाद अभिषेक होता था । 
पुरोहित कहता था-- तुम राजाओं के राजा बनो; महान्‌ जनता तथा कृषक 
वर्ग' के महान, शासक बनो (राज्ञां त्वमु अधिराज भवेह महानतम्‌ त्वा महीनाम्‌ 
सं राजम्‌ चर्षणीनाम्‌) । इसके बाद राजा अपने सिंहासन से उतर कर पुरोहित 
(ब्राह्मण) के समक्ष नतमस्तक होता था । राजा कहता था--- ब्राह्मण येव तत्‌ 
क्षत्रम्‌ वशम्‌ येति तद्‌ यत्र वे ब्राह्मण: क्षत्रम्‌ वशम्‌ येति तद्‌ राष्ट्रम्‌ समृद्धम्‌ तद्‌ 
वीरवदाहास्मिन_वीरो जायते ।”' अर्थात्‌, 'राजसत्ता (क्षत्र) धर्म की सत्ता के प्रभाव 
के अन्तगंत आ जाता है। केवल धर्म की सत्ता के प्रभाव की राजसत्ता के 
अन्तर्गत ही देश समृद्ध होता है तथा वहाँ वीर पुरुष जन्म लेते हैं ।”“ इस कथन से 
'निरंकुशता पर नियंत्रण का आभास मिलता है। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय का 
पुनः अभिषेक हुआ था ।' 


१. शव], 5-.. 

२. हलक, 705, 25 (आा8009 €फ्रशा१००) । 
३. ऐतरेय ब्राह्मण, शव, 7. 

४. ऐतरेय ब्राह्मगा, ७, 9. 


५. छत. 


६, ऐतरेय ब्राह्मरा, दा 9५॥॥, ]. प्राचीन ग्रन्थों में लंका के राजा 
'देवानांपिय तिस्स' के राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। ( गाइयर 
द्वारा अनूदित महाँंवंश, 9. उण्ऊा) । 


राजतन्त्र तथा महाजनपद १५१ 


ऐन्द्र महाभिषेक' में मुख्य रूप से ५ विधियाँ सम्पन्न होती थीं। सर्वप्रथम 
मनोनीत राजा को पुरोहित द्वारा शपथ ग्रहण कराई जाती है ।' इसके पश्चात्‌ 
आरोहणा या सिहासनासीन होने की रीति निभाई जाती थी। आरोहण के बाद 
“उत्क्रोशन'' या उद्धोषण की विधि पूरी की जाती थी। राजा को राजपद प्रदान 
करने वाले कहते थे--जो क्षत्रिय उद्घोषरा द्वारा राजा नहीं बना वह अपनी शक्ति 
का प्रयोग नहीं कर सकता ।'” अतः यह उद्घोषणा की जाती थी । इसके उत्तर में 
जन-समुदाय 'एवमस्तु' कहता था। राजा को राजपद पर प्रतिष्ठित करने वाले 
श हि जनता-जनाद॑न ! क्या तुम राजा को राजा तथा राजाओं का पिता 
मानते हो । सभी प्रारियों के सार्वभौम स्वामी (विश्वस्य भूतस्य अधिपति) का 
आविर्भाव हो गया है। विशामत्ता (००६९० ० ५४० 6०५) का जन्म हो चुका 
है । शत्रुओं को विनष्ट करने वाला (अमित्राणां हन्ता) अस्तित्व में आ गया है । 
ब्राह्मणों का रक्षक (ब्राह्मणानां गोप्ता) तथा धर्म का संरक्षक (धर्मस्य गोप्ता) 
अवतरित हो गया है ।”' 

यहाँ पर हमें राजतंत्र को कुछ प्रमुख विशेषताएँ ज्ञात होती हैं । 'विश्वस्य 
भूतस्य अधिपति' शब्दों से राजा की सार्वभौमिकता एवं उसके साम्राज्य-वैभव 
का संकेत मिलता है । 'विश्ञामत्ता' शब्द राजा के कर वसूलने के अधिकार का 
परिचायक है । अमित्राणां हन्ता' से स्पष्ट है कि अपने शरत्नुओं के उन्मूलन में 
राजा अपनी सारी शक्ति लगा देता था । राजा के लिये ब्राह्मग्णानां गोप्ता' कहा 
जाता था । इसी से प्रकट होता है कि वह कुलीन का वर्ग का कितना ध्यान 
रखता था । साथ ही “धर्मस्य गोप्ता” से यह स्पष्ट है कि कानून के पालन, कुशल 


प्रशासन तथा जनकल्याण ( योगक्षेम ) की दिशा में राजा कितनी निष्ठा 
रखता था । 


राजा के राज्याभिषेक की उद्घोषणा के बाद अभिमन्त्रण को विधि सम्पन्न 
होती थी, या अभिमन्त्रण की बारी आती थी।* 
जिन राजाओं का ऐन्द्र महाभिषेक हुआ वे जन्मेजय परीक्षित, शारयात मानव, 
शतानीक सात्राजित, आम्बाष्ठय, युधांश्रौष्टि ओग्रसेन्‍्य, विश्वकर्मा भौवन, सुदास 
पैजवन, मारुत्त आविक्षित, अंग वैरोचन और भरत दौःष्यन्ति ये ।" उपर्युक्त प्रथम 
१, ऐतरेय ब्राह्मण, णछं४, 2-23, 
२, ऋल9; ऐतरेय ब्राह्मण, णााा, 5. 
३. ऐतरेय ब्राह्मण, ४१॥], 7, 
. ४. ऐतरेय ब्राह्मण, ५], 8, 
५. ऐंतरेय बाह्मण, शत, 2]-23. 





श्ध्रर प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


तृत्रीय, चतुर्थ, पंचम तथा नवम्‌ राजा संभवत: परीक्षितोत्तर काल' के रहे । दुर्मुख 
पांचाल तथा अत्यराति जानन्तपि को ऐन्द्र महाभिषेक का महात्म्य बताया गया 
था। पहले राजा ने उस जानकारी का सदुपयोग किया, किन्तु दूसरे ने पुरोहितों का 
निरादार किया, उत्तर कुरुओं पर आक्रमण कर दिया और अन्ततः शिवि-बंश के 
किसी राजा द्वारा मारा गया । उत्तर कुरुओं के बारे में कहा जाता था कि उन्हें 
कोई नश्वर सत्ता हरा नहीं सकती थी। 


ऐन्द्र महाभिषेक से घनिष्ठ रूप से संबंधित एक और यज्ञ होता था जिसे अद्व- 
भेध कहते थे । ऐतरेय ब्राह्मग के अनुसार जिन राजाओं का ऐन्द्र महाभिषेक हो 
जाता था उनके बारे में यह भी माना जाता था कि उन्होंने अश्वमेध भी किया होगा 
और दिग्विजय के हेतु विश्व-परिक्रमा भी की होगी ( समन्तम्‌ सर्वतः प्ृथ्वीं जयन्न 
परीयायाश्वेन च मेध्येनेजे) । शतपथ बाह्यण के अनुसार अश्वमेध यज्ञ करने वाले 
राजाओं में परीक्षित-वंश के भीमसेन, उमग्रसेन तथा श्र्‌ तसेन; कोशल-राजाओं में 
प्रआटरणार हैरएयनाभ; इक्ष्वाकु राजा पुरुकृत्स दौर्गह; पांचालों में क्रंव्य तथा शोन 
सात्रासाह; और मत्स्य-राजाओं में ध्वसन द्वेतवत और ऋषभ याज्ञातुर राजाओं में 
शिवकन प्रमुख थे । आपस्तम्ब श्रौत्र सूत्र में कहा गया है कि सार्वभौम राजा ही 
अश्वमेघ यज्ञ कर सकता था +' अश्वमेष का घोड़ा एक वर्ष तक घुमता रहता था । 





१. शतानीक ने काशी के धृतराष्ट्र को पराजित किया जो कि महागोविन्द 
सुत्तत्त के अनुसार कलिंग के सत्ताश्रु तथा अस्सक के ब्रह्मदत्त का समकालीन 
था। जैसा कि परीक्षित के पूर्व के ग्रन्थों में दक्षिण के राज्यों की कोई चर्चा 
नही मिलती, इसलिए हो सकता है कि शतानीक और'उसके समकालीन लोग परी- 
क्षित के बाद हुए हों। आम्बाष्ठ्य तथा युधांत्रौष्टि पर्वत और नारद के सम- 
कालीन थे जो नग्नजित के काल के आसपास थे तथा संभवत: विदेह के पूर्व और 
निमि के समकालीन रहे होंगे । अंग सम्भवतः दर्धिवाहन के पूर्वज थे जो कि जैन 
ग्रन्थकारों के अनुसार ईसा से पूर्व छठवी शताब्दी में हुए रहे होंगे । 
२. झा, 5.4. -23., 


हे. ड़, ।. ।. विभिन्न ग्रन्थों के विभिन्न पाठों को स्वीकार नहीं किया 
जा सकता है ( अप्य-सार्वभौम: ), 2०४०४, >(५, ॥, भवभूति के समय तक 
( अर्थात्‌ ईसा की आठवीं शताब्दी तक) अश्वमेध यज्ञ को किसी राजा 
की शक्ति तथा उसकी सेना के युद्धकोशल का मापदरड माना जाता रहा है 
( अश्वमेध इति विश्वविजयिनाम्‌ क्षत्रियानांमूर्जस्वल: सर्व-क्षत्रिय-परिभावि 
महानुत्कर्ष-निष्कर्ष -- उत्तर रामचरितामू; 4८४ ॥ए, विनायक सदाशिव 
पटवर्धन द्वारा अनुवादित ) । इसके पूर्व भी पापकर्मों के प्रायश्चित्त-स्वरूप 
३2५ किया जाता था। इस यज्ञ का वैष्णव रूप भी था। उसमें पदशुबलि 
नहीं होती थी तथा देवार्पण की बस्तुएँ आरण्यक के अनुसार तैयार की जाती 


न>कि5 


राजतन्त तथा महाजनपद १०३ 


उसके साथ सौ राजकुमार, सौ सरहार, सो सारथी, सौ मुखिया तथा सौ बड़े-बड़े 
योद्धा भी धूमा करते थे ।' यह दल सभी प्रकार के शस्त्रास्त्रों से लेस होता था । 
यदि घोड़ा १ वर्ष तक निर्बाध ढंग से धूमता रहता था तो फिर उसको बलिदान 
कर दिया जाता था और यज्ञकर्ता हर्षोत्सव मनाता था। यज्ञ करने वाले राजा 
तथा उसके पूर्वजों की वन्दना में बाँसुरी-वादन के साथ गीत गाये जाते थे। इस 
समारोह में यज्ञकर्ता राजा भी बाँसुरी पर तीन गीत गाता था। इसके बाद 
'पारिज्ञव आख्यान'' कार्यक्रम के अन्तर्गत कथाएँ चलती थीं । कथाओं का कार्य- 
क्रम वर्ष भर चलता रहता था और प्रत्येक बैठक १० दिन की होती थी । 

ब्राह्मण ग्रन्थों तथा मंत्रों में राजतंत्र को पैतृक सम्मान या अधिकार नहीं कहा 
गया है। राजा राज्य का प्रधात नहीं, वरन्‌ प्रधानों में प्रथण माना जाता था। 
बहू प्रधानों की परिषद्‌ का अध्यक्ष होता था। अथर्ववेद में एक स्थल पर कुरु 
राजा को दिव' कहा गया है और कहा गया है कि राजा नश्वर जगत से परे 
होता है । सिहासनारूढ़ राजा सभी जीवों से ऊपर माना जाता था । उसे “विश्वस्य 
भूतस्य अधिपति' कहा जाता था। उसे 'विशामत्ता' ' भी कहते थे । 'राजा त 
एकम्‌ मुखम्‌ तेन मुखेन विशो5त्सि।” उसके चतुरदिक सदेव राजवंश के सशस्त्र 
रक्षक रहा करते थे ।" राजा अपनी इच्छानुसार आहाणों को भी देशनिकाला दे 
सकता था । वेश्यों से रुपया ले सकता था या इन पर अधिकार कर सकता था । 





थीं। महाभारत के शात्ति-पर्व में आयी उपसिचर की कथा पढ़िए (20. 335- 
339--२8ए  एआग्पकाथां, मा, शाप, €।., 32) । अश्वमेध के 
महत्व के लिए डी० सी० सरकार द्वारा [6८0 (क्र/वार ([, 99. 38. है; 
ग. 789 हैं.) का नोठ देलिए । 


१. शतपथ ब्राह्मण, >77. 4.2.5. 

“तस्पेत पुरस्ताह॒क्षितार उपक्लिता भवन्ति। राजपुत्रा: केवचिन: शतम्‌ 
राजन्या निषद्धिन: शतम्‌ सूतग्रामर्यां पुत्रा ईपरुपाधिनः शतम्‌ क्षात्र संग्रहीतृणाम्‌ 
पुत्रा दरिडन: शतम्‌ श्वशतम्‌ निरष्टम्‌ निर्ममां यस्मिन्नेनामपिश्रिज्य रक्षन्ति ।! 

२. ७87, »॥९, 77. 298 हैं; पारिज्षव आड्यान ( शतपथ ब्राह्मण, 
जा, 4, 5.2); हलक, 2/7% १ब%, 97. ००ण्पों ॥; शरिएए, 343 $; 
हाप्किन, ७777, 365, 386. 

३. ऐतरेय ब्राह्मण, ७॥॥], 47, 

४. कौज्लीतकि उपनिषद्‌, ।7, 6. 

५. ऐतरेथ ब्राह्मण, 77: हर फ के पुत्र तथा पौत्र कुल मिला कर ६४ 
सशस्त्र योडा होते थे। जब पांचाल-नरेश यज्ञ करता था तो ६ हजार, तीन और 
तीस बा र तैयार रहते थे ( झतपथ ब्राह्मण, >।त, 5, 4. 46; (ए- 
4.2.5 ) । 


१५४ प्राचीत मारत का राजनंतिक इतिहास 


बह खुद्रों से सेवा करा सकता था या उनका बंध कर सकता था। * इसके अति- 
रिक्त उसे मनचांहे व्यक्ति को राज्य देने का भी अधिकार था। डूंहदारण्यक 
उपसिषद्‌ के अनुसार एक बार जनक ने याशवल्क्य से कहा--सोडह॑ भगवत्ते 
विदेहान्‌ ददामि माश्लापि सह दास्यायेति ।'' 

फिर भी. व्यावहारिक रूप से राजा निरंकुश तानाशाह नहीं होता था । सर्व- 
प्रथम एजा की सत्ता पर ब्राह्मणों का नियंत्रण होता था । 'पु्नाभषेक' विधि द्वारा 
सिहांसनारूढ़ राजा को भी धर्मसत्ता (ब्राह्मण) के निर्देश पर सिहासन छोड़ना 
पड़ता था | प्राचीन काल में ब्राह्मण संस्कृति एवं शिक्षा के अधिष्ठता माने 
जाते थे । ऐतरेय ब्राह्मण' तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र" से स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
जन्मेजय जैसे शक्तिशाली राजा को भी ब्राह्मणों के सामने नतमस्तक होना पड़ा 
था । ब्राह्मणश-कत्या के साथ दुराचरण के फलस्वरूप कराल जनक का विनाश 
हुआ था । ब्राह्मणों का निरादर करने वाला वृष्णि-वंश भी नष्ट हो गया था ।' 
इससे स्पष्ट है कि केवल राजा ही नहीं, वरनु जब गणराज्यों (संघीय सरकारों) 
को भी ब्राह्मणों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखना पड़ता था । 

राजा की सत्ता पर दूसरा नियंत्रण, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, मंत्रियों का 
होता था। राज्याभिषेक में राजा का सहायक रहने वाला, और महत्वपूर्ण 
अबस रों पर राजा को परामर्श देने वाला गाँव का मुखिया भी राजा पर कुछ न कुछ 
नियंत्रण रखता था। वेदों में सूत तथा ग्रामणी को राजकत्तु (ह-एभ:श) 
कहा गया है । वेदों में उसके समंध में 'राजकृता: सूत-ग्रामएया:'' मिलता है । 
इसके नाम से ही राज्य के ढाँचे में इसके महत्व का आभास मिलता है। प्रार- 
स्भिक राजसी समारोहों में इन लोगों (॥008-ग॥६९०७) तथा अन्य दरबारियों 
की महत्त्वपूर्ण भ्रमिका होती थी । 

वेदों में सभासद्‌' शब्द आया है । इससे स्पष्ट है कि उस समय राजसभा 
का अस्तित्व होता था। राजा मारुत आविक्षित* की कथा में 'सभासद्‌' शब्द का 


१, ऐतरेय ब्राह्मण, ४४. 29. 

२. बृहृदारण्यक उपनिषद्‌, [७. 4. 23. 

३. शा, 27. 

४. 206, 99, ?., ॥. ॥ 

५. ८४ वैतह॒व्य का विवरण भी देखिएं, (८&॥8, 76, 7४., : 2) । 

६. शतपथ ब्राह्मण, [त. 4, , 7; >ए0ा, 2, 2. 8; रामायण, 
पा, 67. 2; 79, ). ह्विजातय: । ॥ 

७. ऐतरेय ब्राह्मण, धं।, 2; शतपथ ब्राह्मण, 5, 5.4,.6, , 





राजतन्त्र तथा महाजनपद १५५ 


उल्लेख मिलता है। रामायण में सभा” का अस्तित्व था और अमात्य- 
वर्ग तथा पुरोहितों के साथ राजकत्तु के होने का भी स्पष्ट उल्लेख है। 
पालि-प्रन्‍्थों से पता चलता है कि बिम्बिसार के समय तथा उनके बाद 
तक मुखियों और मंत्रियों से परामश्श लिया जाना आवश्यक माना जाता 
था। महावग्ग में कहा गया है कि काशी का राजा ब्रह्मदत्त काशी में अपते 
मंत्रियों व. समासदों से पुछता था ---“महाशयो ! यदि आप कोशलाघषीश दीघीति 
के पत्र दीधायु से मिलेंगे तो क्या कहेंगे ?” महाअस्सारोह जातक' में 
कहा गया है कि राजा नगर भर में ढिढोरा पिटवा कर अपनी सभा के सभासदों 
को एकत्र करता था । चुल्ल-सुतसोम जातक में एक राजा का उल्लेख है, जिसके 
८० हज़ार सभासद्‌ थे और राजा का सेनापति सबों का नेतृत्व करता था ।* 
(पैेनापति पम्मुखानि असीती अमच्च सहास्सानि) | पादंजालि तथा संवर जात- 
कों के अनुसार सभासदों को किसी भी युवराज को पदच्युत्‌ करने या नया राजा 
चुनने का अधिकार था । इन जातकों में गाँवों के मुखियों की विशेष सभा का 
भी उल्लेख मिलता है । हमें यह भी पता चलता है कि जब मगध के राजा सेणिय 
बिम्बिसार ने ८० हज़ार मुखियों (प्रामिकों) की सभा बुलाया था तो उन्होंने शोण 
कोलिविस को भी संदेश भेजा था ।" 


राजा की राजसत्ता पर एक नियंत्रण और था । उपनिषदों' में इसे समिति 
या परिषद्‌ कहा गया है । यह समिति या परिषद्‌ सभासदों या मंत्रियों की समिति 
से भिन्‍न जनता (जन, महाजन) की सभा होती थी । ऐतरेय बाह्मण' के उत्क्रोशयन 
अनुच्छेद के अनुसार जनता(जना:)और राजकर्त्ता अलग-अलग थे। शतपथ ब्राह्मण 


१. [], 67. 2-4. 

२, 578, >प्रा, 304; विनयपिटकम्‌ ( (]0७70०8 ), ॥. (879), 
9. 348; (/. रामायण, 77. 79. सामात्या: सर्परिषद्‌: । 

३. 7१०, 302. 

४. 00४९६ जातक, ७, 9. 97. (४०. 525); ८५० हजार संख्या नाम 
मात्र की ही है । ४ 

५. महावग्ग, 587, #ूएा।., 9. ]. 

६. जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण, (7. 4.) हमें परिषद्‌, सभा और संसद के 
उल्लेख मिलते हैं। स्पष्ट नहीं है कि ये कैसी संस्थाएँ थीं। अथर्ववेद में सभा 
और समिति में अन्तर बंताया गया है । 

७. शत, 7; <* शतपथ ब्राह्मण, ५. 33. 2... 

८. हत, 4. !, 7; हैता. 2. 2. 8. 


१५६ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


के अनुसार जनता के वर्ग में सूत और ग्रामणी' भी सम्मिलित थे। इन 
उल्लेखों से स्पष्ट है कि समिति या परिषद्‌ पूर्ररूपेणा जनता की संस्था होती थी--- 
“अूयिष्ठा: कुरु-पंचालास्सागता भवितार:”', “पंचालानां समितिम्‌ एयाय, 
“पंचालानां परिषदां आजगाम'', “समग्गा शिवायोह॒त्वा ।” छान्दोग्य उपनिषद्‌' 
में पाँंचाल की जनता की समिति थी, जिसकी अध्यक्षता राजा प्रवाहण जैवलि 
स्वयं करता था-- श्वेतुकेतु: अरुणेय: पंचालानां समितिम्‌ एयाय; तम ह प्रवाहणों 
जैवलि: उवाच्‌ ।' बृहदारएयक उपनिषद्‌ में समिति के स्थान पर परिषद 
शब्द का ही प्रयोग किया गया है--“श्वेतकेतु: ह वा अरुणेय: पंचालानां परिषद्‌ 
माजगाम्‌ ।' बौद्ध-प्रंथों में उल्लिखित लिच्छवी-परिषा ( परिषद्‌ ) या 
अन्य परिषदों से पता चलता है कि तत्कालीन कुरु तथा पांचाल राजाओं की 
सभायें मात्र दार्शनिक विषयों पर ही शास्त्रार्थ नहीं करती थीं। जैमिनीय उप- 
निषद ब्राह्मण' में इन सभाओं की चर्चा के प्रसंग में विवाद (संवाद) तथा गवाही 
“उपद्रष्ट्' शब्दों का भी उल्लेख हुआ है । इससे लगता है कि कुरु और पांचांल 
सभाओं की परम्रायें शुद्रों की परम्पराओं से भिन्‍न थीं। ये लोग राजसी समारोहों 
में भाग लेते थे ।' दुम्मेघ जातक" में मंत्रियों, ब्राह्ययों तथा अन्य लोगों की 
संयुक्त सभा का प्रसंग आया है । 

अथर्ववेद की इस उक्ति से भी राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण का संकेत 
मिलता है कि राजा तथा उसकी परिषद्‌ के बीच सामझस्य आवश्यक है । 
राजा की समृद्धि के लिये भी यह आवश्यक था। हमारे पास इस संबंध में भी 
तथ्य हैं कि कभी-कभी जानता ने अपने राजा को उसके कलंकित दरबारियों के 
साथ या तो राज्य से निकाल दिया है, या उन सबों को एक साथ फाँसी के तख्ते 
पर भूला दिया । शतपथ ब्राह्मण' में लिखा है---'दुष्टरीतु पॉंसायन को उसके 


१. जातक (525) में महाजन देखिए, ७०. ७, 9. 87; जातक (542- 
547), ए०. ५, 9. 56, 489 ९८८; 6. शतपथ ब्राह्मण, ७, 3. 3. 2. 

२. जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण, !]. 7.6. 

३. ७. 3. !. 

४. शा. 2. ।. 

५. [7], 7. 6. 

६. ऐतरेय ब्राह्मण, ४७१]]. 7. 

७. ९०. 50; (/. वेसन्तर जातक (३०, 547 ), ४ण., ५], 799. 
490 है. सभी शिवि लोग सार्वजनिक महत्त्व के प्रश्न पर विचार के लिए इकट्ठ 
होते थे और राजकुमार को दरड देने के लिए राजा को परामर्श भी देते थे । 

८. शा, 88,3. 

६. <, 9, 3. ]., ४८. 5०4; 884४४, ५, 269, 


राजतस्त्र तथा महाजनपद १५७ 


राज्य से निकाल दिया गया जबकि उसके पूर्वज १० पीढ़ी से उसी राज्य में राज्य 
करते रहे थे । इसी प्रकार आरश्षय लोगों ने रेवोत्तरस पाटव चक्र स्थपत्ति' को 
भी राज्य से निकाल दिया था ।” ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार जिन ऐसे कुछ 
लोगों को राज्य से निकाल दिया गया था, उन्होंने पुनर्भिषेक द्वारा, सिहासनाझूढ़ 
राजाओं की सहायता से, अपना राज्य वापस पाने का प्रयास किया था | इन 
लोगों का उक्त प्रयास फ्रान्स के उन निष्कासित लोगों की तरह था जिन्होंने 
हप्सबर्ग तथा होएन जोलन्स' के सेनिकों की सहायता से पुनः 'फ्रान्स पर अधिकार 
करने की कोशिश की थी । हमें वेस्सन्‍्तर जातक से पता चलता है कि एक बार 
शिवि राजा को देश की जनता का निर्णय कार्यान्वित करने के लिये राजकुमार 
वेस्सतर को देश से निकालना पड़ा था ( सिवीनाम्‌ वचनत्थेन सम्हारट्ठ 
निरज्जति )। राजा से कहा गया-- 


“से त्व॑ न करिस्ससि सिवीनां बचसास्‌ इृदस 
मन्ने तं सह पुत्तेन सियोह॒त्ये करिस्सरे ति ।” 
“यदि आपने सिवि जनता को मानने से इन्कार किया तो मैं समभता हूँ 
कि वह आपके पुत्र और आपके विरुद्ध कदम उठायेगी ।! 
राजा ने उत्तर दिया-- 
/एसो ले शिवीन'न्‌ छन्‍्दो छन्‍्दस न पनुदाससे ।”' 
'देखो यह जनता की इच्छा है, मैं इसके विपरीत कुछ नहीं कर सकता ।' 
पदकुसल मानव जातक' में एक कथा है, जिसके अनुसार एक बार देश की 
जनता ने एक जगह इकद्ठा होकर (जानपदा निगमा च समागता) अपने राजा 
और पुरोहित को मौत के घाट उतारा था। उस राजा से देशवासियों का तनिक 
भी कल्याण न था, उल्टे हर ओर विपत्तियाँ ही विपत्तियाँ उमड़ती रहती थीं । 
इसीलिए जनता ने राजा को मार कर एक दूसरे व्यक्ति को राजा बनाया । सच्च॑- 
किर जातक' में भी इसी प्रकार की एक कथा आती है। खशडहाल जातक" में भी एक 





१. स्थपति उपाधि के लिए देखिए, ८॥४०, ०. 67, 


२. शा, 0. 

रे, (ु[. 0०98०, 2०4४१ ऊ#प्र००१४, 9. 57- 

ड. पि0, 547; प०४९, ४]. 490-502. ऐतरेय ब्राह्मण ( »यं। 23) 
में भी क्षिवि लोगों का उल्लेख मिलता है । 

४. ५०. 432, 

६. ०. 73. 

८ 0. 542. 


श्श्प प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


कथा है कि देश की जनता ने राजा के मंत्री का वध किया, राजा को पदच्युत्‌ तथा 
जातितह््युतू किया और उसके राजकुमार को गही पर बिठाया। भूतपूर्व राजा 
को नगर की सीमा में प्रवेश का अधिकार नहीं था। इतिहासकार फ़िक' के 
संकेतानुसार तेलपत्त जातक में तक्षशिला के राजा ने कहा था कि "मेरी प्रजा पर 
मेरा कोई अधिकार कही है ।”' स्पष्ट है कि राजा जनक के बाद के काल में 
उत्तरी-पश्चिमी भारत के राज्यों में राजा की अधिकार-सत्ता बहुत कुछ घट 
गयी थी।' 


१, 7%6 #0०647 07इकाफ्बाशा सर मैणिपीजडटिंवओ ऑंवॉद, पीधत5, 99 
79. $. छू, ॥४७४03, 0. )3-4, [9 0.7२, ऊ|क्कातेब्वातपक्ा (00७5 
प्ांग ३370 (एकशालीवर्श 7०८४६, 39!8, 434 ६ 


२. ?, 02. “भगवते विदेहान ददामि'' 
३, सिकन्‍्दर-काल के इतिहासकारों ने लिखा है कि ईसा से पूर्व चौथी 
शताब्दी में निर्वाचित राजा होते थे। ब्राह्मण-काल में अम्बष्ठ लोग सशक्त 


शासक थे (ऐतरेय ब्राह्मण, ४४ 2।)। सिकन्दर के समय में लोकतान्त्रिक 
संविधान थे (70४. 4/०४., 252) । 





भाग २ 
(बिस्बिसार के राज्याभिषेक से मोय-वंश के अन्त तक ) 


प्रस्तावना १, 


१. प्रावकथन 


अगले पृष्ठों में बिम्बिसार-काल से लेकर ग्रुप्त-काल तक का राजनेतिक इति- 
हास दिया गया है । सौभाग्य से इस काल से संबंधित प्रामाणिणिक ऐतिहासिक 
सामग्रियाँ भी हमारे पास हैं। इसके अतिरिक्त इस काल से संबंधित वे साहित्यिक 
परम्परायें या श्ञास्त्रोक्तियाँ भी हमें उपलब्ध हैं जिनका उल्लेख पुस्तक के पहले 
भाग में किया गया है। शिलालेख, सिक्के, विदेशी यात्रियों के लेख तथा उक्त 
काल पर लिखे गये विद्वानों के ग्रन्थ हमारी जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं । 

शिलालेख तथा पत्थर या ताम्रपत्रों पर खुदे लेख भी महत्त्वपूर्ण त्रोत हैं, 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं । पर, इपसे राजवंश-विशेष तथा प्रथम एवं द्वितीय 
शताब्दी ईसापूर्व के गणतन्त्रों का ही इतिहास मिल पाता है। जहाँ तक भारतीय 
इतिहास के घटना-क्रम तथा उसके काल का प्रश्न है, यूनानी कूटनीतिक प्रतिनिधियों, 
. नाविकों तथा चीनी यात्रियों के लेख महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। प्राचीन भारत के 
विद्वानों के विभिन्न प्रत्थ भी इतिहास के विशिन्न कालों पर पर्याप्त प्रकाश डालते 
हैं। परन्तु, ये ग्रन्थ अब दुर्लभ से हो गये हैं। इनमें पतञ्जलि का महाभाष्य, 
कुमारलता की कल्पनामन्द्रीतिका, परमा्थ की कृति वसुबन्धु तथा बाणमभट्ट का 
हर्षचरित मुल्य हैं । 

जहाँ तक बिम्बिसार से लेकर अशोक के समय तक के इतिहास का प्रश्न है 
इन पंक्तियों का लेखक अधिक मौलिकता का दावा नहीं कर सकता । इस संबंध में 
रीज डेविड्स और स्मिथ ने काफ़ी लिखा है। इसके अलावा गेगर, भराड्रकर, रैप्सन, 
जायसवाल, मलालसेकेरा, जैक्सन, हर्जफ़ लड तथा हल्टज़ आदि विद्वानों ने भी इस 
काल पर काफ़ी प्रकाश डाला है । इस लेखक ने उपर्यक्त विद्वानों के ग्रन्थों से उपलब्ध 
सामग्री का उपयोग करने के साथ-साथ उसके नवीन तथ्यों तथा जैन, छुद्ध एवं 
अन्य शाख्रों से प्राप्य सामग्री को भी सम्मिलित किया है। उदाहरणार्थ, बिम्बिसार- 

१९ 


१६२ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


वंश के हर्यद्धू का नाम सबसे पहले इसी पुस्तक में है । इसके पूर्व अश्वघोष में 
इसका उल्लेख है। शिशुनाग-बंश के दुःखद अन्त तथा नन्द-वंश के उद्भव से 
संबंधित जो सामग्री हर्षबरित एवं जैन ग्रल्थों से मिली है, उसे यूनानी व लैटित 
विद्वानों की क्ृतियों से संतुलित कर लिया गया है। महाकाब्यों की सामग्री से 
प्रगध के वैभव के श्रीगशेश पर प्रकाश पड़ता है। इसके अतिरिक्त अशोक के 
शिलालेखों में कम्बोज और पुलिन्द जातियों की भी चर्चा मिलती है । इन जातियों 
का उल्लेख स्व्यध्यक्ष, विहार-यात्रा तथा अनुसंयान्‌ु शब्दों की व्याख्या के सिलसिले 
में आया है | इस पृस्तक में पुराने तथ्यों को नये रूप में प्रस्तुत किया गया है । 
इसके अतिरिक्त अन्य लेखकों से इस लेखक के निष्कर्ष भी प्रायः भिन्न हैं। 


उत्तर मौर्य-फाल पर लिखे गये अध्याय में मौर्म-साम्राज्य के विघटन के 
कारणों का अध्ययन किया गया है तथा पाठकों का ध्यान गार्गी, संहिता एवं 
हाऊहं शु की ओर आक्रृष्ट किया गया है। इस अध्याय में मौर्य-साम्राज्य के पतन 
के-इस सिद्धान्त को अनर्गल सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि मौर्यो के 
पतन के लिये ब्राह्मणों का प्रतिक्रियावाद सबसे अधिक उत्तरदायी है ।' 


प्रस्तुत पुस्तक में उत्तर मोयं-काल के आरम्भिक समय तथा सीथियन काल 
के बारे में विचार करते समय पहले के लेखकों से भिन्न मत प्रकट किया गया है, 
प्रद्यपि मत्त पूर्णात: मौलिक नहीं है । पुष्यमिश्र की परम्परा तथा कुछ अन्य देशों के 
बारे में प्रचलित कतिपय धाराओं को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया जा * 
सकता । मुख्यतः: सातवाहनों, शाकल के यूनानियों तथा उत्तरापथ के शक-पह्क॒वों 
के संबन्ध में तो ये धारणायें सर्वधा अस्वीकार्य हैं ही। इस पुस्तक के लेखक ने 
सन्‌ १६२३ में यमुना की घाटी और पूर्वी मालवा के नागाओं को उत्तर कुशाण- 
काल से संबन्धित किया है । अनेक प्रसिद्ध पुस्तकों में भी इस तथ्य की चर्चा नहीं 
की गई है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ में गुप्त-काल पर जो कुछ लिखा गया है, उसमें बृहलर, फ़्लीट, 
स्मिथ तथा एलेन की पुस्तकों के प्रकाशन के ब्राद भी उपलब्ध सामग्री का यथोचित 
उपयोग किया गया है। इस अध्याय में इतिहास के सर्वप्रसिद्ध शासक वंश की' 





१. उत्तर मोयं-बंश पर बहू अध्याय जो 74568, 920 (४०, 8, 9. 
305 ह ) में प्रकाशित हुमा था । 


प्रस्तावना १६३ 


ओर. पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इसके बाद अन्तिम गुप्त-शासकों' का एक 
सुसम्बद्ध एवं क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत कियां गया है । 


२. स्थानीय स्वशासन तथा राज्य को एकता 


उत्तर बिस्बिसार-काल के राजनीतिक इतिहास की मुख्य विशेषता है दो 
तत्कालीन विरोधी--अन्तर्मुखी तथा बहुमुखी शक्तियों का समत्वय--अर्थात्‌, एक 
ओर तो स्थानीय जनपदों के स्वायत्त शासन की अक्षुणणाता तथा दूसरी ओर 
समूचे साम्राज्य की एकता की भावना साथ-साथ मिलती है। पहला आदर्श मनु 
के शब्दों में इस प्रकार था--सर्वम्‌ परवशम्‌ दुःखम्‌, सर्वम्‌ आत्मवशम्‌ सुखम्‌ ।'' 
अर्थात्‌, दूसरे की अधीनता दुःखमय तथा स्वयं की अधीनता सुखप्रद होती है। 
स्वायत्त शासन अधिक पसन्द किया जाता था, सम्भवतः भौगोलिक परिस्थितियों 
के ही कारण । समृच्रा भारतवर्ष अनेकानेक नदियों तथा पर्वतमालाओं से बँटा 
था। बड़े-बड़े रेगिस्तान और दुर्गग जंगल थे । इन प्राकृतिक कारणों से देश का 
एक भाग दूसरे से अलग था और हर भाग की अपनी राजनीतिक इकाई होती 
थी । इस प्रकार इन राज्यों की स्थानीय परिस्थितियाँ भी भिन्न-भिन्न थीं। फिर 
भी उत्तर में नदियों के तटवर्त्ती विस्तृत मैदान तथा ( प्रायद्वीप के समान) दकन के 
पठार के हरे-भरे हृश्य जीवन को एक नयी रसधारा प्रदात करते थे । यह रसघारा 
हिमालय से पश्चिमी तट की पहाड़ियों तक प्रवाहित होती रहती थी। यद्यपि 
भूमभाग के इतने विस्तृत होने के कारण, विरोधी प्रवृत्तियाँ भी थीं। किन्तु, 
- उनमें एकता के प्रति भी पुरी आस्था थी। यद्यपि सरस्वती रेणुका-करों से पटी 
रहती थी, लौहीत्य सदैव बाढ़-पीडित रहता था तथा महाटवी निरन्तर विपद- 
ग्रस्त रहती थी, तो भी इनसे राष्ट्रीय एकता में किसी तरह की कोई भी बाषा 
नहीं पड़ती थी। गिरिब्रज के पाँचों पहाड़ भी साम्राज्य के इच्छुक राजाओं 
का साथ न दे सके । विन्ध्य के राजा ने उस ऋषि के समक्ष अपना मस्तक भुका 
दिया, जो सम्यता एवं संस्कृति की नयी लहरगंगा के अंचल से गोदावरी और 
तान्नपर्णी तक ले जा रहा था । 

किसी एक राजनेतिक सत्ता के अन्तर्गत सुसंगठित होने की इच्छा ब्राह्मण-काल 
में भी पाई जाती थी | निम्न अवतरण से उक्त इच्छा का स्पष्टीकरण हो जाता 


१. तथाकथित अंतिम गुप्त-शासकों पर वह अध्याय जो 7459, 920 
(६०. 9, 9. 38 8) में प्रकाशित हुआ था । 
२, मनुसंहिता, ७, 60, 


१६४ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


“राजा चतुर्दिक व्यापक हो जाय, सारी घरती का स्वामी हो जाय, सागर- 
परिवेष्ठित धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक की सजीवता उसे प्राप्त हो तथा 
बहू एकमात्र राजा (एकराट) हो |” 

उपर्युक्त आदर्श हमारे समय में भी है तथा उससे राजनीतिक दार्शनिकों को 
भी प्रेरणा मिली है। इन दार्शनिकों ने हिमालय से लेकर समुद्र तक फेले भूभाग 
को सहस्नर योजन का माना है। इस भूभाग को अपने अधिकार में करने वाले को 
चक्रवर्ती कहा जाता था। ये दार्शनिक लोग ऐसे राजा की प्रशंसा करते थे जो 
गंगा-रूपी मोतियों की माला पहने धरती की रक्षा करता हो। जिसके पास हिमवत्‌ 
और बविन्ध्य जैसे दो कर्रफूल हों, और जो चतुदिक सागर से घिरी हो । 

साम्राज्य की एकता के आदर्श को भी अन्तर्मुखी प्रवृत्ति के जनपद के स्वशासन 
की भावना को स्वीकार करना होता था । विभिन्न कालों में स्वशासन तथा साम्राज्य 
की दो विरोधी भावतायें नियमित रूप से सामने आती रही हैं । स्थानीय सीमाओं 
को पार करके देश की एकता की भावना इसलिये अक्षुरण रही कि भारतीय 
राजनीति में विदेशी आक्रमणों के भय का तत्त्व प्राय: सदा से ही विद्यमान रहा है । 
बरबर जातियों के उद्भव-काल में यह्‌ भयप्रधान रहा (स्लेच्छैरुट्रेज्म्माना) और 
देश को चन्द्रगुप्त मौर्य जैसे सशक्त भुजाओं वाले संरक्षक की आवश्यकता पड़ी । 
भारतीय इतिहास में चन्द्रगुप्त मोय॑ ही पहला सम्राट था जिसने आर्यावत्त' की 
की सीभा के बाहर भी अपने राज्य का विस्तार किया । दक्षिण में साम्राज्य की 
स्थापना करने वाले राजा ने अपने देश से शकों, यवनों, पह्मवों तथा निशुदनों 
को निकाल दिया। चौथी तथा पाँचबीं शताब्दी में गंगा के तटवर्ती प्रदेशों में 
साम्राज्य का भंडा लहराने वाले योद्धाओं ने सिथियनों को हराया तथा अपने 
नगरों में शक-राजाओं की सत्ता को प्रतिष्ठित किया । पौराणिक कथाओं के अनु- 
सार एक बार विष्णु ने पृथ्वी को विनष्ट होने से बचाया था । ऐसा उन्होंने शूकर 
का रूप धारण करके किया था । गुप्त तथा चालुक्य काल में शुकर अवतार की 
बड़ी पूजा होती थी । कवि विशाखदत्त ने शुकर को एक मनुष्य ही मान लिया था, 
क्योंकि शुकर ने स्लेच्छों से पीड़ित पृथ्वी को त्राण दिया था। वाराहतनु (घुकर- 
रूप ) को स्वयंभू भी कहा गया है। अरबों के विरुद्ध देश की रक्षा करने वाले 
उक्त राजबंद्ों के शक्तिशाली राजा 'आदिवाराह' की पदवी से भी विभूषित 
किये जाते थे । उस समय कभी-कभी ऐसे जल-प्लावन होते थे जो देश की समूची 
सम्यता व संस्कृति पर प्रलय बनकर आक्रमण करते थे। ऐसे जल-प्लाचनों से 
संघर्ष किय्रे जाते थे । प्राचीन काल में शुकर अवतार को इन संघर्षों' का भी प्रतीक 
मानते थे । 


मगध का उत्थान | पर 


सबंमूर्दधाभिषिक्तानासेष मुद्धंति ज्यलिष्यति 
प्रभाह:पाम सर्वेषाम्‌ ज्योतिषासिव भास्करा: 
एनमासाधहय राजानः समृद्ध-बलवाहना 
विनाशमुपयास्थान्ति शलभा इव पावकस। 


--महाभारत' 
१. ५४४ ईसापूर्व से ३२४ ईधापूर्व के बीच की मुख्य प्रवत्तियाँ 


इतिहास का यह युग बिस्विसार के राज्याभिषेक (५४५-५४४ ईसापूर्व ) से 
आ रम्भ होकर सिकन्दर-महान के आक्रमण के बाद चन्द्रमुप्त मौर्य के सम्राट्‌ 
होने के समय्र में आकर समाप्त होता है । इस युग की सबसे मुख्य विशेषता यह 
रही कि भारत के उपमहाद्वीपों के पूर्वी भाग में एक नये साम्राज्य की स्थापना 
हुई और वह भी जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, एक ब्राह्मण के 
नेतृत्व में हुई । 


उस समय भारत के पूर्वी भाग (प्राच्य दिशि) में जो भी राजा हुए, उनका 
राज्याभिषेक सम्राद्‌ के रूप में हुआ । राज्याभिषेक के बाद वे महान सम्नाद माने 
जाते थे । उन दिनों पूर्वी भारत के लोग उत्तरी, दक्षिणी या मध्य भारत के लोगों 
से भिन्न थे। ऐतरेय ब्राह्मण में प्रीको-रोमन लेखकों का उल्लेख है। ब्राह्मण 
उपनिषद्‌ में पूर्व के प्रमुखतम देशों में काशी, कोसल और विदेह थे । किन्तु, इसी 
के साथ एक नया तारा और उदय हुआ । भारतीय राजनीति भें बिम्बिसार तथा 
नन्‍्द जैसे शक्तिशाली राजाओं के काल में मगध की राजनीति का वही स्तर था, 
जो पूर्व-नॉर्मन युग में इंगलेंड में वेसेक्स और जर्मनी में प्रसिया का। भारत के 
तत्कालीन राजाओं में साम्राज्य की खालसा पैदा करने में कई परिस्थितियों ने योग 


१. ॥, 9, 0-[. 
२, आगे देखिये खण्ड ७ । 


१६६ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


दिया । उत्तर भारत की नदियों के तटवर्त्ती प्रान्तों पर इनका राज्य था। इनके 
राज्य सर्वथा दुर्गम पर्वतों से घिरे थे । वारिणज्य-व्यापार नदियों व नावों से ही 
होता था । समूचा राज्य एक बड़ा उर्वर तथा शस्य-श्यामल भूखंड था । इन लोगों 
के पास गजसेना होती थी, जिससे प्राचीन शास्त्रों के रचयिता अत्यधिक प्रभावित 
रहते थे । 

किन्तु, अच्छी सामरिक स्थिति तथा भौतिक समृद्धि ही किसी राष्ट्र को ऊँचा 
उठाने के लिये काफ़ी नहीं हैं। बर्क के अनुसार, तत्कालीन प्रजा की यह विशेषता 
थी कि वह अपने सम्नाटों को अपना जीवन तथा सर्वस्त्र अपित कर देती थी, जैसा 
कि कुछ अतलान्तक दे्षों में है । प्राचीन मगध में मी कई जातियाँ एक-दूसरे से 
मिलजुल गई थीं। जिस प्रकार मध्यकालीन फ्रांस में सेल्ट जाति लैटिन और 
ट्यूटन में समाहित हो गई थी, उसी प्रकार प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में 
कीकट जाति अन्य उल्नतिशील जातियों में मिलजुल गई थी । जिस राष्ट्य में 
बड़े-बड़े लड़ाकुओं और योद्धाओं ने जन्म लिया, जिस राष्ट्र में जरासन्ध, अजात- 
कत्र्‌ , महापत्म तथा कलिंग विजय करने वाले चरुडाशोक ( संभवत: समुद्रगुप्त ) 
जैसे महान_ योद्धा पैदा हुए, उसी राष्ट्र के राजाओं ने प्रातिबोधि पुत्र, वद्ध मान 
महावीर तथा गौतम बुद्ध के उपदेशों को स्वीकार किया तथा समूचे भारत में 
अपना साम्राज्य फैलाने के साथ-साथ विश्व-धर्म का प्रचार भी किया | इसी युग 
में देश में अजातशत्र, का जन्म हुआ और महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ । 
राजगृह में अजातशत्र ओर महात्मा बुद्ध की भेंट वैसी ही रही, जैसे कि 
वॉम्स (५४०००)७) में चार्ल्स पंचम्‌ तथा मार्दिन लूथर की | इसी देश में और 
इसी थरुग में आक्रामक साम्नाज्यवादी लिप्सा तथा नेतिकता और उदारता के 
प्रतीकों का आविर्भाव हुआ। फिर, दोनों विचारधारायें अधिक समय तक 
अलग-अलग न रह सकीं । दोनों में समन्वय हुआ और धर्म-अशोक नामक बाज्ी- 
घर ने दोनों प्रवृत्तियों को अपने में समा लिया। एक ओर उसने अपने पूर्वजों 
की तरह साम्राज्य की परम्परा अक्षुएण रखी तो दूसरी ओर शाक्य-संन्यासी की 
अध्यात्म-मावना को भी ग्रहण किया । 

मगध राष्ट्र की एक मुख्य विशेषता यह थी कि वहाँ के लोगों के व्यवहार 
में एक प्रकार का लचीलापन था। यह गुण सरस्वती व हृषद्वती के तटबवर्त्ती 
प्रदेशों के लोगों में नहीं था । इस प्रात्तों में ब्राह्मण लोग ब्रात्य-वर्ग का सस्पर्क 
स्वीकार कर लेते ये तथा राजा लोग अपने महलों में शुद्र-कन्याओं को भी 
स्थान दे देते थे। वैश्यों व यवत्तों को भी शासकीय पदों पर नियुक्त कर विया 


मगध का उत्थान १६७ 


जाता था। यही नहों कभी-कभी नगरशोभिनी की सनन्‍्तान के कारण ऊँचे घरानों 
या पैतृक राजवंशों के शासकों को भी राज्य से निकाल दिया जाता रहा । 
राजा का सिहासन एक साधारण नाई की पहुँच के अन्दर भी होता था । 


मगध के वस्सकार (वर्षक्रार) जैसे राजा तथा कौटिल्य जैसे मंत्री अपने कार्यों 
में बहुत अधिक अनैतिक या मिथ्यावादी नहीं होते थे । वे किसी भी राज्य को 
विनष्ट करने या उसे छिन्न-भिन्न करने में पाश्चात्य दाशनिक मैकियावली के 
समान नीतियों का ही अनुसरण करते थे। ये राजा तथा मंत्री एक ऐसी 
व्यावहारिक प्रशासन-पद्धति निकाल लिया करते थे जिसमें राजा, मंत्री व गाँवों के 
मुखियों का समान रूप से हिस्सा होता था। चौथी शताब्दी ईसापूर्व में भारत में 
आये विदेशी राजदूत तथा यात्रियों ने तत्कालीन राजाओं की न्याय-बुद्धि, आतिथ्य- 
भावना, दानशीलता तथा जनहित की चिन्ता का उल्लेख और उनकी प्रशंसा 
की है । तत्कालीन राजा एक सुसंगठित जम्बूद्वीप (वहत्तर भारत) की कल्पना को 
साकार करने के लिये अनवरत प्रयास करते रहते थे । वे समूृत्रे भारत को राज- 
नीतिक तथा भावनात्मक घागे में बाँध देना चाहते थे। मगध के राज-दरबार में 
गिरिब्ज के शासकों के पास तथा पाटलिपुत्र में भी ऐसे वफ़ादार लोग थे, जो देश- 
भर में अपनी इच्छा के अनुकूल जनमत तैयार कर सकते थे । इन बन्दीजनों गा 
दरबारी प्रशंसकों की कहानियाँ आज भी प्राचीन भारत के इतिहास के विद्यार्थी 
के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री हो सकती हैं । 

मगध के उत्थान के समय मध्यदेश के लोग भारत के अन्य भागों, अर्थाह 
पूर्व या पश्चिम की ओर भी खिसकने लगे थे । यादव-वंझ् भी मध्य प्रदेश से हटा 
था, जिसका उल्लेख महाकाव्य-परम्परा में भी मिलता है। सर्वविदित तथ्य है कि 
द्वारका (काठियावाड़) के वृष्णि-वंश तथा उसके अन्य समीपस्थ बंश अपने को यदु- 
वंशी कहते थे । दक्षिण भारत के भी कुछ लोग अपने को यदुवंशी ही कहते हैं । 
हम यहाँ जिस काल का अध्ययन कर रहे हैं, उस समय दक्षिण भारत का भूभाग 
बड़े-बड़े व्याकरणवेत्ताओं व कूटनीतिज्ञों के लिये प्रसिद्ध थधा। इनमें से कुछ 
मगध के दरबार में भी पहुँचे थे। मगध के उत्थान-काल में भी ऐसा समय आ 
गया था कि शीक्र ही सब कुछ राजनीतिक तथा सांस्कृतिक एकता की डोर में 
आबद्ध माना जाता । 

अपने को समूचे उपमहाद्वीप भारत में शक्तिमान सिद्ध करने के लिये मगध 
के महात्र्‌ राजवंशों के सामने तीन समस्‍यायें थी। पहली समस्या उत्तरी सीमा 


श्द८ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


पर स्थित गणतन्त्रों की, दूसरी राप्तो, चम्बल और यमुना के तटवर्ची राजतन्त्रों की, 
तथा तीसरी समस्या पंजाब और सिन्ध के प्रास्तों पर विदेशी प्रभाव की थी । 
अतएव, हम सर्वप्रथम गरतन्त्रों की समस्या का अध्ययन करते हैं । 


२- बिस्बिसार-कालीन गणतंत्र 


रीज़ डेविड्स पहला विद्वान था जिसने बुद्ध तथा बिम्बिसार के समकालीन 
गणतंत्रों तथा राजतंत्रों पर प्रकाश डाला है।' इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण उत्तरी बिहार 
का बृजियन, कुशीनर (कुशीनगर) के मल्ल राज्य तथा पावा राज्य थे। उनके सम्ब- 
नध में ऊपर लिखा जा चुका है । छोटे गरातंत्रों में हमें कपिलवस्तु के शाक्य, देव- 
दह और रामगाम के कोलिया, संसुमार पहाड़ियों के भग्ग राज्य, अल्लकप्प के बुलि 
राज्य, केसपृत्त के कालामस और पिप्पलिवन के मोरिय राज्य के उल्लेख मिलते हैं । 

शाक्य राज्य की उत्तरी सीमा पर हिमालय की पर्वत-श्रेणियाँ थीं। पूर्वी 
सीमा पर रोहिसी' नदी तथा पश्चिमी और दक्षिणी सीमाओं पर राप्ती' नदी 
बहती थी । शाक्य राज्य की राजधानी कपिलवस्तु सुप्रसिद्ध लुम्बिनीवन" से आठ 
मील दूर रोहिणी के तट पर स्थित थी । यह्दी पर बुद्ध पैदा हुए थे तथा यहीं 
बुद्ध के एक महान अनुयायी का स्तम्भ था ।' महाभारत" के तीर्थयात्रा में खएड- 
कपिलवंट के नाम से उक्त स्थान का उल्लेख मिलता है। इस स्थान से कोशल 
तथा वृज्जि की राजधानियों को राजमार्ग बने थे । इस प्रकार यह राज्य तत्कालीन 
बड़े नगरों से जुड़ा हुआ था। शाक्यों के राज्य में देवदह नाम का भी नगर 





१, #॥44॥5४ /04:०, 0. 4. 

२. सुप्र, 9. 8 ॥, 26 है. 

३. राप्ती नदी की एक सहायक नद्ीी ( देखिये ओ ल्डेनबर्ग-कृत ॥॥००४/०, 
?... 90७ ); कनिधम ( 467, नवीन संस्करण, 476 ) के अनुसार यह 
कॉोंबण' था 

४. रेप्सन-कृत .478८7४४४ 7४4०, 9. 6व; ओल्डेनबर्गं, 0446०, 900. 25-96. 

५. 407, नवीन संस्करण, 476. 

६. कहा जाता है कि कभी कपिलवस्तु, बस्ती जिले के उत्तर में 'पिपरावा' 
नामक स्थान का नाम था । कभी यह भी कहा जाता है कि यह 
स्थान पिपरावा' से १० मील उत्तर-पश्चिम की ओर 'तिलौरा कोट! 


तथा तराई में उसके आसपास के स्थान को कहते थे । (स्मिथ, 
#मसा, तृतीय संस्करण, 9. 59) । 


७. ॥, 84. 3, 


मगध्र का उत्थान १९६ 


था जिसमें कदाचित्‌ पड़ोसी कोलिय राज्य का भी हिस्सा था । शाक्य लोग कोशल 
के राजा की प्रभुसत्ता को भी पसन्द करते और स्वीकार करते थे। कोशल का 
राजवंश आदित्य-वंशी इक्ष्वाकु का वंशज था । 


कोलिय के राजवंश का कहना था कि वे लोग बनारस के शाही परिवार से 
सम्बन्धित थे । रामगाम तथा देवदह नगरों से भी इनका सम्बन्ध था, ऐसा 
उल्लेख आया है । रोहिणी नदी कोलिय तथा शाक्‍्य दोनों राज्यों की विभाजक 
सीमारेखा थी और दोनों राज्यों के भू भाग की सिंचाई इस नदी से होती थी ।' 
एक बार जबकि दोनों राज्यों में खेतों की फ़सलें अपनी जवानी पर थीं, वहाँ के 
किसान एक जगह इकट्ठा हुए | इन लोगों में नदी के पानी के लिए भंगड़ा हुआ । 
खून-खच्चर हो जाता, किन्तु महात्मा बुद्ध ने बीच-बचाव कर दिया ।' कोलिय 
तथा शाक्य आपस में जो आरोप-प्रत्यारोप किये, उनसे पता चलता है कि 
शाकयों में अपनी बहन से भी विवाह कर लेने की प्रथा थी। कर्निघम ने कोलिय 
राज्य को कोहान और औमि (अनोमा) नदियों के बीच बताया है । अनोमा 
ऐसी नदी थी जो एक ओर कोलिय तथा मल्ल और दूसरी ओर मोरिय राज्यों 
के बीच सीमारेखा बनाती थी । 


ऐतरेय ब्राह्मण तथा पारिनि" की अष्टाध्यायी में भग्ग (भर्ग) राज्य की 
चर्चा आई है । ऐतरेय ब्राह्मण में भार्गायण राजकुमार कैऋषि सृत्वन का उल्लेख 
आया है। छठी शताब्दी ईसापूर्व के उत्तरार्ध में भग्ग राज्य वत्स राज के अधीन 
था। धोतसाख जातक' की प्रस्तावना में लिखा है कि वतन के राजा उद- 
यन के पुत्र राजकुमार बोधि, संसुमारगिरि में रहते थे और उन्होंने एक महल 
बनवाया था, जिसे कोकनद कहा जाता था । महाभारत और हरिवंश प्राण के 
अध्ययन से भी पता चलता है कि वत्स और भग्ग राजाओं में आपस में सम्बन्ध 


१, 077५, ।, 689 6, कोलिया की राजधानी रोहरणोी के पूर्वी तट 
के निकट ही थी । 

२, कुणाल जातक (भूमिका वाला भाग )। 

३. 2077, ।, 690; कनिघम, 467, (नवीन संस्करण) 477; 49 . 

४. शा, 28. ह 

भर [७. 3. !]. ।77. 

६, 0, 353. 


१७० प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


था और उनका निषादों से भी सम्पक था। महाभारत या अपदान” के अनुसार 
ये राज्य विन्ध्य-क्षेत्र में यमुना और शोन' नदियों के बीच अवस्थित थे । 

बुलि राज्य और कालामस राज्यों के बारे में बहुत थोड़ा ही विवरण मिलता 
है । धम्मपद की टीका में बुलि राज्य का उल्लेख अल्लकप्प राज्य के रूप में 
आया है। टीका में यह भी कहा गया है कि यह राज्य सिफ़ ३० मील ( १० 
लीग ) की लम्बाई में था । इस राज्य के राजाओं के बारे में प्राप्त विवरण से 
पता चलता है कि इनका वेधादीपक राजा से घनिष्ठ संबंध था। अतः यह माना 
जा सकता है कि अल्लकप्प वेथादीप से अधिक दूर नहीं था। वेथादीप में ही वह 
प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था, जिसने बुद्ध की जन्मभूमि' में उनकी अस्थियों को 
प्रस्तर-खएडों से आच्छादित किया था | कालामस कदाचित्‌ उस प्रसिद्ध दा्शनिक 
के वंशज थे, जिसका नाम आलार था और जो बुद्ध के सम्बोधि' प्राप्त करने 
के पहले तक उनका शिक्षक था। कालामस के निगम ( नगर ) केसपुत्त से हमें 
केशिन-वंश की याद आती है जिनका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण" में मिलता है। 
इनका उल्लेख सम्भवतः पारिगनि' की अधष्टाध्यायी में भी है। ये लोग ऋग्वेद" 
के पांचाल और दाल्म्यों से भी संबंधित थे । यही बाद में गोमती के तट पर आ 
बसे । केसपुत्त बाद में कोशल में शामिल कर लिया गया और यहाँ के लोगों 
ने कोशल' जैसे शक्तिशाली राज्य की सत्ता स्वीकार कर ली । 

मोरिय-बंश वही था जिसने मगध को मौर्य-बंश जैसा राजवंश प्रदान किया 
था।' इनको कभी-कभी शाक्य-वंश से भी उद्भत कहा जाता है, किन्तु इसकी पुष्टि का 


१, महाभारत, ॥. 30. 0-]; हरिवंश; 29. 73; 2077», ॥, 
3495; सुप्र, 9. !83, 

२. निद्ाए्थाते (७000 560९8, 28, 9 247. 

३. मज़ूमदार शासत्री वेधादीप को कसिया बताते हैं (467, 924, 74); 
देखिये फ्लीट, 7/९.4७, ।906, 9. 900 7; ००9 के अनुसार वेथादीप बिहार 
के बम्पारन ज़िले में बेतिया' तामक स्थान का नाम था । 

४, बुद्धचरित, >>, 2. 
एत्बाह 4०७, ४०, ॥, ?. 86. 

, शा. +. 65, 

. ५. 6. 

: अंगुत्तर निकाय ( 75, , 88; निपात ता, 65) । 

« तदुपरान्त ब्राह्मण चाणक्य के मार्यों के उत्तम कुल में उत्पन्न चन्द्रगुप् 
नामक एक सुन्दर सजीले युवक को जम्बूदीप का शासक बनाया “गेग र, महावंश, 
9 27; 277/, 7॥ 673. 





॥2 3 & #१ «८ 


मगध का उत्थान १७१ 


अभाव है। तत्सम्बन्धी प्राप्त सामग्री में दोनों वंशों' को अलग-अलग माना 
गया है | मोरिय नाम मयूर से बना है। कहते हैं मोरिय-बंश के लोग जहाँ 
बसे थे वहाँ हमेशा मोरों का स्वर गजता रहता था। मोरिय-वंश की राज- 
धानी पिप्पलिवन को ही न्याग्रोधवन या बरगदों का कुंज भी कहा जाता था। 
हे नसांग ने भी अपने लेखों में इसकी चर्चा की है। यहाँ पर एम्बर-स्तूप' भी 
था, जिसके बारे में फ़ाहियान ने लिखा है कि यह स्थान कुशीनर से १२ योजन 
या ५४ मील पश्चिम में है । 


यहाँ पर इन गरातन्त्रों के अन्दरुूती संगठन पर थोड़ा विचार कर लेना 
अप्रासंगिक न होगा, यद्यपि यहाँ इतनी गुंजाइश नहीं है कि इनका विशद्‌ 
वर्णन दिया जाय । इन गणतन्त्रों में मुख्यतः दो वंशज थे । ये वंश शाबय और 
कोलिय-बंश के, या कुशीनर के मल्‍ल और पावा राज्य के मल्‍ल थे । वृज्जि और 
यादव वंशों की तरह उपर्युक्त बंशों की भी अनेक शाखाएँ थीं । इन राज्यों में 
सबसे विशेष बात यह थी कि इनमें कोई ऐसा पुश्तैनी राजा न था जो पूरे 
राज्य पर शासन करता। इन राज्यों में बेसीलियस नामक राजा यदि हुआ भी 
होगा तो उसने केवल न्याय-प्रशासन का ही सचालन किया होगा। इन देशों का 
सबसे प्रभावशाली व्यक्ति अध्यक्ष ( गणपति, गणाज्येष्ठ, गएाराज तथा संघमुख्य ) 
एवं उसकी मन्त्रि-परिषद्‌ थी । शासक-वर्ग के लोग ही मंत्रि-परिषद्‌ में होते थे। 
वैशाली का चेदक भी ऐसा ही गरापति या संघमुख्य था। वह मरुदगण' 
राज्य का ज्येष्ठ या अध्यक्ष था। जैन-पग्रन्थों के अनुसार राज्य की सर्व- 
शक्तिमान, कार्यकारिणी ( $5ए०7९०एा९ 75०८ए४०८ ) के सदस्यों की संख्या 


१. महापरिनिब्बन सुत्त । 

२. रीज़ डेविड्स, 8४००४/४४8/ 597८5 9. 35; वाट, 2268 (/४८४८६४, 
पर, 97. 23, 24; कनिघम, 467, नवीन संस्करण, 97 49] , 496 ६: 

३. 467, नवीन संस्करण, 49];लेगि, 726 68, 9. 79; वा्टर्स, ।, 4; 
देखिये 7.72, 903. चकि गोरखपुर से ३५ मील पूर्व की ओर कसिया (कुशी- 
नारा , कुशीनगर) है, अतः मौर्यो का नगर कुशीनगर से बहुत अधिक दूर न रहा 
होगा । ऐसा प्रतीत होता है कि अनोमा के पार कोलियों तथा उसी नदी के तट 
पर अनुपिया के मल्लों से भी मौर्यो का अधिक निकट का सम्पर्क था। 

४. ऋग्वेद, [, 23,8; देखिये, 77. 23.. 


१७२ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


६ हुआ करती थी ।' इनके अतिरिक्त उपराजा और सेनापति भी होते थे जो न्याय 
तथा सेना का काम देखते थे। पाली के महल्लक तथा वायु पुराण के 
महत्तर में इनके संबंध में कहा गया हैं कि सभी नागरिकों का कत्तव्य है कि वे 
इन शासकों का आदर एवं समर्थन करें। 


उस समय कुछ ऐसे भी राजवंश थे जिनमें एक स्वस्थ न्याय-व्यवस्था थी, 
तथा अधिकारियों की अनेक श्रेणियाँ हुआ करती थीं। कोलिय-राजवंश में तो 
पुलिस भी होती थी जो जनता पर ज़ोर-जुल्म करने और उनसे पैसा ऐंठने के लिये 
बदनाम थी । उस समय परम्परा एवं धर्म के प्रति आस्था और मंदिरों तथा 
पुजारियों की व्यवस्था से उस धर्म की याद आती है जो प्राचीन बेबीलोनिया 
तथा आज के निष्पॉन (जापान) में विद्यमान है । 


तत्कालीन स्वतन्त्र गणतन्त्रों की मुख्य संस्था का नाम परिषा था। यह एक 
लोकप्रिय सभा होती थी जहाँ सभी बूढ़े व युवक एक दूसरे से मिलते, निर्णाय 
लेते तथा उसे कार्यान्व्रित करते थे। जनता को सभा-स्थल पर एकत्र करने के 
लिये एक सरकारी अफ़सर नगाड़ा बजा कर एलान करता था । पालि-अन्यों में 
सभा-स्थल को सन्‍्थागार कहते हैं। यह सभा उसी प्रकार होती थी, जिस प्रकार 
जैमिनीय उपनिपद्‌ में वरित कुरु-पांचाल सभा होती थी। बौद्ध-ग्रन्थ विनय पिटक 
तथा महागोन्दि सुत्तत्त में भी ऐसी सभाओं का उल्लेख मिलता है। ऐसी सभाओं में 
सभी सदस्य आकर शान्तिपूर्वक बैठते थे । सभापति सभा में प्रस्तावित कार्यक्रम 
सबके सामने रखता था और सदस्यगणा अपने-अपने विचार प्रकट करते थे । अन्त 
में सर्वसम्मति' से जो निर्णय होता था वही मान्य होता था । यदि कोई विवाद(इसे 
संवाद भी कहते थे ) खड़ा हो जाता था तो मामला मध्यस्थों के सुपुर्द कर दिया 


६. नव मल्‍्लई, भव लच्छई आदि । सुप्र, 9. 25. न्यास में शासन 
करने वालों की सख्या ३०० थी । क्षुद्रकों द्वारा नगर के गणमान्य व्यक्तियों को 
सन्धि आदि करने का अधिकार था। परन्तु, यह नही ज्ञात है. कि इनकी संख्या 
क्‍्याथी? 

२. वायु पुराण, 96, 35, 

३. 7079९, ॥. 690. 

४. “बाय 540085, ॥. 78, नगाड़े का प्रयोग दशाह वंशज भी करते 
थे (महाभारत, 3. 220, 4) 


५. जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण, [! 7,65; (०७6, 7758 ४४, [, 76 
देखिये €द्धाएर .०८., 98, 80 ह# 


मगध का उत्थान श्छ३े 


जाता था । इन स्वतन्त्र राज्यों की उपर्युक्त सभाओं में प्रयुक्त होने वाले आसन 
प्रज्ञापफक' (३०७६ 9>९(0:९7९१), बत्ति' (ज्ञप्ति, 70000), “शलाका गाहापक' 
( ०2॥07-८०॥९८६७०४ ),. गशापुरक' ( ७४० ), तथा 'उन्बाहिका' ( १९६- 
एशातृप7) शब्दों का भी उल्लेख मिलता है । 


३. छोटे रजवाड़े तथा बड़े राज्य 


युयों से भारतीय इतिहास की मुख्य विशेषता यह थी कि समूचे देश में बहुत- 
सी छोटी-छोटी रियासते थीं तथा वे अपने पड़ोसी राज्यों से किसी पर्वत, जंगल 
या किसी रेगिस्तान से अलग रहती थीं। ये छोटे-छोटे नरेश किसी जंगल, पहाड़ 
की तलहूटी या किसी मरुवन में, जहाँ भी इनकी राजधानी होती थी, अपना शानदार 
दरबार लगाते थे, चाहे उनका राज्य समूचे देश की प्रमुख राजनीतिक धारा से 
अलग ही क्यों न रहा हो । इन छोटे-छोटे राज्यों की संख्या बता सकना असम्भव- 
सा ही है। बिम्बिसार के युग में इन छोटे-छोटे रजवाड़ों का उत्थान-पतन भी हुआ । 
फिर भी, इन राज्यों में से कुछ का उल्लेख तो आवश्यक ही है । इनमें से गान्धार 
भी एक राज्य था, जो आम्भी के पूर्वजों पौष्करसारिन या पुक्‍्कुसाति-बंश द्वारा 
शासित था | बिम्बिसार की रानी खेमा के पिता द्वारा शासित प्रदेश माद्र 
कहलाता था । रुद्रायन' द्वारा शासित रोरुक राज्य, सोबीर या सिन्ध की घाटी सें 
स्थित था । अवन्तिपुत्त, शुरसेन राज्य पर राज्य करता था। हढ़वर्मन और ब्रह्मदत्त 
के राज्य का नाम अंग था । 


इन थासकों के जातिगत सस्बन्धों के बारे में कुछ कह सकना बड़ा कठिन-सा 
है। किन्तु, इनके नामों से ऐसा संकेत मिलता है कि या तो थे लोग स्वयं आर्य थे, 
अथवा आर्य-संस्कृति से पूर्वप्रभावित थे । कुछ राजे तो निश्चित रूप से निषाद 
कहे जाते थे । पालि-प्रल्थों में वर्णित आलवक-बंश के लोग, जो यक्षों के देश में घने 
जंगलों के निवासी थे, निश्चित रूप से अनार्य थे । 


इन राज्यों में आलवक' पर थोड़ा-सा प्रकाश डालना ज़रूरी है। यह 
छोटी-सी रियासत गंगा के समीप स्थित थी | कदाचित्‌ इसी स्थान पर चंत्रु 
अदेश था जहाँ कि एक बार ह्वनेसांग गया था। कनिचम और स्मिथ 


१. देखिये द्विव्यावदात, 9. 545. 
२. दैखिये सुत्त निपात, 588, 5, ता, 29-90, 


१७४ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


के अनुसार वर्त्तमान गाज़ीपुर' ही आलवक राज्य था। इसकी राजधानी आलवी' 
(सं अटबी, दे० अटविक) या आलभियाँ थी। कदाचित्‌ एक बहुत बड़े 
जंगल के समीप बसी होने के कारण ही राजधानी का नाम आलवी रखा गया 
था ।* अभिधानप्पदीपिका में आलवी' देश के बीस प्रमुख नगरों में एक मानी गई 
है। उन दिनों वाराणसी, सावत्थी, वैशाली, मिथिला, आलवी, कोशम्बी, उज्जैनी, 
तकक्‍्कसिला, चम्पा, सागल, संसुमारगिर, राजगह, कपिलवत्थु, इन्दपट्ट, उककट्ठ', 
पाटलिपुत्तक, जेत्त त्तर,' संकस्स” तथा कुसीनारा । चुल्लवस्ग में कहा गया है कि 
आलबी में अग्गालव मंदिर था जिसे भगवान बुद्ध ने अपने पदारपण से गौरवारिवित 
किया था। यह स्थान कोशल और मगध के बीच रास्ते में ही पड़ता था | उवासग- 
दसाव में आलभिया के राजा का नाम जियासत्त्‌ (जीतशत्र 7०ावृष्थ०त्ण ला९- 
एशं०७) बताया गया है। लेकिन, एसा लगता है कि जियासत्त्‌ उस राज्य विशेष 
के राजाओं की उपाधि हुआ करती थी । इसी प्रकार बाद के युग में 'देवानांपिय' की 
भी उपाधि झासकों' में प्रचलित थी । महावीर के समकालीन सावत्थी, कम्पिल, 





१, बाटर्स, १४८४ (४७6ष्ट, ॥, ?, 6), 340. 

२, सुत्त निपात; 7#6 2666 शा ॥80 “24४4 568085, ४० 4, 9. 275, 

३. उवासगदसाव, [7, 9. 03; परिशिष्ट, 9. 9-53. 

४, देखिये, 7॥6 900 ' #6 ककतव॑ 4906, ४०, !, 9. 60. 
हार्नले ने यह विचार प्रकट किया कि 'अटवी” से इस नगर का नाम लिया गया 
है तथा इसका उल्लेख अभिधानप्पादीपिका में भी मिलता है । अशोक तथा समुद्र- 
गुप्त के लेखों में जंगली राज्य तथा वहाँ के निवासियों के रहन-सहन आदि के 
सम्बन्ध में भी देखिये । 


५, कोशल राज्य का एक नगर (96/08४७ शा #6 #ब4४॥०, , !08) । 

६, चित्तोड़ के निकट (४. ., 70०५) । 

७. संस्कृत सांकाश्य अथवा कपित्थिका जो कनिघम के अनुसार उत्तर प्रदेश 
के फ़र ख़ाबाद जिले की इक्क्षुमती नदी के तट पर स्थित संकिस का ही नाम था 
(देखिये कनिघम, 467, नवीन संस्करण, 79. 4224, 706) ॥ 

८. ५7, 7; देखिये #द्दंवदां 3माहुए, 7५५ 47; 20/77./, ]. 295, 


€. बेबीलॉन में देवताओं के प्रिय” की उपाधि हम्मुरल्ी के समय में ही पायी 
गयी है (60७७, माफ, कब, छ. 57॥; 76, #फुलो-ुप्छ० 946, 9. 
24) । 

१०. ऐतरेय शाह्म॒ण में देखिये 'अमित्रानाम्‌ हन्ता! 78 इक 0४ 
८४४4४॥)० (89) में हत्थालवक को आलवबी का शासक बताया गया है । 


मगध का उत्थान १७५ 


मिथिला, चम्पा, वाशियगाम, वाराणसी तथा पोलसपुर आदि के राजाओं को 
ददेवानांपिय/ की उपाधि प्राप्ति थी ।' बौद्ध-लेखकों ने आलवक के समीप यव्ख 
राज्य का भी उल्लेख किया है । 


इस युग के इतिहास में न तो जंगल में बसने वाली छोटी-छोटी रिपासतों 
का और न नन्‍हें-नन्‍्हें गणातंत्रों का ही कोई महत्व था। इस काल में चार बड़े 
ही महत्त्वपूर्ण राज्य थे और वे थे कोशल, बत्स, अवन्ती और मगघ । 

कोशल के राजा महाकोशल के बाद उनका पुत्र प्रसेनदि ( प्रसेनजित ) 
गद्दी पर बैठा । कोशल राज्य बहुत विस्तृत था । कदाचित्‌ कोशल राज्य गोमती 
से लेकर छोटी गशडक और नेपाल की तराई से लेकर गंगा तक फैला था । 
कैमूर की पहाड़ियों के पूर्वी भाग में भी कोशल का विस्तार था। कोशल के 
अधीन कई राजा' भी हो गये थे । काशी, शाक्य और कालामस राज्य भी कोशल 
ही के अधीन थे । कोशल राज्य में दो मल्ल, बन्धुल तथा राजा का भतीजा दीर्घ 
चारायणा प्रभावशाली अधिकारी थे । इन्होंने कोशल-नरेश को छोटी गरण्डक के 
उस पार भी अपना प्रभाव जमाने में बड़ी मदद की थी । जैन-म्रन्थों के अनुसार ६ 
मल्ल रियासते भी काशी-कोशल की मैत्री स्वीकार करती थीं। कोशल-नरेश की 
मित्रता मगध के राजा सेनिय बिम्बिसार' तथा विसालिका-लिच्छवि से भी थी। 
इसी मैत्री के फलस्वरूप कोशल का राज्य पूर्व की ओर काफ़ी फैल गया था तथा 
राजा ने अपने राज्य को खूब संगठित कर रखा था। साकेत से सावत्थि के राजमार्ग 
पर लूटमार मचाने वाले डाकुओं को भी कोशल-तरेश ने कड़ाई से दबा रखा था । 


४22२3] साधुओं व पुजारियों के शान्तिपूर्ण जीवन में व्यवधान उपस्थित किया 
करते थे । 


१. प्र०९७४0]०९, उवासगदसाव, ॥, 99. 6, 64, 00, 03, 06, !8, 
66, शास्त्री द्वारा सम्पादित आर्य-मंजुश्नी-मुलकल्प, पृ० ६४४ में एक गौड़ राजा 
को जितशात्र_ कहा गया है । यह कहना बड़ी भारी मूखंतां होगी, जैसा कि हार्नले 
ने पृ० १०३॥ पर किया है कि जियासत्त, (जितशत्र ), प्रसेनजित तथा चेदग एक 
ही थे (देखिये ॥##८7०8 (४//६४०८, ॥, 9. 806) । 

२, देखिये सुत्त निपत्त, 58#, ४०. ४. ४, ७. 45. 

३. राजाओं के सम्बन्ध में जानने के लिये देखिये, 68४८, 70. , 59. 

४. मज्किम निकाय, ॥, 9. 8. कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा लेखों (नीति- 
विजित चारायण:, /%#. 64., ॥7], 20) में वशित इसी नाम का व्यक्ति 
कदाचित्‌ यही था । इन लेखों के अनुसार वह अर्थशास्त्र का लेखक तथा वात्स्यायन 
के अनुसार काम-विषय का पंडित था । 

५. मज्मिम निकाय, [], 9. 80. 


मगध का उत्थान १७७ 


लड़की वजिरा या वजिरि कुमारी' मगध के राजा विम्बिसार के उत्तराधिकारी 
अजातशत्र, की रानी हुई थी । उक्त राजकुमार और राजकुमारियों के जीवन की 
अवेक घटनायें बड़ी ही स्मरणीय हैं | कोशल-नरेश और अजातशत्र के बीच युद्ध 
हुआ था । पृत्र के विद्रोह से पिता का सिहासन छिता था। बाद में कोशल-नरेश 
के रंगमहल में एक दासी-पृत्री भेजी गयी थी, जो राजकुमार की माँ बनी । 

मगध के युद्ध के फलस्वरूप राजा पर बड़ी विपत्ति आई उन्हीं दिनों उसने 
एक माली की लड़की 'मल्लिका' से विवाह कर लिया । मल्लिका अपने जीवन भर 
राजा के जीवन को माधुर्यपुर्णा बनाये रही और स्वयं उसने भी काफ़ी ख्याति 
अजित की । मल्लिकारम नामक उपवन में काफ़ी कथा-प्रवचन' हुआ करते थे । 
यद्यपि राजा ब्राह्मणों का एक बड़ा प्रश्रयदाता था, किन्तु मल्लिका भगवान बुद्ध की 
उपासक थी और उनके उपदेशों का ही अनुगमन करती थी । राजा की दो बहने" 
भी थी, जिनके नाम मल्लिका और सुमता थे । ये दोनों बहने अशोक के समय की 
कारंवाकी और हर्ष के समय की राज्यश्री के समान ही अपनी दानशोलता व 
उदारता के लिए प्रसिद्ध थीं । 

कोशल राज्य के अन्दरूनी संगठन के अध्ययन से भी काफ़ी महत्त्वपूर्ण साम- 
ग्रियाँ मिलती हैं । समूचे राज्य की एक केन्द्रीय मंत्रि-परिषद्‌ होती थी। किन्तु, राजा 
की इच्छाओं पर मंत्रि-परिषद्‌ का तनिक भी नियंत्रग नहीं होता था। कुछ ग्रन्थों में 
कोशल के मंत्रियों के नाम दिये गये हैं जो मृगधर," उग्ग, सिरिवड्‌ढड, काल तथा जुन्ह 
है । राजा के पास सेनापति के रूप में कई मल्ल-योद्धा तथा उसका बेटा 
युवराज स्वयं था। सड़कों पर राजा के सिपाही पहरा देते थे। राज्य का कुछ भाग 
ब्राह्मणों को दे दिया जाता था और वे उस भाग पर राजा की तरह रहते थे । 

_ किन्तु, उक्त प्रकार के सगठन की कमज़ोरी जल्द ही उभर कर सामने आई और 

१. सज्किम निकाय, [!, 9. 0, न 

२. /0772/, ], 455-57. कहा जाता है कि जेतवन मामक प्रसिद्ध स्थान 
का नाम प्रसेनजित के एक पुत्र के नाम से लिया गया है । 

रे, छक्‍द्वांग्ट्प्क थी #6 07%4/प, , 0.0. 308, 288. पसेनदी ने बुद्ध तथा 
उनके शिषप्यों के लिग्रे क्या किया, यह जानने के लिय्रे गग्ग जातक नं० ।55 देखिये । 
महान्‌ यज्ञ के लिये की गई तैयारी के विषय में #क्काहार्व $दाआा28, 7. ।02 का 
अध्ययन कीजिये । 

४. 70770, ], 686, 472, 245. 

पर, देखिये [तृ०८०:०॥८, उवासगदसाव, [[, &ए9])७फ000, 9. 06; 7277४, 
[, 332, 572, १60; ॥, 46. 


श्र 


#5 


कींए वंत 2फि 


पट 


वैध 





६ए 7 बह फ पर 


जा 
में 
शुन्ह 


ब्रेटा 


शा 


थे । 


और 


थाने 


तथा 
बये । 


० का 


72.४, 


न कं पल 


१७८ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


राज्य का पत्तन हो गया । राजा के जो मंत्री अधिक दानशील या उदार होते थे 
उनकी अपेक्षा मितव्ययी नीति का मंत्री अधिक पसन्द किया जाता था | एक बार 
तो एक मितव्ययी मंत्री से प्रसन्‍न होकर राजा ने सात दिन के लिये उसे अपना 
राजपाट तक सौंप दिया था । ब्राह्मणों को अधिक अधिकार दे देने से राज्य में कुछ 
विकेनद्रीकरण की भावना आ गई थी, किन्तु सेनापतियों व अफ़सरों के कड़े व्यवहार 
तथा राजा होने पर युवराज के निर्देयतापूर्ण कार्यों से राज्य का विनाश 
जल्दी ही हो गया । 

इसी काल में कोशल राज्य के दक्षिगा में वत्स राज्य अवस्थित था। यहाँ के 
राजा शतानीक परन्तप के बाद उनका लड़का उदयन गद्टी पर बैठा । प्राचीन 
कहानियों में उदयन को अनेक कथाओं के नायक श्री रामचन्द्र, नल तथा पाणइवों 
का प्रतिद्वन्द्दी कहा जाता है | धम्मपद की टीका में यह बताया गया है कि अवबन्ती 
के राजा प्रद्योत की कन्या वासुलदत्ता या वासवदत्ता किस प्रकार उदयन की रानी 
बनी । इसमें वत्स के राजा की दो अन्य पत्नियों की चर्चा भी की गई है। इनमें 
एक तो कुरू-ब्वाह्मगा की कन्या मागन्धी थी तथा दूसरी कोषाधिकारी धोषक की 
दत्तक पृत्री सामावती थी । मिलिन्दपन्ह नामक ग्रन्थ में गोपाल-माता नामक एक 
किसान-कन्या का उल्लेख है | यह भी राजा की एक पत्नी थी । स्वप्तवासबदत्ता' 
तथा कुछ अन्य ग्रन्थों में मगध के राजा दर्शक की बह्विन पञ्मावती को भी उदयत 
वी रानी कहा गया है। प्रियदर्शिका में कहा गया है कि अंग राज्य के राजा 
हृढ़वर्मन की पृत्री आरशयका के साथ उदयत का विवाह हुआ था। “रकज्ावली' के 
अनुसार एक बार राजा उदयन अपनी बड़ी रानी वासवदत्ता की दासी सागरिका 
के प्रेमपाज में बंध गया था । कालिदास के 'प्राप्य-आवन्तिम्‌ उदयन कंथा-कोबिद 
ग्राम-वृद्धान्‌' (मेघदूत) शब्दों से स्पष्ट है कि कालिदास के समय में अवन्ती भर में 

१. इस दन्तकथा का सम्पूर्ण विवरण जानने के लिये प्रो० ,फेलिक्स लकोट 
द्वारा लिखित तथा 7१6९., #&.)४. "3०7१ द्वारा अनूदित फछकूओ # #॥8 
(एाग्रबब/फ्द दा हीह. 27#व#70/० देखिय्रे ; इसी सम्बन्ध में और भी 
देखिये. कहता एु. औह.. मावार्बदाईवश... शफ्प्रधाट,... )920-2]; गुणों, 
#/2/ब6००, एिंबंदावाद दा 5700 द-+वै गुगांत [62९7०"; |, 500, (7/#6 
ररिवंवार मी :4र्ीफाव. 29457 ( 7770 , 930, 99. 6578-700 ) 4 
पिया), ]ब९४णा बाते (08069, प्रियदशिका, वैसा मी ; दाह 
(009, ०., 3352 ल्‍ ॥ ; रबद्ा/क्रिर॑क०, 72770, ।, 379-80 ; 7, 36 
859, 


२. देखिये अनुपमा, दिव्यावादन, 36. 
३. (५, 8, 25; /0707.४, [, 3279-80. 


मगध का उत्थान १७६ 


वृद्धजनों द्वारा उदय को कहानियाँ कहो और सुनी जातो थीं। जातकों में भी राजा 
उदयन के चरित्र पर कुछ प्रकाश डाला गया है | मातज् जातक को प्रस्तावना 
में कहा गया है कि एक बार मदिरा के नशे में उदयन ने पिंडोल भारद्वाज को 
बड़ा उत्पीड़न दिया था। उनके शरीर पर काटने वाली चीटियों का भोटा बैँधवा 
दिया था । ग्यारह॒वी शताब्दी के विद्वान सोमदेव द्वारा लिखित कथा- 
सरित्सागर' में उदयन की दिग्विजय का वर्शान किया गया है। श्रीहर्ष-लिखित 
प्रियदर्शिका' में कहा गया है कि उदयन ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और 
अपने श्वसुर हृढ़वर्मन का खोया हुआ राजपाट वापस लाकर उन्हें पुन: सिहासना- 
सीन किया था । हृढ़वर्मन अंग राज्य के राजा थे। यद्यपि लोककथाओं से ऐति- 
हासिक तत्त्व निकालना काफ़ो कठिन-सां काम है, तो भी इतना तो स्पष्ट ही है 
कि उदयन एक महान राजा था जिसने अनेक देशों को जीता और मगघ, 
अंग तथा अवन्ती की राजकुमारियों से विवाह किया। उदयन का सितारा 
बड़ी तेज़ी से बुलन्दी पर चढ़ा। उदयन के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी 
न रहा । राजमहिषी का १त्र बोधि शान्तिपूर्ण जीवन का प्रेमी था और उसने 
अशान्तिपूर्णा राजनीतिक जीवन की अपेक्षा घने जंगलों में जाकर मनन-चिन्तन 
का मार्ग चुना | बोधि संसुमारगिरि पर चला गया। अनेकानेक युद्धों से जर्जर 


उदयन का राज्य अन्ततः पडोसी राज्य अवन्ती के शासकों की राजलिप्सा का 
शिकार हो गया और उज्जैन के शासक यहाँ राज्य करने लगे ।' 


उदयन के समय में अवन्ती में चणड प्रद्योत महासेन राज्य करता था जिसकी 
कन्या बासवदत्ता उदयन की बडी रानी थी। प्रद्दीत के बारे में महावग्ग में कहा 
” गया है कि वह एक निर्दयी शासक था । प्राणों में उसे 'नयवजित' कहा गया 
है । यद्यपि उसकी नीति ठीक न थी, किन्तु पड़ोसी राजे उसके अधोन थे--स वें 
प्रतत सामन्त: । एक बार उसने वत्स के राजा को क़ैद कर लिया था तथा मथुरा 
राज्य के भी सम्पर्क में था। मज्मिम निकाय" में कहा गया है कि बिम्बिसार के 


१. त्वानी द्वारा अनूदित, ४७० ), 99. 48 ४. 

२, 8८ 4५ए५, 

३. देखिये “आवश्यक्र कथानक' में मशिप्रभा की कथा ; जैकोबी, परिशिष्ट- 
पर्बन्‌ू, ह्वितीय संस्करण, »| ; कथा-सरित्सागर, ॥, 9, 484. भद्नेश्वर ने 
अपनो पुस्तक 'कहावली'” में, जिसे उन्होंने आवश्यक कथानक (7५) से उद्ध।त्त किया 
है, लिखा है कि प्रद्योत का प्रपौत्र मणिप्रभा कौशाम्बी का झ्ञासक था, जबकि 
उसका भाई अवन्तिसेन उज्जैन अथवा अवन्ती का शासक था । 

४. 587, एएा, 9. 87. 

५, वा, 7, 


१८० प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


पत्र अजातशत्र, ने राजगृह के चतुदिक क़िलेबन्दी करा रखी थी क्योंकि उसे 
भय था कि कहीं प्रद्योत आक्रमण न कर दे । इससे स्पष्ट है कि अवन्ती का प्रद्योत 
अपने पडोसियों के लिये भी डर का कारगा बना था। प्रद्योत ने पृष्करसारित 
तथा तक्षशिला के राजा पर भी आक्रमण किया था । 


४. सगध का चन्द्रभा-बिम्बिसार 


जैन-कथाओं के अनुसार एक वार अब्न्ती के प्रद्योत ने विम्बिसार' के जीवन- 
काल में ही राजग्रह पर आक्रमण किया था । शुरू-शुरू में जिस राजकुमार ने 
मगध की राजमसत्ता की नीव डाली, इतिहास को अब कदाचित्‌ उसका नाप 
तक भी याद नहीं रहा । वह दक्षिरमी विहार के किसी छोटे सामन्‍्त का बेटा था । 
कतिपय ग्रन्थों में एक काल्पतिक नाम देकर इस दोष को दूर कर दिया गया 
है । कहते हैं, जिस वंश से उक्ते रातकुमार का सम्बन्ध था, उसे हम॑द्भू-कुल 
कहते थे । जैसा कि हम पहले भी देख चुके है, हमें प्राणों के अलावा अन्यत्र 
से प्राप्त सामग्री की उपेक्षा नही करनी चाहिए। नवयुवक विम्बिसार का राज्या- 
भिषेक उसके पिता द्वारा उसकी १५ वर्ष की आयु में सम्पन्न हुआ था । बिस्बि- 
सार सेखिय या श्रेणिक की उपाधि भी घारण करता था। बिम्बिसार का राज्या- 
भिपेक इस अर्थ में भी स्मरणीय रहा कि उसके € सौ वर्ष बाद पुनः एक राजा 
ने अपने राजकुमार को गोद में लकर मगध के राजसिहासन पर बिठाया और 
उससे राज्य की रक्षा करने का आग्रह किया । 


१. प्रयोत इस युद्ध में असफल रहा। पृष्करसारित तथा पांदव के बीच 
युद्ध हो जाने से ही उसका सम्पूर्णा विनाश होते-होते बचा ( 79060 0# 
(064१४, )76) । 


२, वह राजकुमार अभय की चालाक़ियों का शिकार हुआ ( देखिये, 
मद ही 060. #/क्ञा्बकांद इक, 920-2], 3; 72775, 
), !28) । 

३, अनेक स्वर्गीय लेखकों द्वारा जो नाम दिग्रे गए हैं, उनमें से कुछ के 
नाम हैं---भाटियो (भट्टिय, बोधिस), महापञ्न, हेमजितत, क्षेमजित, क्षेत्रोजा 
अथवा (क्षेत्रोजा) । 

४. सुप्र, |), 9 

५. महावंश, गेगर द्वारा अनूदित, 9, 2. 


मगध का उत्थान १८१ 


नये राजा को समूचे राज्य की सभी परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान था। उत्तर 
में वृजि (वज्जि) की सैनिक शक्ति दिनोंदिन बढ़ती जा रही थी । पास-पड़ोस के 
महत्त्वाकांक्षी राजा अपने राज्य-विस्तार की नीति पर चल रहे थे । मुख्यतया 
श्रावस्ती और उज्जैन राजधानियों से उक्त आक्रामक नीति का आविर्भाव हुआ था । 
इन दिनों उज्जैन का राजा और तक्षशिला के पुष्करसारिन से शत्रुता चल रही 
थी । तक्षशिला के राजवंश को उसके कई दुश्मनों ने परेशाव कर रखा था। 
पंजाब के शाकल तक कैले हुए पांडब भी तक्षशिला को डराते-धमकाते रहते 
थे। तक्षशिला के राजा ने मग॒ध से सहायता माँगी | यद्यपि राजा बिम्बिसार 
अपने गांधार देश के मित्र राजा को क्ूतार्थ करना चाहता था और अपने पूर्व 
के पड़ोसियों से चल रहे भगड़े को भी समाप्त करना चाहता था, तो भी भ्रद्योत्त 
या किसी अन्य सैन्य-सामन्त के सम्पक में नही आना चाहता था । 

एक बार अवन्ती के राजा को पार रोग हो गया था तो बिम्बिसार ने 
उसकी चिकित्सा के लिये वैद्यराज जीवक को भेजा था । यूरोप के हैप्सबर्स्स तथा 
वोरनन्‍न्स की तरह विम्विसार भी राजवशों से वेवाहिक सम्बन्धों का समर्थक था । 
उसने मादा, कोशल तथा वैशाली से वैवाहिक सम्बन्ध क्रायम भी किये। बिम्बिसार 
की यह नीति बहुत ही महत्त्वपूर्ण थी। उसके द्वारा उपर्युक्त सैन्य-शक्तिप्रधान 
राज्य बिम्बिसार से सन्तुष्ट ही नहीं रहे, वरन्‌ उन्होंने मगध को पश्चिम तथा 
उत्तर की ओर फैलने में भी मदद दी। कोशल से आई बिम्बिसार की राती 
अपने साथ काशी ग्राम भी लाई। काशी से १ लाख का भू-राजस्व प्राप्त होता 
था। कोशल की ओर से राजकुमारी के स्नान व श्ुगार' के खर्च को पूरा 
करने के लिये उक्त ग्राम मगध को मिला था । वैज्ञाली से हुए सम्बन्ध से भी 
तत्काल कुछ परिणाम निकले । 

१. कहा जाता है कि शाकल ( माद्रा ) की राजकुमारी खेमा ही बिम्बिसार 


की मुख्य रानी (प्रेमिका) थी । क्‍या तोलेमी के समय में शाकल में पाये जाने 
वाले पाण्डवों से भी उसका कोई सम्बन्ध था ? 


२, 0॥वाककाबशवर्दण (कामरालावा), (सिक्नाश्था0, 29, 60; 30, 225) 
के अनुसार बिस्बिसार तथा पसेनदी एक दूसरे की बहन से विवाह कर 
वैवाहिक सूत्र में बंधे थे । 

३. देखिये जातक संख्या 239, 283, 492। तुृष जातक ( 338 ) 
तथा मूषिक जातक (373) के अनुसार कोशल, की राजकुमारी ही अजात- 
शत्रु की माता थी । “जातक' की भूमिका में कहा गया है कि “अजात- 
शत्र के गर्भ में आने के समय, कोशल-कुमारी की यह तीव्र उत्करठा हुई 


१८२ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


अपनी कुशल कूटनीति के फलस्वरूप ही बिम्बिसार को अपने शत्रु अंग 
से संधर्ष करने का अवसर मिला और अन्त में बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त' को हरा- 
कर अंस राज्य पर अधिकार जमा ही लिया। महावग्ग' तथा शोणादरणडड सुत्त 
दोनों ग्रन्थों से भी बिम्बिसार की अंग राज्य पर विजय की पुष्टि होती है । इन 
ग्रन्थों में लिखा है कि राजा बिम्बिसार ने चम्पा नगर से प्राप्त होने वाली आय 
ब्राह्मण शोणदरड को समर्पित कर दीथी। जैन-प्रन्थों में मिलता है कि अंग 
राज्य एक अलग प्रान्त था और मगध के युवराज द्वारा शासित था। चम्पा 
इसकी राजधानी थी । राजा स्वयं राजग्रह-गिरिब्रज” में निवास करता था। 
इस प्रकार कूटनीति और ताक़त के बल पर बिम्बिसार ने अंग राज्य तथा काशी 
के एक भाग को मगध में मिला लिया था। फिर तो मगध निरन्तर बिस्तार की 
ओर बढ़ता ही गया, और तब तक बढ़ता गया जब तक कि महान्‌ अशोक ने 


कि वह महाराज बिम्विसार के दाहिने घुटने का रक्तपान करे ।” संयुक्त 
निकाय (.9८७४ ९/ #7#4७४ उ६१४४६४, 0) में कोशल के पसेनदी ने अजातश्त्र 
को अपना भानजा कहा है। 7666 व िवंशबद उबकह5, ४०), 4, 
।. 5६॥ में महा (मद्रा) अजातशत्रु की माता का नाम प्रतीत होता है । 
तिथ्वत के एक लेखक ने उसे बासवी कहा है (देखिये /277/2,४, ।. 34) । जैन- 
लेखकों ने वैशाली के चेतक की पुत्री चेलना (छलना) को कृशिक-अजातशरत्र 
की माता बताया है। निकायों में अजातशत्रु को वैदेही-पुत्र (विदेह की राजकुमारी 
का पुत्र ) कहा गया है । यह कथन जैन-कथन की पृष्टि करता है, क्योंकि 
विदेह वैज्ञाली ही में था । बुद्धघोंष के अनुसार विदेही वेद-इह वेदेन इह॒ति-< 
मानसिक प्रयत्न, अर्थात्‌ वह उन्नत मष्तिष्क वाली राजकुमारी का पुत्र था। 
इस सम्बन्ध में हमें याद रखना चाहिये कि कोशल के राजा पर-आटणार 
की उपाधि 'विदेह' थी, अतः महाकाव्य में अनेक राजकुमारियों को कौशल्य 
कहा गया है । अतः वैदेही पत्र कहने मात्र से ही यह सिद्ध नहीं हो जाता 
कि वह कोशल-राजकुमारी का पत्र नहीं था। एक अन्य स्रोत के अनुसार 
“चेल” (छलना) को भी बैदेही कहा गया है. क्‍योंकि वह बिदेह से लाई 
गई थी (.470, ॥, 20) 

१, देखिये 7.499, 9]4, 9. 32]. 


२, देखिये ७82, हुए), 9. [. 

३, देखिये हमचन्द्र द्रा लिखित परिशिप्टपर्वबन, ( ४७त।, 22 ), और 
भगवती सूत्र तथा निरयावली सूत्र ( बारेन द्वारा सम्पादित, 9. 3 )। 
राजा सेणिय एवं चेलनादेवी का पूत्र राया कूरियय जम्बूदीप में, भारतवर्ष 
में चम्पानगरी का शासक था । 


४. सुत्त निपत्त, 5४872, %, ॥, 67, 


मगध का उत्थान श्फरे 


__ऑलिग-विजय के बाद अपनी तलवार रख नहीं दी । महावग्ग में लिखा है कि 
बिम्बिसार के राज्य में ०० हज़ार नगर थे । 
विस्बिसार के समय की इन सफल विजय-यात्राओं का एक कारण यह भी 
है कि राज्य का प्रशासन बड़ा ही कुशल और सशक्त था | बिम्बिसार अपने अफ़- 
सरों' पर बड़ी कड़ाई से हुकूमत करता था। वह प्रायः ग़लत सलाह देने वाले 
अफ़्सरों को बर्खास्त कर देता और जिस अधिकारी की सलाह उसे पसन्द आ 
जाती, उसे पुरस्कृत करता । राजा की उक्त नीति के कारण वस्सकार और 
सुनीथ जैसे अधिकारियों को ऊँचा स्थान प्राप्त हुआ । राज्य के उच्च अधिकारी 
(राजभट) कई वर्गों में विभाजित थे । वे वर्ग इस प्रकार थे--(१) सब्बत्थक 
(सामान्य मामलों का कर्त्ता-धर्त्ता), (२) सेनानायक महामत्त, तथा (३) वोहारिक 
महामत्त ( न्यायाधीश्ष वर्ग ) । हमें विनय” नामक ग्रन्थ में तत्कालीन न्‍्याया- 
धीज्यों के कार्यकलाप के सम्बन्ध में काफ़ी वर्णन मिलता है। इस प्रन्थ में यह 
भी बताया गया है कि अपराधियों को किस प्रकार उनके अपराध का त्वरित 
दगढ दिया जाता था। कारावास के अलावा ब्रेंत लगाने, दागने, सर काटने, 
तथा पसली तोड़ देने आदि की सज़ाएँ दी जाती थी। उपर्युक्त तीन वर्गों के 
अलावा अफ़सरों का एक चौथा वर्ग भी होता था । चतुर्थ वर्ग का अधिकारी गाँवों 
में होता था और किसानों की पैदावार पर दश्शांश कर लगाने व बसूलने की 
ज़िम्मेदारी उस पर होती थी । 
प्रान्तों में काफ़ी मात्रा में स्वशासन स्थापित था। हम चम्पा में एक उपराजा 
का उल्लेख देख चुके हैं। इसके अतिरिक्त मध्यकालीन यूरोप में जिस प्रकार 
* अर्ल और काउन्ट हुआ करते थे, बिम्बिसार के युग में उसी प्रकार मण्डलिक 
राजा" हुआ करते थे । विम्बिसार हमेशा ॥४॥् का९ (क्वृफ्ल'0" की 
तरह बहिर्ुंखी प्रवृत्तियों का दमन करता था। यह कार्य वह प्राय: अपने राज्य 
के ८० हजार नगरों से आये ग्राम-प्रधानों ( ग्रामिकों ) की सहायता से करता 
था। 
१. सम्भवतः स्टॉक की संख्या । 
२. बिनय पिटक (७|], 3,5) का बुल्लबग्ग देखिये; विचय पिटक, 3, 
73, 74 4; 207, 240. 


३. पाली लेख में वर्णित न्यायाधिकारी ( ##द/०्॑ 5७४65, वे, 
872) । 

४, (6॥0, धींडा, मर्द, !99, 

५, 07272.५, ॥, 898, 


श्दड प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


बिम्बिसार ने यातायात और संचार-व्यवस्था को भी विकसित करने का 
प्रयत्न किया । नये राजमहल की नीव डाली गई। ह्वनसांग ने अपने यात्रा- 
वर्णन में बिम्बिसार-मार्ग तथा बिम्बिसार-सेतु का उल्लेख किया है । हू नसांग ने 
यह भी लिखा है कि जब पुराने राजग़ह में आग लगी तो राजा ने श्मशान में 
नये नगर का निर्माण कराया । फ़ाहियान के कथनानुसार नये राजगह के निर्माण 
का श्रेय अज्ञातशत्र_ को था। राजदरबार में जीवक जैसे राजवैद्य का होना 
यह सिद्ध करता है कि विस्बिसार के समय में औपध-विज्ञान की उपेक्षा नहीं 
की जाती थी । 


एक अर्थ में बिम्बिसार अभागा था। प्रसेनजित की तरह वह भी अपने 
युवराज के पड़यन्त्र का शिकार हुआ । युवराज को उसने चम्पा' का वाइसराय 
(उपराजा) ही नहीं बनाया था, वरन्‌ उसे राजा के भी अधिकार प्रधान कर 
रखे थे। युवराज ने अपने पिता का ही अनकरगा किया। इतिहास जिसे 
अजातशत्र , कूणिक तथा अशोकचन्द अनेक नामों से जानता है, उस कृतन्न पृत्र 
ने अपने पिता को मौत के घाट उतारा। युवराज के इस जध्रन्य अपराध से मगर 
और कोशल के भी सम्बन्ध ख़राब हुए। डॉक्टर स्मिथ का कहना है कि यक्त हत्या 
युवराज की धामिक चर्चाओं से घुर्गा की प्रवृत्ति का परिणाम है । किन्तु, इससे 
पाली तथा अन्य खतरोतों से प्राप्त सामग्री के प्रत्ति संदेह होता है । अन्य स्रोत्तों से 
मिली सामग्री पर रीज़ डेबिड्स या अन्य इतिहासकार विश्वास करते हैं, तथा 
उनके आधार पर प्राप्त निष्कर्षों की प्रामाणिकता की प्रत्यक्ष था परोक्ष रूप से जैन- 
ग्रृत्थों : की सहायता से पृष्टि करते है । 
१ देखिये भगवती सत्र, निरयावली सत्र, परिशिष्टपवन्‌, [४, !-9 ; ४ै 
22; तथा कथाकोश , 9, !78 


२. चुल्लवग्ग, ४।[. 3, 5, राज्य-कार्य में बिम्विसार ने अपने अन्य पत्रों से 
भी सहायता ली थी | इनमें से एक अभय (उज्जैन की पद्मावती अथवा नन्‍्दा 
का पुत्र) ने प्रद्योत के पड़यंत्र को विफल करने में अपने पिता को सहायता दी थी । 
अम्बपाली हाला का पृत्र विमल कोरइन्न, छलना का पुत्र बेहाल, काल, सिलवत, 
जयसेन तथा पत्री चुन्दी का भी उल्लेख मिलता है। 


३. कथाकोश औपापत्ति सूत्र में उसे 'देवनुंपिय' कहा गया है ( 47, 88। 
08) । यह उपाधि ई० पृ० तीसरी शताब्दी के देवनांपिय' से मिलती है । 
४, जैनियों ने इस बात का प्रयत्न किया है कि कूणिक को पिता की हत्या 


करने से मुक्त किया जाये। जैकोंबी ने भद्रबाहु के कल्पसत्र (879, 9. 5) को 
लिखते समय निरयावली सत्र का उल्लेख किया है । 


मगध का उत्थान १८५ 


५- कूणिक-अजातशत्रु 


कूृणिक-अजातशत्र ने चाहे जिस ढंग से सिंहासन प्राप्त किया हो, किन्तु वह 
बड़ा ही सशक्त शासक सिद्ध हुआ । राजगृह की क़िलेबन्दी करवा कर उसने 
प्रतिरक्षा की व्यवस्था हृढ़ की तथा शोन और गंगा के सगम के समीप उसने 
पाटलिग्राम की नीव डाली,जों उसके राज्य का नया गढ़ बना | प्रसिया (या प्रा, 
यूरोप में) के फ्रेडरिक-द्वितीय की तरह अजातशत्र, ने अपने पिता की नीति 
का ही पालन किया, यद्यपि पिता से उसके सम्बन्ध कभी भी अच्छे नहीं रहे । उसका 
शासन हय॑क-बंश का चरमोत्कर्ष-काल था । उसने कौशल को ही नतमस्तक नहीं 
किया, काशी का ही कुछ भाग मगध में नही मिलाया, वरन्‌ उसने बेशाली को भी 
हड़प लिया। उसकी तथा कोशल की लड़ाई का उल्लेख बौद्ध-प्रन्थों' में भी मिलता 
है । कहते हैं, जब अजातश्श्रु ने राजा बिम्बिसार की हत्या की तो बिस्बिसार की 
रानी कोसलादेंबी की भी मृत्यु उसके वियोग में हो गई । रानी की मृत्यु के बाद 
भी मगध को काशीग्राम का राजस्व मिलता रहा । यह ग्राम रानी के शव गार- 
व्यय के हेतु दहेज में मिला था । किन्तु, कोशलाधीश प्रसेनजित का कहना 
था कि पिता की हत्या करने वाले को उक्त ग्राम नहीं मिलना चाहिए | युद्ध 
आरम्म हो गया । कभी तो प्रसेनजित काफ़ी भूभाग पर कब्जा कर लेता और 
कभी अजातश्त्र, कोशल के किसी भाग पर कब्जा कर लेता | एक बार अपनी परा- 
जय के बाद राजा प्रसेनजित श्रावस्ती भाग गया था । एक बार उसने अजातशत्र, 
को बन्दी बना लिया था, किन्तु चूंकि वह रिश्ते में भान्जा होता था, इसलिये छोड़ 
भी दिया गया । यद्यपि अजातशत्र्‌ की फ़ोज पर भी वह कब्जा कर चुका था, किन्तु 
बाद में उसे प्रसन्न करने के लिये उसने अपनी पुत्री वजिरा का विवाह अजातशत्र्‌ 
के साथ कर दिया | राजकुमारी और अजातशत्र के विवाह के बाद काशीग्राम 
पुन: सगध राज्य को दहेज में मिल गया और शान्ति स्थापित हो गई | किन्तु, 
राजकुमारी का पिता ३ वर्षों से अधिक समय तक चैन से ने रह सका | एक 
बार वह दौरे पर था कि कोशल के प्रधान सेभापति दीर्घचारायण ने राजकुमार 
विडृडभ को सिंहासन पर बिठाल दिया । भूतपूर्व राजा, विड्रृडभ के मुकाबले 

१ 7१% #क॑ शी #6 िक्षव्ध ईद्ा#ह, 4, 7: 09-40 ; 
देखिये संयुक्त निकाय, हेरितमात, बड्ढकी-सूकर, कुम्मा सपिशड, तच्छुसकर 
तथा भहसाल जातक | 


२, 27720, ता, 72. 
३. भदसाल जातक । 


१८६ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


अजातशत्र की मदद पाने के विचार से राजगरह की ओर भागा, किन्तु मगध की 
राजधानी पहुँचने के पूर्व ही उसे 5एडक लग गई और उसकी मृत्यु हो गई । 

मगध और वेशाली के युद्ध का वर्रान जैन-प्रन्थकारों ने अपने ग्रन्थों में 
पुरक्षित कर दिया है। कहा जाता है कि राजा सेशिय बिम्बिसार ने वेशाली के 
के राजा चेटक की कन्या तथा अपनी रानी चेल्लणा (छलना) के पुत्रों हलल और 
बेहल्ल को अपना प्रसिद्ध हाथी सेयराग (सेचनक---अभिषेक करने वाला ) तथा 
१८ लड़ियो का हीरे का एक हार भेंट कर दिया | अपने पिता से राज्य छोीतने 
के बाद कृशिय (अजातशत्र ) ते अपने छोटे भाइयों से उक्त दोनों उपहारों को 
बापस करने को कहा । अजातशत्र ने अपनी पत्नी पऊमावई (पद्मावती) के 
उकसाने पर ऐसा किया । छोटे भाइयों ने हाथी और हार वापस देने से इनक़ार 
कर दिया और अपने नाना चेटक के यहाँ भाग गये । अजातश्ात्र सीधे तरीक़े से 
हाथी और हार वापस न पा सका । फलस्वरूप उसने बेशाली-तरेश चेटक से 
यद्ध छेड़ दिया । बुद्धघोष की टीका सुमंगल-विलासिनी' के अनुसार, लिच्छुवियों 
द्वारा विश्वासधात मगध और वेशाली के बीच युद्ध का कारण था । यह विश्वास- 
धात कुछ क़ीमती हीरे-जवाहरात के प्रश्न को लेकर हुआ था। 

कतिपय पाली ग्रन्थों में भी बेशाली और मगध के युद्ध का उल्लेख मिलता है । 
भहावणा में कहा गया है कि एक वार मगध के दो मंत्री सुनीद (सुनीथ) और वस्स- 
कार वज्जियों के विरोध के लिये एक किले का निर्माण कर रहे थे । महापरिनिब्बान 
सुत्तत्त में कहा गया है कि “राजगृह को एक पहाड़ी पर वह परम सौभाग्यश्ञाली 
(महात्मा बुद्ध) रहा करता था | उस समय मगधघ का राजा अजातशत्र बज्जियों 

९. मगध-वंश में पद्मावती का उल्लेख इतनी बार हुआ है कि मानो यह 
किसी एक व्यक्ति विषेश का नाम न होकर कोई उपाधि रही हो । राजकुमार 
अभय की माता, अजातशत्र की एक रानी, दर्शक की एक बहन आदि का भी यही 
नाम था । कामसत्र में कहा गया है कि पश्मिनी हर प्रकार से पूर्ण एवं सुन्दर स्त्री 


को ही कहा गया है| हो सकता है कि यह नाम पौरारिक कथाओं से लिया गया 
हो । 


२. उवासगदसाव, !7, परिशिष्ट, 9. 7 ; देखिये त्वानी कथाकोश, 9. 
776 (६. 


३, वर्मी संस्करगा, १870 8, 0. 99. देखिये बी० सी० लॉ की 2४8४/४8//८ 
अब, 9. 299 ; 22720, ]।, 78. 


४, 3807, जै।, छ. 7ल्‍55, :५१॥।, 40; एववंधद।ध/ द)ाढ5, ४, 
]4 &८. 


मगध का उत्थान श्ष्छ 


पर आक्रमण करने का इच्छुक था । उसने कहा भी--पै वज्जियों का उन्मूलन 
कर दूँगा, चाहे वे कितने ही बली और ताक़तवर क्यों न हों । मैं इन बज्जियों को 
उजाड़ दूँगा, मै इन्हे नेस्तनाबृद करके रहूँगा ।'' 

अजातशत्र ने मगध के महामात्य ब्राह्मण वस्सकार को बुलाया--- ब्राह्मण ! 
इधर आओं, जाकर उस सौभाग्यशाली ( बुद्ध ) से कहो कि अजातशत्र ने 
वज्जियों का उन्मूलन करने का निश्चय किया हैं ।” राजा की बात सुनकर महा- 
मात्य ने जाकर बुद्ध से ज्यों का त्यों सुनाया । 

निरयावाली सूत्र में कहा गया है कि जब अजातशत्र ने वैशाली के चेटक 
पर आक्रमण की पूरी तैयारी कर ली तो चेटक ने लिच्छवि, मललक, काशी तथा 
कोशल के १८ गणाराज्यों' का आह्वान किया और उनसे कहा कि आप लोग 
चाहें तो अजातशात्र, की लालसा पूरी करे और नहीं तो उसके खिलाफ़ युद्ध 
करने को तैयार हों । मज्किम निकाय में कोशल और वैशाली के बीच काफ़ी अच्छे 
सम्बन्धों का उल्लेख मिलता है । इसलिये जैन-प्रन्थों का यह तथ्य' सन्देह से परे है 
कि काशी और कोशल के अलावा वैशाली तथा अच्य राज्यों में इस प्रश्न पर एकता 
हो गई । काशी, कोशल और वैशाली के अतिरिक्त अजातशत्र के अन्य शत्रुओं 
ने भी इस बार संयुक्त रूप से उससे मोर्चा लिया । मगध-कोशल और मगध-वज्जि 
के युद्ध एक मात्र युद्ध ही नहीं थे, वरन्‌ मगध के बढ़ते प्रभाव के विरोध में चल रहे 
आन्दोलन के प्रतीक भी थे । जिस प्रकार एक बार रोम के प्रभाव के विछुद्ध 
सेंमनाइटों, इद्रस्कनों तथा गौलों को संघर्षरत होना पड़ा था, उसी प्रकार मगध के 
विरुद्ध घुधुआते धुए' न भी युद्ध की लपटों का रूप ग्रहण कर लिया । 

कूणिय-अजाततशत्र के बारे में कहा जाता है कि उसने वैज्ञाली के युद्ध में 
महासिलाकर॒टय तथा रथमुसल युद्ध-यन्त्रों का प्रयोग किया था। महासिलाकण्टग 
एक प्रकार का इंजन होता था, और बड़े-बड़े पत्थरों को लेकर भीड़ पर फेंकने 
का काम करता था। इसी प्रकार रथमुसल एक प्रकार का रथ होता था, जिस- 
में गदा लगी होती थी। रथ जिस ओर से होकर गुज़्रता था, गदा उसी ओर 
सेकड़ों का काम तमाम कर देती थी ।* प्राचीन रथमुसल की तुलना आजकल के 
युद्धों में प्रयोग किये जाने वाले टेंकों से की जा सकती है । 

, (फ्मार्सड$ ० ६6 76एप्राणांटक्या टाॉंशा$, ए/, 725 ६॥६४. 

2. ५४०. ॥, 9. 0!. 

3. कहा जाता है कि अवन्ती के प्रद्योत ने भी अपने मित्र बिम्बिसार की मृत्यु 


का बदला लेने के लिये तैयारी की थी (7027४, ।, 34) । 
४. उवासगदसाव, ४०).।।, परिशिष्ट, 9. 60 ; कथाकोश 9. 79. 





श्ष८ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


वैशाली के इस युद्ध में आजीविक सम्प्रदाय के गुरु गोसाला मंखलिपुत्त भी 
मारे गये । लगभग १६ वर्ष बाद महावीर की मृत्यु के समय भी मगध का विरोध 
करने वाले गणातंत्रों का अस्तित्व था। कल्प-सूत्र' के अनुसार, जिस समय महा- 
बीर की मृत्यु हुई उस समय मगध के शत्र, गणतंत्रो ने एक बड़ा महोत्सव किया 
जो १५ वर्ष पूर्व वैशाली के युद्ध की किसी विजयपूर्ण घटना की स्मृति में मनाया 
गया था। ऐसा निरयावली सूत्र में भी कहा गया है। इससे स्पप्ट है कि मगध तथा 
उसके श्र, गखतंत्रों के बीच छिड़ा युद्ध १६ वर्ष से अधिक समय तक चला। 


१. ७77, >ज्या, 206 (अनुच्छेद ।28) । जैसा कि जैकोंबी ने कहा है (भद्द- 
बाह का कल्पसूत्र, 6 ॥) कि महावीर के निर्वाण की तिथि विक्रम से ४७० वर्ष 
पूर्व (६० पू० ५८) थी, ब्वेताम्बर इसे सही मानते है, जबकि दिगम्बरों के अनुसार 
विक्रम से ६०५ वर्ष पूर्व थी | कहा जाता है कि दिगम्बरों का विक्रम अर्थ शालि- 
वाहन (७० ई०) से है। हेमचन्द्र ने हमारे समक्ष एक दूसरी ही बात रखी कि 
महावीर के महानिर्वाण के १५४ वर्ष पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त शासक बना-+-- 


इवास_ च श्री महावीर मुक्ता वर्षस्ते गते 
पञ्चपन्खाशदधिके चन्द्रगुप्तोष्भवन_ नृपः । 
-- स्थविरावलिचरित, परिणिष्टपर्वनू, ४॥॥], 339. 


चन्द्रगुप्त का राज्याभिपेक जनश्रुति के अनुसार ३२६, या ३१२ ई०प० में हुआ 
था; हेमचन्द्र के परिशिप्टपर्बन के अनुसार महावीर की मुत्यु ४८१ से ४६७ ई०पू ० 
में होनी चाहिये। प्राचीन बौद्ध-साहित्य ( 774608/6 .. ' #8 #7ं॥६,4]] ७, 
], 203; मडिकिम, !], 243) के अनुसार जेन प्रचारक की मुत्यु बुद्ध से पूर्व हुई 
थी। इस प्रकार आधुनिकतम सूत्रों से यही ज्ञात होता है कि शाक्यमुनि का परि- 
निर्वाण ईण्पून० ४८५६ में हुआ था ((ब्रा!णारु४ पबवैध्ंए्म, 5फफी, 77, 
4(॥, ८(., 49) । सिहली लेखकों के अनुसार शाक्यम्रुनि का निर्वाणा अजातशत्र, 
के शासन के ८ वें वर्ष में हुआ था | इसके अनुसार बिम्बिसार का राज्याभिषेक ८६३ 
ई०पू० में होना चाहिये । जैन-लेखक, कूशिक के राज्याभिषेक तथा अपने स्वामी 
की मुत्यु के बीच का अंतर १६ तथा “५ वर्ष बताते हैं। बौद्ध-लेखकों के अनुसार 
दोनों के बीच का समय ८ वर्ष से भी कम होना चाहिये । जैन एवं बौद्ध साहित्य 
की विभिन्न तिथियों में तभी एकरूपता आ सकती है जब हम यह स्वीकार करें कि 
जैनियों ने कूरिक के चम्पा के शासक बनने के समय से तथा बौद्ध-सा हित्यिकों ने 
अजातज्षत्र के राजगृह के सिहासन पर बैठने के समय से तिथि-गरणना की है । 
बौद्ध-परम्परा के अनुसार परिनिर्वाण से १ वर्ष पूर्व बस्सकार, बुद्ध से वृजि- 
दुर्घटना के सम्बन्ध में मिले। तीन वर्ष के पश्चात्‌ (/7772,0, ।, 33-34), अर्थात्‌ 
४८४ ई० मे में वृजि-शक्ति का विघटन हुआ; परन्तु इस पर बहुत अधिक 
विश्वास नहीं किया जा सकता । 


मगध का उत्थान १्द8 


'अट्रुकथा' में कहा गया है कि वैशाली तथा उनके मित्रों को विधटित व समाप्त' 
करने के लिये मगंध के वस्सकार आदि राजनीतिज्ञों ने मैकियावली की कूटनीति 
से काम लिया था। 

वैशाली को पूरों तरह से हड़प लेने एवं कोशल व वज्जि को लडा- 
इयों के समाप्त हो जाने के बाद काशी का कुछ भाग मग्रध में आ जाने से 
मगध के महत्त्वाकांक्षी शासक की अवबन्ती के एकछत्र शासक से सीधी-सीधी 
मुठभेड़ हो गई। मज्मिम निकाय की यह उक्ति पहले हो उद्ध त की जा चुकी है कि 
अबन्ती के प्रद्योत के आक्रमण के भय से आजतशत्र ने अपनी राजधानी को किले- 
बन्दी करवा ली थी । यह ज्ञात नही कि प्रद्योत ने कभी आक्रमरा किया था या नही । 
ऐसा उल्लेख कही भी नहीं मिलता है कि अजातशत्र अवन्ती को दवा पाने में कभी 
भी सफल हुआ । अजातणत्र के उत्तराधिकारियों ने ही अवन्ती पर विजय प्राप्त की । 

अजातशत्र के ही शासन-काल में बौद्ध धर्म के प्रवत्त क महात्मा बुद्ध तथा 
जैन धर्म के प्रवर्त्तक महावीर को निर्वास प्राप्त हुआ था । महात्मा गौतम बुद्ध की 
मृत्यु के कुछ ही दिन बाद सनन्‍्तों तथा साधुओ का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें बुद्ध 
की अमृतवाणियों तथा उनके उपदेंशों के सकलन का निश्चय किया गया । 


६. अजातशत्रु के उत्तराधिकारी--राजधानी 


का स्थानान्तरण तथा अबन्ती का पतन 


पुराणों के अनुसार अजातशज्ञत्र_ के बाद दर्शक मगध का उत्तराधिकारी हुआ, 
पर कुछ इतिहासकारों के अनुसार दर्शक को अजातशत्र का उत्तराधिकारी मानना 
भूल होगी | इन लोगों का कहना है अजातशत्र के पृत्र का नाम उदायिभदह था 
तथा वही अजातशत्र, का उत्तराधिकारी था। कथाकोश' तथा परिशिष्टपर्वनु' में 





१. कूटनीति (उपलापन) तथा सम्बन्ध-विच्छेद (मिथुभेद)--22/४,४, ] 
846; 77460, 93; €/, (64घ्द/ 568४2४५, ४, !2. अपनी चालाक़ी 
तथा मित्रता को तोड़ करके, अतिरिक्त अन्य किसी भाँति भी वृजिवासी पराजित 
नहीं किये सकते ।/! 


२, देखिये 0/0488 7०४०७, ]०७, 9]9, 9, 55-56. गणपति ज्ञास्त्री 
द्वारा सम्पादित आर्य-मंजुश्री-मुलकल्प (७०, , ७. 603 +&) के अनुसार अजात- 
शश्र के राज्य में मगध के अतिरिक्त अंग, वाराणसी तथा उत्तर में वैशाली नगर 
भी थे। जायसवाल के न सार परखम-मूत्ति अजातशत्र, की समकालीन मूत्ति 
है । परन्तु, निस्संदेह परखम के कूरिक राजा नहीं थे (ल्यूडस सूची, सं० 50) । 

३, 9. 77. 

४. 9. 42. 


१६० प्राचीन भारत का राजनेतिक तिहास 


उदय या उदायित को कूरिक का पूत्र तथा उत्तराधिकारी कहा गया है। उदा- 
यिन अजातज्त्र, की रानी पद्मावती का पत्र था। 

भास-रचित 'स्वप्तवासवदत्ता' के एक प्रसंग के अनसार दर्शक का, मगध का 
शासक तथा उदयन का समकालीन होना कुछ सम्भव भी लगता है, किन्तु बौद्ध 
तथा जैन ग्रन्थों की तत्सम्बन्धी सामग्री को देखते हुए यह विश्वासपूर्वक नहीं 
कहा जा सकता कि दर्शक अजातशत्रु के बाद ही मगध के सिंहासन का उत्तराधिकारी 
हो गया था। हो सकता है कि वह भी विशाख-पाञज्चालीपुत्र की ही तरह मणइलिक 
राजा रहा हो । सम्भवतः इक्ष्वाकु-वंशियों में प्रमुख शुद्धोदन के समय में दर्शक भी 
मगध के शासकों में रहा होगा। कुछ इतिहासकार लक्षडा में प्राप्त लेखों 
के आधार पर उसे विम्बिसार के वंश का अन्तिम शासक नागदासक मातते हैं । 
फिर भी, विम्बिसार के वंशजों की सूची प्रस्तुत करते हुए दिव्यावदान' में 
दर्शक का ताम कही भी नहीं दिया गया है । इस प्रकार बौद्ध ग्रन्थ भी दर्शक की 
बंश-परम्परा तथा उसकी राजा की स्थिति के बारे में एकमत नहीं हैं । 

उदाधिन-- गद्दी पर बैठने के पूर्व अजातशत्र का पुत्र उदायिन या उदायिभह 
अपने पिता की ओर से चम्पा' का वाइसराय (उपराजा) था। परिशिष्ट- 
पर्वन से पता चलता है कि उसने गंगा के तट पर पाटलिपुत्र' नाम की एक नयी 
राजधानी का निर्माण करवाया था। इस कथन की पुष्टि गार्गी संहिता तथा 
वायु पुराण के उन अंशों से होती है, जिनमें कहा गया है कि अपने शासन-काल 
के चतुर्थ वर्ष मे उसने कुसुमपुर (पाटलिपुत्र) का निर्माण कराया था । पाठलि- 
पुत्र आजकल के उत्तरी बिहार में था। तत्री राजधानी के लिये यह जगह चुनी 


१, बौद्ध-लेखकों के अनुसार प्रसेनजित की पुत्री वजिरा को उदायिन की माता 
कहा गया है । 

२. उदाहरशा के लिये, डॉ० डी० आर० भरण्डारकर । इस सम्बन्ध में पूर्व- 
संस्करणों में सी-यु-की' के एक भाग का उल्लेख किया गया था (देखिये, बील द्वारा 
अनूदित, [[, 9. 02) -- प्राचीन संघाराम के लगभग १००२ ली दूर ती-लो 
-शी-किया' का संघाराम विम्बिसार के वंश के अन्तिम शासक ने बनवाया था । 
कहा जाता है कि यह अन्तिम शासक दर्शक था, जिसे ब्रिस्बिसार का वंशज कहा 
गया है । परन्तु, अब मेरा ग्रह विचार है कि ऐसा सोचना एक भ्रम होगा (देखिये 
बाटर्स, [!, 9. 06 /) 

३. ?, 369, 

४, जैकोबी, परिशिष्टपर्वन_, 0 42. 

५, शा, 34; )75-!80. 

६, ६९०१), बृहत्संहिता, 36. 





मगध का उत्थान १६१ 


गई, क्योंकि राज्य के मध्य में स्थित थी । इसके अलावा गंगा और शोन जैसी 
बड़ी नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र के निर्मागर के समय व्यापारिक तथा साम- 
रिक दृष्टिकोशों से भी सोचा गया होगा । इस प्रसंग में यह जान लेना अपेक्षित 
है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नदियों के संगम पर ही राजधानी बनवाने की 
चर्चा मिलती है । 

परिशिष्टपर्वव्‌ में अवन्ती के राजा की चर्चा उदायिन के आत्रु के रूप में 
ही की गई है । इस बात को देखते हुए यह असम्भव नहीं लगता कि अवन्ती 
के राजा प्रद्योत के भय से उदायिन के पिता अजातशत्रु ने राजधानी की क़िलेबन्दी 
करवाई होगी । अंग तथा वैशाली राज्यों के पतव तथा कोशल के पराभव से 
अब केवल अवन्ती राज्य ही मगध का सबल प्रतिहन्द्री बच. रहा था । अवन्ती ने 
पूर्वी भारत के विभिन्न राज्यों व गगातन्त्रों को अपने में समाविष्ट कर लिया 
था। इसके विपरीत यदि 'कथा-सरित्सागर' और आवश्यक कथानक' पर विश्वास 
किया जाय जाय तो कौशाम्बी राज्य को अवन्ती के राजा पालक ने अपने में मिला 
लिया था । पालक प्रद्योत का पुत्र था अवन्ती में मिलाए जाने के बाद अवन्ती 
का ही कोई राजकुमार कौशाम्बी पर शासल करता था । मगध और अबन्ती 
दोनों राज्य एक दूसरे की निगाह पर आ गये थे ।' उक्त दोनों राज्यों के ब्रीच 


१. ए. 45-46; ९४६, ७, 9; सुप्र, [[, 9, 204. 

२. उदायिन तथा अवन्ती के राजा के बीच हुए युद्ध का विवरगा जानने के 
लिग्रे, देखिये /770, ]929, 399, 

डॉ० जायसवाल के अनुसार पटना-मूत्तियों में से एक, जो कि भार- 
तीय संग्रहालय की भरहुत-गलरी में रखी है, उदायिन की ही मूत्ति है (॥॥4, 2॥४., 
9]9, 9. 29 ह) । उनके अनुसार मृत्ति पर निम्नलिखित शब्द लिखे हैं--- 
27626 40770 (॥॥०४४४४४४. वह (770 को भागवत सूची में दिये गये अजा 
का रूप बताते हैं और मत्स्य, वाय्‌ तथा ब्रह्मागड सूची में दी गई सूची में उदायित 
को । डॉ० जायसवाल द्वारा दिये गये इस विचार को बहुत से बिद्वानों ने जैसे 
बानेंट, डॉ० चन्दा, डॉ> आर० सी० मजूमदार तथा डॉ० स्मिथ आदि ने नहीं 
माना, तथा उसे पूर्वमौर्यकालीन मूत्ति बताया है। अपनी पुस्तक “अशोक' के तृतीय 
संस्करण में डॉ० स्मिथ ने डॉ० जायसवाल के मत को सही माना है। इन मूत्तियों 
पर बारीक़ अक्षरों के लेख को पढ़ना असम्भव है, अतः उनके आधार पर कोई 
फ़ैसला नहीं किया जा सकता | अभी इस समस्या को हम पूर्ण रूप से हल हुआ नहीं 
समभते । कनिधम के अनुसार वह यक्ष की मृत्ति है । डो० चन्दा के अनुसार वह 
वेश्रवरण (जिसकी राजधानी अखण्ड हो) की मुरत्ति है (देखिये ४8720 48/47८7१, 
8७८४, 99) । डॉ० मजूमदार के अनुसार उस पर लिखा है--गते (यखे ?) 
लेच्छई (वि) 40. 4 (766. 4#7., 929)॥ 


श्ध्र प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


अजातशत्र_ के समय से ही प्रतिद्न्द्रित आरम्भ हो चुकी थी। यह प्रतिद्वन्द्विता 
उदायिन के समय में भी यथावत्‌ चली तथा अन्त भें जैन-ग्रन्थों के अनुसार 
शिक्षुनाग या नन्‍्द के समय में इसका फ़ैसला हो सका । 

पुराणों के अनुसार नन्‍्दीवर्धन तथा महानन्दिन, उदायिन के उत्तराधिकारी 
थे, परन्तु जैतियों के अनुसार कोई उत्तराधिकारी नहीं था | कुछ इतिहासकार 
उदायिन के वाद अनुरुद्ध, मुरड तथा नागदासक का नाम लेते हैं। अंगुत्तर 
निकाय में मुसुद को पाटलिपुत्र का राजा माना गया है। इससे भी उक्त कथन की 
पुष्टि होती है । दिव्यावदान में भी मुरद् का नाम दिया गया है, किन्तु अनुरुद् 
और नागदासक का नाम नहीं मिलता । अंगुत्तर निकाय में पाटलिपुत्र को मुगद 
की राजधानी कहा गया है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि मुएड के शासन-काल 
के पूर्व ही मगध की राजधानी राजग्रह से कुसुमपुर अथवा पाटलिपृत्र को स्थाना- 
न्तरित कर दी गई थी ! 


सीलोनीज़-क्रॉनिकन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अजातशत्र, से लेकर 
नागदासक तक मगध के समी राजाओं ने अपने पिता की हत्या की थी । नाग- 
रिकों ने क्रोधवश्ञ पूरे के पूरे राजपरिवार को निष्कासित करके अमात्य को सिंहा- 
सन पर बिठाया था । 


शिशुनाग--ऐसा लगता है कि यह नया राजा" बनारस में मगध का वाइस राय 
(उपराजा) था । कभी-कभी अमात्य-बर्ग के लोगों की गवर्नर या जिला-अधिकारी 
के रूप में नियुक्ति कोई आश्चर्य की बात न थी । यह प्रथा गौतमीपुत्र शातकर्गी 
तथा रुद्रदामन-प्रथम के समय तक चली आई थी । पुराणों में अपने पुत्र को 


१. /#4, ॥४., [!, 362, 
२. परिशिष्टपर्बन , ए।, 236. 


३. अंग्रुत्तर निकाय, [], 57. “पाटलिपुत्र के निकट पूज्य नारद का निवास- 
स्थान था । इसी समय मुरणाड के राजा की प्रिय रानी भद्दा का देहान्त हो गया । 
राजा को अत्यधिक शोक हुआ । लोहे के बने बर्तन में तेल भर कर रानी का 
शरीर उसमें रख दिया गया। पियका नामक एक कोपाधिकारी का भी उल्लेख 
मिलता है ( (#बरकंहा! 5दंह5, 7, 48) । 


४. जेन-जनश्षृतियों में भी अजात्षत्र_ की मुत्यु का वर्सन है (जैकोबी, 
परिशिष्टपर्वन, द्वितीय संस्करण, 9. 50॥) । 
५. पौराणिक तथा श्रीलझ्भा की सूचियों में दिये गये राजाओं के नाम तथा 


उनके महत्त्वपूर्ण स्थान आदि के विषय में प्रथम भाग में ही तर्क दिया जा 
चुका है । 


मगध का उत्थान १६३ 


बनारस में रखकर राजधानी गिरिव्रज के जीरखोद्धार' की बात आई है। राजा 
की द्वितीय राजधानी वेशाली भी थी जो बाद में उसकी वास्तविक राजधानी 
हो गई थी । राजा शिशुनाग अपनी माँ की उत्पत्ति को जानता था और शायद 
इसीलिये उसने वेशाली की पुनर्स्थापता करके उसे राजधानी का रूप दे दिया था । 
इसी समय से राजगृह-गिरित्रज का मान घटने लगा और पुन: प्राप्त न किया 
जा सका | 


शिकश्षुनाग की सबसे महत्त्वपूर्ण सफलता यह रही कि उसने अवन्ती के राजा 
प्रयोत के वंश की सारी शान-शौक़त मिट्टी में मिला दी । प्रद्योत के बाद उनके 
पुत्रों गोपाल और पालक ने राजपाट सँभाला तथा विशांख और आर्यक ने गोपाल 
और पालक का उत्तराधिकार प्राप्त किया। पुराणों में गोपाल का नाम नहीं 
आता । एकाघ जगहों पर जहाँ आता भी है वहाँ पालक आता है। 
जेन-पग्रन्थों के अनुसार महावीर के देहावसान के आसपास पालक का अस्तित्व 
माना जाता है। वह एक अत्याचारी शासक के रूप में प्रसिद्ध था। 
विशाखभूष (जो अधिकांश पौराणिक साहित्य में विशाखयूप के रूप में आया 
है ) सम्भवतः: पालक का पुत्र था । पुराणों के अलावा अन्यत्र इस 
राजा का नाम न आने से लगता है कि या तो यह किसी दूर के जिले में 


है ७-७०««न>9+>+४-न»» रन नकन+ न पनन उल्‍न+-++-मम«»-न 


१, 5#6, जा, ए. अर, यदि 'द्वातू शत्‌ पुत्तलिका' का विश्वास किया 
जाये तो नन्‍्द के समय तक वेशाली दूसरी राजधानी के रूप में बनी रही । 


२. महाबंशटीका ( टर्नर का महावंश, %एएणं ) के अनुसार, शिशुनाग 
वेशाली के लिच्छुवि राजा का पुत्र था। किसी नगरशोभनी का पृत्र था तथा 
राज्याधिकारी द्वारा उसका पालन-पोषणा हुआ था । 


३. उठ) भा एक्राबबी74, 7... 45, बृहत्कथा, स्वप्नवासवदत्ता, 
प्रतिज्ञा-यौगन्धरायणा, मृच्छुकटिक आदि में गोपाल एवं पालक का उल्लेख 
मिलता है । हर्षचरित से कुमारसेन नामक राजा का पता चलता है । 
नेपाली बृहत्कथा (कथा-सरित्सागर, ४5, 57) के अनसार गोपाल महासेन 
का उत्तराधिकारी था, परन्तु (प्रयोत ने उसके भाई पालक के लिये राज्य त्याग 
दिया ) पालक ने गोपाल के पुत्र अवन्तिवर्धन के लिये राज्य त्यागा। आवश्यक 
कथानक (परिशिष्टपर्वन्‌, द्वितीय संस्करण, 50)) में अवन्तिसित को पालक का पौत्र 
कहा गया है । 


४. 05.4, 9 ७, 29. कल्कि पुराण (7, 3. 32 /) में विशाखयूप नामक 
राजा का उल्लेख आया है, जो प्राचोन अवन्ती के निकट माहिष्मती में शासन 
करता था । 


१३ 


१६४ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


राज्य करता था ( सम्भवतः माहिष्मती ज़िले में ) या राजा आर्यक के पक्ष में यह्‌ 
राजसिहासन से हट गया था । आर्यक, पालक के तुरन्त बाद गही पर बैठा । 
पुराणों में आर्यक या अजक के बाद नन्‍्दीवर्धन या वत्तिवर्धन का नाम आया 
है; और आगे कहा गया है कि शिशुनाग राजा होगा तथा प्रद्योत की मान-मर्यादा 
को घूल में मिला देगा | डाँ० जायसवाल के अनुसार अवन्ती-लिस्ट का अजक 
या नन्दीवर्धन ही अज-उदायिन था तथा पुराणों की सूची का नन्‍दीवर्धन ही 
राजा शिशुनाग था| इसके विपरीत डॉ० डी० आर० भणदारकर का कहना है कि 
आर्यक या अजक, पालक के बडे भाई गोपाल का पुत्र था | कथा-सरित्सागर' के 
अनुसार नन्दीवर्धन या वरत्तिवर्धन शब्द अवन्तिवर्धन के ही बिगड़े हुए रूप हैं । 
बृहत्कथा' के अनुसार ये शब्द गोपाल के नाम हैं। आवश्यक कथानक'' के 


१. ८८४४. /.०८., 98, 64 परन्तु जे० सेन ने ठीक ही कहा है 
(:/7/, 930, 699) कि मृच्छुकटिक में आर्यक को ग्वालपुत्र कहा गया है 
जो क्रर पालक को हटा कर सिहासनारूढ़ हुआ । 

२. देखिये त्वानी का अनुवाद, ॥॥, 485; €( (कक, मा, कब, ।, 3॥- 

३, 29867 ७7 ए 44१०, ।5, 

४. परिशिष्टपर्वन्‌, द्वितीय संस्करण, 9. जा. 


प्रयोत की वंशावली 
पुणिक ( अनन्तनेमि ) 





चन्द प्रद्योत महासेन कुमारसेन 
गोपाल पालक वासवदत्ता -- उदायिन 
आर्यक ? अवन्तिवर्धन ? 


(सम्भवत: ग्वालपृत्र) 





विशाख ? 
(माहिष्मती का 
शासक) _ 


हक ४. 


अवन्तिसेन (उज्जेन का शासक) मरणिप्रभ (कौशाम्बी का शासक) 


+--्््प 
नस 


मगध का उत्थान १६५ 


अनुसार ये नाम पालक के पौत्र अवन्तिसेन के पर्याय हैं। सम्भवतः अवन्ति- 
वर्धन के काल में ही राजा शिशुनाग ने प्रद्योत-वंश का मान-मर्दन किया होगा । 
मगध की इस जिजय के ही उपलक्ष्य में सम्भवतः: एक क्रान्ति हुई, जिसके फल- 
स्वहूप आर्यक उज्जेन के सिहासन पर आरूढ़ हुआ था । 


पुराणों के अनुसार शिशुनाग' के बाद उसका पुत्र काकवर्णा उसका उत्तरा- 
घिकारी हुआ । सीलोनीज क्रॉनिकल के अनुसार शिशुनाग का उत्तराधिकारी 
उसका लड़का कालाशोक था। जेकोबी और भण्डारकर के मतानुसार काला- 
शोक ( काल-+-अशोक ) तथा काकवर्ण (कौए के वर्शा का ) एक ही व्यक्ति 
के दो नाम थे । यह कथन अशोकावदान की इस उक्ति से मेल खाता हैं कि मुणड 
के बाद काकवर्स्णिन नामक राजा हुआ था । अशोकावदान में कालाशोक का नाम 
नहीं है । नये राजा ने सम्भवतः: बनारस और गया में रहकर राजकाज के संचा- 
लन की शिक्षा पाई थी। इस राजा के जीवन में दो महत्त्वपूर्ण घटनाये घटीं । 
एक तो वैशाली में बौद्धों की सभा का दूसरा अधिवेशन हुआ; दूसरे, राजधानी 
पाटलिपुत्र को स्थानान्तरित की गई । 


बाशा ने अपने हर्षचरित' में राजा काकवर्ण की मृत्यु के बारे में एक 
उत्सुकतामुलक कहानी लिखी है । कहानी में कहा गया है कि राजधानी के समीप 
ही किसी ने राजा के गले में खंजर घुसेड़ कर उसे मार डाला राजा के दु:खद 
अन्त की इस कहानी की पुष्टि तत्सम्बन्धी यूनानी सामग्री से भी हो जाती है ।  ' 


कालाशोक के पश्चात्‌ उसके दस पृत्र सिंहासन के उत्तराधिकारी हुए। सभी 
पुत्रों ने एक साथ राज्य किया | महाबोधिवंश के अनुसार इन पुत्रों के नाम : 
भद्रसेन, कोरण्डवर्स, मंगूर, सर्वञ्जह, जालिक, उभक, सञ्जय, कोरब्य, नन्दि- 
ब्धन तथा पञ्चमक थे । 


१. काव्य-मीमांसा (तृतीय संस्करण, 9. 50) की एक सूचना का उल्लेख 
मिलता है जिसके अनुसार उसने अपने अंतःपुर में मस्तिष्क का प्रयोग बन्द कर 
रखा था। 

२. दिव्यावदान, 369; गेगर, महावंश, 9. »7. 

३. छू. ७. ९2४७०, चतुर्थ संस्करण, 9]8, ७. 99. 

४. द्विव्यावदान (9. 369) में काकबर्णिन के उत्तराधिकारियों की एक दूसरी 
ही सूची दी गई है। उसके अनुसार वे सहालिन, छुकनी, महामराडल तथा 

थे। प्रसेनजित के पश्चात्‌ सिंहासन नन्द के हाथों में चला गया । 


१६६ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


इनमें से केवल नन्दिवर्धन का नाम पौराणिक सूची' में मिलता है। इस 
राजकुमार ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आक्ृष्ट किया था । उक्त राजा का नाम 
पटना में प्राप्त एक मृत्ति' पर लिखा मिला था। इसके अलावा हाथिग्रुस्फा के 
शिलालेख में भी इस नाम का उल्लेख है | यह भी प्रयास किया गया है कि 
खारबेल के रिकार्ड का नन्दराज ही नंदीवर्धन मान लिया जाय । इसके अलावा 
पूर्वनन्द का भी उल्लेख मिला है, किन्तु पूर्वनन्द को नवनन्द से अलग समभा 

१. देखिये भं डारकर-कृत (६78. 7.०6०., 98, 83, 

२. डाँ० जायसवाल का कथन है कि जिस समय वे लिख रहे थे, भारतीय 
संग्रहालय के भरहुत गैलरी में जो 'पटवा-मूत्ति' बिना सिर के थी, वह इसी राजा 
की थी । उनके अनुसार मूत्ति पर लिखा है “सप्‌ (सब) खते बत्त नंदी ।” उनके 
अनुसार 'वत्त नंदी' वत्तिवर्धन ( वायु-सूची में नंदीवर्धन ) तथा नंदीवर्धन का 
सूक्ष्म रूप है। 707. थी #6 8/द7/ काव 094. पिशबटा ७०८११, 
99 के जून अंक में डॉ० आर० डी० बनर्जी लिखते हैं कि “वत्त नंदी' पढ़ने 
में दो मत नही हो सकते । डॉ० चन्दा ने इसे यक्ष की मूर्ति बताया तथा उस 
पर पढ़ा यख स (?) रवत नंदी' | डॉ० मजूमदार कहते हैं कि लेख इस प्रकार पढ़ा 
ना सकता है - यखे सम्‌ वजिनाम्‌ ७०” उन्होंने इस लेख को दूसरी शताब्दी का 
बताया और कनिघम एवं चन्दा के मत से सहमति प्रकट की कि यह यक्ष की मूर्ति 
है। वे इस विचार से सहमत नहीं हो सक्रे कि वह मूत्ति शिशुनाग की थी तथा उस 
लेख में कुछ अक्षर ऐसे भी थे, जिनके आधार पर महाराजा शिशुनाग का 
ताम निकलता है । डॉ० 23200 5 मत का उल्लेख करते हुए कि वक्त नदी! 
दो शब्दों ( वत्तिवर्धन व नदीवर्धन ) से बना है; उन्होंने कहा कि चन्द्रगुप्त- 
द्वितीय को दिवगुप्त' तथा विग्रहपाल को 'सूर्यपाल' कहा गया है, परन्तु चन्द्र- 
देव, देव-पन्द्र, सूर-विग्नह, विग्रह-सूर आदि दो शब्दों से मिलकर बना नाम 

' किसी ने नहीं सुना है (4. ४॥7., 99)॥ 

महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने 'बत्त नंदी' का अर्थ ब्रात्य नंदी' लगाया 
और कहा कि उस मुत्ति में अनेक ऐसी वस्तुएँ तथा वस्त्र थे जो कात्यायन द्वारा 
ब्रात्य क्षत्रियों को दिये गये। पुराण में शिशुनाग को क्षत्रवन्धु अर्थात्‌ ब्रात्य 
क्षत्रिय कहा गया है| इस प्रकार जायसवाल से सहमत होते हुए इनका भी यही 
मत है कि यह शिशुनाग की ही मूत्ति है । 

श्री अधेन्धु कुमार गांगुली इसे यक्ष की मूत्ति बताते हुए हमारा ध्यान महा- 
मयूरी की ओर आकर्षित करते हैं कि उसमें लिखा है कि नंदी च वर्धन चैव 
नगरे नंदीवर्धने! ( ॥/04, 7४०., 0०५, 99 ) । डॉ० बार्नेंट भी इससे सहमत 
नहीं हैं कि यह मूत्ति शिशुनाग की है। डॉ० स्मिथ ने अपनी पुस्तक अशोक के 
द्वितीय संस्करण में स्वीकार किया है कि जायसवाल का मत सस्म्वतः ठीक है । 

' हम समभते हैं कि इस समस्या का अभी कोई हल नहीं है। अतः प्रमागण्ों को 
“ देखते हुए इसे फिलहाल शिशुनाग की ही मूत्ति कहेंगे । 





मगध का उत्थान १६७ 


जाना चाहिये तथा पुराणों! में वरशित नन्दीवर्धन तथा महान्दिन के वंश 
का ही यह शासक था । क्षेमेन्द्र ओर सोमदेव ने पूर्वनन्द और नवनन्द को तो 
अलग-अलग नही किया, किन्तु पूर्वनन्द और योगननन्‍्द को अलग-अलग ही 
लिखा है । पुराणों' तथा सीलोनीजञ क्रॉनिकल में सिफ़ एक नन्द के होने की बात 
कही गई है । जैन-प्रन्थों में नव” शब्द का अर्थ नया नहीं वरन्‌ नौ कहा गया 
है । इन ग्रन्थों में नन्दिवर्धत को शिशुनाग-बंश का कहा गया है। शिशुनाग- 
वंश नन्द-वंश से बिल्कुल अलग था। पुराणों के अनुसार नन्दिवर्धन का कलिंग' 
से कोई वास्ता नहीं था। इसके विपरीत हम यह भी जानते हैं कि जब मगध पर 
शिक्षुनाग का शासन था, उस समय कलिंग में ३२ राजा राज्य करते थे । नन्दि- 
वर्धत नहीं, वरन्‌ वह महापद्यनन्द था, जिसने सबों को अपने अधीन किया और 
क्षत्रियों का उन्मूलस किया। इसलिये हाथिग्रुम्फा के शिलालेखों के नन्दराज ने या तो 
महापद्मनन्द के साथ या अपने किसी लड़के के साथ कलिग पर अधिकार किया 
था, यह माना जाना चाहिए । 


७, हयंक-शिशुनाग राजाओं का तिथिक्रेम 
विम्विसार (हक) तथा शिद्ुनाग वंश के तिथिक्रम के सम्बन्ध में पुराणों 
तथा सीलोनीज़ क्रॉनिकल में काफ़ी विषमता है। यहाँ तक कि पुराणों में दी गई 
तिथियों को स्मिथ और पाजिटर जैसे इतिहासकारों ने भी एक ओर से स्वीकार 
नहीं किया है। सिंहली प्रमाणों के अनुसार बिम्बिसार ने ५२ वर्ष, अजातशत्र 
मे ३२, उदयन ने १६, अनुरुद्ध और मुरुंड ने 5, नागदासक ने २४, शिशुनाग 
ने १८, कालाशोक ने २८ तथा कालाशोक के पुत्रों ने २२ वर्ष तक राज्य किया । 


१. जायसवाल (आर० डी० बनर्जी द्वारा सहमति-प्रात), 786 03- 
भव 27009 4 #६६४, संशोधित एवं परिवर्धित; 78070, 98, 9. 

२. जैकोबी, परिदिष्टपर्वनू, ७॥7॥), 3, 877- 2--नन्‍्द वंशे नवमः 
नन्दराय । 

३. (ा्यात३, हलक थी #ह सीधीब॥/ाहाव्वा चग्राण्ट्) था| (46, 
४०, ।, 9. ![. 

४ पाजिटर (4777, 99. 286-87) ने मत्स्य पुराण के आधार पर शिशु- 
नाग-वंशजों को १६३ वर्ष से घटा कर १४४ वर्ष किया है । इस प्रकार हर 
एक का राज्य औसतन १४३ वर्ष था। वह शिक्षुनाग के वंश का आरम्भ (जिसमें 
बिम्बिसार के कुछ वशंज भी हैं) ई० पू० ५६७ को मान कर २८७०४ को 
अस्वीकार किया है (देखिये भरडारकर, ८०78 4«७,, !98, 9. 68) | दश्म 
नरेशों के ३६३ वर्ष का लगातार राज्य, अर्थात्‌ औसतन ३६.३ वर्ष का राज्य 
प्रत्येक राजा के लिये था । 





१६८ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


गौतम बुद्ध की मृत्यु अजातशत्र, ' के शासन के आठवें वर्ष में हुई, अर्थात्‌ (५२ 
-+%) बिस्बिसार के सिहासनासीन होने के ६० वर्ष (५६ से कुछ अधिक) बाद 
बुद्ध की मृत्यु हुई थी । सिहली सकेत के अनुसार यह घटना ५४४ वर्ष ईसापूर्व 
की है । तत्त्व-सम्बन्धी कुछ रिकार्ड संघभद्र द्वारा चीन लाये गए थे। ५४४ वर्ष 
ईसापूर्व वाली बात सीलोनीज्ञ क्रॉनिकल की गाथा' से मेल नही खाती; जिसमें 
कहा गया है कि गौतम बुद्ध की निर्वाण-प्राप्ति के २१८ वर्ष बाद प्रियदर्शन 
(अज्ोक मौर्य) गद्दी पर बैठा था। उक्त तथ्य एबं कुछ चोल तथा चीन सामग्री 
के अध्ययन से कुछ इतिहासकारों का यह मत हो गया कि ५४४ वर्ष ईसापूर्व 
महात्मा बुद्ध के निर्वाण की धारणा पृरानी नही, नई है। इन इतिहासकारों 
का एक यह भी मत है कि बुद्ध की मृत्यु ४८३ वर्ष' ईसापूर्व में हुई थी । किन्तु, 
इन इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत चोल-सामग्री को स्वीकार करना भी आसान 
नहीं है । सन्‌ ४२८ ईसवी में सिहल के सम्राट महानामन ने इस सम्बन्ध में कुछ 
सामग्री चीन के तत्कालीन सम्राट्‌ के पास भेजी थी। यह सामग्री भी उपर्युक्त 
इतिहासकारों के मत का पूर्वसमर्थन नहीं करती । कुछ अन्य प्रमाणों के अनु- 
सार ५४४ वर्ष ईसापूर्व में बुद्ध के निर्वाण की तिथि ही युक्तिसंगत लगती है । 
इन प्रमाणों में ४८५३ या ४5८६ वर्ष ईसापूर्व को ज्ञरा भी प्राथमिकता नहीं दी गई 
है । मिहली प्रमाणों के आधार पर हिसाब लगाने से चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्या- 
भिषेक ५४४-१६२ ३८२ वर्ष ईसापूर्व माना गया है तथा अशोक मौर्य का 
सिहासना रोहएा ३२६ वर्ष ईसापूर्व में निकलता है । 


उपर्युक्त तिथियाँ यूनानी लेखकों तथा अशोक के अभिलेखों में प्राप्त सामग्री 
से पूरा-पूरा मेल नहीं खाती। प्राचीन विद्वानों के अनुसार चद्धगुप्त सिकन्दर- 
महान (३२६ ईसापूर्व) तथा सेल्यूकस (३१२ वर्ष ईसापूर्व) का समकालीन था । 
इधर अशोक का त्तेरह॒वाँ अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर यह निश्चित 
है कि उक्त राजाओं में से एक की मृत्यु २५८ वर्ष ईसापूर्व के पहले ही हो चुकी 
थी । इससे यह भी स्पष्ट है कि अशोक का प्रतिष्ठापन २६६ वर्ष ईसापूर्व (कुछ 
के कथनानुसार २६१ वर्ष ईसापूर्व) के बाद का नहीं है। किसी भी हालत में अशोक 
का राज्याभिषेक २७७ वर्ष ईसापूर्व के पूर्व नही हो सकता, क्योंकि उसके पितामह 
चन्द्रगुत को ३२६ वर्ष ईसापूर्व के बाद सिंहासन प्राप्त हुआ था। साफ़ है कि 


१ महावंश, (४9०. 2, (अनुवाद . 9. 42)। 
२ महावंश, गेगर का अनुबाद, ७. अरुण; 2/९43, 909, ए, -34. 


मगथ का उत्थान १९६ 


सिकन्दर-महान्‌ से चन्द्रगुप्त ने एक सम्राट के रूप में नहीं, वरन्‌ एक मामूली 
नागरिक के रूप में भेंट की थी। चन्द्रगुतत ने २४ वर्ष तक राज्य किया। 
उसके बाद २५ वर्ष तक अशोक के पूर्वज बिच्दुसार ने शासन किया ३२६ 
वर्ष ईसापूर्व---४६ २७७ वर्ष ईसापूर्व )। इससे तय हो गया कि अशोक का 
राज्याभिषिक २७७ तथा २६१ वर्ष ईसापूर्व के बीच ही हुआ है। चंकि हम 
ऊपर देख चुके हैं कि अशोक का राज्याभिषेक बुद्ध के निर्वाण के २१८ वर्ष बाद 
हुआ, इसलिये बुद्ध के निर्वाणा की तिथि ४६५ तथा ४७६ वर्ष ईसापूर्व के बीच 
ही हो सकती है। इसलिये परिनिर्वाण की सिहली तिथि (५४४ वर्ष ईसापूर्व) 
उपर्युक्त तथ्यों से मेल नही खाती; और कुछ इतिहासकारों द्वारा दी गई परि- 
निर्वाण की तिथि ४८६ वर्ष ईसापूर्व या ४८३ वर्ष ईसापूर्व ही सही मालूम होंती है । 
राजा मेघवर्स ने कुछ चीनी सामग्री समुद्रगुत्त को भेजी थी। इसके अलावा 
राजा कासप्पा (क्या-चें) ने कुछ लेख आदि ५२७ ईसवी में चीन भेजे थे । 
इन लेखों से भी बुद्ध के परिनिर्वाग्ग की तिथि ४८५६ या ४५३ वर्ष ईसापूर्व हो पृष्ट 
होती है। एल० डी० स्वामी कन्न, पिल्‍ले' परिनिर्वाण की तिथि १ अप्रेल 
(मंगलवार) ४७८ वर्ष ईसापूर्व मानते हैं । 


उपर्युक्त विविध तथ्यों एवं तकों से बिम्बिसार का राज्याभिषेक ५४५ वर्ष ईसा 
पूर्व (४८६--५६) में पड़ता है। यह तिथि निर्वाण-सम्बन्धी सिहली तिथि 
(५४४ वर्ष ईसापूर्व) के काफ़ी समीप पड़ती है। किसी काल के प्रचलित नाम से 
उसकी उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चय नहीं किया जा सकता । यह हो सकता 
है कि सिंहली तिथिक्रम बिम्बिसार के राज्याभिषेक से ही आरम्भ हुआ हो और 
बाद में उसका नामकरण महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के आधार पर हो 
गया हो । 


बिम्बिसार के शासन के समय गांघार एक स्वतन्त्र राज्य था तथा पौप्कर- 
सारिन (पुस्कुसाति) यहाँ राज्य करता था। ५१६ वर्ष ईसापूर्व के पहले ही 
गान्धार ने अपनी स्वतन्त्रता खो दी और फ़ारस के अधीन हो गया । इससे 
यह स्पष्ट हो गया कि पौष्करसारिन तथा उसके समकालीन बिम्बिसार, दोनों 
४१६ वर्ष ईसापूर्व के पहले ही हुए रहे होंगे। इस तिथि के हिसाब से बिस्बि- 
सार का राज्याभिषेक ५४५-५४४ वर्ष ईसापूर्व में ही पड़ता है। 


१. 4॥# खाबॉक 2शाश 5, ।, ऐ?. 4. 3922, 99. 473 7. 


२०० 


रू ० पु० 

५६४-- 
2६०--८ 
१५४५८--- 


प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


सम्भावित तिधिक्रम-चक्र 
घटना 

बुद्ध का जन्म 

बिस्बिसार का जन्म 

साइरस का राज्याभिषेक 


५४५-५४४--बिस्बिसार का राज्याभिषेक---सीलोन-काल 


५३६-- 


बुद्ध का संन्यास लेना 


५३०--२८--बुद्ध का बिस्बिसार से मिलना 


# २७००८ 
४२२-- 
४९६ ३ै--- 
डेप ५३ -- 


४६१-- 
४५७--- 
४४५-- 

४३७-- 
४१ ३-८ 
३६५०० 
रै८५--- 
३६७-- 
३४५-- 


शिश्ुनाग-वंश को गद्दी से उतार कर नन्द-वंश मगध में सिहासनासीन 
हुआ । मगध के इस नये राजवंश तक पहुँचने के बाद पूर्वी भारत के इतिहास 
के बारे में विविध शास्त्रीय स्रोतों से अपनी जानकारी को और समृद्ध करने के 


१, जेनियों के अनुसार उदायिन की मृत्यु के पदचात्‌ तथा वर्धमान के निर्वाण 
के ६० वर्षों के पदचात्‌ नन्‍्द को रोजा घोषित किया गया (परिशिष्टपर्वन्र, 
७१, 243) | नन्द के इतिहास के लिये देखिये 226 थी #ह सक्रार्वक ढाव॑ 


महावीर का निर्वाण-काल 
दारा-प्रथम का राज्याभिषेक 
अजातशत्र का राज्याभिषेक 
बुद्ध का महानिर्वाण, 
दारा की मृत्यु, राजगृह में सभा 
उदायिधद्रक का राज्याभिषेक 
पाटिलपुत्र का जन्म 
अनिरुद्ध तथा मुण्ड 
तागदासक 
शिशुनाग 
कालाशोक (काकवर्णा) 
वैशाली की सभा 
कालाशोक के पुत्र तथा महापशद्ननन्द का राज्य 
शिश्षुनाग-वंश का अन्त 


८. नन्द-वंश 


2/०४7१०5, 970. 9-26, एन० शाखत्री, रायचौधरी तथा अन्य । 


मगध का उत्थान २०३१ 


लिये हमें सामग्री मिल सकती है । खारवेल के हाथिगुम्फा रिकार्ड में जो प्रथम 
या द्वितीय शताब्दी के कलिग के प्रसंग में नन्दराज का नाम आया है, वह अंश 
इस प्रकार है - 


पड्चसे सेदानि बसे नन्‍दराज तिवस-सत ओघादितम्‌ 
तनसुलिय-बाटा पनाड़ी (म्‌) नगरम प्वेस (यति)......! 


अर्थात्‌, तब पाँचवे वर्ष राजा नन्‍्द द्वारा ३०० वर्ष पूर्व बनवाई गई 
नहर का खारवेल ने तनसुलिय-मार्ग से राजधानी की ओर मोड़ा ।' 


खारवेल के शासन के बारहवें वर्ष मे 'नन्‍्दराज-नीतम्‌ कलिंग जिन 
सब्निवेश” में भी एक प्रसंग आया है, जिसमें कहा गया है कि 


१, तिवस-सत का यह अर्थ, पुराण के अर्थ से मिलता है तथा ननन्‍्द एवं 
सातकणशि, जो खारबेल के, उसके राज्य के द्वितीय वर्ष में, समकालीन थे, के 
वंश के बीच का था ( १३७ वर्ष मौर्य+-११२ शुंग++ ४५ करुव २६४ वर्ष) । 
यदि इसका अर्थ, जेसा कि बहुत से विद्वान्‌ मानते हैं, (०३ वर्ष से है तो खारबेल 
का राज्याभिषेक नन्दराज के १०३-५२२६७ ब्र्ष के पश्चात्‌ हुआ था। राज्या- 
भिषेक के नौ वर्ष पूर्व ((८-६५-५६ वर्ष) ननन्‍द के पश्चात्‌ वह युवराज हुआ था। 
इस प्रकार यह तिथि ३२४-८६२-२३५ ई० पूृ० हुई। खारवेल का ज्येष्ठ साथी 
राजगद्दी पर था। परन्तु, अशोक के लेख से ज्ञात होता है कि उस समय 
कलिग में मौर्य 'कुमार' का शासन था जो स्वयं अशोक के प्रति उत्तरदायी था । 
अतः तिवस-सत्त का अर्थ १०३ न होकर ३०० होना चाहिये । प्रो० एस० कोनोब 
(#6० 070००, 7, 22-26) इसे ३०० ही पढ़ते हैं तथा उनके अनुसार 
' यह नन्द तथा खारबेल के मध्यान्तर को न बता कर नन्‍्द-बंद की किसी तिथि 
की ओर संकेत करता है, जिसकी गणशाना किसी अज्ञात तिथि से हुई है। परन्तु, 
इस प्रकार की किसी तिथि का उस युग तथा नगर में होना सिद्ध नहीं होता । 
अशोक के समान खारवेल ने भी अपने लिए उसी प्रकार की तिथि का प्रयोग किया 
जी , ईस पुस्तक में जो धारणा बनाई गई है उसकी पुष्टि पुराणों से भी 

। 

२. देखिये बरुआ, खारवेल के हाथिगुम्फो लेख ( 7770, #79५, 938, 
77. 259 #.)। कोश के अनुसार सचन्निवेश का अर्थ भीड़, ठहरने की जगह, अथवा 
किसी नगर के निकट का खुला मैदान है। एक आलोचक के अनुसार इसका अर्थ 
कारवाँ अथवा जलूस के ठहरने का स्थान है। विदेह में कुन्दग्राम सबन्निवेश था 
(3४४, ऋ>!, जैन पृ, ए०, ।, गमरूमिका)। इस लेख में नन्‍्दराज द्वारा कलिग 
में किसी स्थान की न हो विजय की गई और न॒किसी पवित्र वस्तु को वहाँ से 
हटाया गया । अतः यह सिद्ध होता है कि वह वहाँ का स्थानीय शासक नहीं था 
(एक, मंछ7, उह्थ., 538) । 


२०२ प्राच्रीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


कलिंग' में एक मंदिर या अड्डा ऐसा था जिसे नन्‍्द ने अपने कब्जे में ले लिया 
था। 'नन्दराज-नीतम्‌ कलिंग जिन सन्निवेशम्‌' को तन्दराज-जित कलिंग-जन- 
सं(नि)(वे)संम्‌' भी कहा गया है । 

शिलालेख या अभिलेख यद्यपि शास्रीय स्रोतों से प्राप्त सामग्री के समान ही 
महत्त्वपूर्ण हैं, किन्तु वे समकालीन नहीं हैं । हमें समकालीन सामग्री के हेतु यूनानी 
लेखकों की कृतियों को देखना चाहिए । जिस जेनोफ़न की मृत्यु लगभग ३४५४ वर्ष 
ईसापूर्व के पश्चात्‌ हुई, उसकी कृति सिरोपीडिया' में लिखा है कि भारतीय 
राजा बहुत धनी होता था। जेनोफ़न की इस उक्ति से हमें उस राजा नन्‍्द की 
याद आ जाती है जिसे संस्कृत, तमिल, सिंहली तथा चीनी सभी भाषाओं के प्राचीन 
ग्रन्थों में अत्यधिक घनी' कहा गया है। ३२६ वर्ष ईसापूर्व के आसपास मगध पर 
शासन करने वाले राजवंश ने भी सिकन्दर के समकालीन विद्वानों को काफ़ी 
सामग्री प्रदान की है । इसी ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर कर्थ्यस, डायो- 
डोरस तथा प्लूटा्क ने अपनी-अपनी कृतियाँ तैयार की थी। दुर्भाग्यवश प्राचीन 


१. डॉ० बरुआ के अनुसार, कलिंग के किसी भाग पर भी अधिकार नहीं 
था, क्योकि अज्षोक के राज्य के ७वें वर्ष तक वह अविजित प्रांत था| परन्तु, 
जहाँगीर के समान मौर्य का कथन केवल उनके गर्व की घोषणा करता है कि 
“इस प्रान्त पर अब तक किसी भी नरेश का शासन नहीं हो सका था ।” पुराणों 
के अनुसार, कलिंग शिशुनाग का समकालीन था तथा उस पर सर्व-दक्षत्रानक नन्‍्द 
का अधिकार हो गया था। 

२. देखिये, ।[।, ४, 25, वालटर मिलर द्वारा अनूदित । 


३. देखिये, महापह्मपति तथा घधननन्द के नाम । कथा-सरित्सागर 
में कहा गया है कि राजा के पास ६६ करोड़ सोने की सिलें थी (देखिये त्वानी 
द्वारा अनूदित, ४७०, ।, 0. 2) ) । डॉ० आयंगर कहते हैं कि एक तमिल 
कविता में नन्द राजाओं के धन के विषय में लिखा है कि “पाटली में सर्वप्रथम 
एकत्र हो उसने अपने को गंगा की बाढ़ में छिपा लिया ।! (##हक्राईछः 
० ५०४४ /॥6% अ9//7), 9- 89 ) । एन० शाखझ्त्री के विचार जानने के 
लिये देखिये 4०५0४, 90. 253 ॥. 

सीलोन की जनश्रुति के अनुसार, “उग्रसेन के पुत्रों में सबसे छोटा धननन्द 
था, और उसे धन एकत्र करने की आदत थी ।, ..उसने ८० कोटि धन एकत्र 
कर गंगा की घाटी में एक पहाड़ी खुदबा कर वही दबा दिया । दुसरी बस्तुओं 
पर, जैसे खाल, गोंद, वृक्ष, पत्थर आदि पर कर लगा कर फिर घन एकत्र किया 
तथा उसी प्रकार उसे भी छिपा दिया (टर्नर, महावंश, 9. ऊरूशां|) । 

चीनी यात्री छ्व॑ नसांग राजा नंद के ५ कोषों का वर्णन करते हुए ७ अत्यन्त 
मृल्यवान्‌ वस्तुओं का उल्लेख करता है । 


मगध का उत्थान २०३ 


लेखकों ने कहीं भी नन्‍्द-वंश का नाम नहीं लिखा है । जस्टिन की कृतियों में जहाँ 
अलेक्जेन्ड्रम' लिखा है, उसे 'नन्द्रम” पढ़ना सर्वधा अनुचित और निरर्थक है । 

उक्त वंश के विशद अध्ययन के लिये हमें भारतीय शास्त्रों पर ही अधिक 
निर्भर करना होगा। भारतीय विद्वान_ नन्द-वंश के प्रति और अधिक आदकृष्ट 
मालूम होते हैं--कुछ तो इसलिये कि इस वंश ने तत्कालीन सामाजिक जीवन 
में एक नयी क्रान्ति उत्पन्न कर दी थी और साम्राज्य की एकता की भावना को 
एक नया रूप प्रदान किया था । दूसरे, इसलिये कि इसी समय से जन-जीवन में 
जँन-विचारधारा समाविष्ठ होने लगी थी। इसके अतिरिक्त प्राचीन विद्वान, 
चन्द्रगुप्त की कथा में भी रुचि रखते थे । चन्द्रगुप्त-कथा के विभिन्‍न अंश विभिन्‍न 
स्थानों पर प्राप्त होते हैं। प्रायः मिलिन्दपञ्ह, महावंश, पौराशिक तिथिक्रम, 
बृहत्कथा, मुद्राराक्षण तथा अर्थशाज््र के सत्रों में चन्द्रयुत्त-कथा मिलती है । 

पुराणों के अनुसार महापद्म या महापश्मपति नन्द-वबंश का प्रथम ननन्‍्द था। 
महाबोधि-बंश के अनुसार प्रथम नन्‍्द का नाम उम्रसेन था। पुराणों में महापद्म को 
क्षात्रबन्धु का पुत्र कहा गया है । कहते हैं इस वंश का प्रथम राजा शुद्र-कन्या का 
पुत्र था (शुद्रा-गर्भोदूभव) । जैन-प्रन्थ परिशिष्टपर्वन_ के अनुसार नन्‍द वेश्या माँ 
तथा नाई पिता का पुत्र था । उक्त कथन की पुष्टि सिकन्दर के समकालीन मगध 
के शासकों की बंशावली से भी हो जाती है | यही लोग चद्रगुप्त मौर्य के पूर्वज थे । 
इस राजकुमार (&87७77775) की चर्चा करते हुए कर्टियस ने लिखा है कि 
“इसका पिता नाई था । बेचारा अपनी रोजाना की कमाई से किसी तरह जीवन- 
. यापन करता था। लेकिन, चूँकि देखने-सुनने में काफ़ी खूबसू रत था, इसलिये महा- 
रानी उसे बहुत मानती थीं। रानी के प्रोत्साहन के फलस्वरूप ही वह राजा के 
भी समीप पहुँच गया और राजा का विश्वासपात्र बन गया। एक दिन उसने 
छल से राजा की ह॒त्या कर दी। अपने को राजकुमारों का अभिभावक घोषित 
करते हुए उसने राजा के सभी अधिकार अपने हाथ में कर लिये, कई राजकुमारों 
की हत्या भी की और नया राजकुमार ( -82777728 ) पैदा किया । 


शास्त्रकारों का यह रिकार्ड कि नन्‍्द-बंक्ष का पूर्वज एक नाई था, नन्‍्द-वंश- 
सम्बन्धी जैन-कथाओं से भी इसकी पुष्टि होती है। यह बात निविवाद है कि मगध 
१. एक आलोचक के अनुसार वह अतुल धनराशि का स्वामी' था (देखिये 


बिलसन, विष्णु पुराणा, ४०, ॥5, 8%7) । महाभारत (७, 253. ।) के 
अनुसार महापश्मपुर नामक एक स्थान का पता चलता है । 


२, ९. 46; 7४४, ४], 23-92. 


२०४ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


की गद्दी पर सिकन्दर तथा नवयुवक चन्द्रयुप्त के समय में नन्‍द राजा ही राज्य करता 
था। कठिनाई तो उसके बारे में कोई निर्णाय लेने में होती है। किन्तु, सम्भवत:ः 
बह पहला नन्द राजा तो नहीं हीं था। राजकुमार ( 2६7०7777९8 ) की चर्चा 
करते हुए सिकन्दर के समकालीन कटियस ने कहा है कि “यह राजकुमार ऐसे पिता 
के पृत्र-रूप में पैदा हुआ था जिसने रानी का प्रेम प्राप्त कर पूरे साम्राज्य की 
अधिकार-सत्ता प्राप्त कर ली थी ।” कटियस का यह कथन ननन्‍्द-वंश के उस संस्था- 
पक के बारे में नहीं लागू होता, जो जेन-प्रमाणों के अनुसार एक साधारण 
वेश्या ( गणिका ) माँ तथा नाई पिता का पुत्र था, और जिसके नाई पिता को 
किसी भी प्रकार के शासकीय अधिकार प्राप्त नहीं थे । 


बधित राजा सम्भवतः कालाशोक-काकवर्ण था, जैसा कि हर्पचरित में 
लिखा है | बाण ने लिखा है कि शिशुनाग-वंश के काकवर्ण राजा को राजधानी 
के समीप किसी ने उसके गले में खंजर चुभा कर मार डाला । जिन राजकुमारों 
का वर्रान इतिहासकार कट्यिस ने किया है, वे सम्भवतः काकवर्णा के ही 
पुत्र थे । राजकुमार 387७70॥७४ के उत्थान का जो रूप हमें यूनावी कतियों में 
मिलता है, वह शिशुताग-बंश के अंत तथा नन्द-वंश के उत्थान-सम्बंधी 
सिहली वर्णन से बिलकुल मेल खाता है । लेकिन, यह कहानी 
पौराणिक स्वरूप से काफ़ी भिन्न है। पुराणों में कहा गया है कि शिशुनाग- 
बंश का अन्तिम राजा ही प्रथम नन्‍द था और वह शुद्र-कन्या का पुत्र था। उसके 
अलावा पुराणों में अन्य राजकुमारों की कोई भी चर्चा वहीं मिलती है। 
राजकुमार का नाम 8४ए४7077८४ भी सम्भवत: उग्रसेन' के पुत्र औग्रसैन्य (संस्कृत) 
का बिरड़ा हुआ रूप है । हम देख चुके हैं कि महाबोधिवंश के अनुसार उम्रसेन 
प्रथम ननन्‍्द राजा था । उसके लड़के का नाम स्वभावत: ओग्रसैन्य हो सकता है, 
जिसका रूप यूनानी लेखकों ने बिगाड़ कर 879॥777९8४ कर दिया, और वही 
बाद में बिगड़ते-बिगड़ते &067थ्वाग८ट5 हो गया । 

१. ऐतरेय ब्राह्मण (छा0, 2) में ओग्रसैन्य का उल्लेख मिलता है । 

२. कुछ लेखकों के अनुसार %70727725 (संस्कृत रूप चन्द्रमस) मगध- 
अधिकारी सिकन्दर का समकालीन चन्द्रगुत्त बिलकुल ग़लत है । प्लूटार्क ने 
सिकन्दर की जीवनी में दोनों को स्पष्ट रूप से भिन्‍न-भिन्‍न बताया है। उसके 
कथन की पुष्टि जस्टिन ने भी की है ॥ <&2097बग९5४ अथवा 8 87व7९5 अपने 
पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ तथा प्रासी का शासक बना, जबकि चन्द्रगुप्त 
अपने वंश का प्रथम शासक हुआ और उसने एक नये वंश की स्थापना की । 


मगध का उत्थान २०५ 


पुराणों भें महापद्मय को पहला ननन्‍्द राजा कहा गया है। पुराणों के अनुसार 
महापद्म ने सभी क्षत्रियों को समाप्त कर अपना एकछत्र ( एकराट ) राज्य 
स्थापित किया था । उसे सर्वक्षत्रान्तक' कहा गया है, अर्थात्‌ महापद्य ने अपने 
समकालीन इक्ष्वाकु, पांचाल, काशी, हैहय, कलिंग, अश्मक, कुरु, मैथिलि, 
शुरसेन तथा वीतिहोत्र' आदि राज्यों को अपने अधीन कर लिया था । जैन- 
प्रमाणों के अनुसार भी नंद-राज्य बड़ा विस्तृत था। नन्द-बंश के अन्तर्गत भारत 
के अधिकांश भागों को एकताबद्ध किया गया । भारत के प्राचीन शास्त्रकार 
भी इस प्रश्न पर प्रायः एकमत हैं । इसके अतिरिक्त शास्त्रों में रेगिस्तानों के 


अष्याता॥76९5 के पिता नाई थे, अत: किसी राजवंश से उनका कोई सम्बन्ध 
नहीं था, जबकि बौद्ध एवं ब्राह्मण लेखकों ने एक स्वर से क्षत्रिय कहा है, यद्यपि 
उसके वश के सम्बन्ध में भिन्‍न-भिन्‍न मत हैं । जैनियों ने तो स्पष्ट लिखा है कि 
यह नाई तपितकुमार अथवा नपितस्‌ था जिसने नन्द-बंश की स्थापना की थी 
(परिशिष्टपर्वनू, ७], ।3], 244) । 


१. जिन जातियों अथवा वंश का ग्रह उल्लेख हुआ है उनकी कुंछ भूमि 
पर मगध-नरेशों ने अधिकार कर लिया था, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वे प्राचीन 
वंश समाप्त हो गए थे । वास्तव में इससे उनका यश कम हो गया तथा विजेता 
की प्रभुता बढ़ गई थी । इससे वंश के सम्पूर्ण विनाश का अर्थ उस समग्र 
तक नहीं निकल सकता जब तक कि स्पष्ट डाब्दों में यही न लिखा जाये। अतः 
यह कुछ अतिशयोक्ति मालूम होती है । यहाँ तक कि अजातशत्रु भी शक्तिशाली 
जाति वज्जियों को भी पूर्ण रूप से पराजित नहीं कर सका था तथा गुप्त-काल तक 
लिज्छुवि-बंश चलता रहा। तीसरी-चौथी शताब्दी में कृष्णा के दक्षिण में 
इक्ष्वाकु-वंशज पाये गये हैं, जिससे सिद्ध होता है कि इनकी एक शाखा इस ओर 
, पैली गई होगी। जिस राजकुमार को शिशुनाग ने बनारस का शासक बनाया था, 
उसी के उत्तराधिकारियों में काशीस रहा होगा, जिसे नन्‍्द ने पराजित किया था। 
हैहयों के अधिकार में नर्मदा घाटी का एक भाग था। हाथिगुम्फा लेख के अनुसार नन्द 
ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, साथ ही उसने अइमक तथा गोदावरी की घादी- 
स्थित नव-नन्द-देहरा पर भी अधिकार जमाया था (मैक्लिफ़, 59४ #४एक४/०, ४, 
7. 236) | अवन्ती के प्रद्योतों के उदय के पूर्व ही वीतिहोत्रों की शक्ति नष्ठ हो 
चुकी थी। परन्तु, यदि पुराणों को सत्य भाना जाये तो इस वाक्य से, कि 
“उपर्युक्त राजा ( शिक्षुनगाग ) के समकालीन वीत्तिहोत्र थे”, सिद्ध होता है कि 
शिक्षुनाग ने कुछ प्राचीन राजाओं के लिये पुनः मार्ग बना दिया था। वायु पुराण 
(94, 5-52) के अनुसार वीत्तिहोत्र, हैहय के पाँच गणों में से एक थे । 
अजातज्नत्रु द्वारा विजित वज्जि राज्य के उत्तर में मैथिलों का राज्य था। 
पांचाल, कुरु तथा सूरसेन ने गंगा के मैदान तथा मथुरा पर अधिकार कर लिया 
था, परन्तु आगे चल कर उन पर मगध का अधिकार ई० पृ० ३२६ में यूनानी 
प्रमाणों के अनुसार हुआ । 


२०६ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


पार बहादुर जातियों के निवास का भी उल्लेख मिलता है । यह संकेत सम्भवतः 
राजपूताना व समीपवर्त्ती क्षेत्रों की ओर है। इन ग्रन्थों में यह भी कहा गया है 
कि प्रासी (पूर्वी प्रदेश के लोग) तथा गगा की घाटी के निवासी एक ही सम्राट 
द्वारा शासित थे। इनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र' (पालिबोथरो) 
थी । इतिहासकारों' के कथनानुसार पूर्वी प्रदेश के निवासी (प्रासी) बड़े ही 
शक्ति एवं वैभव सम्पन्न थे । किन्तु, इस उक्ति से ऐसा लगता है कि यह कथन 
नन्‍्द-काल के बारे में नही, वरन्‌ मौर्य-काल के सम्बन्ध में कहा गया है । पूर्वी प्रदेश 
ने जो उन्नति मौर्य-काल में की थी, वह मौर्यों के पूर्वज तन्‍्दों के समय में संभव 
न थी । नन्द-काल की उन्तति तथा वेभव का रिकार्ड हमें सिकल्दर के समकालीन 
इतिहासकारों की क्रतियों से प्राप्त होता है । कथा-सरित्सागर' के एक अनुच्छेद 
में नन्द वंश के किसी राजा का नाम आया है और कहा गया है कि उसने 
अयोध्या में पड़ाव दाला था । इसी आधार पर यह भी कल्पना की जाने लगी है 
कि मगध ने इक्ष्बाकु के राज्य कोशल को भी कभी अपने अन्तर्गत कर लिया था। 
मैसूर में प्राप्त कतिपश्न शिलानेखों में यह उल्लेख है कि कुत्तल प्रदेश में कभी नन्‍्द- 
वंश का राज्य था। कुल्तल प्रदेश में दक्षिणी वम्बई तथा उत्तरी मैसूर का 
भाग आता है । किन्तु, उपर्युक्त अभिलेख कुछ बाद के मालूम होते हैं, इसलिये 
इन पर अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता । इससे अधिक महत्त्वपूर्ण 
हाथिगुम्फा के शिलालेख हैं । इन लेखों में कलिग में तन्‍्द राजा के कार्यों की चर्चा 
मिलती है। नन्‍्द राजा की अनेक जीतों का भी उल्लेख इनमें मिलता है । नन्‍्द 
राजाओं द्वारा कलिंग विजय, अश्मक-विजय तथा दक्षिण भारत के अन्य छोटे- 
छोटे भागों की जीत कोई असम्भव बात न थी । गोदावरी के तट पर 'नौ-नन्द- 
देहरा' (नन्देर)" तामक एक नगर था। इससे लगता है कि नन्‍्द राजाओं ने 
दक्षिग भारत का भी काफ़ी भाग अपने अधिकार में कर लिया था । 

मत्स्य पुराण के अनुसार प्रथम नन्द ने ८८ वर्ष राज्य किया। इसके लिये 
अष्टाशीति (८5८) शब्द का प्रयोग किया गया है । किन्तु, ऐसा लगता है कि 

१. देखिये ॥7., 48९९., 22), 28।; १40(2प7व]९, जैव ०९०४/४९४९४ 
थार्व 407०४, ।926, 9. 67, 44, 6!, 


२, ६६०(पे[९, कै[शएप5#शार दावे 77782, 926, 79. 24], 

३. त्वानी का अनुवाद, ७. 2. 

४. रित्ट, शैहुडकाह बाव. 0098 ०7. ##6.- 7क्रा१7ग ए. 3; 
फ्लीट, 09ाकाशष थी #8 कँक्राक्तासर 72078, 2845, 2, | ह 

५. मेक्लिफ़, 3# #ध(क्वंण, ४, 9, 266, 


मगघ का उत्थान २०७ 


अष्टाविशति (२८) को भूल से अष्टाशीति पढ़ लिया गया है। वायु पुराण में 
कहा गया है कि यह समय केवल २८ वर्ष का है। तारानाथ के अनुसार नन्द ने 
२६ वर्ष राज्य किया | सिहली अभिलेखों के अनुसार नन्‍्दों का शासन सिफ़ २२ 
वर्ष चला । पुराणों में दी गई २८ वर्ष की अवधि में सम्भवतः वह काल भी 
मिला लिया गया है जबकि नन्द का सिंहासन नहीं छिना था और वे पूरे 
राज्य के वास्तविक शासक थे । 


महापन्म उम्रसेन के बाद उनके आठ पत्रों को उत्तराधिकार मिला, जो बारी- 
बारी गही पर बैठे । पराणों के अनुसार इन लोगों का शासन-काल १२ वर्ष 
का था। सिंहली प्रमाणों के अनुसार, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, पूरे नन्‍्द- 
बंश का शासन केवल १२ वर्ष का रहा। पुराणों में महाप्म के एक पत्र 
सुकेल्प का नाम विशेष रूप से आया है। महाबोधिवंश में कुछ और नाम 
भिलते हैं, जो इस प्रकार हैं--परडुक, पराड्रगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविषाणक, 
दश्सिद्धक, कैकत्त तथा धन । सम्भवतः: अन्तिम शासक ही /8/४7768 था, 
जो बाद में ऋश्यात/ता९5 के नाम से भी पुकारा गया है। जैसा कि हम देख 
चुके हैं, संस्कृत शब्द औग्रसैन्य ही सम्भवतः बिगड कर /8/थ्वाशाधलढ हो 
गया है । 


प्रथम नंद ने अपने उत्तराधिकारियों के लिये एक बड़ा साम्राज्य ही नहीं 
छोड़ा, वरन्‌ एक बड़ी सेना तथा भारी खजाना भी छोड़ा । यदि प्राचीन ग्रन्थों 
पर विश्वास किया जाय तो प्रथम नन्‍्द से उसके पुत्रों को सरकार चलाने की 
, एक स्वस्थ मशीनरी, अर्थात्‌ अच्छे कर्मचारी भी मिले। कंटियस के कथतानुसार 
ओपग्रसैन्य (4४7.७7777९5) अपनी सीमाओं की रक्षा के लिये २० हज़ार घुड़सवार, 
२ लाख पैदल सेना तथा २००० रथों की सेना को तैनात किया था। इसके 
अलावा उन दिनों सशक्त मानी जाने वाली ३ हज़ार हाथियों की गजसेना भी 
देश की रक्षा के लिये तैनात की गई थी । डायोडोरस और प्लूटा्क ने भी इसी 





], ॥#४, 4४8,, ]875, 9. 362. 


२. इस नाम के अनेक रूप हैं। उनमें से एक साहलय है । डॉ० बरुआ का 
मत है कि वह दिव्यावदान (9. 369; पाजिटर, 2054, 25 », 24; बौद्धधर्म- 
कोश, 44) का साहलिन वही था । बौद्ध-प्रन्थों में इस सम्बन्ध में 
दिये गये तर्क, कि साहलिन और काकवर्ण के बीच सम्बन्ध था, को स्वीकार 
नहीं किया जा सकता । इसमें बहुधा ग्रलती पाई गई है। इसमें पृष्यमित्र को 
अज्ञोक का वशंज कहा गया है (9. 433) | 


२०८ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


का वर्णन किया है। किन्तु, डायोडोरस ने गजसेना में गजों की संख्या ४००० 
तथा प्लटार्क ने ६००० दी है । बौद्ध-मन्‍न्थों' में एक सेनापति भद्दसाल का नाम 
भी आया है। 


ननन्‍्द-वंद्ा के अपार घन-वैभव के सम्बन्ध में ऊपर चर्चा की जा चुकी है । 
कलिग में सिचाई-योजना खलाने का श्रेय नन्द-वंश को ही है) नन्द-बंश ने 
ही 'नन्‍्दोपक्रमारिग मानानि” का भी आविष्कार किया था। ब्राह्मण तथा जैन 
ग्रन्थों में कहा गया है कि नतन्‍्द के दरबार में एक से एक अच्छे और 
योग्य मन्त्री थे, किन्तु बाद में तन्द-दंश के राजा वैसे न रहे जैसे कि इस बंश के 
वाद के राजा थे । बाद के राजाओं का नाम भी नन्द-वबंद से ही सम्बद्ध किया 
जाता है, किन्तु बाद के इस वंश में ननन्‍्द-वश् की अपेक्षा कही अधिक बहादुर 
एवं यशस्वी सम्राट हुए हैं । 


नन्‍्द-बश के बाद के तथ्रे वश के उद्भव या इस सत्ता-परिवर्ततन के बारे 
में अधिक विवरण नहीं मिल पाता । नन्द्र राजाओ के पास अकूत धनराशि थी । 
इससे सिद्ध होता है कि ये लोग जनता से काफ़ी धन ऐठले थे | हमें अनेक ग्रस्थों 
में यह भी लिखा मिलता है कि सिकन्दर का समकालीन नन्‍्द-वश के राजा 
ओमसैन्य (0४7०४ण7ए७४) से जनता घृर्या करती थी और उसे ओछे किस्म का 


आदमी समभती थी । जनता की यह धारणा उसके सत्ताझढ़ होने के ढंग 
पर आधारित थी । 


मगध की क्रान्ति के बारे में पुराग्यों में अग्नलिखित पंक्तियाँ मिलती हैं-- 


१. मिलिन्द पन्‍्ह, ५४8/, छा, 0. [47-48, 
२. एस० सी० वसु द्वारा अनूदित अष्टाध्यायी ( पारिषति-कृत ) में दखिये 


सूत्र ), 4,2, 


३. देखिये, मेक्रिडन-हृत, प#8 कीाकांक ही फिहोंद 80 /धिदावंश, 
?- 222; र. नन्द का लोभ, 7/4, 25; परिश्चिष्टपर्वनू, छं, 244. 


४. इस वंश-परिवर्तन का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कामंदकीय 


नीतिसार, मुद्राराक्षम, चन्दर कौशिक तथा सिहली कॉनिकल के विवरणों आदि 
में भी मिलता है । 


मगध का उत्थान २७०६ 


उद्धरिष्यति ता सर्वान कौटिल्यों ये हिजबंभः 
कोौटिल्याश्चन्दगुप्तम_ तु ततो राज्ये भिषेक्यते । 


मिलिन्दपञ्ह में नन्‍दों तथा मौर्यों के बीच एक युद्ध की घटना की चर्चा की 
गई है । नन्‍्द की सेना में भहसाल नामक एक सैनिक था, जिसने राजा चन्द्र- 
गुप्त के विरुद्ध लडाई छेड़ी थी। कहते हैं इन लड़ाइयों में अस्सी बार युद्धक्षेत्र 
में शवों का नर््तन' हुआ था । यह भी कहा जाता है कि जब एक बार प्रचण्ड 
आहुति' (प०0०८४०६४) हो जाती थी तो वीरगति-प्राप्त योद्धाओं के सिरविहीन 
शव युद्धक्षेत्र में नाचने लगते थे। एक बार की 'प्रच॒णड आहुति' में दस हज़ार 
हाथियों, एक लाख घोड़ों, पाँच हजार रथों तथा सौ कोटि सैनिकों का सफ़ाया 
समझा जाता था । इस अनुच्छेद में पौराशिक अलंकार भी कहा जा सकता है । 
किन्तु, इससे हमें यह तो पता चल ही जाता है कि नन्‍्द-वंश तथा मौर्य-वंश' के 
बीच जमकर घमासान युद्ध हुआ था । 


अ्जि-++ + ५ 


१. कुछ पाराडुलिपियों में 'द्विजर्षभ:' के स्थान पर '्विरष्टमि:' मिलता है। 
डॉ० जायसवाल (7४6. .4#/., !04,/24) इसे “विरष्ट्राभि:' में परिवत्तित करता 
चाहते हैं । 'विरष्ट्रा' का अर्थ उन्होंने अरदा' से लगाया तथा कहा कि जस्टिन के 
डाकुओं के मिरोह' अस्ट्टा ने ही कौठटिल्य की सहायता 2383. थी (कनिघम, 
804 72#७, 07. 88-89) । पाजिटर का मत है कि भः ( दो बार 
जन्म लेने वालों में सर्वोत्तम, अर्थात्‌ ब्राह्मण ) ही द्विरष्टमि: का सही रूप है 
( 27एक्क#क्ष. थी. #6 #46 486, 97. 206, 35 )। 

२. 7ए, 8,26; €/ ७97, फफएं, 9. 747-48, 

३, ॥#4., 46, 94, 0. 24, 

१४ 


६ | फ़ारस और मैसीडोनिया के आक्रमण 


१. सिन्ध की ओर फ़ारस का प्रसार 


इधर एक ओर भारत के अनेक राज्य और गणतन्त्र मगघ के राज्य में 
बिलय होते जा रहे थे, और उधर उत्तरी-पश्चिमी भारत (आधुनिक पश्चिमी पाकि- 
स्‍्तान) तरह-तरह की मुसीबतों का सामना कर रहा था। छठी शताब्दी 
ईसापूर्व के प्रथमार्ष में भारत के अन्य भागों को तरह देश का उत्तरी क्षेत्र अनेक 
छोटे-छोटे ट्रुकड़ों में विभाजित था। इन छोटे-छोटे राज्यों में कम्बोज, गान्थार 
और माद्रा के राज्य प्रमुख थे | भारत के इस भाग मे पूर्वी भारत के उम्रमेन 
महापद्य की तरह कोई भी ऐसा ने निकला जो आपस में कलहरत राज्यों को 
एकता के सूत्र में आबद्ध कर सकता । यह पूरा का पूरा क्षेत्र धनी, किन्तु बड़ा ही 
असंगठित था। दुर्बल व असंगठित होने के कारण यह भाग फ़ारस (ईरान) 
में उदय हो रहे शाहों का शिकार हो गया । 


फ़ारस के साम्राज्य के संस्थापक्र कुरुश या सीरस (५४८-५३० ईसापूर्व) 
ने एक बार भारत के विरुद्ध अभियान आरस्भ क्रिया, किन्तु उसे बाद में अपनी 
योजना स्थगित करनी पड़ी और वह बड़ी कठिनाई से ही अपने सात साथियों 
तथा अपने-आप को बचा सका ।* किन्तु, उम्रे काबुल की घाटी में अधिक सफलता 
मिली । सीरस द्वारा घोरबंद और पंजपिर के संगम पर बसे कापिशी के 
बरबाद किये जाने का उल्लेख इतिहास में मिलता है । एरियन' के कथनानुसार 
सिंध के पश्चिमी ज़िलों से लेकर कोफ़ेन (काबुल) नदी तक कुछ भारतीय जातियाँ 
बसी थी, जिल्हें ऐस्टेसीनियन ( आष्टकस ) और ऐस्सेसीनियन ( अश्वकस ) 


१९.4 $दवएट) रा 70548 46, 9. 64 के अनुसार ५५०-५२६ 
ई०पृ० है। 

२. छ, 8080 9, 50०४०, [[], ७. 74, 

३. (07०८६, खाक 5 हिंद वा, 9. 399 


४. पतंजलि (७, 2.2) ने इसे “अष्टकम्‌ नाम धन्य कहा है ( देखिये 
ल्यूडर्स, 390 में हस्तनगर तथा अठकनगर )। 


फ़ारस और मैसीडोनिया के आक्रमण २११ 


कहते थे । आरम्भ में ये लोग असीरियन के और बाद में मेदियों के तथा अन्त 
में फ़ारस के अधीन हो गये । ये लोग बादशाह सीरस की प्रशंसा करते थे और 
उसे अपने मुल्क का बादशाह मानते थे । स्ट्रेबो के कथनानुसार, एक बार फ़ारस 
बालों ने पंजाब की कुछ मजदूर जातियों (क्ुद्रकों ) को अपने यहाँ बुला 
लिया था । 


डेरियस-प्रथम ( ५२२-४८६ ईसापूर्व ) के बहिस्तान-शिलालेख में गांधार- 
वासियों को भी ईरान के साम्राज्य का वाशिन्दा या नागरिक माना गया है । 
किन्तु, इस लेख में हिन्दुओं का उल्लेख कहीं भी नहीं आया । सिन्धु की घाटी में 
रहने वालों का कहीं भी जिक्र नहीं है। 'हमदन' शिलालेख में इसके विपरीत 
उल्लेख है । उसमें गान्धारवासियों के साथ-साथ सिंधु की घाटी में रहने वालों 
( हिन्दुओं ) को भी फ़ारस का नागरिक कहा गया है। डेरियस के मक़बरे 
नक़श-ए-रुस्तम पर भी ऐसा ही लेख मिलता है। इससे यह धारणा बनाई जा सकती 
है कि ५१६ वर्ष ईसापूर्व तथा ५१३ वर्ष ईसापूर्व' के बीच (बहिस्तान' के अनुसार) 
भारतीयों पर विजय प्राप्त की गई थी। इस जीत की बुनियादी बातों का 
इतिहासकार हेरोडोटस ने भी उल्लेख किया है-- सिंधु नदी में घड़ियाल 
बहुत होते हैं। इस दृष्टि से क्रम में वह दूसरी है । बादशाह डेरियस-प्रथम यह्‌ 
जानने का इच्छुक था कि यह नदी समुद्र में कहाँ गिरती हैं। इसके लिये उसने 
जहाज रवाना किये, ताकि उसे सही जानकारी सिल सके । ये लोग पकतीक 





१, कं. (!, उताशया, मिदांशा रीशग्रंहा ई.ल्लटका वार्ष (0 7 ९४॥ ता ॥/6९ 
>९वष्ासाधंदत ीएउटंाणाड; रि्ु०४07,. हा... खाबींब/ िल'र्शशेते, 
77437, 34, 9. । #. 

२. जेक्सन (६&#0. 70. 7४4.. ।, 334) के अनुसार रे बहिस्तात-शिला- 
लेख, पाँचवें कॉलम को छोड़कर के, ई०पू० ५२० से ५१८ में लिखा गया था। 
रंप्सन के अनुसार यह तिथि ५१६ ई०पू० तथा ह्जफ़ेल्ड के अनुसार ५१६ 
ई०प० थी ( ॥/457, ]९०, 34, 9. 2) । 

३. ऑमस्टेड, मातातर शी #ह 2हप्रंद्क फिर, 9. 45, हर्ज फ़ेल्ड 
के अनुसार, प्राचीन फ़ारसी लेखों में थतग्रुश/ का उल्लेख सिद्ध करता है 
कि पंजाब का कुछ भाग ( जैसे गांधार) साइरस-महान_ के समय से ही फ़ारस 
का अंग था । 

४. मैक्रिडल, 4॥दांटा। उीवाद 48 8600 7. ददिकादद! स#वररीएर, 
72. 4-5. 


श्श्र प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


( पक्‍थस ? )_ प्रदेश के कैस्पाटीरस' नगर से पूर्व की ओर, नदी के बहाव के 
साथ-साथ रवाना हुए । समुद्र से वे पश्चिम को चल पड़े और तीस महीने की 
यात्रा के बाद ऐसी जगह पहुँचे, जहाँ से मिस्र का राजा अपने कुछ आदमियों 
को लीबिया की यात्रा पर भेज रहा था। फिर, जब डेरियस के आंदसी यात्रा 
से वापस लौट आये तो उसने भारतीय भागों पर कब्जा कर लिया ।” 

हेरोडोटस ते भारत के बारे में आगे लिखा है कि भारत, ईरानी साम्राज्य 
का बड़ी घी आबादी वाला प्रदेश था तथा इससे काफ़ी आय भी होती थी 
( सोने के ३६० सिकक्‍के जो युद्ध के पूर्व के २ लाख ६० हेंजार पौड के बराबर 
होते थे )। यह कहने में कोई तुक नहीं है कि यह सोना वेक्ट्रिया या साइवेरिया से 
आया था । भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर सोने की खानें थी। इसके अलावा 
नदी की बालू से भी सोना तैयार किया जाता था। कुछ मात्रा में तिव्वत' से 
आते वाले भोटिया व्यापारियों से भी सोना मंगाया जाता था। गास्थार ईरानी 
साम्राज्य का छवाँ तथा भारत २०वाँ प्रान्त था। भारत के बारे में देरोडेट्स 
ने जो कुछ लिखा है, उससे स्पष्ट है कि सिधु की घाटी ओर राजपुताना का 
परह्चिमी भाग भारत माना जाता था। इतिहासकार कटियस ने लिखा है कि 
“भारत के पूर्व में बालु ही बालू है। वे भारतवासी जिन्हें हम जानते है; एशिया- 
वासियों में सबसे पूर्व में बसने वाले लोग है ।'' 

किसी भी साम्राज्य के प्रदेशों के विभाजनों को बाद के शाही वबंशजों ने 
यथावत्‌ ही रखा । बाद में शक्तो और कुशाणों ने तो भारत को प्रदेशों में 
विभाजित करके ही अपने-अपने राज्यों को संगठित किया । गुप्त-काल का दिश- 
गाप्तृ' प्राचीन काल के सत्रप (क्षत्र-पावन) या सूबेदार का ही वंशज था । 


ईरानी विजेताओं ने भौगोलिक अनुसन्धानों तथा व्यापारिक गतिविधियों को 
अधिक प्रोत्साहन दिया। इसी काल में ईरानी लोग यहाँ से काफ़ी मात्रा में 
सोना ही नहीं ले गये, वरन वे कीमती लकड़ी व हाथीदाँत भी यहाँ से ले गये । 
इसके अलावा यहाँ की जनशक्ति से भी इन लोगों ने पूरा-पूरा फ़ायदा उठाया । 


५ देखिये (478, छा, थी वीव, !, 3360, संम्भवत्त: शह नगर प्राचीन 
गांधार में स्थित था (#60000।05, ४. 44) । | 


२. देखिये 7/४४., 82, 339, पकतीक आधुनिक पठान देश का प्राचीन 
नाम है। यह भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमा पर था। 


रे, दाएफेर, 2॥8 जैशाए- 7667 20०7७ ता 7॥6४६, 00. 0; अमृत 
बाज़ार पत्रिका, 9-7-39, 9. 0; 'शध्रारऊ, 7धवता। (#एकाट, 4, 225, 239, 


फारस और मैसीडोनिया के आक्रमण २१३ 


विभिन्न जातियों से सैनिकों का भी काम लिया गया । पूर्व और पश्चिम के इस 
सम्पर्व से सांस्कृतिक क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हुआ । यदि ईरान के लोग भारतीय 
लड़ाकुओं को भी अपने यहाँ ले जाते तो वे लड़ाई जीतने का अपना तरीक़ा 
भी प्रदर्शित करते । 

क्षयार्षा या >१०7४९०७ (४८६-४६५ ईसापूर्व) डेरियस-प्रथम का बेटा तथा 
उत्तराधिकारी था । उसने भी भारतीय भूमि पर अपना कब्जा क्रायम रक्‍्खा। 
उसकी बृहत्‌ सेना में गांधार और भारत का भी प्रतिनिधित्व था। हेरोडोटस के 
कथनानुसार, गांधार के सिपाही तीर-कमान और छोटे भाले अपने पास रखते 
थे । भारतीय सिपाही सूती वर्दी पहलते थे तथा बेंत के धनुष घारण करते थे । 
उनके तीरों के सिरों पर लोहा लगा रहता था। खुदाई से प्राप्त सामग्री से पता 
चलता है कि क्षयार्षा (६८४७%०५) ने कुछ देवताओं के मन्दिरों को खुदवा डाला 
था और यह आदेश दें दिया था कि देवताओं की पूजा नहीं की जायगी । जहाँ 
अभी तक देवताओं की पूजा होती थी, वहाँ राजा मे अहुरमज़्दा' (7००७० 
7787209) और प्रकृति की पूजा आरम्भ करवा दी । भारत में उस समय ईरानी 
राजाओं में धामिक उन्माद लहरें लेता था । 

क्षयार्षा (#००४०४) की मृत्यु के बाद बाद ईरानी साम्राज्य का पतन 
आरम्भ हो गया। किन्तु, यदि 07080८5९४ ॥] के दरबारी ॥६९४०8 (४०४- 
३५८ ईसापूर्व ) पर विश्वास किया जाय तो चौथी शताब्दी ईसापूर्व में भी 
ईरानी बादशाह को भारत से बहुमुल्य तोहफ़े मिला करते थे | 80फ्रणा 7०ण 
[05०४.०४०॥ के अनुसार भी सत्तागीदियन ( 5०८८४8५0४2॥5 ) के साथ 
गांधार-निवासियों का और ईरानियों के साथ भारत के हिन्दुओं का भी उल्लेख 
मिलता है । मीडियन और सूसियन (!४८०ांशाय$ थावे 50875) की भी 
चर्चा आई है । 

तक्षशिला के शिलालेखों में भी भारत पर ईरानी शासन के महत्वपूर्ण 

प्रमाण मिलते हैं। ये प्रमाण चौथी या पाँचवीं” शताब्दी ईसापूर्व के बताये जाते 
हैं। लेकिन, हर्जफ़ेल्ड ( प्रधर्शाअ0 )' के अनुसार उक्त रिकार्ड में 'प्रियदर्शन' 
दब्द भी आता है जो अशोक के शासन-काल की ओर संकेत करता है, न कि 
ईरानी शासन की ओर। खरोष्ठी लिपि का श्रेय भी ईरानियों को ही दिया 


२, 7724७, 9!5, ], 09. 340-347. 
३, /#. ॥#४., ऊाफ, 253. 


२१४ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


जाता है। अशोक के शिलालेखों में 'दिपि' (7९8०४४७६ और “निषिष्ट' (छप्४८॥) 
शब्द भी मिलते हैं | इस प्रकार अशोक के अभिलेखों की पृष्ठभूमि या भूमिका में 
ईरानी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होता है। 
२. अकीमेनिड्ज़ तथा अलेवज़ेण्डर का अन्त 

आर्टाज़ रकक्‍्सीज़ (१०७:४४7००४) की मृत्यु ३५० वर्ष ईसापूर्व या इसके आसपास 
हुई । कुछ दिनों की अव्यवस्था तथा कुशासन के बाद डेरियस-तृतीय कोडोमेनस 
(३३५-३३० ई०पू०) गद्दी पर बैठा । यही वह राजा था जिसके विरुद्ध मैसिडन 
के राजा सिकन्दर ने चढ़ाई की थी । इस प्रकार कई लड़ाइयाँ हुईं, जिनमें ईरानी 


फ़ौज़ें मिरन्‍्तर पराजित होती गई । अत: सिकन्दर अपने दुश्मनों को दवाता हुआ 
बूमोडस नदी के मैदानी भाग तक पहुँच गया । है 
उन दिनों ईरानी शाह की फ़ौज़ में तीन भारतीय जातियाँ मुख्य रूप से थीं । 


उन दिनों बीसस (9९5४७७) नाम का सूबेदार ईरान की ओर से भारत के एक हिस्से 
पर शासन करता था। इसी के नेतृत्व में सोगडियनियन, बैक्ट्रियत तथा बैक्ट्रियन 
से मिलती-जुलती एक अन्य जाति के लोग ईरानी फ़ौज़ की मदद करने फ़ारस 
गये थे । इनके बाद सेसियन और सीधियन जाति के लोग भी फ़ारस की मदद को 
गये । इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे लोग भी गये, जिन्हें पहाड़ी भारतीय कहा जाता 
था । सिंधु के इस पार रहते वाले भारतीयों के पास केवल कुछ ही (लगभग पदन्द्रह) 
हाथी थे । कुछ सेना डेरियस के नेतृत्व में भी गई थी। ये लोग अरबेला 
के निकट बूमोडस नदी से थोड़ी दूर गागसेला' नामक स्थान पर जा कर जम गए । 
इस समय उत्तर-परिचिमी भारत पर ईरानी साम्राज्य का प्रभाव काफ़ी कम हो 


गया था। उत्तर-पश्चिमी भारत अनेक रियासतों तथा गगणातंत्रो में बेंट गया 
था, जिनके नाम इस प्रकार हैं -- 


१. आस्पेसियन (अलिशंग-कूनार-बाजौर घाटी)--यह राज्य काबुल नदी के 
उत्तर के पहाड़ी भागों में फेला था। इसमें आधुनिक अलिशंग, यूअस्पला तथा 
कूनार के भाग शामिल थे । इस राज्य का नाम ईरानी शब्द 'अस्प' तथा संस्कृत 
शब्द अश्व' या अश्वक' (घोड़ा) से लिया गया है। आस्पेसियन लोग अश्वकों' की ही 
एक शाला थे जो परिचिमी हिस्से में थे | इस राज्य का सामन्‍्त हाईपार्क, यूअस्पला 
नदी के तट पर बसे एक नगर में रहता था । इसी नदी को 'कूनार' भी कहते हैं । 
यह काबुल नदी की सहायक नदी 


न जय परम नगर थे] दी थी। अन्दक और ऐरीजिमन' आस्पेसियन 


१. एपागा0 6४, 4ादकह जंदवव 455 , 9७9७. 42-]43, 


रे. (६00, /778/, ॥॥४., 352,, 3; देखिये अस्सानम्‌ आयतनम्‌, ]494, ८/४१४ 
३. (फ्राघा०्ल:, वकांबा, 99. 230-285,.... ० 3 


फ़ारस और मैसीडोनिया के आक्रमण २१५ 


२. गुरेअन्स प्रवेश--इस भ्रदेश में गुरेअस, गौरी या पंजकोरा नदी बहती है । 
मुख्यतः: यह भाग आस्पेसियन और अस्सकेनियन (अश्वक ) राज्यों के बीच स्थित है । 


३. अस्सकेनोस राज्य-- यह राज्य सिन्धु नदो तक फैला था और मेसागा इसकी 
राजधानी थी । यद्यपि मेसागा कहाँ पर था, इसका ठीक-ठीक पता नहीं चल सका 
है, किन्तु सम्भवत: मालकन्द दर के उत्तर में थोड़ी दूर पर ही यह नगर था । 
'अस्सकेनियन” शब्द अश्वक' (या धोड़ों का देश) शब्द का ही रूपान्तर है | इससे 
अश्मक' (या प्रस्तर-देश) का बोध नहीं होता । इस प्रदेश में जो जाति निवास 
करती थी, उसे विभिन्न युगों में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। अभी तक 
इस प्रदेश के निवासियों के 'सुवास्तु', 'उद्यान' तथा 'ओड्ियान' नाम मिल सके 
हैं । इन अश्वकों का दक्षिण के अश्मकों से कोई सम्बन्ध था, इसका कोई आधार 
नहीं मिलता । पारिगनि ने अश्वक जाति का कहीं उल्लेख नहीं किया है । मार्कणडेय 
पुराण तथा वृहत्संहिता के ग्रन्थकारों ने अश्वकों को उत्तरी-पश्चिमी प्रदेश का 
निवासी बतलाया है । अस्सकेनियन राजा के पास २० हज़ार घुड़सवार तथा ३० 
हज़ार पैदल सेना थी । इसके अलावा गजसेना भी थी। सिकन्दर-महान, 
के आक्रमण के समय यहाँ पर जो राजा राज्य करता था, उसे यूनानियों ने 
अस्सकेनोस नाम से पुकारा है। क्लियोफ़िस उसकी माँ थी । अस्सकेनोस के एक 
भाई था, जिसका नाम कटियस ने ईरिक्स (2795) और डायोडो रस ने एप्रिक्स 
(4])४१:९४) लिखा है। महाकवि बाण ने दक्षिण भारत की गोदावरी के एक 
तटथर्त्ती अश्मक राजा शरभ के दु:खद अन्त की कहानी लिखी थी । किन्तु, उत्तरी- 
पश्चिमी अश्वकों व दक्षिण भारतीय अश्वकों का कोई सम्बन्ध था, यह निराधार है । 

४, नौसा--यह पहाड़ी राज्य कोफ़ेन, या क़ाबुल और सिन्धु नदियों के बीच 
मरास पर्वत की तलहटी में आबाद था । यह गणातंत्रीय संविधान का राज्य था। 


१. ॥७., ।, 73. 

२, 7॥76&70॥ ण (/6४६॥४४४, 9- 378, हे 

३. प्रसिद्ध दुर्ग औरनस के भागते हुए रक्षकों का उसने यूनानिय के 
विरुद्ध नेतृत्व किया ( 0०७४, 77557 7४., , 356 ) । सर औरेल स्टीन के 
अनसार, औरनस स्वात तथा सिन्धु के मध्य ऊना पर्वत पर स्थित था (देखिये, 
है] टक्षाफूकाडुरओ था. 0 लिमशा, तिशाद्षा०5 घरशिद।.. एप्रए्कए) 
॥4424४४४, ]07., !927) । इस दुर्ग के दक्षिणी भाग को सिन्धु नदी छूती थी 
(देखिये, ॥#2., 4(७८., 27]) । 

४, 7॥7. /#६४,, 79, 493. 


२१६ प्राचीन भारत का राजनंतिक इतिहास 


कहते हैं कि सिकन्‍दर' के आक्रमण से भी (र्व कुछ यूतानी उपनिवेशवादियों ने 
इसकी स्थापना की थी । एरियन' के कथनानुसार, तीसा 2 के निवासी भारतीय 
नहीं थे, वरनु ये डायोनीसस के साथ इधर आयी जातियों के वंशज थे। मज्किम 
निकाय में लिखा है कि अस्सलायन व गौतम बुद्ध के समय कम्बोज तथा योन 
(यूनानी) राज्य तरत़क़ी कर रहे थे-- योव कम्बोजेसु ढेव वणणा अय्यो कडएवं 


दासोक' (योव तथा कम्बोज जातियों में दो ही सामाजिक वर्गकिरण थे--एक 
आर्य, और दूसरे दास )। 


इतिहासकार होल्डिच के अनुसार, प्राचीन नीसा नगर स्वात देश के मूर पर्वत 
की तलहटी में बसा था । सिकच्दर के आक्रमण के समय आकूफ़िस नीसा गण- 
तल्त्र का सभापति था तथा ३०० सदस्यों की एक शासक परिषद्‌ थी | 

५, प्यकेलाओटिस-- यह राज्य काबुल से सित्ध जाने वाली सड़क के समीप- 
व्त्ती प्रदेश में कला था और आज के ( पाकिस्तान के ) पेशावर जिले में था । 
प्यूकेलाओटिस में मालन्तस, सोअस्तुस तथा गुरेअस भी शामिल थे। स्पूलो: 
ओटिस' शब्द सम्भवतः संस्कृत के पुप्करावती का ही एक रूप है । यह पहल 
प्राचीन गान्धार राज्य का एक अंग था । इतिहासकारों ने इस क्षेत्र के रहने वालों 
को 'अस्तकेनोंइ' नाम भी दिया है । पेशाबर के उत्तर-पूर्व में लगभग १७ मील 
दूर मीर जियारत तथा चारसदू नगर है जो पहले प्युकेलाओटिस की राजधानी 
था, ऐसा अनुमान है। इतिहासकार एरियत का सोअस्तुस तथा वेदों में बरग्णित 
मुवास्तु राज्य स्वात नदी के पास-पड़ोस में फेला था । 

सिकन्दर के आक्रमण के समय यहाँ पर आस्टेस नाम का राजा था, 
जिसे 'हस्ती' या अप्टक' भी कहा गया है । सिवन्दर के एक सेनापति हेफ़ीस्चन 
((09043९६४०४) ने उक्त राजा को पराजित कर उसे जान से मार डाला था । 


१, (900, शव ह/ (बारंशा,.. छ,.. 79; सद्यायका काते 
एटणाल, 5॥400, एणे ॥[, 9. 76, डॉ० जायसवाल ने मुझे सूचित किया 
है कि उन्होंने न्‍्यासियन भारतीय-यूतानियों का उल्लेख सन्‌ १६१६ में अपने एक 
भाषण में किया था । 

२. (#हवर008, .4770॥, |). 399, 

३. [, 449, 

४, जी, कम, की ७0., छ. 97; (४, ७४... /#र्व., 4, ए. 
353. 

२. रीधक्राण ले अाल्डबार्बत, 9. 8, 


६. (काजा0'क, अफांदाएक तंआकीकरां:. गी. 4वबादंश दावे. कर्वीटव, 
७. 403. 


फ़ारस और मैसीडोनिया के आक्रमण २१७ 


६. तक्षशिला (रावलपिंडी ज़िले में)--स्ट्रंबों' के कथनानुसार, तक्षशिला 
नगर सिन्धु और भमेलम के बीच था, तथा यहाँ की शासन-प्रणाली बड़ी अच्छी 
थी । आसपास के प्रदेश बड़े ही घने आबाद तथा उपजाऊ थे। तक्षशिला राज्य 
भी प्राचीन गान्धार राज्य का पूर्वी भाग था । 


३२७ ईसापूर्व में तक्षशिला में बेसीलियस राज्य करता था, जिसे यूनानियों 
ने टैक्साइलस कहा है । जब मैसिडन का बादशाह सिकन्दर यहाँ आया तो उसने 
तक्षशिला के राजा को मिलने का संदेश भिजवाया । तक्षशिला का राजा बहु- 
मुल्य उपहारों के साथ सिकन्दर से मिला भी । राजा के मरने के बाद उसका 
बेटा मोफ़िस या ओम्फ़िस (आम्भी--संस्कृत) गद्दी पर बैठा । महावंशटीका के 
अनुसार कौटिल्य-- अर्थशास्त्र का लेखक--भी तक्षशिला का ही रहने वाला था । 
उसने तक्षशिला में दर्शनशासत्र के आम्भीय स्कूल का उल्लेख किया है । डॉक्टर 
एफ़० डब्ल्यू० थॉमस ने भी तक्षशिला से इस नाम का सम्बन्ध जोड़ा है । 

७. अरसेक्स राज्य--उक्त राज्य को संस्कृत में उरशा” कहते थे और यह 
कभी आजकल के हज़ारा जिले में पड़ता था। अबीसेयर्स प्रदेश भी इसी राज्य का 
एक भाग था, और कम्बोज राज्य का एक भाग कहा जाता था। कतिपय 
खरोष्ठी शिलालेखों में भी उरशा नाम का उल्लेख आया है । यह भी तक्षशिला 
राज्य का ही एक भांग कहलाता था । 

८. अभिसार--स्ट्रेबों' के कथनानुसार, तक्षशिला के उत्तर की ओर के 
पहाड़ों के मध्यवर्त्ती प्रदेश को अभिसार राज्य कहते थे । स्टीन ने इस प्रदेश की 
चर्चा करते हुए दार्वाभिसार'' शब्द का प्रयोग किया है; और लिखा है कि यह 
प्रदेश भकेलम और चिनाब के बीच में स्थित था । यह भाग आजकल के कश्मीर 
के पूंछ जिले तथा हज़ारा जिले में पड़ता है । सम्भवतः यह प्रदेश प्राचीन कम्बोज 
राज्य का एक भाग ही था। सिकत्दर का समकालीन राजा अबीसेयस सार्डी- 
निया के चार्ल्स-तृतीय की तरह बड़ा ही कूटनीतिज्ञ शासक था । ज्योंही 
सिकन्दर इस प्रदेश में पहुँचा, राजा ने उसे सन्देश भेजा कि वह अपने समूचे 
राज्य के साथ सिकन्दर-महान_ के समक्ष आत्म-समर्पण कर दे । फिर भी, जब 
सिकन्दर और राजा पुरु के बीच युद्ध हुआ तो एक बार अबीसेयर्स ने भी राजा 


१, हैमिल्टन एवं फ़ाल्कतर का अनुवाद, ॥, ७- 90. 
२. बार्हस्पत्य अर्थशासत्र, भूमिका, 9. 9. 

३. हैमिल्टन एवं फ़ाल्कनर का अनुवाद, दवा, 9. 90. 
४. महाभारत, ५१, 94, 43. 


२१८ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


पुर के साथ सिकन्दर से मोर्चा लेने की सोची । 

६. ज्येष्ठ पुर का राज्य--यह प्रदेश भेलम और चिनाब के बीच पड़ता 
था। आजकल के गुजरात और शाहपुर के ज़िलों में ही यह राज्य फैला हुआ 
था । स्ट्रंबों' के अनुसार, यह राज्य बड़ा ही उपजाऊ था तथा राज्य भर में लग- 
भग हे सौ नगर थे । डायोडोरस' के अनुसार, ज्येप्ठ पुरु के पास ५ हज़ार पैदल, 
३ हजार घुड़सवार, १ हज़ार रथ तथा १३० हाथियों की सेना भी थी। 
ज्येष्ठ पृर तथा अभिसार के राजा के बीच मैत्री-सम्बन्ध थे । 

'पोरस' शब्द संस्कृत के पूर या पौरव का ही एक रूप है। ऋग्वेद में सरस्वती 
के तट पर पूरुस के होने की बात आई है | सिकन्दर के समय में हम पुरुवंश को 
भेलम के तट पर पाते हैं। बृहत्मंहिता' में पौरबों को माद्रक तथा मालवों से 
सम्बन्धित कहा गया है। महाभारत' में परम पौरव रक्षितं' नगर का उल्लेख 
आया है, जो कश्मीर से दूर नहीं था । वैदिक सूची' में कहा गया है कि या तो 
पुरु लोग मूलतः भेलम के पास के ही रहने वाले थे और बाद में पूर्व की ओर 
चले गये थे, या वे पूर्व से ही पश्चिम की ओर गये थे । 

१०. ग्लोगनिकाय प्रदेश--यह प्रदेश चिनाव नदी के पश्चिम में था और 
इसकी सीसा तथा पुरु-राज्य की सीमा एक ही थी । इस दक् के रहने वालो को 
इतिहासकार अरिस्टोबुलस ने ग्लौगनिकार्या ( या ग्लागनीसियन ) कहा है, तथा 
तोलेमी ने ग्लासियन भी कहा है। इस राज्य भर में ७३० नगर थे, जिनमें सबसे 
छोटे नगर की आबादी ५ हज़ार थी । इसके अलावा बहुत से नगर ऐसे थे 
जिनकी आबादी १० हज़ार से अधिक थी । 


१. (ीवाव0 लक, (768, 9. 276; ॥॥7. 2/6९., * , !]2, 
२. इसमें प्राचीन केकय प्रदेश भी सम्मिलित था | 

३. हैमिल्टन एवं फ़ाल्कतर का अनुवाद , [], 9, 9]. 

है, जिएद्शंता ० |९४६४६४/, 0. 274. 

५. ५७, 27, 

६, 27, 5-7. 


७. ५७, ॥], ७७, 2-3, 


5, (पाकर, ० 9. 476; २06, 47६४ श्र 
के 2 (000 0. 276; (00. 4/॥५, 9. !2, यह देश पोरस 
का राज्य करने के लिया दिया गया था। 


रा इस नाम के दूसरे भाग अनीक से गुप्त-काल के सनकानीक की सेना का 
आप होता है। डॉ० जायसवाल ने निस्संदेह वेबर को 74 (3, 887 3, 9. 47) 


में सही माना है और चाहा है कि यह नाम ग्लौ 
। है कि यह अुकायनक 
उपडुक्ते तथ्य की ओर ध्यान नही देते । चुकायनक पढ़ा जाये, परन्तु वे 


फ़ारस और मैसीडोनिया के आक्रमण २१६ 


११. यान्दारिस (रेचना दोआब में)--यह छोटा राज्य चिनाब और राबी के 
मध्य स्थित था | सम्भवतः यह राज्य गान्धार महाजनपद का ही पूर्वी भाग 
था। इस प्रदेश में केलम और चिनाब के मध्यवरत्ती नगर पर शासन करने वाले 
राजा पुरु का कनिष्ठ भतीजा पुरु राज्य करता था। 


१२, अद्ग स्ताई (बरी दोआब )--यह राज्य राबी के पूर्व की ओर था तथा 
पिम्प्रमा इसकी राजधानी थी। 


१३, कथाई या कैथियन्स- इतिहासकार स्ट्रैबों' के अनुसार, यह राज्य भी 
फ्रेलम और चिनाब के बीच में ही पडता था। कुछ भाग चिनाब और रावी के 
भी बीच में पड़ जाता था । यह प्रदेश राजा पुरु के उस भतीजे की राज्य-सीमा से 
मिला हुआ था, जिसे सिकन्दर ने क़ेद कर लिया था। कथाई शब्द संम्भवत: 
संस्कृत के ही कठ, काठक*, कन्य', क्राथ' आदि शब्दों का ही एक रूप है। ये 
सब उन प्रमुख जातियों के नाम हैं; जो इस प्रदेश में सांगल या सांकल के ही 
आसपास रहती थीं। यह नगर गुरुदासपुर ज़िले में पड़ता था। कुछ इतिहास- 
कारों के अनुसार, सांगल नगर अमुतसर के पूर्व में था ।” 

कथाई प्रदेश के रहने वाले अपने साहस तथा युद्धकला-प्रवीणता के लिए 
विख्यात थे। इतिहासकार ओनेसीक्रिटोस का कहना हैं कि कथाई प्रदेश में 
सबसे सुन्दर पुरुष को ही राजा ज्ुता जाता था।* 

१४. सोंफाइटस (सौभूति) का राज्य--यह राज्य संभवत: भेलम के तट पर 
ही था । स्मिथ के मतानुसार, यह राज्य ऐसी जगह था जहाँ नमक का एक ऐसा 
पहाड़ था, जिससे पूरे देश को नमक मिल सकता था । किन्तु, हमने यह भी देखा 
है कि प्राचीन ग्रन्थकारों ने सोफ़ाइटस के राज्य को भेलम के धूर्व की ओर बताया है । 


१, देखिये (4070, 758, 7४व,, [, 37. 0, 4, प्राचीन काल में इसका 
नाम माद्रा था। 

२. अद्ठिजों ? महाभारत, ७त], 59. 5. 

३. हैमिल्टन एवं फ़ाल्कनर का अनुवाद, ॥[, 9. 92, 

४. ][णाए, 5772, शा. 45; 76. #4., ॥[. 8, 

५. देखिये पाणिनि, [7, 4. 20. 

६, महाभारत, एव], 85. 6. 

७, (70, ध&/#, 724, # 6 07]. 


5. टांग, 4॥द86 उब्व॑द 8 26677 मर (55646 /-हद/४०, 
9. 38. 


२२० प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


इतिहासकार कटियस' के कथानुसार, यह प्रदेश सोफ़ाइटस रा शासित था और 
बहुत ही व्यवस्थित था। परम्परा तथा क़ानून उत्तम कोटि के थे । इस प्रदेश में बच्चों 
का लालन-पालन केवल माँ-बाप की इच्छा पर ही नहीं निर्भर करता था, वरन_ 
सरकार की ओर से डॉक्टर तैनात थे । वे बच्चों का मुआइना करते थे । यदि 
किसी बच्चे का कोई अंग भंग होता था बच्चे किसी हृप्टि से अपंग होते तो 
डॉक्टर उनको मार डालने तक का आदेश दे सकता था । विवाह के समय ये 
लोग जाति-पाँतसि या खानदान नहीं देखते थे । केवल सौन्दर्य द्ञी विवाह का आधार 
होता था । सुन्दर व सुद्दील बच्चों की बड़ी प्रशंसा की जाती थी। स्ट्रेवी' के कथना- 
नुसार, इस प्रदेश के कुत्ते बढ़े साहमी होते थे । सोफ़ाइटस के समय के जो सिक्के 
मिले हैं, उनमें एक ओर राजा का चित्र तथा दूसरी ओर मु्ग का चित्र मिलता 
है। स्मिथ के मतानुसार, पक्षी का होना सम्भवतः एथेन्स के उल्लुओं का प्रतीक 
था । स्ट्रेंवो ने सोफ़ाइटस को नामाक कहा है, जिसका अभिष्राय होता है कोई 
स्वृतत्र राजा नहीं, बरन्‌ किसी दूसरे राजा का वाइसराय या उपराजा ।* 

१५, -फंगेला “यह राज्य रावी और व्यास" के मध्य स्थित था। राजा 
का नाम फ़ेगेला सम्भवत: सस्क्ृत शब्द भागल का ही रूपान्तर है, जो क्षत्रिय 
राजाओं की उपाधि होती थी, ऐसा गगणपाठ में लिखा है । 

१६. सिबोई--ये लोग भांग जिले के ओरकोट-क्षेत्र के रहने वाले थे । 
यह भाग भेलम और चिनाव” के संगम के नीचे पड़ता था। शायद ये लोग 


१. ई#कछाण हा मि॑ए। 60 जव्िबधर्षएा, ]). 29, 

२, !, ब्वाते 7, [, छ. 93, 

३. ब्वाइटहेट (७४. (॥/०९,, 943, 99. ७0-72) सोफ़ाइटस को सौभूति 
मानने से इन्कार करते है। कोई भी ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है जिसके अतु- 
शोर कहा जा सके कि सोभूति नामक कोई स्थान भी था । सुभूति (कदाचित्‌ सौभूति 
नाम पड़ा है) भारतीय साहिय में अधिक प्रयुक्त हुआ है (7॥ (6/66॥ 0ी 
खहह |4/46, 0, [, ५0/:, ए४एऋ"ए। , 2). 3]5, 323; गेगर, महावंश, 
5|॥, 275) | यह असम्भव नहीं है कि कोई हिन्दू राजा अपना नाम हेलन 
के अनुयार रखे । आगे चल कर बहुत से राजाओं ने इस प्रथा को अपनाया है । 

ट 8४ यह्‌ पश्चिमी एशिया अथवा भारत का कोई शक्तिशाली शासक 
था ! अन्य राजाओं में बड़े पोरस के भतीजे तथा सामन्‍्त $४८७४ का भी 
उल्लेख आवश्यक है (६00, म76/, #४., 36, 365, 367) । 

२. ॥॥7, 4/६५.,, 09. 28] » 40[ 


६९. 04879) -/८प्व४वं।/, ७, 40]; देखिये क्रमदीइवर, 769 
+ बीप्ए, (6४, 7. 232, ह 


८] 


फ़ारस और मैसीडोनिया के आक्रमण २२१ 


ऋग्वेद' में वर्णित शिव जाति के ही लोग थे | इन्हें अलिनस, पक्‍्थस, भलाना- 
उेज तथा विशञारिन भी कहते थे । सम्मवतः ये लोग सुदास' द्वारा पराजित थे । 
जातकों में शिवि देश की तथा उसके नगरों अरिद्रपुर' और जेतुत्तर की भी 
चर्चा आई है। सम्भवतः शिव, शिवि, शिवि तथा सिबोई एक ही जाति का नाम 
था । पाणिनि के एक भाष्यकार ने लिखा है कि उत्तरी क्षेत्र में शिवपुर एक 
स्थान था ।" यह नगर निस्‍्मन्देहु वोगेल (७०४०) द्वारा सम्पादित शोरकोट के 
शिलालेखों में वर्गितत शिविपुर ही है | उक्त विद्वान के मत से जहाँ आज शोर- 
कोट का टीला है, यही वह जगह है, जहाँ पुराना शिविर नगर था। 

सिबोई जाति के लोग जंगली जानवरों की खाल से अपनी वेशभूषा सुसज्जित 
करने थे तथा हथियारों में गदा धारणा करते थे । 


महाभारत” में भी शिवि का नाम एक राष्ट्र के रूप में आया है, तथा यहाँ 
उशीनर राजा राज्य करता था । यह प्रदेश यमुता' से दूर नही था । यह ऐसा 
कुछ अज़ब नहीं कि शिवि लोग कभी उशीनर' देश के भी निवासी रहे हों । हम 
उन्हें सिन्ध का भी निवासी पाते हैं । चित्तौड़" ( राजस्थान ) के पास मद्यमिका 
( तम्बवती नगरी ) तथा 'दशकुमारचरित' के अनुसार कावेरी के तट 
पर भी शिवि लोग रहते थे । 

१७, अगल्सोई--ये लोग सिबोई देश के ही पड़ोसी थे । इनके पास 
४० हज़ार की पैदल तथा ३ हज़ार घुड़सवारों की सेना थी । 


१. शा, 8, 7. 

२, [6 ॥४०५, ४०, ।, ००. १8]-82. ऐतरेय ब्राह्मग (७॥॥]., 23; 
[##7 724७, 3] ) में 'शैब्य' का उल्लेख मिलता है । 

३. उच्मदन्ती जातक, ०, 527; पाणिति, ७॥, 2, 00, 

४, वेस्सान्तर जातक, २०, 547; 4४४९, 0६ 498, ॥06, 

५, पततजञ्जलि, ए, 2, 2; 76 7४०८४, 77, 9, 389; 7772, 926, 
758, 

६, देखिये /#, #८,, 92॥, १. 6. 

७. ॥।, [80-8।, 

८, देखिए सिब्रा (कर्निघम, .07, संशोधित संस्करण, ७99. 00-6]) 

९. देखिये 9. 65-66 वहा९, 

१०, शांत, रैबल्व, पहाबे, 7, हैं, (0. 02; (677, /.6८., 49!8, 
9. 473; &॥970, (०४७ शी (॥6. 24., एज्यस्‍. 

११. दक्षिण के शिवि सम्भवत: चोल-राजवंश के थे ( दिशणाए०, रा 
तु 37्ब#शा गघ८77/7०१, ०, 685) ॥| 


२२२ प्राचीन भारत का राजने तिक इतिहास 


१८, सुद्रक ( या आवसीड़के )--इतिहासकार कटियस और डायोडोरस' 
के कथनानुसार, ये लोग भी सिबोई देश वालों के ही पड़ोसी थे तथा भेलम और 
चिनाब के सगम के समीपवर्त्ती प्रदेश में रहते थे । इसी भेलम और चिनाब के 
संगम पर सिकन्दर अपनी फ़ौज़ की आपंक्ति को तैनात कर सूद्रक और मालब 
प्रदेश की ओर बढ़ा था। सूद्रक सम्भवतः भृंग और लायलपुर ज़िलों में रहते 
रहे होंगे । सूद्रक सा आक्सीड़के शब्द संस्कृत के क्षुद्रक का ही खूपान्तर है। ये लोग 
पंजाबबासी भारतीयों मे सबसे अधिक लड़ाकू माने जाते थे। एरियन ने एक 
जगह इन लोगों के बारे में लिखा है कि यह जाति तथा इसके शासक देश के 
अगरुआ है। इन शब्दों से इस जाति की अन्दरूनी ख़बियों पर कुछ रोशनी 
पड़ती है । 

१६. भलोई--ऐसा लगता है कि इन लोगों ने पहले रावी के दायें तट 
पर अधिकार जमाया था और बाद में ब्राह्मगों के नगर की ओर चले गये । 
इन्ही के भूभाग में चिनाव नदी सिन्धु से मिली है। सम्भवतः 'मलोई' शब्द 
संस्कृत के: मालव का ही रूपाल्तर है| वेबर और जायसवाल ने लिखा है कि 
आपिशलि और कात्यायन के अनुसार, क्षौद्रक और मालवों का एक संयुक्त राज्य 
था। महाभारत में भी कहा गया है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे लोग कौरवों की 
ओर थे। कव्यिस" के कथनानुसार, सूद्रकों और मालवों के पास ६० हज़ार 
पैदल, १० हज्ञार घुड्सवार तथा ६ सौ रथ सेना धी । 

सर आर० जी० भरडारकर ने लिखा है कि पारिगनि के अनुसार, मालव 
जाति का पेशा ही युद्ध था ।' बाद में ये लोग राजपूताना में भी रहने लगे थे; 
यों थे लोग अवन्ती और मही घाटी मे रहते थे । 

___ २०. आबस्टनोई- इन लोगों को डायोबोरस सम्बस्टई," एरियन 


१. #०. (०४, 233-34, 286-87. 

२ देखिये महाभारत, [, 52, 5; /]], 58, 9, 

रे जैक शाह... का. बीएरबा,. 20वते ९१., 9. 496, इस कथन 
की सत्यता में सन्देह है। मलोई राज्य में लायलपुर के दक्षिणी भाग, पश्चिमी 
मास्टगुमरी, तथा कदाचित्‌ उत्तरी मुलतान के अतिरिक्त फांग जिला भी 
सम्मिलित था । 

४. 777, 9]4, 9. 94 ॥; महाभारत, ७], 59,35, 

है, गरएब्ा0 वा दवा, 234, 

६. #व 40, 95, ७9. 200, 

७ ॥77. 4/६४., 9. 292. 


फारस और मैसीडोनिया के आक्रमर २२३ 


एब्स्टनोई, कटियस सब्रके तथा ओरोसियस सबग्ने कहता था | ये लोग मालब 
देश के नीचे तथा चिनाब और सिन्धु के संगम के ऊपरी प्रदेश में बसे थे । इनका 
नाम संस्कृत के 'अम्बष्ठ' या 'आस्वष्ठ' शब्द का रूपान्तर है । आस्बष्ठों की चर्चा 
कई पालो तथा संस्कृत ग्रन्थों में भी मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण में एक आस्वबष्ठ 
राजा की चर्चा है, जिसके पुरोहित नारद स्वयं थे। महाभारत में उत्तरभारत की 
शिवि, क्षुद्रक, मालव और अन्य उत्तरी-पश्चिमी जातियों के साथ आस्बष्ठों का भी 
उल्लेख है । प्राणों में इन्हें आनव क्षत्रिय तथा शिवियों का घनिष्ठ सम्बन्धी माना 
गया है । बाहेस्पत्य अर्थशास्त्र" में सिन्धु के पास ही आम्बष्ठ देश स्थित बताया 
गया है -- 
काश्मीर-हुन_-अम्बष्ठ-सिन्धव: । 

आम्बद्द सुत्त' में आम्बट्ट को ब्राह्मण कहा गया है। इसके विपरीत स्मृति 
साहित्य में आम्बष्ठ को ब्राह्मण तंथा वेश्य का संयुक्त वंशज माना गया है । चतुर्थ 
जातक ३६३ के अनुसार आस्वष्ठ लोग किसात थे । ऐसा लगता है कि पहले 
आम्बपष्ठ जाति एक लड़ाकू जाति ही थी, किन्तु बाद में इन लोगों ने पुरोहित, 
किसान, स्मृत्तिकार तथा वेद्य का पेशा भी अपना लिया [ अम्बष्ठानां 
चिकित्सितम्‌” ) 


१ डॉ० सर्यकरान्त आम्बष्ठ तथा अम्बष्ठ में यह कह कर अंतर बताते हैं 
कि प्रथम शब्द स्थान का तथा दूसरा जाति का नाम है। इसका अर्थ हाथी 
को चलाते वाले, क्षत्रिय, की एक मिश्रित जाति' है (8. 6, 7.७, ४०. ॥[, फ़फ 
27 ॥ ) । हमारे मत में यह अंतर केवल शब्द-भेद पर ही आघारित है। 

२, शा. 2।. 

हे ह., 52, 4-5, 

४ पाजिदर, 777, 99. 08, 309 

५, एफ़० डब्ल्यू० थॉमस द्वारा सम्पादित, 9. 27. 

१ 2वाग्र्‌बठ दी #र सिबबंबाए, ४०णे, ।, 90. 09, 

७. देखिये मनु, &. 47. डॉ० सूर्यकान्त का मत है कि इसको “च हस्तिनाम' 
पढ़ा जाये (7.०८०७, ७४०, [!, 84) । अपने इस विचार का विश्लेषण करते 
हुए उन्होंने कहा है कि सम्भवतः 'अम्बष्ठ' शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका 
अर्थ कृषक है । यह भी सम्भव है कि इसका अर्थ महामात्र से हो, क्योंकि 'अम्भस्‌ 
का अर्थ बड़ी लम्बाई बाला', हाथी; अतः 'अम्बष्ठ' का अर्थ 'हाथी पर बैठने बाला 
अर्थात्‌ महावत, स्वामी, सामन्‍्त या क्षत्री । वे सर्देव युद्ध में रहते थे तथा सम्भवत 
गजारोह (पताका लेने वाले) थे । अम्बष्ठ' तथा 'आम्बष्ठ' में अंतर बताया गया 
है । आस्बष्ठ स्थान का नाम है तथा यहाँ पर अम्ब के वृक्ष अधिक भिलते हैं । इस 
विषय पर अन्य टिप्पणी के लिये देखिये प्रवासी, 95 8,8.; ], 2 .6; उतफ्या&, 
बणए-0०2८,, 945, एए. 48 है; सा 709 थी सथइ॥! (0.0.), 99. 568 6. 


२२४ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


सिकादर के समग्र में आम्बप्ठ बहादुर तथा लोकतांत्रिक शासन-प्रणाली 
वाली एक जाति थी | इनके पास ६० हज़ार पैदल, ६ हज़ार घुड़सवार तथा ५ 
सौ रथों की सेना थी । 

बाद में आम्बप्ठ लोग दक्षिग्य-पूर्वी भारत की मेकल पर्वत-श्रेणी के पास 
तथा बिहार और बंगाल में भी पाये गये । 

२१-२२. ज्ञाथोई या ओसेडिओई--इतिहासकार मैक्रिडल' के अनुसार, 
'ज्ाथ्ोई' शब्द संस्कृत के 'क्षत्री' शब्द का ही एक रूप है। मनुस्मृति में वर्रासंकर 
जाति के लिये क्षत्री शब्द प्रयुक्त किया गया है । वी० डी० सेन्‍्ट मादित के कथना- 
नुसार, ओसेडिओई जब्द महाभारत में प्रयुक्त बसाति का ही रूप है तथा ये लोग 
शिवियों और सिन्धु-सौबीरों के मित्र थे । आब्सटनोई लोगों की तरह ये लोग भी 
पढ़ले खिनाव के तटवर्त्ती भागों के निवासी थे । यह प्रदेश चिनाब व रावी तथा 
सिन्धु व चिनाब के संगमों के बीच फैला हुआ था । 

२३-२४, सोद्रई (सोगदोई) और भसनोई--ग्रह प्रदेश उत्तरी सिध वहावल- 
पुर राज्य तथा सिन्धु की सहायक नदियों के संगम के वीच पड़ता है । उक्त दोनों 
जातियों के प्रदेश एक-दूसरे किनारों पर फैले हुए हैं । सोद्ई तो संस्कृत का सूद्र है 
और गे लोग (जो आभीर जाति से सस्वन्धरित थे) सरस्वती के तट पर बसने वाले 


है, आएवहंग। रण +#/6एकाबंए, 0. 232. 

२, (/, शातिलाए, 7ववं, .॥/., 2५॥, 36]; बृहत्सहिता, &५, 7, 
माक॑ग्ड्ेय का 'मेखलासुप्ट', (9. [ए४, 4) वास्तव में मेकल-आम्बष्ठ का 
अशुद्ध रूप है। देखिये बिहार के अम्बप्ठ कायस्थ; अकबर के काल का सुर्जनचरित 
(2४07, ]], 00,0 4) में गौड़ अम्वप्ठ तथा बंगाल के वैद्य, जिन्हें भरत-मल्लिका 
में अम्बप्ठ कहा गया है। भरत अथवा अच्य प्राणों में इस सम्बन्ध में जो कुछ 
भी कहां गया है, उसके उचित-अनुचित पर तक करने का यह सही स्थान नहीं 
है। बंगाल में वेद्यो की अथवा किसी भी जाति की उत्पत्ति का प्रश्न अत्यन्त जटिल 
है, तथा उस पर अलग से ही विचार किया जा सकता है । यहाँ पर लेखक का 
अभिप्राय केवल इस शणब्द के सम्बन्ध में प्राप्त प्राचीन तथा अर्वाचीन मत देने का 
है । कुछ अम्बष्ठाओं तथा ब्राह्मणों ने वेद्यम का पेशा अपनाया, इसका प्रमाण 
मनु तथा अत्री (संहिता, 378) तथा बोपदव के लेखों में मिलता है। यह भी 
स्पष्ट है कि जिस ढंग से वंद्य की समस्या को कुछ आधुनिक पुस्तकों में हल करने 
का प्रयत्त किया गया है, वह सम्भव नहों। इससे सम्बन्धित ऐतिहासिक तथ्यों 
पर विचार करना ही पड़ेगा, जैसे भेगस्थनीज़, कुछ प्राचीन चालुक्य, पारल्य 
तथा दूसरे लेख इत्यादि ( देखिये तालमज्ची पढ़, /%#. म4., 7, !0; 
भणडारकर की सूची, 37!, 206] इत्यादि) । 

रे, (एक (ए तर अस्व्रिावंश', (2. [967. 

४. हा, 9, ; 89, 37; एछात, 44, 99. 

४. पतजञ्जलि, ,2,3; महाभारत, छत, 9, 6. ; 5. 37. ।. 


फ़ारस और मैसीडोनिया के आक्रमर श्र५ 


कहे जाते थे । इनकी राजधानी सिन्धु कै तट पर थी तथा सिकन्दर अपने आक्रमण 
के बाद लौटते समय सिकत्दरिया की स्थापना कर गया था । 


२५. सो सिकनोस ---इस राज्य में आज का अधिकांश सिन्ध प्रदेश शामिल था। 
दक्खर (50]707) डिले के ऐलोर नामक स्थान पर इस राज्य की राजघानी 
थो । स्ट्रेबों के कथनानुसार इस प्रदेश के निवासियों की निम्न विशेषताएँ थीं--- 

ये लोग सामूहिक रूप से भोजन करते थे। इनका यह सामूहिक भोजन 
सार्वजनिक भी होता था । ये शिकारी थे । इनके भोजन में मुख्यतया मांस आदि की 
प्रधानता रहती थी । यद्यपि इनके क्षेत्र में सोने-चाँदी की खानें थीं, किन्तु ये सोने- 
चाँदी का इस्तेमाल नहीं करते थे । ये लोग गुलामों के बजाय मेहनती नौजबथानों 
को नौकर रखा करते थे | ये लोग वैदकी या डॉक्टरी' के अलावा और कोई 
भी विद्या नहीं पढ़ते थे । यदि किसी कला को कुछ महत्त्व देते थे तो वह थी युद्ध- 
कला । इनका स्वभाव अपराघशील था । इन लोगों के क़ानून में हत्या व बला- 
त्कार के अलावा और किसी अपराध के लिये दण्ड नहीं था। इनके अनुसार 
चूंकि राज्य का विधान हर नागरिक के हित में होता है, इसलिये हर एक को 
अपने साथ की जा रही गलतियों को बर्दाइत करना आवश्यक था। विश्वासधात 
से सावधान रहना आवश्यक था। यदि किसी पर विश्वास किया जाता है तो 
एहतियात भी रखनी चाहिए । नित्यप्रति छोटे-छोटे झंगड़ों के स्लाथ अदालत मैं 
पहुँचकर नगर की शांति-व्यवस्था नहीं भंग करनी चाहिए । 

एरियन ने इन लोगों के बारे में जो कुछ लिखा है, उससे पता चलता 
है कि देश में ब्राह्मणों का अच्छा प्रभाव था । ब्राह्मणों ने ही यूनानी हमलावर 
(सिकन्दर) के खिलाफ़ जनता को उभाड़ा था। 


१ दक्ा#, मऊ, 776., 9. १77 में लॉसेन ( शक, ४/6४६., 070 ) को 
मानते हुए बेवन 'मूषिक' नाम ही स्वीकार करते हैं। डॉ० जायसवाल ने हिन्दू 
पॉलिटी' में इस शब्द को 'मुब्रुकर्ण' कहा है। देखिये मौषिकार (पतञ्ञलि, [५ 
, $)॥ 

२ प्र, & का, व, 9. 96. 

३, यह आदत उन्होंने अम्बप्टों से ही सीखी थी (देखिये मनु, 7, 47)॥ 

४ (प्रगए००३४८, अंक, 0. 39; €/  स्ट्रेबो, ०, ।, 00----' नियरकॉस 
का कंघन है कि ब्राह्मण राजा के मंत्री के रूप में दरबार में जाते थे ।”” 

१४ & 


२२६ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


२६. ऑक्सीकनोस--कटियस ने ऑक्सीकनोस की प्रजा को प्रास्ती 
(प्रोष्यस ?)' नाम दिया है। स्ट्रेबों ओर डायोडोरस ने ऑक्सीकनोस स्वयं को 
पोटिकनोस कहा है । कनिघस के कघथनानुसार, उसका क्षेत्र सिन्ध के पदिचस 
लरखान के आसपास था । 

२७. सम्बोस--मोसिकनोस के पास के पहाड़ी इलाक़ों का शासक सम्बोस 
था । दोनों में परस्पर भगड़ा रहता था। सम्बोस की राजधानी सिन्दीमान 
थी। सिधु' के तट पर बसे सेहवान को ही पुराना सिन्दीमान कहा जाता है । 
डायोडोरस के अनुसार जब राजा सम्बोस पर आक्रमण हुआ" तो ब्राह्मणों 
के नगर [ ब्राह्मरावाट ) में भी उथल-पुथल-सी मच गई। 

२०८. पटलेन यह प्रदेश सिंधु के डेल्टे में फैला था । बहाणाबाद के निक& 
पाटल नगर हो पटलेत की राजघानी थी । डायोडोरस' ने लिखा है कि टाडला 

(अर्थात्‌ पाटल) का संविधान वैसा ही था, जेसा कि स्पार्टा का । स्पार्टा में युद्ध- 
कालीन सत्ता वहाँ के पैतृक राजाओं के हाथ में रहती थी, तथा साधारण समय 
ज्येष्ठ जनों की परिषद्‌ देश पर शासन करती थी । सिकन्दर के आक्रमण के 
समय यहाँ के एक राजा का नाम मोरेस ( ०८८5 ) था । 

ऊपर जिन-जिन राज्यों की चर्चा की गई है, उनमें आपस में संगठित होने 
की प्रवृत्ति का अभाव था । कश्यिस ' के कथनानुसार तक्षशिला का राजा आम्भी 
का, अबीसेयर्स और पुरु राज्य के शासकों के साथ, युद्ध चलता था । एरियन के 
कंथनतानुसार पूरु और अबीसेयर्स के राजा केवल तक्षशिला ही नहीं, वरन्‌ अन्य 





१. महाभारत, ७॥, 9. 6. 

२. ॥एक्वांगा व 4(व्बवर्घ#, 9, ।58; 467, संशोधित संस्करण, 9, 300 

रे. बेवन ( (8, मर, /४,, 377 ) ने शम्धु के स्थान पर शाम्ब का 
प्रयोग सस्म७ माना है । 

४. चिपसांग्रवाल, 7क्क्राक तु 4धध्डदाबंश, 9. 404; 40, संशोषित 
संस्करण, 302 8. 

१. डायोडोरस, #ए/ाा, [03, ।; देखिये अल्वेख्नी (4, 3॥6; 
[, 262 )। 

६. 79०, 4६०., 0. 296, 


७, 777. #/६४., 0. 256--देखिये 'मौर्य' । 
८. गाए, 4७४., 0. 202. 


९ 


क्रारस और मेसीडोनिया के आक्रमण २२७ 


पड़ोसी राज्यों के भी शत्रु थे। एक बार तो इन दोनों राजाओं ने क्षुद्रकों व 
मालवों' पर भी आक्रमण कर दिया था। एरियन ने यह भी बताया है कि 
राजा पुरु तथा उनके भतीजे के आपसी सम्बन्ध भी अच्छे नहीं थे । सम्बोस और 
मोसिकनोस से भी तनातनी ही थी। यहाँ की छोटी-छोटी रियासतों भें इस प्रकार 
ऋगड़ा व कलह के कारण ही किसी भी बाहरी आक्रमणकारी का कभी भी संग- 
ठित विरोध नहीं हो सका । उल्टे, आक्रमणकारी को यही उम्मीद रहती थी कि 
इन रियासतों के सामन्‍्त अपने पड़ोसी प्रतिद्वन्द्दी शासक को नीचा दिखाने के 
उद्देश्य से हमला करने वाले का ही साथ दे सकते हैं । 

मगध में शासन कर रहें नन्‍्द-बंश के लोगों ने उत्तरापथ (उत्तर-पश्चिमी 
भारत ) की इन रियासतो को अपने अधीन करने का कभी प्रयास ही नहीं 
किया । इनकी संरूधा कम करने का काम आक्रमणशाकारी सिकन्दर को ही करना 
पड़ा । एरियन के अलावा अन्य कई इतिहासकारों ने सिकन्दर के हमले की चर्चा 
की है । इन इतिहासकारों मे करटियस, रुफ़स, डायोडोरस, सिकुलस, प्लूटार्क 
तथा जस्टिन प्रमुख हैं। कथ्यिस ने लिखा है कि सीथियन ( 8८9(७७४०075$) और 
इाहे ( )39॥8८ ) सिकन्दर की सेना में कर्मचारी थे । सिकन्दर-महान्‌ को यह 
विजय-यात्रा शकों व यवनों का एक प्रकार से संयुक्त अभियान थां। सिकन्दर 
के सामने ऐसी कोई भी संगठित शक्ति बाधा बनकर नहीं आई, जेसी ताक़त का 
मुकाबला कूरिक अजातज्ञत्रु को करना पड़ा । इसके विपरीत तक्षशिला, पुष्करा- 
वती, और क़ाबुल के शासकों से सिकन्दर को सहायता ही मिली । आक्रमणकारी 
सिकन्दर के खिलाफ़ केवल पुरु राज्य, अवीसेयर्स, मालव, क्षुद्रक तथा इनके 
पड़ोसियों ने हो आगे आने की हिस्मत की। फिर भी इन लोगों के व्यक्तिगत 
ईर्ष्या-द्ेप के कारण कोई विशेष परिशाम न निकल सका | सिकन्दर को सबसे 
पहले आस्टेस (हस्ती या अष्टक), आस्पेशियन, आसकेनियन, ज्येष्ठपुर, कथाई, 
आक्सीड़के तथा मोसिकनोस के ब्राह्मणों से लोहा लेना पड़ा। आसकेनियनों 
की राजधानी मसागा पर बड़ी कठिताई से कब्जा हो सका। ३२६ ई०पू० में 
भेलम के तट पर राजा पुरु परास्त हुए । मलोई और आक्सीड़के के लोगों को भी 
सिकन्दर ने दबा दियां। लेकिन, सिकन्दर को भारतीय सिपाही थके हुए ईरानी 
सिपाहियों से कहीं अधिक अजेय मालूम पडे । ससागा में सिकन्दर ने बड़ी धोले- 
बाजी से लोगों को क़त्ल किया । वहाँ उसने देखा कि यदि पुरुष युद्ध के मैदान 

१९. (#छ्ण्ए, पका, 9. 279. 

२, -॥०- ॥4/6४., 0. 208, 


र्र्८ प्रायोन भारत का राजनंतिक इतिहास 


भें मारे जाते और गिर जाते थे तो उनकी स्त्रियाँ उनके हथियार लेकर शत्रुओं से 
जूक पड़ती थीं ।' यह सूचना डायोडोरस के लेखों से प्राप्त होती है । राजा पुर ने 
देखा कि उसकी सेना तितर-बितर हो गई, हाथियों की सेना मरने लगी या उनके 
सवार लड़ाई में काम आ गये, किन्तु फिर भी वह एक विशालकाय हाथी पर 
चढ़ा युद्ध करता ही रहा | क़ेद किये जाने के पूर्व तक पुरु को € घाव लगे। 
मलोई को लडाई में तो सिकन्दर क़रीव-क़रीब मार ही डाला गया था । लेकिन, 
इतना होते हुए भी इस सारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकला । 

प्राचीन यूरोप के महान्‌ योद्धा, सेनापति सिकन्दर के सुक़ाबले भारत को 
असंगठित फ़ौजें टिक न सकी । यद्यपि सिकन्दर ने ईरानी साम्राज्य के गान्धार 
ओर भारत कहे जाने वाले प्रान्तों को अपने अधिकार में कर लिया, किन्तु वह 
पूर्वी भारत के मसघ या गंगा के तटवर्त्ती अन्य राज्यों की ओर न बढ़ सका । 
उस समय नंद-वंश का अन्तिम शासक औयश्रसेस्य (&/7००77०) मगध के सिंहा - 
सन पर राज्य कर रहा था । जे टाक के कथनानुसार राजा पुरु से हुई लड़ाई में 
हो यूनानियों के छक्के छूट गये थे। यूनानी सिपाही थक गये थे और उन्होने 
आगे बढ़ने से इनक़़ार कर दिया था। इतके अलावा सिकन्दर का मुक़ाबला 
करने के लिये २ लाख पेटल, ८५० हजार घोड़ों, ८५ हज़ार रथों तथा ५ हजार 
हाथियों की एक और सेना भी सिकन्दर की प्रतोक्षा कर रही थी । यूनाती सिपाही 
काफ़ी भयभीत हो गये थे | सही बात तो यह है कि जब सिकन्‍्दर करमानिया 
होते हुए वापस जा रहा था तो उस रास्ते भ हो खबर मिलो थी कि उसके द्वारा 
नियुक्त उत्तर-पश्चिमी भारत का गवर्नर फ़िलिपोस मार डाला गया है (३२४ 
ई०१०) और उसकी सना भी हरा दी गई हे । इसके बाद उत्तरी भाग के लिए एक 
और गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसके बाद फिर किसी अन्य गवर्तर की नियुक्ति 
नहीं हो पाई । बाद में ३२१ ई०पू० में सिकन्दर के उत्तराधिकारों ने यह स्त्रीकार 
किया कि पंजाब के भारतोय राजाओं को बिना अच्छी सेना और योग्य सेनापति 
के हटाया नहीं जा सकता । भारतीय राजा पोरस की घोखा देकर हत्या कर दी 
गई । यह कार्य यहाँ पर टिके यूनानी अफ़तर यूडेमोस ने किया। बाद में ३१७ 
ई-पू० में यह अफ़सर यूनान बुला लिया गया । इस प्रकार यवनों द्वारा भारत 
भे अपना साम्राज्य स्थापित करने का पहला प्रयास असफल हो गया । 

सिकन्दर-महान_ के आक्रमण का स्थायी परिणाम यह हुआ कि उत्तराषथ में 
कुछ यवन-बस्तियाँ अवद्य बस गई, जो निस्‍्न थीं-- 

१ 0 4(/०५., 0. 270, 

२ देखिये बरो-कृत, 27क्न्‍/०7 शी (7०८० /भ 25897785, 09. 4208-29, 


फारस और मेसीडोनिया के आक्रमण २२६ 


१, क़ाबुल के क्षेत्र में सिकन्‍्दरिया' शहर बस गया। 

२. भेलम के पूर्वी तट पर बुकेफल नाम की बस्ती बस गई । 

३. सिकन्दर व पौरस के बीच हुए युद्ध के स्थान पर निकाइयां नामक बस्तो 
बसी । 

४ सोद्वई और मसनोई के उत्तर-पूर्व में चिनाब और सिधु के संगम के 
समीप सिकन्दरिया नाम की एक बस्ती और बसी । 

५ सिन्ध तथा पंजाब की अन्य नदियों के संगम के नीचे सोग्डियन 
अलेक्जे न्डिया' की बस्ती बसी । 

सम्राट्‌ अशोक ने भी अपने साम्राज्य के उत्तरी-पश्चिमी भाग में यबनों का 
अस्तित्व माना और (यवनराज तुषास्फ़ जैसे) कुछ यवनों को उसने ऊँचे पदों' पर 
भी नियुक्त किया। बुकैफल-सिकन्दरिया ने बाद में तरवक़ी की, ऐसा उल्लेख मिलता 
है । महावश' में एक अलेक्ज़ेंडिया (अलसन्द) की चर्चा आई है । 

सिकन्दर के हमले का एक अप्रकट परिणाम भी हुआ । जिस प्रकार डेनिश 
आक्रमण से नार्थम्न्रिया और मसिया की स्वतन्त्रता खत्म हुई ओर बेसेक्स के नेतृत्व 
में इंगलेरड संगठित हुआ, उसी प्रकार सिकन्दर के आक्रमण से उत्तरी-पश्चिमी 
भारत की छोटी-छोटी रियासतें भी समाप्त हो गईं, और इससे भारतीय एकता 
को काफ़ी बल मिला । पूर्वी भारत में यदि उमग्रसेन महापद्य मगध की गही पर 
चन्द्रगुप्त मौर्य का अग्नज रहा तो उत्तर-पश्चिमी भारत में सिकन्दर स्वयं सम्राट 
चन्द्रमुप्त मौर्य का अग्रज शासक । 


१. टा्न ( पक (एशहओ था मदल्आब का्व आधधीबद 350, ९१., 402) 
के अनुसार सिकन्दरिया नगर पंजषिर-घोरबंद के पश्चिमी तट पर था जिसके 
सामने पूर्वी तट पर कपिशा' बसी थी। आजकल इसका आधुनिक नाम 
बिग्राम' है । 

२, 700, 4/6४., 79. 2०3, 354; बरी, घसार०) रग॑ (76९८० #० 
हच्ड्॥ग्र०5, 9. 433; (६४85 27, 70४., 7, 3704. 

३. तुषास्फ़ की राष्ट्रीयता एवं महत्त्व के लिये 'यवन' शब्द देखिये (राय 
चोचरी, हद्वा) मा) शी #० /40/772०४ ७४८४, द्वितीय संस्करण, ७9. 29/. 
34) । 

४. गेगर का अनुवाद, 9. 94. 


७ | मौय-साम्राज्य : दिग्विजय का युग 


१. चन्द्रगुप्त मौर्य 


म्लेच्छेरद ज्यसाना भुजयुगमधना संशता राजसूस 
से श्रीमदबन्ध भत्यश्चिरभवतु सहीम्‌ पार्थिवश्च्रगुप्तः । 
--मुद्राराक्षस 


३२६ ईसापूर्व में मकदूनिया का राजा सिकन्दर-महान्‌ पंजाब के छोटे-छोटे 
भारतीय राज्यों पर आक्रमण करके उन पर छा गया । मध्यदेश के राजाओं को 
भी धमकी मिल चुकी थी। मगध के राजा औग्रसैन्य (38790॥705) को इस समय 
आर्मीनियस और चार्ल्स माल की तरह ही संकट का सामना करना पड़ रहा था। 
समूचा भारत यूनान का ही एक हिस्सा बना लिया जाय या नहीं इस प्रश्न पर 
सिफ़ सिकन्दर के निर्णय भर की देर थी ! 

औग्रसैन्य का सोभाग्य था कि वह सिकन्दर के कत्ले-आम से बच गया। 
किन्तु, यह सन्देहजनक था कि मौक़ा आ पड़ने पर भी ओशग्रसैन्य में आर्मीनियस या 
चात्स मार्टेल का पार्ट अदा कर सकते की क्षमता है या नहीं, अथवा वह ऐसा 
करना पसन्द भी करेगा या नहीं। किन्तु, इसी समय एक अन्य भारतीय योद्धा 
भी मौजूद था जो किसी और धातु का बना था। यह योद्धा चन्धगुप्त था । ह्से 
प्राचीन लेखकों ने 'सान्ड्रोकोप्टोस' का भी नाम दिया है | इतिहासकार जस्टिन 
ने चद्धगुप्त के उत्थान की चर्चा इस प्रकार की है -- 

सिकन्दर-महान्‌ की मृत्यु के वाद भारत ने एक बार पुनः करवट बदली, 
ग़ लामी का जुआँ उतार फेंका तथा अपने गवर्नरों की हत्या कर डाली । इस स्व- 
तन्ब्रता-संग्राम का सूत्रधार सान्ड्रोकोप्टोस ही था । यद्यपि यह व्यक्ति एक निम्न 
.._१ देखिये वॉटसन का अनुवाद, 9- 42, तनिक संशोधन के साथ । 


सौय-साम्राज्य : दिग्विजय का युग २३१ 


कुल में ही पैदा हुआ था तो भी देवी प्रेरणावश सिहासनारूढ़ होने की महत्त्वाकांक्षा 
रखता था। एक बार साल्ड्रोकोप्टोस (चन्द्रगुप्त) की स्पष्टवादिता से सिकन्दर' 
नाराज़ हो गया और उसने चन्द्रगुप्त के वध किये जाने का आदेश दे दिया । 
पर, अपने पैरों की फ़र्ती की बदौलत चन्द्रगुप्त बच गया। एक बार बन्द्रगुप्त 
कहीं थका हुआ सो रहा था और उसका शरीर पसीने से लथपथ था कि एक 
दीर्घकार्य सिह आकर उसके शरीर को चाटने लगा । ज्यों ही चन्द्रगुप्त की निद्रा 
टूटी, सिह घीरे-धीरे टहलता हुआ एक ओर चला गया । इस विलक्षण कौतुक 
से भी प्रेरित होकर चन्द्रगुप्त ने सिहासनारूढ़ होने की आकांक्षा मन में पाली । 
बह कुछ दस्यु-गिरोहों' के संसर्ग में आया। उसने भारतीय नागरिकों से अपनी 
सत्ता' स्वीकार करने का आग्रह किया | एकबार चद्धग्रुप्त सिकन्‍्दर के सेना- 
पतियों से युद्ध करने जा रहा था कि एकाएक एक जंगली हाथी उसके सामने आ 
गया | उसने बड़ी सरलता व विनम्रता से चन्द्रगुप्त को अपनी पीठ पर बिठाल 
लिया । फिर क्या ? युद्ध में उसी हाथी ने चन्द्रगुप्त का मार्गदर्शन किया। 
इस प्रकार चन्द्रगुपष्त उस समय सिहासनारूढ़ हुआ जबकि सिकन्दर का 
सनार्पात सेल्युकस अपनो भावी महानता की नींव डाल रहा था । 


१. कुछ आधुनिक विद्वानु अलेक्जेंड्रम के स्थान पर “ननन्‍्दरम” (नन्‍्द) पढ़ते 
है । आधुनिक विद्वानों के द्वारा इस प्रकार अर्थ किये जाने से विद्यार्थियों को 
बड़ी हानि उठानी पड़ती है, क्‍योंकि वे वास्तविक तथ्यों तक नहीं पहुँच पाते , 

“ और इस प्रकार चन्द्रगुप्त के प्रारम्भिक जीवन को और भी जटिल बना देते हैं 
(बाद डा#बठ,. श०, व, ०, 3, 9. 538; साहस के साथ बोलने 
के लिये' देखिये (०0८, 2£, 4!; क्‍्लीटस का केस, तथा 9- 47 ££ केलि- 
स्थनीज़ का केस ) । 

२, जस्टिन ने जिस मूल स्रोत से इसे लिया है, उसके अर्थ ' किराये के 
सेनिक' तथा 'दस्यु' दोनों ही हैं, जैसा कि हेमचन्द्र ने परिशिष्टपर्वन्‌ (५७]], 
253-54) में लिखा है। प्रथम अर्थ ही उचित मालूम होता है--- 

घात्वादोपाजितेन द्रविशणेन चणिप्रसू: 
जक पत्यादि सामग्रि नन्‍्दमुच्छेत्त मुखत:ः । 

अर्थात्‌, भूगर्भ से प्राप्त घन के द्वारा चाणक्य ने अन्द्रगुप्त के लिये सेना एकत्र 
की, जिससे कि वह ननन्‍्द-राज्य का विनाञ्म कर सके । 

३. हल्ट्ज ते इसका जो अथ स्वीकार किया है, वह यह है कि उसने 
सरकार को पलट देने के लिये लोगों को उकसाया।' 


रश्र प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


उपर्युक्त अंदा के महत्वपूर्ण अंग छिल्न-भिन्न हो गये हैं, पर यह इतना तो 
सिद्ध करता ही है कि चन्द्रगुप्त राजधराने का राजकुमार तो नहीं ही था । 
फिर भी, उसने अपने को सिकत्दर की दासता में पड़े लोगों का सम्राट बना 
लिया । सिकन्दर की मृत्यु के बाद चद्धगुप्त ने उसके सेनापतियों को हराया । 
इस प्रकार भारत की दासता का बन्धन टूटा और भेलम के तट की पराजय विजय 
में बदल गई।' 

चन्द्रगुप्त के पूर्वजों के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। हिन्दू- 
ग्रन्थों में चन्धगुप्त को मगव के तन्‍्द-बंश' से ही सम्बन्धित बताया गया है । अभी 
तक प्राप्त मध्यकालीन शिलालेखों के अनुसार मौर्यवश सूर्यवंशियों से संबन्धित 
था । सूर्यवंशियों के एक राजकुमार मान्चातृ से मौर्यबंश का उद्भव हुआ। 
राजपूताना गज़ेटियर” में मोरिस (मोर्यों) को राजपूत-वंश का ताम दिया गया 
है । जैन-ग्रल्थ परिशिष्टपर्वन “ में कहा गया है कि चद्धगुण्त मयू र-पोपकों के गाँव 





१. चन्द्रगुप्त तथा जिन लोगों ने उसका साथ दिया, उल्होंने यूनानियों के 
विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह सिन्‍न्ध में आरम्भ किया। ३२१ ई -पु० के पहले ही वहाँ 
के यूनानी क्षत्रप हट गये । पश्चिमी तथा मध्य पंजाब तथा ३२१ ई०पृ० में हुए 
त्रिपरादेसोस-सन्धि के अनुसार आसपास की भूमि पर आम्भी तथा पूरू का 
शासन था । 

२ मुद्राराक्षम (१८६ ॥, श्लोक ६) में उन्हें न केवल मौर्यपुत्र, बरन, 
नन्‍्दनवय (8०६ [९ ) भी कहा है। क्षेमेन्द्र तथा सोमदेव ने पूर्वनन्द-सुत कहा है, 
अर्थात्‌ वे. वास्तविक नन्द ( योगनन्द के नहीं ) के पुत्र थ। विए्शु पुराण के 
आलोबक ( :५, 24-- विलमन, (५, ।57 ) ने कहा है कि चद्धगुप्त, वत्द 
तथा उसकी पत्नी मुरा का पुत्र था, अत: वह और उसके उत्तराधिकारी मौर्य 
बहलाये । मुद्राराक्षम के आलोचक धुन्धिराज ने बताया कि वह मौर्य [ नन्‍्द 
सर्वार्थसद्धि तथा वृषल ( शुद्र ) की कन्या मरा ] का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था । 

३. देखिये /#. /#4., ॥, 222; महावंशटीका के अनुसार मौर्यों का सम्बन्ध 
थाक्यों से था जो आदित्य ( सूर्य ) के वंशज थे ( देखिये अवद्ान-कल्पलता, 
संख्या 7६ ) । 

४. 4) १, मेवाड़ रेजीडेन्सी मेजर के० डी० असंकीन द्वारा संकलित, 
9 7. 

४. #, 56; शा, 229 ६. 

६. बौद्ध-जनश्र॒ति में भी मोरिय ( मौर्य) तथा मोर या मयूर में कुछ 


मौय॑-साम्राज्य : दिग्विजय का युग २३३ 


के मुखिया की पुत्री से उत्पन्न हुआ था। महावंश' के अनुसार चंन्द्रगुप्त उस 
क्षत्रिय-वंश का था, जो बाद में मौर्य कहलाने लगा। दिव्यावदान में चन्द्रगुप्त 
के पुत्र बिन्दुसार ने अपने को 'क्षत्रिय-भूर्धामिषिक्त' घोषित किया है। उसी ग्रत्थ' 
में बिन्दुसार के पुत्र अशोक ने भी अपने को क्षत्रिय कहा है। महापरिनिब्बान 
सुत्त' में मौ्यों को पिप्पलिवन का शासक और क्षत्रिय-वंश माना गया है । चुँकि 
महापरिनिन्बान युत्त सबसे प्राचीन बोद्ध-प्रन्थ है। इसलिए बाद के ग्रन्थों की अपेक्षा 
इसकी सामग्री पर अधिक भरोसा किया जा सकता है। इस प्रकार मह निश्चित 
हो गया कि चद्धगुप्त क्षत्रिय-वंश (मोर्य) का ही था। 
छठवी शताब्दी ईसापूर्व में मौर्य लोग पिप्पलिवन गणततन्त्र राज्य के शासक 
थे | यह राज्य नेपाल की तराई के रुस्मिनिदें_ और गोरखपुर के कसिया के बीच 
फेला हुआ था । पूर्वी भारत के अन्य राज्यों की तरह यह राज्य भी मगध के 
साम्राज्य में विलीन हो गया होगा । प्राचीन ग्रन्थ इस प्रश्न पर सहमत हैं कि 
चौथी शताब्दी ईसापूर्व में छोटे राज्यों की संख्या घट गई थी और चद्धगुप्त 
मयूर-पोषकों के वंश का था। ये मयूर-पोषक विस्ध्य-वर्तों के शिकारी या पश्ुपालक 
भी थे। शेर तथा हाथी से हुईं चन्द्रगुप्त की लड़ाई की कहानी से चन्द्रगुप्त की 
जन्मभूमि के वातावरण की एक भलक मिलती है। औग्रसेन्य (48/्वाधप९४) 
के बदनाम शासन-काल में, जबकि उसकी प्रजा उससे असन्तुष्ट थी, चअच्धगुप्त के 
नेतृत्व में मौर्ययंश काफ़ी लोकप्रिय हुआ । उस समय ये लोग कही के शासक 
नहीं, वरन्‌ मगध की ही प्रजा थे । इसलिए यदि इतिहासकार जस्टित चन्द्रगुप्त 
को छोटे परिवार का कहता है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्लूटार्क 


सम्बन्ध दिखाई पड़ता है ( टर्नर, महावंश, 5» ६.) एलियन (86८] ४४) 
कहते हैं कि पाटलिपुत्र के उद्यानों में पालतू मयूर रखे जाते थे। प्रो० माशल के 
अनुसार साँची के पूर्वी द्वार. तथा अन्य भवनों को सजाने के लिये मोरों की तस्वीर 
बनाई गई थी (4 6886 ॥० बा, 0. 44,602) । .फूचर (१(०#॥९४॥ 
५८४४४, 23 ) का मत है कि ये पक्षी मोर्य-बंद् के प्रतीक-चिह्ठ नहीं हैं । उसके 
अनुसार मोर जातक से ही ये अधिक सम्बन्धित हैं । 

१. गेगर का अनुवाद, 0. 27--मौर्यनाम्‌ क्षत्रियनाम, वंशे जात । 

२. कॉवेल तथा नील का संस्करणा, 7- 370. 

३. ए., 409. 

४. 5797, ऊ।, ७. 34-35, 

१५४४ 


र्रे४ड प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


ओर जस्टिन दोनों लिखते हैं कि चद्धगुप्त ने सिकन्दर-महान्‌ से भेंट की थी | 
प्लूटार्क' ने लिखा है--' एन्ड्रोकोटोस (चन्द्रगुप्त) ने सिकन्दर से मुलाक़ात की । 
उस समय वह बिल्कुल किशोर ही था। उसमे सिकन्दर से कहा कि वह बड़ी 
आसानी से समूचे मारतवर्ष पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि यहाँ के राजा से 
उसकी प्रजा उसके दुर्गणों के कारगा नफ़रत करती है ।”” उक्त अंश से यह अनु- 
मान लगाना ग़लत नहीं होगा कि चन्द्रगुप्त ने मगध के अत्याचार से भरे शासन 
को समाप्त करने के लिए सिकन्दर से अवश्य ही भेंट की होगी । यहाँ चन्द्रगुप्त 
के इस कार्य की तुलना राणा संग्रामसिंह से कर सकते हैं, जिसने इल्नाहीम 
लोदी की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए बाबर को निमंत्रित किया था। किन्तु, 
चन्द्रगुत को सिकन्‍्दर, औग्रसेन्य (४7०7घ7९४) जैसा ही सख्त शासक लगा, 
क्योकि उसने भारत के इस किशोर सेनानी का वध किये जाने की आज्ञा में देर 
नही लगाई । बाद में चन्द्रगुप्त ने भारत को यूनान तथा भारत के अत्याचारियों 
(सिकन्दर और ओग्रसेन्य) से मुक्त करने का निश्चय किया। कहा जाता है कि 
चन्द्रगुप्त ने तक्षशिला के एक ब्राह्मण के पुत्र कौटिल्य की (जिसे चाणक्य था 
विष्णुग्रुप्त भी कहते हैं) सहायता से नद॒वंश के बदनाम राजा को गद्दी से उतार 
ही दिया। चन्द्रगुप्त तथा नंदवंश के अत्तिम राजा के बीच चला संधर्ष मिलिन्द- 
पञ्ह, मुद्राराक्षस, महावशटीका तथा जैन-परिशिष्टपर्वन्‌ में मिलता है । मिलिन्द- 
पञ्ह' में लिखा है कि उस समय नन्‍्द की सेना का कमाणइर भहसाल था। 
काफ़ी ख न-खच्चर के बाद नन्द की सेना परास्त हुई | मिलिन्दपञ्ह में इस लड़ाई 
का वर्णन बड़े ही अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से मिलता है। 

सिहासनारूढ होने के कुछ समय बाद चद्धगुप्त ने सिकन्दर के सेनापतियों" 
से युद्ध छेड़ा और सबको पराजित कर दिया । 


१. 7 ॒ +/व्खदाधवंश', 5, 

२. संग्रामसिह के व्यवहार के लिये देखिये टॉड-कृत “राजस्थान', ७०. ॥, 
7. 240, ७» (२) 5. 5. ए9€ए०7)प१९९ कृत बाबरनामा? (अंग्रेज़ी में ), 
५०! , 9. 529. 

३. कफ, एठी, एइएएए7, >. ]47. 

४. देखिए, स्मिथ-क्रत 'अशोक', तृतीय संस्करण, 7- ]4 ४; सत्ता ग्रहण 


करने तथा नायकों से युद्ध करने की वास्तविक तिथियों के लिए देखिये /#दं/८४ 


€ए॥ब्ाव, ॥[, 7४०. 3, ए9. 999 वीं; दात अहू6् थी ॥6 सव्ादवत वै।दपा24४, 
ए. 337- 


मौर्य -सा म्राज्य : दिग्विजय का युग २३५ 


मौर्य-सम्राट्‌ चद्धगुव्त को नंदवंश के उन्मूलन तथा पंजाब की मुक्ति का ही 
श्रेय नहीं मिला; बल्कि प्लूटार्क' ने लिखा है कि चन्द्रगुप्त ने ६ लाख की सेन 
लेकर समूचे भारत को अपने साम्राज्य का अंग बना लिया । जस्टिन के कथना- 
नुसार भी समूचा भारत चन्द्रगुप्त के कब्जे में था | डॉ० एस० कृष्गास्वामी आयंगर 
ने एक जगह लिखा है कि उन्हें तमिल-श्रन्थों में यह उल्लेख मिला है कि सौर्य लोग 
एक बड़ी सना लेकर तिनवेली जिले की पोडियिल पहाड़ी तक पहुँचे । १रनार या 
परमकोरनार तथा कल्लिल आत्तिरामनार भी उक्त लेखक के मत का प्रमर्थन 
करते हैं । चन्द्रगुप्त की अग्निम सेना में कोशर' कह जाने वाले लड़ाकू लोग रखे 
जाते थे । आक्रमणकरारी एलिलमलाई से होते हुए कॉंकण तक गये थे (यह स्थान 
कन्ननोर से १६ मील दूर है) | इसके बाद कोंगु (कोयम्बद्ूर) की ओर चले गये । 
अन्त में मौर्य-्मेना पोडियिल पहाड़ो (मलय) की ओर मूड़ गई। दुर्भाग्यवश 
उपर्युक्त उल्लेख में मौर्य-सेना के सेनापति का नाम नहीं दिया गया । इन उल्लेखों 
में 'वम्ब-मोरियर' या मौर्य शब्द मिलता है जिसका आशय चद्धगुप्त मौर्य तथा 
उसके साथी हैं।' ह 

१, /॥2, -4/०६., ५४३४, 

२, (४79. [., (६. 7748, 924, 666, 

३. कोशर' के विषय में देखिए //4/८४ (४/६४/८, ।, 9. 97  ; देखिये 
कोशकार, .4४/%, 35] ॥. 

४, मचढपांगहुड तर ४0% सदांगा धंउ४0॥४, 9. 99; देखिये, मुद्रा- 
राक्षस, %८।, 4. 

५५ (८॥0, 2254: ॥04., ।, 7" 5% में बानेंट कहते हैं कि 'बम्ब-मोरियर? 
अथवा वर्शाशंकर मौर्य' सम्भवतः कोंकणी मौर्य की एक शाखा थे । परन्तु, ऐसा 
कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं, जिससे सिद्ध हो सके कि कोंकण के 
मौर्य तमिल प्रदेश के दक्षिण में गये थे। अन्य सम्मतियों के लिये देखिये 7/2.(७, 
923, 97. 93-96. कुछ तमिल विद्वानों का मत है कि मौर्यों को 'तमिलाकम' 
में घुसने नहीं दिया गया और वे वेंकट पर्वत तक ही पहुँच पाये (//70, 928, 
7. !45) । वे कोशर से सम्बद्ध डॉ० आयसद्भर के कथन को भी अस्वीकार 
करते हैं। परन्तु, चन्द्रयुत्त की विजय-पताका सुदूर दक्षिण में हीरे-मोतियों से 
भरे देश पांड्य राज्य तक पहुँच चुकी थी, इसकी पुष्टि 'मुद्राराक्षस”, अंक ३, 
इलोक १६ से होती है। इससे अनुमान होता है कि मौ्यों की सत्ता हिमालय 
पर्वत पर गंगा से लेकर दक्षिण सागर-तट तक फेली थी। प्रो० एन० शास्त्री 
तमिल विवरण की आलोचना करते हैं (4./78, 253 () । 


२३६ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


मैसूर में प्राप्त कुछ शिलालेखों के अनुसार उत्तरी मेसूर में कभी मौ्यों का 
शासन था । यह उल्लेख भी मिला है कि शिकारपुर तालुक़ के नागर-खण्ड की 
रक्षा मौर्यों के ज़िम्मे थी । यह क्षत्रिय-परम्पराओं' का पोषक क्षेत्र भी था । 
लेकिन, चूँकि यह उल्लेख १४वीं शताब्दी का है, इसलिए इस पर अधिक विश्वास 
नहीं किया जा सकता; किन्तु जब प्लूटार्क, जस्टिन, मामुलनार तथा मैसूर के 
शिलालेखों को एक साथ रखकर पढ़ा जाता है तो स्पष्ट लगता है कि प्रथम मौर्य- 
सम्राट ने विन्ध्य के पार के भारत के काफ़ी हिस्से को अपने साम्राज्य में मिला 
लिया था। 

चन्द्रगुप्त की दक्षिण भारत-विजय के बारे में हम चाहे जो कुछ सोचें, किन्तु 
इतना तो निश्चित ही है कि चन्द्रगुप्त ने पश्चिम में सौराष्ट्र तक को मगध- 
साम्राज्य में मिला लिया था। महाक्षत्रप रुद्रदमन के जुनागढ़-शिलालेख में इस 
बात का उल्लेख है कि चद्ध गुप्त के राष्ट्रीय' (हाई कमिश्नर) पुष्यगृुप्त (वेध्य) ने 
प्रसिद्ध सुदर्शन फील' का निर्माण कराया था । 

तक्षशिला से प्राप्त एक शिलालेख का उल्लेख पहले भी किया जा चुका 
है । इस शिलालेख में अशोक मौर्य का सर्वप्रसिद्ध विशेषण “्रियदर्शन' 
लिखा हुआ मिला है। लेकिन, यह भी याद रखना उचित ही होगा कि मुद्राराक्षस 
में चंदर्सिरि या चन्द्रगुत्त स्वयं! के लिए भी पियदंसन' शब्द का प्रयोग हुआ है । 
आगे चलकर अशोक के आठवें शिलालेख (२०८८ %9०) में अशोक तथा 
उसके पूर्वजों के लिए समान रूप से दिवानांपिय” शब्द आया है । इसलिए यह 
निष्कर्ष निकालना ग़लत न होगा कि अपने सुप्रसिद्ध पोत्र की तरह चन्द्रगुप्त को 
भी दिवानांपिय पियदसी' (या प्रियदर्शन | कहा जाता रहा होगा । इसलिए यह 
ठीक नहीं है कि जहाँ कही भी 'प्रियदर्शन' शब्द मिले तथा अन्य तथ्य न दिये 
गये हों, वहाँ हम उस शब्द को अशोक के नाम के साथ जोड़ लें । 





१. देखिये राइस-कृत 34%96 द्वार्व (००५ जगीणा #ह साउद्ा##भ०, 
०. 0, फ़्लीट जैन-परम्परा को स्वीकार नहीं करते (784. ४४., 892, 
]56 8) । देखिए, 77245, 9]],84-8]7. 

२. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चन्द्रगुप्त के किसी मन्‍्त्री का श्लोक दिया 
गया है, जिसके आधार पर कहा जाता है कि सम्भवतः उसका राज्य उत्तर में 
हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में सागर-तटठ तक फैला था। 

३. देखिये, ॥८(, 6. 


मौर्य-सा म्राज्य : दिग्विजय का युग २३७ 


सेल्युकस-युद्ध 

इतिहासकार जस्टित' के लेखों से हम जान चुके हैं. कि जिस समय चद्धगुप्त 
मौर्य सिहासनारूढ़ हुआ, उस समय सिकन्दर-महान्र्‌ का सेनापति सेल्युकस भी 
अपनी महानता की नींव डाल रहा था । सेल्युकस के पिता का नाम' एसिटओकोस 
तथा माँ का नाम लियोडाइक था । सेल्यूकस का पिता सिकन्दर के पिता ओर 
मैसीडन के राजा फ़िलिप का सेनापति था । सिकन्दर की मृत्यु के बाद उसके 
सेनापतियों के बीच मैसीडोनियन साम्राज्य का विभाजन हो गया । 

उस समय भी सेल्युकस को पूर्व में कई लड़ाइयाँ लड़नो पड़ीं। उसने 
सबसे पहले बेबीलोन' पर अधिकार किया । इस सफलता के बाद उसकी शक्ति और 
बढ़ी तथा उसने बैक्ट्रियनों पर विजय पाई । उसके बाद वह भारत की ओर भी 
बढ़ा । अप्पिआनूस' के कथनानुसार सेल्युकस ने सिन्धु पार करके भारत के 
तत्कालीन सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त से युद्ध छेड़ा | बाद में चन्द्रगुप्त और सेल्युकस में मित्रता 
ही नहीं हो गई, वरन्‌ उनके बीच बेवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित हो गया । 
जस्टिन के कथनानुसार चन्द्रगुप्त से सन्धि करके और अपने पूर्वी राज्य को शान्त 
करके सेल्युकस एण्टीगोनोस से युद्ध (३०१ ई०पु०) करने चला गया। प्लूटार्क 
ने लिखा है कि चन्धगुप्त ने सेल्युकस को ५०० हाथी दिये। इतिहासकार स्ट्रेबो" 
ने भी कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये हैं-- 
. उन दिनों भारतीय सिन्धु नदी के आसपास रहते थे। यह भाग पहले 
ईरानी राज्य के अन्तंगत था। सिकन्दर ने इस भूभाग की ईरानी अधीनता 
समाप्त करके उसे अपने राज्य के सूबों के रूप में संगठित किया । किन्तु, सेणड्रो- 

१. वॉटसन का अनुवाद, 9. 43. 

२. सेल्युकस को बेबीलन का क्षत्रप सर्वप्रथम ३२१ ई०पू० में, त्रिपरादेसोस- 
सन्धि के अनुसार, फिर ३१२ ६०१० में जब से उसका सम्वत्‌ चला, मिला था; 
और २०६ ई०पू० में उसने राजा की उपाधि धारण की (६६070. 4॥८. 6४. 
शा, 36; (६४४, साफ, काब,, ।, 483) । 

३. &97., 55; #4. 468,, ४०, एा, 9. 4; हल्टूज, हझुफाए- 

४. अध्पियानस स्पष्ट रूप से 'केदो' (वैवाहिक सम्बन्ध) का प्रयोग करता 
है जबकि स्ट्रेबो (४५) केवल संकेत करता है । विवाह के बाद वे देश मिले” से 
स्पष्ट है कि विवाह हुआ था । 

४० से, & ए., व], 9, 25. 


श्श्८ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


कोट्टुस (चन्द्रगुप्त] से वैवाहिक सम्बन्ध के फलस्वरूप सेल्युकस ने इन प्रान्तों को 
उसे दे दिया; और बदले में ५०० हाथी प्राप्त किये। इस प्रकार अब ऐरियाना 
(ईरान के अधीनस्थ) का अधिकांश भाग भारतीयों को मिल गया, जो उन्होंने 
यूनानियों से प्राप्त किया । 

पुराने ग्रन्थकार हमें सेल्युकल और चब्द्रगुप्त की लड़ाई का कोई विशेष 
विवरगा नहीं देते | वे केवल लड़ाई का परिणाम बताते है । इसमें कोई सन्देह 
नही कि आक्रमगाकारी ( सेल्युकम) आगे नहीं बढ सका और उसने चन्द्रगुप्त से 
हुई सन्धि को वैवाहिक सम्बन्ध से और अधिक पुष्ट कर लिया। अपनी अशोक 
नामक पुस्तक में डॉ> स्मिथ ने कहा है कि सीरियाई राजा ने चन्द्रगुप्त के साथ 
अपनी लड़की की शादी की थी, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। केबल वैवा- 
हिक सम्बन्ध की बात का ही उल्लेख मिलता है । चद्धगुप्त को सिन्‍्धु का जो 
समीपवर्त्ती भूभाग मिला है, उसे कह सकते है कि वर को दहेज में दिया गया 
होगा । थे प्रान्त पहले ईरानी साम्राज्य के अन्तर्गत थे, किन्तु टार्न ने इस तथ्य 
की उपेक्षा कर दी है | इसके बदले में मौर्य-सम्राट्‌ ने बहुत थोड़ा ही ( ५०० 
हाथी) दिया । ऐसा विश्वास किया जाता है कि सीरिया के राजा ने चन्धरगुप्त को 
चार प्रान्त ऐरिया, अरकोसिया, गदरोंसिया तथा परोपनिसदई, अर्थात्‌ हेरात, 
कन्दहार, मकरान और काबुल दिये । टार्न तथा कुछ अन्य लेखकों ते इस पर 
सन्देह प्रकट किया है। अशोक के शिलालेखों से भी सिद्ध है कि काबुल की घाटी 
मौर्य-साम्राज्य के ही अन्तर्गत थी । इन लेखों के अनुसार योत तथा गाच्धार भी 
मौर्थ-साम्राज्य के ही अंग थे । स्ट्रेबो ने भी लिखा है कि सेल्युकस ने सिन्धु नदी के 
समीपतवर्त्ती भागों के अलावा भी बहुत बड़ा भूभाग चन्द्रगुप्त को दिया है । 
मेगास्थनीज 


प्रन्थकारों के अनुसार युद्ध के बाद सीरियाई राजा तथा भारतीय सम्राटों के 
सम्बन्ध बड़े ही मेत्रीपूर्ण रहे | एयेनेओस कहता है कि चन्द्रगुप्त ने सीरियाई 
राजा के पास उपहार में कई कामोहीपक सामग्रियाँ भेजीं । सेल्यू कस ने चन्द्रभुप्त 

१. मं, $ 9, वा, छ, 76; वब्रफ, छिल्दल के सेबदाांव कब खिबी, 
0. 00, 

२, तृतीय संस्करण, $. 5. 


३. देखिए ॥॥6. -/60, 2. 405; स्मिथ, ह्स्प, चतुर्थ संस्करण, 9. 53; 
चन्द्रगुप्त तथा सेल्युकस के बीच जो सम्बन्ध स्थापित हुआ उसका फल आगे 


मौय॑-साम्राज्य : दिग्विजय का युग २३६ 


के दरबार में अपने एक राजदूत मेगास्थनीज्ञ को भेजा | एरियन' के अनुसार 
मेगास्थनीज़ अरकोशिया ( सम्भवतः कन्धार) का ही था । वहाँ से उसे पाठलि- 
पुत्र भेज दिया गया, जहाँ वह मोर्य-सम्राद से प्रायः मिला करता था। 
मेगास्थनीज़ ने भारत का एक इतिहास भी लिखा। उसकी इतिहास की 
पुस्तक लापता हो गईं, किन्तु उसके कुछ अंश जो इधर-उधर बिखरे मिले, उन्हें 
शावनकेक ने संकलित किया तथा मैक्रिन्डल ने उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद किया। 
स्ट्रेबो, एरियन, डायोडोरस जैसे महान्‌ इतिहासकार, मेगास्थनीज़ द्वारा लिखे इन 
फूटकर अंशों का प्रायः उद्धरण के रूप में प्रयोग करते हैं । प्रोफ़ेसर रोज़ डेविड्स 
ने लिखा है कि मेगास्थनीज़ में समीक्षा की बुद्धि कम थी, इसलिए उसके निष्कर्ष 
आलोचनात्मक नहीं थे । वह दूसरों से प्राप्त जानकारी पर निर्भर करके गुमराह हो 
जाता था। लेकिन, जो बातें उसने अपनी आँखों से देखीं, उनका वहु सबसे सच्चा 
साक्षी बना है। रीज़ डेविड्स के अनुसार मेगास्थनीज़ ने पाटलिपुत्र के वर्णान में 
बड़ी ही महत्त्वपूर्ण बातों का समावेश कर रखा है । रीज डेविड्स ने यह बात 
अपनी इंडिका के दसवे अध्याय में लिखी है । 

पोलिमब्रोण्य भारत का सबसे बड़ा नगर था, और यह एरनबाओस' तथा 
गड़ा के संगम पर था । एरनबाओस भारत की तीसरे नम्बर की नदी थी ।...... 
भेगास्थनीज़ के कथनानुसार यह शहर साढ़े नौ मील (८० स्टेड) लम्बा तथा पौने 
दो मील ( १५ स्टेड ) चौड़ा था। नगर के चतुर्दिक्‌ ६०६ फ़ुट चौड़ी तथा ३० 
क्यूबिक गहरी खाई थी। नगर की चहारदीवारी में ५७० बुज् और ६४ 
“दरवाजे थे ।* 

मौर्य-साम्राज्य के अन्तर्गत पाटलिपुत्र के अलावा भी कई बड़े नगर थे । एरि- 
यन कहता है कि उस समय नगरों की अधिकता से इनकी संख्या ठीक-ठीक नहीं 


वालों को मिला। बिम्बिसार तथा अशोक के समय में पश्चिम की यूनानी शक्ति 
के साथ न केवल राजदूतों का आदान-प्रदान हुआ, वरन्‌ यहाँ के राजाओं ने 
उत्सुकतापूर्वक यूनान के दार्शनिकों तथा शासकों की सहायता भी ली । 

१, देखिये (:87700०४ द्वारा किया गया अनुवाद, 9. 254. 

२. एरनबाओस-हिरश्यवाह, अर्थात्‌ शोण (हष॑चरित, पारब हारा सम्पा- 
दित, [98, 9. 9)। देखिये “अनुशोणाम्‌ पाटलिपुत्रम' [पतण्जलि, [, 
] (२)]। तमिल साहित्य में पाटलिपुत्र के सम्बन्ध में देखिये ॥9&ह८०. 
(9४, #गं,, 355 ह, 

३. देखिये पतल्नलि, 7७. 3. 2. 


२४० प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


बताई जा सकती । जो नगर नदियों या समुद्र के तट पर होते थे, उनमें घर प्राय: 
लकड़ी के होते थे, क्योंकि यदि यहाँ घर इंटों के बनाये जाते तो अधिक दिनों तक 
चल न पाते । इसका सुरुय कारण यह था कि जब वर्दियों में बाढ आती थी तो 
पानी मैदानों में भी फैल जाता था । लेकिन, महत्त्वपूर्स स्थानों के नगर काफ़ी 
ऊँचाई पर इंट और गारे से बनाये जाते थे। राजधानी के अलवा तक्षशिला, 
उज्जेन, कौशाम्बी तथा पुराडुनगर' चन्द्रगुप्त-काल के सबसे महत्त्वपूर्णा नगर थे । 


इतिहासकार एलियन चन्द्रगुप्त के राजमहल का विवरण देते हुए कहता है-- 
भारतीय (मौय-साम्राज्य के) राजमहल' मे देश भर के शासक निवास करते है । 
इसके अलावा भी कई बात हैं, जिनसे राजमहल की सराहुना करने को जी 
चाहता है । इसकी शान-शौकत का मुक़ाबला न तो 'सुस' ओर न 'एकबतन' ही कर 
सकते है । इसके अलावा भी अनेक आयमूलक बातें हैं। उपवनों में पालतू मोर 
और तोता कल्लोल करते रहते हैं । यहाँ पर सर्वत्र घने-घने कुज तथा हरे-भरे 
मैदान हैं । वृक्षों की डाले एक दूसरे से ग्रँथी हुई-सी लगती हैं। कुछ वृक्ष मूलत: 
इसी देश के हैं और कुछ बाहर से लाये गये हैं। इनके समन्‍्वय से समूचे भ्ुभाग 
का सौन्दर्य बढ़ जाता है | तोतों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि यह देश 
उन्ही का हैं । वे राजाओं के इदं-गिर्द मेंडराते और उड़ाने भरते रहते हैं । यद्यपि 
यहाँ ये तोते बहुत अधिक होते हैं, तो भी कोई भी भारतीय इनका मांस नही 
खाता । शिकारी लोग भी इनका सम्मान करते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा पक्षी 
होता है जो मनुष्य की बोली का अनुकरण कर सकता है। राजमहल के मैदानों में 


१. पुणाडूनगर बंगाल के बोगरा जिले में महास्थानगढ़ का नाम था। मौर्य- 
कान में ब्राह्मी-लेख से भी इसको पुष्टि होती है। यह लेख महास्थान में ही 
पाया गया है । पुणडनागल, तथा यहाँ के कोष गरडकों तथा काथनिकों से भरे 
थे, इसका उल्लेख मिलता है; तथा उसमें सदवर्गिका जाति का भी उल्लेख है 
(बरुआ, (70, 934, 2.70, 57 हीं; डी० आर० भरणडारकर, /#, ॥॥्व., 
97), 93।, 83॥; पी० सी० सेन, /४2, 993, 7220) । डॉ० भराशर- 
कर सदृवगिका वेः स्थान पर उसे 'स (मं) व (मू) गीय' पढ़ते हैं। यदि यह लेख 
वास्तव में मौर्य-काल के प्रारम्भिक दिलों का है तो मुद्राओं का उल्लेख मज़ेदार 
है । डां० के० पी० जायसवाल के अनुसार मौर्य-काल की मुद्राओं में कुछ चिह्न 
है, जिनसे उन्हें पहचाना जा सकता है (7/248, । 936, 437 /) । 

२. सुगांग महल में चन्द्रमुप्त को ठहरना प्रिय था (77.49, 923, 587) । 


मौर्य-साम्राज्य : दिग्विजय का युग २४१ 


बड़े-बड़े सरोवर हैं, जिनमें बड़ी-बड़ी मछलियाँ पाली जाती हैं। इन तालाबों में 
केवल राजा के छोटे-छोटे बच्चे ही मछली मार सकते हैं बाक़ी लोग नहीं ) राज- 
महल के ये नन्हे-नन्‍्हे राजकुमार शानन्‍्त सरोवरों में मछली मारने तथा नौका- 
विहार सीखने में बहुत प्रसन्‍नता का अनुभव करते हैं । 


सम्भवतः मौर्य साम्राज्य का राजप्रासाद आजकल के गाँव कुम्रहार के 
समीप था । डॉक्टर स्पूनर का कहना है कि मौर्य लोग जस्तुत (27070850"0॥5) 
थे। कुश्नहार गाँव के पास जो खुदाई हुई, उसमे पता चला है कि मोर्यों का सिंहा- 
सन-कक्ष उसी ढाँचे का था, जिस ढाँचे का बादशाह डेरियस का | डॉक्टर स्मिथ के 
अनुसार मोर्य-कालीन इमारतों और ईरानी इमारतों की समानता संदिग्ध है । 
प्रोफ़ेसर चन्दा के अनुसार, किसी देश की भवन-निर्माग-कला उस जाति की 
कसौटी नहीं होती । विशेषज्ञों का कहना है कि बादशाह डैरियस की इमारतें पारसी 
ढंग की नहीं थीं । वे बेबीलोनियन डिजाइन की थीं तथा उन पर यूनान, मिस्र 
और एशिया साइनर की कला का भी प्रभाव था। 


स्ट्रेबी' के अनुसार मौर्य-सम्राट्‌ हमेशा राजप्रासाद के अन्दर महिला-पहरेदारों 
के पढ़रे में रहता था (स्त्री गगोर्धन्विधि: - - अर्थज्ञास्त्र से उद्धृत) | वह केवल चार 
अवसरों पर जनता के सामते आता था--युद्ध के समय, दरबार में न्याग्राधीण 
के रूप में, बलिपूजा के समय, तथा शिकार खेलने के लिए जाते समस । 


१, देखिये मेक्रिहल का आरा क्‍ीवीत 6५ 7९:हीएवें का. (क्विएरटदर् 
47.///,, 02. 4)-2, 

२, स्मिथ, 05/07 /70:5/000' री वात, 77, 

३२. देखिये हेमिल्टन एवं फ़ाल्कनर का अनुवाद, ७०). [![, |». 06; स्मिथ, 
डा, तृतीय संस्करण, 09. )23. 

४, इसी लेखक के अनुसार स्त्रियों को उनके पिता से मोल ले लिया जाता 
था । परन्तु, मेगास्थनीज़ के अनुसा- कोई भी भारतीय दासों को नहीं रखता 
था । इस सम्बन्ध में यह कथा भी उल्लेखनीय है कि बिस्विसार ने अन्तियोकों से 
प्रा्था की थी कि वह उनके लिए एक प्राध्यापक खरीद कर भेज दे। 
[शिणाबव87, 7॥6₹ #काऊ संडा०2 व मन्कहढ, 99, 46, 76, )79) । 

१६ 


२४२ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


चन्द्रगुप्त का शासन 

चन्द्रगुप्त कोई बड़ा योद्धा या विजेता ही नहीं था, वरन्‌ एक महादब्‌ प्रशासक 
भी था| चद्धगुप्त के दरबार में रहने वाले यूनानी राजदूत मेगास्थनीज़ ने उसके 
शासन-प्रबन्ध के बारे में काफ़ी विवरण दिया है। विद्धानु राजदूत द्वारा दिये गये 
विवरण की पुष्टि चन्द्रगुप्त के पौत्र अशोक के शिलालेखों तथा उनके मंत्री कौटिल्य 
हारा लिखे गये अर्थशास्त्र से भी होती है। अर्थशास्त्र का अस्तित्व निश्चित रूप से 
बाण तथा जेनों के नम्दीसूत्र (सातवी शताब्दी) के पूर्व था | किन्तु उसके वत्त मान 
स्वरूप को देखते हुए सन्देह होता है कि यही अर्थशास्त्र चम्द्रग॒ुप्त के समग्र में भी 
था अथवा नही | जहाँ तक चीनपट्ट ( चीन का रेशम) के उल्लेख का प्रश्न है, 
वह हमारे संस्कृत-पग्रन्थों में मिलता हैं । लेकिन, मौर्य-काल के आरम्भ 
में चीन देश कल्पना से बाहर की वस्तु था। चीन का उल्लेख नागार्जुनिकुरइ के 
पूर्व अनुपलब्ध था । यह भी उल्लेखनीय है कि मौर्य-काल में संस्कृत का व्यवहार राज- 
भाषा के रूप में होता था। गुप्त-काल के वर्शान में जहाँ सिक्कों और वाटों की 
चर्चा है; वहाँ वादशाह डैरियस का कोई उल्लेख नही मिलता । गुप्त-काल में लिखे 
गये जैन-प्रन्थों में भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में जो चर्चा आई है, वह भी 
उपर्यक्त दृष्टि से अनुकूल ही है । अर्थशास्त्र दूसरी शताब्दी से पूर्व! का ग्रन्थ है, 
इस सम्बन्ध में पहले ही प्रमाण दिये जा चुके हैं। बैसे, यद्यपि यह कुछ देर का ग्रन्थ 
है, पर विभिन्‍न ख्रोतों से उपलब्ध सामग्री की पुष्टि करने में इसका प्रयोग वैसे ही 
किया जा सकता है जैसे कि रुद्रदमन के जूनागढ़-शिलालेखों का प्रयोग होता है । 

देश की सरकार के दो मुख्य भाग होते थे-- 

१ राजा, और 

२. महामात्र, अमात्य तथा सचिव । 

राजा पूरे राज्य का प्रधान शासक होता था। यद्यपि वहे मर्त्व या ताशवानु 
माना जाता था, किन्तु ईश्वर से वरदान-प्राप्त तथा तथा उसका प्रियपात्र 
समझा जाता था। राजा राज्य के सभी भौतिक साधनों का अधिष्ठाता तथा 
साम्राज्य के समूचे भूभाग का स्वामी होने के कारण बड़ा ही सत्तासम्पन्न या 
इक्तिमान्‌ होता था। लेकिन, उस समय कुछ प्राचीन नियम (पोराणा-पकिती) 
होते थे, जिनका सम्मान स्वेच्छाचारी से स्वेच्छाचारी राजा को भी करना पड़ता था; 
और वह करता था । जनता या प्रजा भी राज्य की महत्त्वपूर्ण इकाई (अंग) मानी 


१. ?, 9६, ८766. 
२. देखिये, ७72, 997, 0. 


मौय॑-साम्राज्य : दिग्विजय का युग र४रे 


जाती थी । प्रजा-रूपी क्षिशु के पालन के लिए राजा उत्तरदायी होता था और 
राजा द्वारा देश की सरकार के सुसंचालन से ही यह कर्त्तव्य पूरा माना जाता 
था। जहाँ तक स्थानीय शासन-व्यवस्था का प्रइन है, उसमें कुछ हद तक विकेद्धी- 
करण भी था। समूचे साम्राज्य की राजधानी तथा प्रान्तों के प्रमुख केन्द्रों में कुछ 
मंत्रियों की एक परिषद्‌ रहती थी जिससे समय-समय पर विचार-विमर्श होता 
रहता था । संकट-काल में इन लोगों से सलाह-मशविरा अनिवार्य हो जाता था; 
तथा इन मंत्रियों का अधिकार भी था कि इनसे सलाह ली जाय । यों राजा 
के अधिकार व्यापक होते थे--उसके सैनिक, न्‍्याग्रिक, वैधानिक तथा कार्यकारी 
(फ्रांपंधाए, पांलंब], (९8ांजबएल बचे €:००८घभाए€) कत्त व्य होते थे । हम 
पहले ही देख चुके हैं कि युद्ध के समय भी राजा अपने राजमहल से बाहर 
निकलता था । वह अपने प्रधान सेनापति' के साथ सामरिक दाँव-पेंच पर भी 
विचार-विमर्श करता था । ह 

राजा अपने दरबार के समय न्यायिक कत्तंब्यों का भी पालन करता था, 
और इसमें किसी तरह का कोई व्यवधान पसंद नहीं करता था । शरीर में खुज- 
लाहट होने पर चार अनुचर' उसके शरीर को लड़ी के ट्रुकड़ों से खुजलाते थे, 
और वह अपना काम करता जाता था । कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि 
“जब राजा दरवार में बैठा हो तो प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिये, 
क्योंकि जब राजा प्रजा के लिए दुर्लभ हो जाता है और अपना काम अपने मात- 
हेत अधिकारियों के ज़िम्मे छोड़ देता है तो प्रजा की आस्था के समाप्त हो जाने 
तथा राजा के शत्रुओं के षड्यन्त्र-जाल में फेस जाने की आशंका पैदा हो जाती 
है । इसलिए देवताओं, प्राचीन विचा रवालों, वेदों के विद्वान ब्राह्मणों, तीर्थस्थानों, 
नावालिगों, बृद्धों, पीड़ितों, असहाथों तथा स्त्रियों से सम्बन्धित जो कर्त्तव्य हों 
उन्हें राजा स्वयं पूरा करे; और सभी कुछ कार्य की अनिवार्यता तथा वरीयता के 
आधार पर करे |”? 


१, देखिये, स्ट्रेबो, ५, 3; कौटिल्य, अर्थशास्त्र, ,४. 

२. कौटिल्य, अर्थशास्त्र, 9. 38. मौर्य-काल के अंतिम दिनों में हमने देखा 
कि सेनापति राजा पर छा गया था, तथा सेना के समस्त अधिकार अपने हाथ में 
केन्द्रित कर लिये थे । 

३. से. & 7., स्ट्रेबी, [, ७9. 06-07. 

४. शाम शास्त्री द्वारा अनुवाद, 9. 45. 


र्८४ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


जहाँ तक राजा के संवैधानिक कर्त्तव्यों का प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र 
में राजा को धर्म-प्रवर्तक कहा गया है। राजशासन' को शासन-व्यवस्था (क़ानून) 
का स्रोत मानता गया है। चद्धगुप्त के पोत्र अशोक के शिलालेखों को 'राजशासन' 
के उद्धरणों की संज्ञा दी जा सकती है । 

राजा के कार्यकारी (०४०८७॥४४९) कर्त्तव्यों की चर्चा में विद्वानों ने संतरियों, 
हिसाब-किताब व आय-व्यय की जाँच करने वालों, मत्रियों, पुरोहितों व निरीक्षकों 
की नियुक्ति को राजा का ही कार्य कहा गया है। राजा मुप्तचरों द्वारा प्राप्त 
शासन-सस्बन्धी रहस्यों पर मंत्रि-परिषद्‌ से पत्र-व्यवहार करता था। इसके 
अतिरिक्त विभिन्न देश के राजदूतों का अपने देश में राजा ही स्वागत करता 
था।' 

राजा ही राज्य की नीति के सिद्धान्त निर्वारित करता और अपने अधि- 
कारियों को राजाज्ञाओं द्वारा समय-समय पर निर्देश दिया करता था। प्रजा के 
नास भी उसकी राजाज्ञाएं जारी होती थी । चन्द्रगुप्त के समय में गुप्तचरों के 
माध्यम से दूरस्थ शासन कर रहे अधिकारियों पर सम्राट का पूरा नियन्त्रण रहता 
था| अशोक के समय में पर्यटक न्यायाधीशों से इस कार्य में सहायता ली जाती 
थी । संचार-व्यवस्था के संचालन के हेतु सडक थी । सामरिक महत्व की जगहों 
पर मेना की ट्रुकड़ियाँ तैनात रहा करती थी । 

कौटिल्य का हढ़ मत था कि राजत्व (प्रभुता) केबल सब्रों की सहायता से 
ही संभव है। सिफ़ एक पहिया कभी नहीं चल सकती । इसलिए, राजा को 
सचिव की नियुक्ति करता चाहिये, तथा उनसे मन्त्र लेनी चाहिये । थे सचिव 
तथा अमात्य कदाचित्‌ वही लोग हैं, जिन्हें मगास्थनीज्ञ ने 'सातवी जाति' की 
संज्ञा दी है | ये लोग प्रजा-सम्बन्धी राजा के निर्गायों में राजा की सहायता करते 
थे । यद्यपि इस वर्ग के लोग बहुत थोडे ही होते थे, किन्तु व्यावहारिक तथा 
न्यायिक बुद्धि में वे सबसे बढकर होते थे । 

१, 9, , (७४). !. 

२. देखिये, कौटिल्य, छ. [, (॥0फ, डुएं, इप्मां; 38, एव], (॥०७, 7. 
देखिये अशोक-शिलालेख, ४०. ॥; ४ (उच्च अधिकारियों की नियुक्ति), 
ए। ( परिषद्‌ से सम्बन्ध तथा पतिवेदक से सूचना प्राप्त करना ) वा ऊँ।[! 
(विदेश के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करना) । 

३, देखिये मन, ७]], 55. 

४, (आंप्०्टः, 47740, 9, 43, 


मौर्य-साम्राज्य : विग्विजय का युग श्ढ५ 


सचिवों तथा मन्त्रियों में महामन्त्री लोग (98॥ >धगांड।ल5) उच्च माने 
जाते थे | अशोक के शिलालेखों से शायद इन्हें महामात्र कहा गया है तथा डायो- 
डोरस' ने इन्हें राजा का सलाहकार बताया है | 

इन लोगों का चयन अमात्य-वर्ग के बीच से किया जाता था । इनके चरित्र 
की जाँच भी की जाती थी किये लोग किसी लालच में तो नहीं फरसेगे। 
इस वर्ग को सबसे ऊँचा वेतन दिया जाता था । इनका वार्षिक वेतन ४८ हजार 
परा होता था (जो आजकल के हिसाब से लगभग ४ हज़ार रुपये प्रति मास 
होगा) । विभिन्‍न विभागों में काम करने वाले अमात्यों' के चरित्र की जाँच 
करने में उपर्युक्त महामंत्री लोग सहायता करते थे। हर प्रकार की प्रशासकीय 
कार्यवाही पर पहले तीन या चार मंत्रियों" से विचार-विमर्श कर लिया जाता था । 
संकट के समय (आत्यायिक कार्य के लिए) मंत्रियों के साथ-साथ पूरी मंत्रि 
परिषद्‌ की बैठक बुलाई जाती थी ।ये लोग युवराजों”" पर भी थोड़ा-बहुत 
नियंत्रण रखते थ्रे, राजा के साश्र युद्धक्षेत्र में जाते थे और सैनिकों को उत्साहित 
करने थे । ऐसे मंत्रियों में कौटिल्य प्रमुख थे । दूसरा मंत्री (प्रदेष्ट्रि) सम्भवत: मनि- 
यतप्पो था। यह जाटिलियन था । राजा लुदेरों' का उन्मूलन करके साम्राज्य के 
विभिन्‍न क्षेत्रों को शान्ति का वरदान देता था और मंत्री मनियतप्पों इस कार्य में 
राजा को सहायता करता था । कभी-कभी एक से अनेक मंत्री होते थे, क्योंकि 
“मन्तिगा:'' झब्द का प्रयोग भी मिलता है। 


१. [[. 4।. 

२. अर्थशास्त्र, ।७।७, 9. 7; उपधा के सम्बन्ध में स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ 
पर्वत का लेख भी देखिये । 

३. कौटिल्य, ७. 247; स्मिथ ( //ध///, चतुर्थ संस्करण, ७. 49 ) के 
अनुसार चॉँदी के एक गण का मूल्य १ शिलिग से अधिक नहीं था । 

४, 0ध., (0. 0. 

4. 0व,, 9. 20७. 28. 

६. /6४४., 9. 20; देखिये अशोक-शिलालेख, ४१. 

७. /0४., [2. 333, 

८. /४४४., [१. 308; देखिये शाब का उदयगिरि-लेख । 

€. देखिये, टर्नर का महावंश, 9. »40. यह प्रमार् बाद का है । 


२४६ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


मंत्रियों के अलावा एक मंत्रि-परिषद्‌ भी होती थी । मंत्रि-परिपद्‌ का अस्तित्व 
मौर्य-संविधान का एक मुख्य तत्त्व था, अशोक के शिलालेखों' से भी यह सिद्ध 
होता है। मंत्रि-परिपद्‌ के सदस्य तथा मंत्री लोग समान नहीं थे। कौटिल्य 
के अरथंशासत्र के कुछ अनुच्छेदों मे मंत्रियों तथा मत्रि-परिपद्‌ के बीच मामूली 
अन्तर बताया गया है। मंत्रि-परिपद्‌ का दर्जा कुछ कम था । मंत्रियों का वेतन 
४८ हजार पगा तथा मत्रि-परिषद्‌ के सदस्यों का वेतन केवल १२ हज़ार पर 
बापिक होता था । मामूली अवसरों पर इनसे राय नही लो जाती थी, किन्तु 
आत्यायिक कार्यों” के लिए मत्रियों के साथ परिषद्‌ के सदस्य भी बुलाये जाते थे। 
राजा बहुमत (भूमिप्ठा:) के निर्णय से कार्य करता था । राजदूतों के स्वागत 
के समय भी कभी-कभी ये लोग उपस्थित रहते थे। एक अनुच्छेद में “मंत्रि- 
परिपदां द्ादशामात्यान्‌ कुर्वीत' --मंत्रि-परिपद्‌ में १९ अमात्य होने चाहिये- 
लिखा मिलता है । इससे लगता है कि परिषद्‌ के लिए सभी प्रकार के अमात्यो 
के बीच से चयन किया जाता था। कौटिल्य राजा के लिए छोटी परिषद्‌ (क्षुद्र 
परिषद्‌) नहीं चाहता था । वह 'मानव', बाहस्पत्य व औद्यनस के हृष्टिकोणों 
को भी ठीक नहीं समझता था। वह बड़ी (अक्षुद्र) परिषद्‌ के साथ-साथ इन्द्र- 
परिषद्‌! (एक सह ऋषियों की परिषद्‌)! भी चाहता था। इससे निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि कौटिल्य ने एक उदीयमान्‌ साम्राज्य की आवश्यकताओं 
का विशेप ध्यान रखा है । यह परिपदु निश्चय ही चद्धगुप्त की थी, जिसे उसके 
सलाहेकारो ने बड़ी परिषद्‌ के गठन की सलाह दी थी। 


१. इस सस्वच्ध में प्लिनी का वर्गान उल्लेखनीय है । उसके अनुसार अमीर 
तथा धनी वर्ग के लोग राजा के साथ परिपद्‌ में बैठते थे (४०॥8॥80, 7॥८ 
खा 4477 ९ 20॥ह४/, ।48); देखिये महाभारत, ।8, ।27, 8; आमत्य- 
परिषद्‌, 5४, 320, 39 आमत्य-समिति । 

२, देखिये, 2. 20, 29, 247. 

- अर्थशास्त्र, 29; महाभारत, ॥५, 30. 8; अशोक का शिलालेख, ७]. 

४, अर्थशास्त्र, .,, 45. 

५. 7, 259, 

६. दिव्यावदान, 9. 372 में विम्बिसार के ५०० मंत्रियों का उल्लेख मिलता 
है। पतज्जलि चद्रगुप्त-सभा' का उल्लेख करता है, परन्तु हमें इसके विधान 
आदि का पता नहीं है । 


न्प्ण 


मौय॑ं-साम्राज्य : दिग्विजय का युग २४७ 


मंत्रियों तथा मंत्रि-परिषद्‌ के अलाबा भी अमात्यों का एक वर्ग और होता 

था जो प्रशासकीय एवं न्यायिक स्थानों को पूत्ति करता था। कौटिल्य के 
अर्थशास्त्र में कहा गया है कि धार्मिक कसौटी से शुद्ध किये गये (घर्मोपधा शुद्ध) 
अमात्य को फ़ौजदारी तथा दीवानी अदालतों का काम सौंपना चाहिये । धन 
को कसौटी से छुद्ध किये गये (अर्थोपधा शुद्ध) अमात्य को वित्त, ग्रह या भंडार- 
मंत्री' बनाया जाना चाहिये । प्रेम (या वासना) की कसौटी पर शुद्ध किये गये 
(कामोपधा शुद्ध) अमात्य को क्रीड़ा-केख्दो का निरीक्षक बनाया जाना चाहिये | 
भय की कसौटी पर शुद्ध किये गये (भयोपधा शुद्ध) अमात्य को “आसन्न कार्य' 
के लिए नियुक्त किया जाना चाहिये। जो इन कसौटियों पर खरे न उतरें, उन्हें 
खान, लकड़ी, और हाथियों के जंगल व कारखानो, वगैरह में नौकरी देनी 
चाहिये । जिन अमात्यों की परीक्षा नही हुई रहती थी, उन्हें सामान्य विभागों 
में ही रखा जाता था। अमात्य-पद के लिए अपेक्षित योग्यता वालों (अमात्य- 
सम्पदोषेत) की नियुक्ति निसृष्टार्था:' (साधिकार मंत्री), लेखक, पत्राचार-मंत्री 
तथा अध्यक्ष या निरीक्षक के रूप में की जाती थी । 

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि अमात्यो को कार्यकारी या न्यायिक 
पदों पर रखना चाहिये । अन्य ग्रन्थों से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है । स्ट्रेबो 

_१. रुद्रदमन-प्रथम के जूनागढ़-शिलानेख में देखिये 'कर्म-संचिव' का 
उल्लेख । 

२, !?. )7, देखिये मक्रिइल-कृत 2262॥/5/2॥6. दा/. थाफांबा, 926, 
4], 42, 

३. फ़ौज्दारी न्यायालय (कंटक-शोधन) में ३ आमात्य अथवा ३ प्रदेष्ट्र 
होते थे । प्रदष्ट्रि के कार्यो की व्याख्या आगे की जायेगी । 

४. दीवानी अदालत (धर्मस्थीय) संग्रहण (१० ग्रामों के बीच) में खोले 
गए थे । साथ ही इस प्रकार के न्यायालय द्रोग्यमुख (४०० ग्रामों के मध्य), 
स्थानीय (८०० ग्रामों के बीच) तथा ऐसे स्थानों में जहाँ जिले मिलते थे (जनपद- 
सन्धि ? ) भी पाये जाते थे । इनमें ३ धर्मस्थ तथा हे अमात्यि हुआ 
करते थे । 

५, इन अधिकारियों के कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, 88. 
[, 5-6, 35; 8/, ॥५ए, 4; ४४५, ५. 2 देखिये । मौरयों के शासन-काल में 
राजस्व के लिये घोषाल-कृत |/॥६४ /९८०४॥४४ 55०४2, 92. !05 + देखिये । 

६, देखिये, स्तम्भ-लेख, ४ में नागवन। 


र्ड्८ प्राचीन भारत का राजनंतिक इतिहास 


ने लिखा है कि “सातवीं” जाति में राजा के सलाहकार तथा मंत्री-वर्ग के लोग 
आते है। इन लोगों के जिम्मे सरकारी दायित्व, अदालतों तथा समन प्रशासन 
का काम रहता था । इतिहासकार एरियन ने भी लिखा है कि “इन्हीं लोगों 
में से शासकों, गवर्म रों, कोपाध्यक्षों, सेनाथ्यक्षों, नौसेना के कमाणडरों, आय-व्यय- 
नियंत्रकों तथा क्ृषि-कार्य की देखरेख करने बालों का भी चयन किया 
जाता था|” 


कौटिल्य के प्रशासकरीय ढांचे में अध्यक्षों को बड़ा महत्त्व दिया गया है। 
निम्नलिखित अनच्छेद में इतिहासव्गर स्ट्रेबों के एक अनुवादक ने इन अध्यक्षों 
को मजिस्ट्रेट कहा है 


“इन मजिस्ट्रेटों मे स कुछ को बाजार, कुछ को नगर तथा कुछ को सेच्य- 
व्यव 'धा-सम्ब्धी दायित्व सौप दिया जाता था । इनमें थे कुछ नदियों की 
देखरेख करते थे, कुछ जमीन की पेमाइश का काम करते थे, जैसा कि एक वार 
मिस्र में हुआ था । कुछ लोग बन्द तालाब के पानी पर निगाह रखते थे ताकि 
सब लोग समान रूप से तालाब के पानी का संदूपयोग कर सके । शिकार की 
देखरेख भी इन्ही लोगों के जिम्मे होती थी, और थे लोग अपने कर्त्तव्य-पालन 
के सिलसिले में किसी को कोई पुरस्कार या दशइ दे सकते थे। य॑ लोग टेंक्स 
बयूलने के साथ-साथ भूमि, लकड़ी क्री कटाई, बढ़ईगारी, पीतल के काम व 
खानों में काम करनेवालों की भी देखरेख करते थे । ये लोग सार्वजनिक मार्गों 
को देखभाल करते और मोड़ या जहाँ प्रमुख मार्ग से निकलने बाली कोई सड़क 
निकलती, सर वहाँ पत्थर गाइ देते जोर उस पर दूरी व स्थान सम्बन्धी अपेक्षित 
सूचना अकित कर देते । जिन लोगो के जिस्म नगर का काम होता, वे ६ भागों 


ल्‍्च्छ 


, ५, /., ४७), 4], |. 05; दसिग्र, डायोशरस, ।, 4।., 

२. अशोक के लेखों में एक प्रकार के अध्यक्ष , जो. स्थियों की देखभाल करत 
थे, वा महामात्र कहा गया है । 

३ (६॥#6776० /907॥ 0/ ॥6३, 4 » (१५ 4॥7 के अनुसार इसका अथ 
जिले से है । 

४. देखिये, कौटिल्य, 8. 3४।॥।॥।, (॥॥9७. 3, 5 में दुर्ग-राष्ट्र-दशड-मुख्य ।! 

५. अर्थात्‌, जिले के अधिकारी (अग्रोनोमोई) 


मौर्य-साम्राज्य : दिग्विजय का युग २४६ 


में विभाजित होते थे तथा प्रत्येक भाग में ५ सदस्य होते थे । नगर के न्यायाधीशों 
के बाद गवनंरों का ही पद आता था। इन लोगों के ज़िम्मे सामरिक मामलों 
की देखरेख होती थी । इस वर्ग भे भी ६ विभाग होते थे और प्रत्येक विभाग 
में ५ सदस्य होते थे।'' 

नगर के प्रशासन तथा सामरिक मामलों की देखरेख करने वाले गवर्नर 
प्राय: एक ही होते थ । भअर्थशाम््र में इन्हें नगराध्यक्ष और बलाध्यक्ष कहा गया 
है । डॉक्टर स्मिथ का कहना है कि “मेगास्थनीज्ञ के अनुसार जो लोग राजधानी 
तथा सेना के मामलों से सम्बन्धित होते थे, कौटिल्य इन्हें जानता तक नहीं था, 
यद्यपि इनके कत्तंव्य बह ग्वय निर्धारित करता था । हो सकता है कि विभिन्न 
उपविभागं। या बो्डों का सगठन आदि चन्द्रगुप्त की अपनी स्वय की सूक हो ।! 
किन्तु, इतिहासकार ने यह नहीं सोचा कि कौठिल्य ते साफ़-साफ़ कहा है -- बहु 
मुख्यम्‌ अनित्यम्‌ चाधिकारिणम्‌ स्थापयेत्‌ ।'' अर्थात्‌, 'हर विभाग का अधिकारी 


प्रत्येक समिति निम्नलिखित विभागों की देखभाल करती थी--जँसे (१ 
कलाकौशल; (२) विदेश-सम्बन्ध। (२ जन्म एवं मृत्यु लेखा-जोखा; (४) व्या- 
पार तथा नाप-तौल की व्यवस्था; (५) तैयार माल की देखभाल तथा उसके 
विक्रय का प्रबन्ध, तथा (६) बिक्री-कर । सामूहिक रूप से वे सार्वजनिक भवनों, 
बाजारों, बन्दरगाहों तथा मंदिरों की देखभाल करते थे। वे ही मूल्य निर्धारित 
करते थे । 

२. प्रत्येक बोड़ निम्नलिखित विभागों की देखभाल करता था --जलसेनां, 
रसद आदि; पैदल सेना; अच्वरोही सना, रथ तथा हाथी । महाभारत के शास्ति- 
पर्व में इन बो्डों की संख्या ६ ((४], 38) अथवा ८ (.7, 4-42) दी गई 
है । 

“रथ, हाथी, अश्व, पंदल, भारवाहक, जलयान, गुप्तचर तथा स्थानीय 
मार्गदर्शक--ओ कुरु के उत्तराधिकारी सुनो !ये आठ सेना के अंग कहे जाते 
हैं ।' 

३. देखिये, मैसूर-संस्करण, 99, ७, 59--नगर-बान्य-व्यावहारिक - 
कार्मान्तिक-बलाध्यक्ष: ।” देखिये महाभारत, ४, 2. 6 वलप्रधान तथा 
निगमप्रधान । 

४. देखिये, ///४/, 04, 9. 4!; दिखिए मोनाहन-कृत, /६६/7 //6/9४ 
0/ 20॥हव, 9]). 497-04; स्टीन, 346७७७/शार: चाव॑ #्ट७रिव, [॥0. 23) 4ी, 


२५० प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


कोई अस्थायी अधिकारी' ही बनाया जाय ।' “अध्यक्षा: सलख्यापक-लेखक- 
रूपदर्शक-तीवी-ग्राहकोत्तराष्यक्ष-सखा: कर्माणि कुर्यू :/--अर्थात्‌ू, राजकीय 
निरीक्षक एकाउरसटेशट, क्लर्कों, सिक्के के पारखियों तथा गुप्तचरों की 
सहायता से अपना काम चलाते थे ।' डॉक्टर स्मिथ केवल अध्यक्षों के 
अस्तित्व को ही मान्यता देते है, उत्तराध्यक्षों तथा अन्यों की उन्होंने उपेक्षा की 
है । जहाँ तक अर्थशास्त्र का प्रश्न है, स्मिथ ने उसमें केवल अध्यक्षों तथा अन्य 
प्रत्थों से केवल मराडलों (9०४705) को ही माना है। इसके अलावा स्मिथ ने 
उन प्रधानों की भी उपेक्षा की है, जिनका उल्लेख निम्न अनुच्छों' में आता है--- 

“एक डिबीज़न प्रधान नौसेना-निरीक्षक के साथ रहता था। दूसरा डिवी- 
ज़न उस व्यक्ति के साथ होता था जो वृषभ-दल का ज़िम्मेदार होता था। 
नौसेना-निरीक्षक तथा वृषभ-दल की देखरेख करने वाल को अथंशाश्त्र में क्रमशः 
नाव-अध्यक्ष' तथा गो-अध्यक्ष' कहा गया है । यह कहना भूल होगी कि प्राचीन 
काल नाव-अध्यक्ष एक असैनिक अधिकारी होता था, क्योंकि उसे हिखिकों (समुद्री 
लुटेरों) के उन्मूलन का उत्तरदायित्व स्वीकार करना पड़ता था। महाभारत भें 
नौसना को राजा की सेना का एक अंग माना गया हैं । मगास्थनीज हरा दिये 
गये विवरणगा में नाव-अध्यक्ष या एडमिरल के कुछ नागरिक कल व्य रखे गये हैं 
जिनके अनुसार नाव-अध्यक्ष आवागमन तथा व्यापार के लिए जलयान किराये पर 
देता था ।/ 

“लिच्छवि, मतल, शाक्य तथा अन्य संधराज्यों की तरह मौर्य-साम्राज्य में 
केन्द्रीय लोकप्रिय जनसभा नाम की कोई संस्था नही थी। ऐसा लगता है कि यदा- 
कदा ग्रामिकों या गाँव के मुखियों को बुलाने तथा उनसे कुछ विचार-विमर्श की 
परम्परा भी मोर्य-काल में प्रयोग में नही लाई गई । राजा की परिपद्‌ केवल एक 
आशभिजात्य-वर्गीय संस्था मात्र थी, जिसमें देश के मुख्य-मुख्य लोग शामिल होते 
थ। 

१. अर्थशास्त्र, 9!9, |... 60, पृष्ठ ५७ पर लिखा है कि “हस्ती-अश्व-रथ- 
पदातम्‌-अनेक मुख्यम्‌-अवस्थापयेत्‌ ।- -अर्थात्‌ हाथी, घोडे, रथ, पेंदल सभी 
अनेक सरदारों के नीचे होंगे । 

२. ले, &, 7 , स्ट्रेबो, [, [9. 04, 

३. ऐप, ॥5, 4-42. 

४. स्ट्रेबों, ७, ], 40, 


५. मोनाहन-हत, (0: /रह/0) णी #0हुढ, 9, ।48 पर प्लिनी को 
उद्ध त किया गया । 


मौयं-साम्राज्य : दिग्विजय का युग २५१ 


स्थाय-प्रशासन 

समूचे स्याय-प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी ही राजा होता था। राजा के 
दरबार के अलावा साम्राज्य के विभिन्न नगरों तथा जनपदों में भी अदालतें 
क़ायम थी । इन अदालतों में व्यावहारिक महामात्र ( नगरों में ) तथा “राजूक' 
(देहातों में) व्याय-कार्य करते थे । यूनानी लेखकों ने ऐसे न्यायाधीशों की ही चर्चा 
की है जो उस समय भारत में रहने वाले विदेशियों के मामलों पर विचार करते 
थे । गाँव के छोटे-छोटे मुकदमे गाँव के मुखियों या बुजुर्गों द्वारा ही तय कर लिये 
जाते थे । उस समय का इतिहास लिखने वाले सभी इतिहासकारों ने तत्कालीन 
दण्ड-व्यवस्था की केड़ाई का उल्लेख किया है । बाद में चन्द्रगुप्त के पीत्र अशोक ने 
न्‍्याय-प्रशासन की कड़ाइयाँ काफ़ी कम कर दीं । उसके काल में प्रत्येक अपराधी 
को उतना ही दशड दिया जाता था जितना कि वह दण्ड के योग्य होता था । 
दूरस्थ प्रान्तों में पर्यटक महामात्रों के द्वारा भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण रखा जाता 
था, गाँवों के न्‍्यायाधीश (राजूक) न्याय-प्रशासन में किसी हद तक काफ़ी स्वतंत्र 
होते थे । यूनानी लेखकों के लेखों से पता चलता है कि उन दिनों भारत में चोरी 
का नाम कभी-कभी ही सुनाई पड़ता था। भारतीयों के बारे मे यह उल्लेख कि 
कि वे लिखना नहीं जानते थे, सही नहीं मालूम होता । यूनानियों यह बात 
कदाचित्‌ इस आधार पर लिखी कि उन्हें यहाँ कहीं भी लिखित कानून नहीं मिले । 
भारतीय लोग सारा काम स्मरण-शक्ति के बल पर करते थे। नियर्शस और 
कटियस ने लिखा है कि भारतीय रेशम के महीन कपड़ों तथा पेड़ों की कोमल 
छाल पर लिखा करते थे। स्ट्रेबो ने लिखा है कि जब कोई दार्शनिक समाज की 
कोई सलाह या सुझाव देना चाहता था तो उसे लिपिबद्ध कर देता था। 
मौर्य-कालीन भारतीयों के लिखने के ज्ञान के बारे में यह उल्लेखनीय है कि 
सड़कों के पास के मौर्य-कालीन स्तम्भों पर स्थानों की दूरी व अन्य निर्देश लिखे 
रहते थे । 
प्रान्तीय सरकारें 

समूचा मॉर्य-साम्राज्य कई प्रान्तों में विभाजित था । प्रान्त विभिन्न आहोरों 


या विपयों (जिलों) में विभाजित होते थे, क्योंकि कोई भी प्रशासकीय इकाई 
इतना बड़ा बोक बरदाश्त नहीं कर सकती थी। चद्धग्ुप्त के समय में प्रान्तों 


.._ १, देखिये, मोनाहन-झत, 29 मरीफ60' थी 828०, 99-. 45, 57, 
]67 5. 


२५२ प्राचोन भारत का राजनेतिक इतिहास 


की निश्चित संख्या क्या थीं, यह ज्ञात नहीं। चद्धगुप्त के पौन् अशोक के समय 
में साम्राज्य भर मे प्रान्त थे ---उत्तरापथ (तक्षशिला), अवन्तिरट्ठ (उज्जयिनी) , 
दक्षिणापथ (सुबर्गागिरि), कलिंग (तोसालि) तथा प्राय, प्राचीन या प्रासी 
(पाटलिपुत्र] । कोष्ठकों में लिखे नगर प्रान्तों की राजधानियाँ थे । 
उक्त पाँच प्रान्तों में से प्रथम दो तथा अन्तिम एक के बारे में निश्चयपूर्वक 
कहा जा सकता है कि ये प्रान्त चन्द्रगुप्त के साम्राज्य के भी अंग थे | किन्नु, यह 
बिल्कुल असम्भव नहीं हैं कि दक्षिग्गापथ भी चर्दगुप्त के साम्राज्य का अंग रहा 
हो । राजधानी से दूरस्थ प्रान्तों का शासन, राजवंश के राजकुमारों द्वारा चलता 
था | इन राजकुमारों का 'कुमार' की पदवी प्राप्त होती थी | कौटिल्य के अर्थ- 
शास्त्र से हमें पता चलता हैं कि प्रत्येक कुमार को १४ हज़ार परणगा बापिक 
बैतन मिलता था । 
प्राच्य प्रान्‍्त तथा मत्यदेश पर सम्राट स्वयं शासन करता था। सम्राट 
से कार्य में महामात्रों तथा पोटलिपुत्र और कौजशास्थी में रहने वाले उच 
अधिकारियों से सहायता ले लिया करता था । 


सम्राट्‌ हरा शासित प्रास्त के अलावा भी कई क्षेत्र मार्यन्साम्राज्य व 
अन्तर्गत थे जो एक सीमा तक स्वशासित थे | एरियन ने कुछ एस क्षेत्रों या यप्टा 
का उल्लेख किया है जो स्वासित थे तथा जहाँ लोकतांत्रिक सरकार था। 
कोटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कई संघा की चर्चा की गई है । थे आथिक, साम- 
रिक था राजनीतिव: आधारों के सघ थे और स्वशासित थे। अर्थशास्त्र मं 
कम्बोज और सुराप्ट्र का नाम आया है। अशोक के एक शिलालेख (|]07000॥४) 
।९०९६ ५५) में साम्राज्य की पच्चिमी सीमा पर बहुत मे राष्ट्री के हान को 


१. दिव्याबदान, 00. 407, 
२, देरिय, /॥₹ (2# कक है औहहए 3ै//हह४,. ,. ], |, ०३॥॥ 
हाबंश, (७१ )७।8!, महाबोधिवण, |, "!!, 

३. देखिये, /॥ (2४65//0%. ए/ / कह +/॥/0र्ध७, 44, :१७७॥, 

४. +#', 247. 

५. मोनाहन-इत, /॥6 4१60 //00#) €/ 2606९र्बा, 9- 450; (0८, 
७7१80, ]3- 447, 

६५. ?, 378, 


राजतन्त्र तथा महाजनपद रभरे 


वात लिखी है! असम्भव नहीं कि सुराष्ट्र भी इन्हीं राष्ट्रों में से एक रहा हो और 
पर्याप्त रीमा तक स्वशासित रहा हो । पेतवत्थु की टीका में यहाँ के एक अशोक- 
काल के राजा का नाम पिंगल' कहा गया है। जूनागढ़ के रद्दामन-शिलालेख में 
अशोक के समफालीन यवन राजा तुषास्फ़ का नाम मिलता है। उक्त यवन राजा 
सम्मवतः: एक यूनानी था जिसे अशोक ने ही सुराष्ट्र प्रान्त व उत्तरी-पश्चिमी 
अन्य भागों की देखरेख के लिए नियुक्त किया था। अशोक द्वारा यह नियुक्ति 
उसी प्रकार की थी जैसे कि अरब द्वारा बंगाल के सूबेदार के रूप में मानसिह 
की । अश्योक और यवन राजा के बीच भी वही सम्बन्ध हो सकता है। मौर्य- 
कालीन सुराष्ट्र में पहले पुष्यगुप्त नाम का अधिकारी था। यह वैद्य था तथा 
चन्द्रगुप्त का राष्ट्रीय' कहा जाता था। बम्बई गजल्लेटियर में “राष्ट्रीय' शब्द का 
अर्थ 'साला' या 'बहनोई” माना गया है | इतिहासकार केलहार्न (६7९०॥०7) 
ने 'राष्ट्रीय' शब्द का अर्थ 'प्रान्तीय गवरनर' माना है।यह कथन ठीक नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि मौर्य-काल में सौराप्ट में अनेक राजा थ्रे । वहाँ नौकर- 
घाही व्यवस्था के किसी मामूली व्यक्त को गवर्नर नहीं बनाया जा सकता था । 
शिलालेखों में आया राष्ट्रीय! झ्ब्द सम्राट के राजदूत (0एलांतों नींडी। 
(0॥॥78_80707 ) “का भी बोधक लगता है और सुराष्ट्र में पृष्यगुप्त की स्थिति 
गम्भवत: बढ़ी थी जो कि मित्र में लाई क्रोमर की थी । इसके अतिरिक्त न तो 


१, देखिये, लॉ-कृत, /॥ध6॥/॥ (/०7९९/#॥७॥ 6/ 0##/0,. 7 ीं, 

२. आधुनिक काल में यह स्थापित करने का प्रगनल्न किया गया है कि तुषास्फ, 
अग्ोक के पूर्व हुआ था, परन्तु यह ग़लत है । जूतागढ़-नेख में राजा के नाम के 
साथ स्थानीय अधिकारी का नाम अवध्य आता है। ऐसा कोई कारण नहीं 
जिमसे कहा जा सके कि अशोक तथा तुषास्फ़ के बीच वह सम्बन्ध नहीं था जो 
चन्द्रगुप्त, पुष्यगुप्त अथवा रुद्रदामन तथा सुविशाख के बीच था । 

३. ४७।, 4, 77 4, 9, 3. 

४, 4५%, ॥॥6., ४०!, ४।44, |. (0. 

५. प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ निकट पूर्व में मिले टाइप भी देखिग्रे । हाई 
कमिश्नर वास्तविक शक्ति का उपयोग करता था, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि 
वहाँ पर स्थानीय शासक अथवा अधिकारी आदि नहीं होते थे । मिस्र-स्थित 
ब्रिटिश राजदूत के सम्बन्ध में वेंडेल विल्‍्की का मत भी देखिये ((॥८ ॥७/४, 9. 
3), जहाँ वह प्रत्येक दृष्टि से वास्तविक शासक है । 


२५४ प्राचीन भारत का राजनेत्तिक इतिहास 


अर्थशास्त्र में और न अशोक के अभिलेखों में ही कहीं “राष्ट्रीय” की श्रेणी के 
किसी अधिकारी का उल्लेख आया है। ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय” शब्द 'शक्ट्र- 
पाल' का ही समानार्थी था, जिसका वेतन प्रास्तों के शासक कुमारों के बराबर 
होता था । ऐसा लगता है कि मौ्य-काल के आरम्भ में सुराष्ट्र में पैतुक नौकर- 
शाही अस्तित्व में नहीं आ पायी थी। स्थानीय राजाओं द्वारा राजा की उपाधि 
धारणा कर लेने तथा राजूकों (देहात के न्यायालयों) हारा स्वशासन का दावा 
कर लेने के फलस्वरूप ही मौर्य-शासत की केन्द्रीय सत्ता कुछ-कुछ क्षीण 
पड़ने लगी । 

गुप्तचर-विभाग 


ग्रन्थकारों ने लिखा है कि मौर्य-काल में गुप्तचरों की भी एक श्रेणी हुआ 


१. अशोक के लेखों में उसे “रथिका' कहा गया है। रीज़ डेविड्स एवं 
स्टीड द्वारा सम्पादित 'पाली-इंगलिश डिक्शनरी' में “रथिका' की तुलना 
राष्ट्रीय' से की गई है । 

२. देखिये, अर्थवास्त्र, ). 27. राष्ट्रीय! के लिग्रे दखिये, महाभारत, 
४॥, 85. 2; 87. 9. अमर के अनुसार (७, 4) राष्ट्रीय का अर्थ 'राज- 
श्याल' (राजा का साला) है। परल्तु, क्षीरस्वामिन्‌ के अनुसार एक नाटक को 
छोड़कर 'राष्ट्रीय' राष्ट्राधिकृत, अर्थात्‌ वह अधिकारी जो राष्ट्र, राज्य, तथा 
प्रान्त की देखभाल के लिये नियुक्त हो, है। इस सम्बन्ध में पंजाब के भारतीय 
राजाओ के साथ यूदार्मों के सम्बन्ध, तथा दसवी जताब्दी में प्रतिहारों के तंत्रपाल 
के विषय में देखिये । ड|० बरुआ (70, ४, 944, 9. 83 ई) ने अनेक 
पुस्तकों में बुद्धघोप का यह केथत भी सम्मिलित किया है कि राज्य में राष्ट्रीयों 
का स्थान महामात्र तथा ब्राह्मणों के बीच था। उनका पहनावा बड़ा ज्ञानदार 
था, तथा उनके हाथों में तलवार अथवा इसी प्रकार की कोई दूसरी वस्तु होती 
थी । यह कथन वहुत कुछ सत्य हो सकता है, परन्तु जो प्रमाण उन्होंने दिये 
हैं वे पर्याप्त नहीं है कि यह सिद्ध हो सके कि चन्द्रयुप्त मौर्य के काल में राष्ट्रिक 
अथवा राष्ट्रीय और कोई न होकर बड़े-बड़े बंकर्स तथा उद्योगपति होते थे । ये 
लोग 'मेय्र्स', 'शेरिफ़' तथा जस्टिस ऑफ़ पीस” का भी कार्य करते थे। तुषास्फ़ 
सथा सुविशाख का उल्लेख सिद्ध करता है कि यहाँ पर राष्ट्रीय का कार्य अत्यन्त 
उच्च था । इसके साथ ही क्षीरस्वामिन द्वारा दिये गये कार्यों की भी सफलता 
से उपेक्षा नही की जा सकती । 


मौय-साम्राज्य : दिग्विजय का युग २५५ 


करती थी । राजाओं यथा मजिस्ट्रेटों द्वारा शासित मौय-साम्राज्य के विभिन्न 
प्रान्तों में ये गुप्तचर देखा करते थे कि कहाँ-क्या हो रहा है ? लोकतांत्रिक ढंग' से 
शासित भागों में क्या हो रहा है, इसकी रिपोर्ट भी यही लोग लेते और सम्राट 
तक पहुँचाते थे । इतिहासकार स्ट्रेबो ने इन लोगों को एफ़ोरी (27#०४) या 
“इन्सपेक्टर' कहा है। उसके कथनानुसार, ये लोग पूरे साम्राज्य की गतिविधि 
पर निगाह रखने तथा सम्राट तक पूरी रिपोर्ट पहुँचाने के लिए होते थे । यही 
कारण है कि सवसे अधिक विश्वस्त व कार्यकुशल लोगों को इन पदों पर नियुक्त 
किया जाता जाता था । हो सकता है कि एरियन के गृप्तवचर (0ए९7५९९८४५) 
तथा स्टेबो के 'इन्सपेक्टर' जूनागढ़-शिलालेख के राष्ट्रीय” तथा अर्थशाल््र के 
'प्रदेष्ट्रि' या” गूढ़पुरुष के ही पर्याय हों । प्रदेष्ट्रि' शब्द सम्भवत: प्रादिश 
(संकेत या सूचना देता) शब्द से ही वना है । 

स्ट्रेबों ने कई श्रेणी के इन्मपेक्टरों का उल्लेख किया है। इनमें एक तो 
नगर के गुप्तचतर ((॥४ 759०८८०) होते थे, जो वेश्याओं को अपना सहायक 
तैनात रखते थे । इनके बाद महिलायें शिविर-गुप्तचरों की श्रेणी होती थी । 
कौटिल्य के अर्थज्ञास्त्र में भी साधारगा ग्रुणों वाली महिलाओं को गुप्तचर के 
रूप में नियुक्त करने का उल्लेख है। अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्तचरों की दो 
श्रेणियाँ थी -- 

१, सस्था' या एक जगह नियुक्त किये जाने वाले गुप्तचर । इन्हें कापटिक, 
उदास्थित, ग़रहपतिक, वैदेहक था तापस कहा जाता था । 

२. संचारा' या भ्रमणगशील गुप्तचवर । इस श्रेणी में संदेशवाहक लोग भी 
आते थे । इन्हें सत्रि, तीक्षा या रषद (सहपाठी, तीत्र या वैषैला) कहते थे। 
कुछ महिला-युप्तचरों को भिक्षुकी, परिक्नाजिका, मुंड (वैरागिन) और बृषली 
कहते थे । स्ट्रेबो' ने भी वृषली (गरिका) श्रेणी की महिला-ग्रुप्तचरों का उल्लेख 
किया है । अर्थशास्त्र" में हमें वेश्याओं (पुंइ्चली था रूपजीवा) के गृंप्तचर होने का 
उल्लेख मिलता है । 

९ (.77०८४, 4747, 0. 483, 

२. मर. & 7, स्ट्रेबो, [[, ७. 03. 

३. देखिये लूडर्स, लेख-संख्या, 200. 

४. वृषली का अर्थ गरिका बताया गया है। भागवदज्जुकीयम्‌, 0. 94 
के अनुसार इसका अर्थ दरबारी से है । 

५. देखिये, अर्थशास्त्र (99), 9. 224, 36, 


२५६ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


विदेशियों की निगरानी 


स्ट्रेबी' ओर डायोडोरस की कृतियों से पता चलता है कि मौर्य-काल में 
विदेशियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था| भारतीय अधिकारियों में विदे- 
श्षियों को नियुक्त किया जाता था कि वे देखे कि किसी विदेशों के साथ किसी तरह 
का कोई दुर्व्यवहार न हो | यदि इन विदेशियों में से कोई कभी बीमार पड़ जाता 
तो अच्छे से अच्छे वैद्यों से इतकी चिकित्सा कराई जातों और काफ़ी तोमारदारी 
की जाती। मरने पर इन्हें दक़न किया जाता तथां इनकी सम्पत्ति इनके 
सघ्बन्धियों को दे दी जाती । जिन मुक़दमो में विदेशी फंसे होते थे, उनकी सुनवाई 
बढ़े ध्यात से की जातों। यदि कोई इसका दुरुतयोंग करके फ़ायदा उठाना 
चाहता तो उसके प्रति सतकंता बरती जाती । 


गाँव का शासन 

प्रानीन भारत में गाँवों को प्रशासकीय एवं न्यागिक व्यवस्था का संचालन 
ग्रामिक लोग करते थे । इनके अलावा 'ग्रामभोजक' या “आयुक्त! मी होते थे 
और गाँव के वृद्धजन' उनकी सहायता करते थे। अरध॑शास्त्र' में ग्रामिकों का नाम 
वेतनभोगी कर्मचारियों में नहीं रखा गया है, और यह अपने आप में एक 
महत्त्वपूर्ण बात है । इससे सिद्ध होता है कि अर्थशास्त्र के लेखक के कान में 

१. 5४९६, |, १0. 

२. ॥4. 42. 

32 देखिये, मक्रिहजन-कृत, व/04५॥/70/ ५. #धर्व - गिप॥॥, ।026, 0. 42, 

८. देखिये फिक-कृत, .७८॥/ (2//60/6/#४/. ।02; अर्थशास्त्र, 9. !57, 
72; देखिये लूडसे, लेख-संख्या 48, 60 (५) | कलिग-लेख में आयुक्तों का 
उल्लेख आया है जो राजकुमार वायसरायों तथा महामात्रों की सहायता राज्य- 
साचालन में करते थे । गत मौर्य तथा सीथियन काल के प्रारम्भिक युग में उन्हें 
स्पष्ट रूप से ग्राम-अधिकारी कहा गया है (लुइर्स, सूची-संख्या 3॥7) । गृप्त- 
काल में यह पद बहुतों को, जिसमें जिले के अनेक पदाधिक्रारी भी सम्मिलित 
थे, दिया गया था । 

५. ग्राम-वृद्ध; अर्थशास्त्र, 9, 40,]6।, 09, 78. देखिये लुडस, लेख-संख्या 


।327, शिलालेख ५ तथा ७॥। में महालकों तथा वृद्धों का उल्लेख मिलता है 
६, कं, ५, (शात्र त. 


मोर्य-साम्राज्य : दिग्विजय का युग २५७ 


ग्रामिक वेतनभोगी नहीं होता था, वरनु गाँववालों द्वारा तिर्वाचितः राज्य- 
कर्मचारी होता था । राजा की ओर से गाँवों में प्रामभुतक' या ग्रामभोजक' 
नियुक्त होते थे । “अर्थशास्त्र' के अनुसार ग्रामिकों के ऊपर 'गोप'' होते थे, जो 
५ से १० गाँवों तक के इन्चार्ज होते थे । इसके अलावा एक अधिकारी 'स्थानिक' 
होता था और एक-चौथाई जनपद की देखभाल करता था । अर्थशास्त्र के अनु- 
सार इन अधिकारियों के काम की देखरेख 'समाहत्तु” या 'प्रदेष्ट्र'" लोग करते 
थे । ग्रामीण प्रशासन का संचालन बड़ी कुशलता से किया जाता था। यूनानी 
लेखकों के लेखों से पता चलता है कि किसानों को राज्य का पूर्ण संरक्षण प्राप्त 
था तथा वे अधिक से अधिक समय खेती के काम में लगाते थे । 


आय एवं व्यय के मुख्य स्रोत 


मौर्य-साम्राज्य की केन्द्रीय सरकार को देश के नागरिक तथा सैन्य-प्रशासन 
पर भी काफ़ी धन व्यय करना पड़ता रहा होगा। राज्य की मुख्य आय मालगुजारी 
से होती थी । उस समय 'भाग' या बलि! के रूप में भु-राजस्व अदा किया 
जाता था। प्रायः पैदावार का छठवाँ अंश सरकार को भाग' के रूप में मिलता 
था। यह अंश कभी-कभी अधष्ठांश या चतुर्थाश भी कर दिया जाता था। उक्त 
कर के अतिरिक्त भी कभी-कभी कुछ टैक्स लेकर किसान को अन्य करों से मुक्त 
कर दिया जाता था। इस अतिरिक्त टैक्स को 'बलि' कहते थे । यूनानी इतिहास- 


१. इसको सिद्ध करने के लिये प्रमाण है कि प्राचीन काल में राजाओं द्वारा 
 ग्रामों में अधिक्ृतों की नियुक्ति की जाती थी (प्रश्न उपनिषद्‌, [], 4) । 

२. अर्थशास्त्र, 9. 75, 248, 

३. जातकों के ग्रामणभोजक राजा के अमात्य होते थे ([१7४, $9८&व 079दका- 
उद्दाएश के और, 77. #ढव, 9. )60) । 

४. प्राचीन अभिलेखों में गोपों का उल्लेख नही मिलता, परन्तु लूडर्स, लेख- 
संख्या 266 में सेन गोपों का उल्लेख अवश्य मिलता है । 

५. हम कह नहीं सकते कि इसमें दिये गये नियमों का पालन मौर्य-काल 
के प्रारम्भिक दिनों में कहाँ तक होता था (अर्थ०, 90. 42, 2!7) । अशोक 
के ह्यासन-काल में देखभाल का कार्य अधिकत्तर महामात्रों के एक मुख्य वर्ग 
(शिलालेख, संख्या 5, तथा कलिंग-लेख), पुलिसा (एजेशट) तथा राजूक (स्तम्भ- 
लेख, संख्या 4) के द्वारा होता था । 

१७ 


र्भ्र्ष प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


कारों के अनुसार, कभी-कभी किसान पैदावार का चतुर्थाश देने के बाद भी 
कुछ भूमि त्याग देते थे, क्योंकि उस समय यह धारणा थी कि देश की समस्त 
भूमि सम्राट की सम्पत्ति होती है तथा किसी भी नागरिक को भूमि के स्वामित्व 
का कोई अधिकार नहीं है | भू-राजस्व भी वही अधिकारी वसूल करते थे जो 
सिंचाई के साधनों की देखरेख करते थे। इसके अलावा सरकार को मवेशी 
पालनेयालों से पशु तथा व्यापारियों से भी कुछ सेवायें प्राप्त होती थीं । देहाती 
क्षेत्रों से भी सरकार को जन्म तथा मृत्यु-कर, अर्धदरड की रक़म तथा बिक्री 
का दर्शांश (9]९४ 2») मिलता था । पतंजलि के महाभाष्य में इस बात का 
उल्लेख है कि मौर्य लोगों को सोना बहुत प्रिय था, तथा वे अपने देवताओं की 
मूत्ति सोते की बनवाते थे। अर्थशास्त्र में भी ग्रामीण तथा क़िलेबंदी के क्षेत्रों 
में लगाये जाने वाले टेक्सों के उल्लेख के साथ-साथ 'समाहत्त तथा सन्निधात्त 
का उल्लेख आया है । लेकिन, मौर्य-कालीन शिलालेखों में इन अधिकारियों का 
कहीं कोई ज़िक्र नहीं है । इसके विपरीत यूनानी लेखकों ने राज्य के कोषाध्यक्षों 
या खज़ाना के सुपरिण्टेशडेसटों की भी चर्चा की है । 


राज्य की आय का बहुलांश सेना पर व्यय किया जाता था। कारीग्रों 
व्‌ कलाकारों का गुज़ारा सरकारी ख़ज्ञाने से होता था। राज्य के चरवाहों 
तथा शिकारियों को जंगलों से वन्य पशुओं का सफ़ाया करने के लिए अनाज 
दिया जाता था । राज्य के खज़ाने से दार्शनिकों को भी धन दिया जाता था । 
इस वर्ग में ब्राह्मण, श्रमण तथा साधु-संन्यास्री आते थे । चन्द्रगुप्त के पौत्र के 
समय में राज्य के धन की बड़ी मात्रा सिंचाई, सड़क-निर्माण, ग्रह-निर्माण, 
क्िलेबन्दी तथा औषधालयों की स्थापना पर भी खर्च की जाती थी । 


चन्द्रगुप्त के अन्तिम दिवस 

जैन-परम्परा की 'राजावली कथा '' में स्पष्ट लिखा है कि चन्द्रगुप्त जैन था, 
और एक बार जब उसके राज्य में अकाल पड़ा तो वह अपने पुत्र सिहसेन के 
लिए सिंहासन रिक्त कर स्वयं मैसूर चला गया और वही उसकी मृत्यु हो गई। 
कावेरी के उत्तरी तट पर, सेरिंगपटम के समीप लगभग €०० ईसवी के दो 
शिलालेख मिले हैं। इन शिलालेखों में कलबप्पु की पहाड़ी (चन्द्रगिरि) पर 
भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त मुनिपति के पहुँचने का उल्लेख किया गया है । डॉक्टर 

१, 704, 87., !892, ]57. 


२. देखिये, राइस-कृत 0/$%66 बाद (0०6 /श7४. 6 अहढा/7707, 
[0५ 3-4. 


मौर्य-सा ज्राज्य : दिग्विजय का यूग २५६ 


स्मिथ' ने भी कहा है कि “जैन-परम्परा के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में और कोई 
सामग्री नही मिलती । २४ वर्ष राज्य करने के बाद लगभग ३०० वर्ष ईसापूर्व॑ 
में सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य का देहावसान हो गया ।”' 

यदि हेमचन्द्र के 'परिश्षिष्टपर्वन्‌”' पर विश्वास किया जाय तो चद्धग्रुप्त की एक 
रानी का नाम दुर्धरा था, जिससे राजकुमार बिन्दुसार का जन्म हुआ था। 


पिता के बाद बिन्दुसार को ही सिंहासन प्राप्त हुआ। किसी अन्य सामग्री के 
अभाव में रानी के नाम को सन्देहास्पद कहा जा सकता है । 


१ देखिये, ०४०४४ /76/०9 [| 77४८, 9. 76. जैसा कि पहले ही कहा 
जा चुका है, जैन-परम्परा के प्रति फ़्लीट के मन में देष है (##४. %/,, 892, 
56 !)। प्रीक-प्रमाणों के अनुसार चन्द्रगुप्त यज्ञ वाले धर्म का अनुयायी था 
(देखिये, 0. 277 68//) । मुद्राराक्षस में आया हुआ शब्द वृष! यही संकेत 
करता है कि कुछ बातों में वह कठोर कट्टरता से हट भी जाता था (देखिये, 
कावाका एक्ट, 7, ं०. 3, 9. 358 #; देखिये सी० जे० शाह-कत 
उद्यमफ क रेगिऑशफ खआवील, वठैडी॥आ, ॥ 38) । 

२. चर्द्रगुप की तिथि के लिये देखिये #दं72/0 0४/८४९, ५४०. ॥4, ५०, 
8, |» 560 8. सीलोन की बौद्ध-परम्परा के अनुसार, यह तिथि बुद्ध के परि- 
निर्वाश के १६२ वर्ष पश्चात, अर्थातूं ३८२ ई०पू० थी, यदि हम निर्वाण-तिथि 
५४४ ई०पु० मान लें तो; परन्तु यदि कन्टोनीज़ के अनुसार, यह तिथि ४८६ 
: ईं०पृ० हो तो फिर ३२४ ई०पू० होगी । पहली तिथि के विरुद्ध यूनानी प्रमाण 
हैं, परन्तु वे ३९४ ई०पू० को स्वीकार करते हैं। यदि यह सही जनश्रुति पर 
आधारित हो और जैन-तिथि सही है तो उनके अनुसार चद्धगुप्त ३१३ ई०पू० में 
सिहासनारूढ़ हुआ था क्‍योंकि एक इलोक में मौर्य-शासक को पालक का उत्तरा- 
घिकारी बताकर उसका अवन्ती तथा मालवा पर अधिकार सिद्ध किया गया है 
(देखिये (/7(2, 929 ७, 402) फ़्लोज़ोट तथा अन्य, जो जैनियों को सही मानते 
हैं, वे सीलोनीज़ के प्राचीन प्रमाणों को स्वीकार नहीं करते (देखिये रायचौधरी, 
मसदाए, 0, ७०). ॥, 92 ॥.; 4.//४, 36 8) । ३१३ ई०पू० की 
तिथि अशोक के लेख »॥]7 में उल्लिखित यूनानी राजाओं से भी मेल नहीं खाती, 
क्योंकि सीरियन युद्ध से कहीं पूर्व (तोलेमी, तृतीय, 247-46 ई०प०) कैलिमस 
हुआ था जिसका उल्लेख लेख में मिलता है । 

३. शा, 439-43; छएृध्ाा0९, ॥. !28, 


२६० प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


२. बिन्दुसार का शासन 


चन्द्रगुप्त का पुत्र बिन्दुसार अमित्रधात ३०० ईसापूर्व के आसपास अपने 
पिता की जगह सिहासन पर बैठा । अमित्रघात ( शत्रुओं का वध करने वाला ) 
संस्कृत शब्द है, और अथेनेओस के अमित्रचेत्स ( हैग्रा'8८॥9 ६९8) तथा स्ट्रेबो 
के अल्लित्रोशेड्स (3।॥॥॥7020025) का ही पर्याय है। उक्त इतिहासकारों ने 
अमित्रचेत्स तथा अल्लित्रोशेड्स को संसड्भरोकोट्स (चन्द्रगुप्त) का पुत्र कहा है। 
प्रलीट ते अमित्रखाद' को प्राथमिकता दी है, जिसका अर्थ शत्रुओं का नाश 
करने वाला होता है तथा जो देवराज इन्द्र का एक विशेषण है।' 'राजावली 
कथा' में चद्धगुप्त के पुत्र तथा उत्तराधिकारी का नाम सिंहसेन दिया गया है । 
अज्योक के एक अभिलेख (7२०८६ 72000, ४१!]) के अनुसार बिन्दुसार तथा 
अशोक के अन्य पूर्वज देवानांपिय' का नाम भी धारण करने थे । 

यदि 'आर्य-मंजुश्री-मूलकल्प' के लेखकों हेमचन्द्र और तारानाथ पर विश्वास 
किया जाय तो बिन्दुसार' के सिहासनारूढ़ होने के बाद भी कौटिल्य या चाणक्य 


१. देखिये बेवर, /.4, (॥) (।873), ७. 408; लासेन तथा कनिघम 
(880८ 7०6, ?- 92) । 'अमित्रघात' शब्द का उल्लेख पतञ्ञलि के महाभाष्य 
(7. 2. 2) में भी मिलता है (देखिये महाभारत, 30, 9; 62. 8; ४]], 22. 
6) । यहाँ पर अमित्रघात का प्रयोग राजकुमारों तथा योद्धाओं के विशेषण के 
रूप में हुआ है । डॉ० जार्ल कारपेन्टियर का मत है कि ग्रीक शब्द 8/फ08- 
८7४८5 बिन्दुसार का पर्यायवाची है, अत: यही अमित्रघात हो गया | यह तथ्य 
न केवल महाभाष्य से स्पष्ट होता है, वरन राज-उपाधि भी बना । (देखिये, 
अमित्राणाम्‌ हन्ता--ऐतरेय ब्राह्मण, ७॥॥]., 7) | 77228, जनवरी 928 में 
उसने .५॥४॥७८॥१५०५ को अमित्रखाद कहना अधिक उपयुक्त समझा (9. 35); 
(देखिये, ऋग्वेद, 0५, 52. ।) । 

२, 70.48, ॥909, ७9. 24. 

३, देखिये जेकोबी, परिशिष्टपर्वन, 9, 62; शत, 446 ॥; ४. हा, 
875, आदि । बिन्दुसार तथा चाणक्य का सम्बन्ध दूसरे मंत्री सुबंधु (वासवदत्ता 
नाट्यधारा के लेखक) के साथ केसा था, इस सस्वन्ध में देखिये ?१/०८८ढ४४४५ 
९/ #८ ०८०७४ 0/क्लंब! (कछुथिलावरट, 9. 208-।] तथा परिशिष्टपर्वन्‌, जात, 


447, दिव्याबदान (9. 372) में 'खल्लाटक' को बिन्दुसार का अग्नामात्य अथवा 
मुख्य मंत्री कहा गया है । 


मौर्य-साम्राज्य : दिग्विजय का युग २६१ 


कुछ समय तक मंत्रि-पद पर आसीन रहे। तारानाथ के अनुसार, “चाणक्य 
बिन्दुसार के संरक्षाकों में से एक था और उसने १६ नगरों' के राजाओं व शासकों 
को समाप्त कराके राजा को पूर्वी व पश्चिमी धाटों के समस्त भूभाग का मालिक 
बना दिया था ।” बहुत से इतिहासकार उक्त भूभाग पर विजय-प्राप्ति के प्रसंग 
में ही दक्षिण-विजय का उल्लेख करते हैं। किन्तु, हमें यह नहीं भूलना चाहिये 
कि चन्द्रगुप्त के समय में ही मौर्य-साम्राज्य का विस्तार सुराष्ट्र से बंगाल तक 
हो चुका था। तारानाथ द्वारा किये गये उल्लेख का केवल इतना ही अर्थ है कि 
मोयों ने विद्रोह का दमन किया था । इसके अतिरिक्त किसी अन्य ग्रन्थ में बिन्दु- 
सार का नाम दक्षिण-विजय' के साथ सम्बद्ध नहीं मिलता । चाहे १६ नगरों को 
अपनी अधीनता में करने की बात सही हो या ग़लत, हमें दिव्यावदान' में यह 
उल्लेख मिलता है कि बिन्दुसार के समय में तक्षाशिला में विद्रोह हुआ था और 
उसे दबाने के लिए सम्राट्‌ (बिन्दुसार) ने अश्ोक को भेजा था । 


राजकुमार अशोक जब अपनी सेना के साथ तक्षशिला के पास पहुँचा तो 
वहाँ के निवासी राजकुमार से मिलने आये और उन्होंने राजकुमार से कहा कि 
न तो आपसे, और न सम्राट बिन्दुसार से ही हमारा कोई विरोध है । हम तो 
केवल उन दुष्ट मंत्रियों (दुष्टामात्या: ) के विरोधी हैं जो कि हमारा अपमान करते 
हैं । अशोक के कलिग-अभिलेख'" में भी मोयं-साम्राज्य के दूरस्थ प्रान्तों में सरकारी 


अधिकारियों के अत्याचारों का उल्लेख है । महामात्रों को सम्बोधित करते हुए 
सम्राट कहता है--- 


“सभी प्रजाजन मेरे शिशु हैं। जैसे मैं अपने बच्चों के बारे में इन्छा करता 
हैं कि वे इहलोक तथा परलोक, दोनों में ही सभी प्रकार की समृद्धि का उपभोग 


१. क्‍या ये नगर, १६ महाजतपदों की राजधानिययाँ थे ? 

२. देखिये स्मिथ, /77, तृतीय संस्करण, [. 49; 77.45, ।99, ए. 
598; जायसवाल-कृत 7#6 कष४ ण 80406, 20756, ॥!, 79 हैं, 

३. देखिये सुब्रामणियम्‌, 77745, 923, 9. 96--'भेरे गुरु के गुरु ने 
अपनी आलोचनात्मक पुस्तक 'संगम' में लिखा है कि चन्द्रगुप्त के पुत्र ने 'तुलुनाद' 
की स्थापना की थी, कदाचित्‌ तुलियन (तुलि-बिन्दु) ।” 

४, (0०७थां| 'श। का संस्करण, 9. 377. 

५. देखिये स्मिथ-कृत, अशोक, तृतीय संस्करण, 7, 94-95, 





२६२ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


करें, वैसे ही मैं अपने प्रणाजनों के बारे में भी सोचता हैँ। आप लोग इस सत्य 
को पूर्णरूपेणा नहीं समझते ।' कुछ लोग संयोगवश इसकी ओर ध्यान दे देते 
हैं, किन्तु वह भी पूर्णतः: नहीं केवल आंशिक रूप से ही। साम्राज्य को पूर्ण 
व्यवस्थित रखने के लिए इस सिद्धांत की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये । 
पुनशच--फिर यदि किसी को कारावास का दशड या अन्य यातनाएँ दे 
जाती हैं और वह कारावास अकारण ही रहता है तो इससे बहुत से दूसरे लोगो 
को भी दुःख होता है । ऐसे मामलों में आपको न्याय करना चाहिए और वह भी 
धामिकता के नियमों के आधार पर होना चाहिए। मैं हर पाँचवें वर्ष ऐसे लोगों 
(महामात्रों) को भेजूंगा, जो सरल और नम्न प्रकृति के होंगे तथा जीवन की 
मान्यताओं का सम्मान करेंगे । ऐसे लोग मेरे आदेशों के अनुसार मेरे उद्देश्यों को 
कार्यान्बित करेंगे ।| फिर भी जो लोग उज्जैन भेजे जायँगे, वे तीन वर्ष से अधिक 


वहाँ न रहेंगे । इसी प्रकार तक्षशिला में भी (३ वर्ष के लिये ही। महामात्र भेजे 
जायेंगे ।'' 


तक्षशिला ने राजकुमार अशोक की अधीनता स्वीकार कर ली । मौ्य-राज- 
कुमार ने उसके बाद स्वाश राज्य (बर्नफ़ के अनुसार खश राज्य) में प्रवेश किया ।* 

१, “तुम नहीं समभते कि मेरा उद्देश्य कहाँ तक पहुँचा” (हल्ट्ज़, 
॥5द/#हग्शफ री (3/॥०0/०, 0. 95) । 

२. “न्याय करते समय ऐसा भी होता है कि किसी एक व्यक्ति को कठोर 
दण्ड अथवा काराबास भी मिल जाता है । ऐसी दछ्शा में उस आज्ञा को रहू करते 
हुए एक दूसरी आज्ञा भी दे दी जाती है, जबकि अन्य व्यक्ति सज़ा काठते रहते 
हैं । ऐसी दशा में आप सब लोगों को निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिये।”” 
(हल्दज, 0. 96) । 

३. 'मै हर पाँचवें वर्ष एक महामात्य भेजा करूगा जो भयंकर तथा कठोर 
न होकर नम्नतापूर्वक जाँच करेगा कि व्याय-अधिकारी इस ओर ध्यान देते हैं 
अथवा नहीं, तथा मेरी आज्ञानुसार ही काम होता हैया नहीं ।” (हल्दज़, 
9. 97) ॥ 


४ देखिये दिव्यावदान, 9. 372. खश की पुष्टि तारानाथ से भी होती है 
(7772, 930, 334) । खद्ों के लिये देखिये 745%9, अतिरिक्त संख्या 2, 
899 | 


मौर्य-साम्राज्य : दिग्विजय का युग २६३ 


परराष्ट्र-मीति 

यूनानियों के प्रति सम्राट्‌ बिन्दुसार ने शान्तिपूर्णा नीति अपनाई। प्राचीन 
प्रम्थकारों' के अनुसार सीरिया के राजा ने अपना राजदूत मौर्य-सम्राद्‌ के पास 
भेजा था। राजदूल का नाम डेमेकस (])श्रं72८70०४) था। इतिहासकार 
प्लिनी' के अनुसार मिस्र के राजा फ़िलाडेलफ़्स ( २८५-२४७ ई०पु० ) ने भी 
अपना राजदूत यहाँ भेजा था। उसका नाम डायोनीसस था । डॉ० स्मिथ के 
अनुसार यह अनिश्चित है कि मित्नी राजदूत ने सम्राट्‌ बिन्दुसार को अपना परि- 
चय-पत्र आदि ((#९१९४४०)5) दिया, या राजकुमार अशोक को । यह महत्त्वपूर्ण 
बात है कि यूनानी और लेटिन लेखकों ने चन्द्रगुष्त और अमित्रघात का नाम तो 
लिया है किन्सु इन लेखकों ने अशोक का कही भी उल्लेख नही किया है। यह एक 
दुर्बोष्य तथ्य है कि जिन बाहरी राजदूतों के लेखों का बाद के इतिहासकारों ने 
प्रयोग किया है, यदि वे अशोक के समय भी भारत आये थे तो उन्होंने इस तीसरे 
महान्‌ मौय॑-सम्राट्‌ का उल्लेख क्‍यों नही किया ? पैद्रोकिल्स' नामक व्यक्ति ले 
भारतीय समुद्रों में काफ़ी यात्रा की और काफ़ी भौगोलिक तथ्यों का संकलन किया, 
जिनका स्ट्रेबो तथा अन्य इतिहासकारों ने यथेष्ठ प्रयोग किया है । पैट्रोकिल्स--- 
सेल्युकस तथा उसके लड़के के यहाँ राजकर्मचारी था। एथेनिओस ने सम्राट्‌ बिन्दु- 
सार तथा सीरिया के राजा एन्टिओकोस के बीच हुई एक घटना का उल्लेख 
किया है जिससे स्पष्ट है कि बिन्दुसार अपने समकालीन यूनानी राजाओं से 
समता तथा मैत्री का व्यवहार करता था । हेजसेरडर के आधार पर हमें पता 
चलता है कि एक बार बिन्दुसार ने एन्टिओकोस को पत्र लिखा--' भेरे लिए 
मीठी शराब, सूखा अंजीर तथा एक भूठा ताकिक क्रय करके भेज दो ।” 
एन्टिओकोस ने जवाब दिया--'हम आपको अंजीर और शराब तो भेज देगें, 
किन्तु यूनान में ताकिकों को बेंचने पर प्रतिबन्ध है ।'' इस सम्बन्ध में डायोडीरस 

2 ३ जैसे, स्ट्रेबो । 

२, मैक्रिडल-कृत /#दांशा! रीखीद 6 72607708वं 7॥ (दावा /7/0६/7१९, 
7. 408. 

३. स्मिथ-कृत, अशोक, तृतीय संस्करण, 9. 9. 

४. देखिये मैक्रिडल-कृत /॥7. 4/6४०, 9. 409, हल्दज़ -कृत, अशोक, ए. 
»४४४. दर्शनशास्त्र में बिन्दुसार की रुचि थी, इसकी पुष्टि अजीव-परिब्राजक 
के सम्बन्ध से भी होती है (दिव्यावदान, 370/) | देखिये स्तम्भ-लेख शा की 


प्रथम पंक्ति | 


२६४ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


का यह उल्लेख महत्त्वपूर्ण है कि पाटलिपुत्र का राजा यूतानियों को बहुत चाहता 
था और एक बार आयम्बोलस नामक एक व्यक्ति राजा के दरबार में लाया 
भी गया था । डियोन क्रिसस्टम ते कहा है कि भारतीयों ने होमर की कविताओं 
का अपनी भाषा में अनुवाद! कर लिया है और उसे खूब हूबकर गाते हैं । बाद 
के युग में गर्ग और वराहमिहिर ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है कि खगोल- 
विद्या' की जानकारी के लिए यूनानियों का भारत में सम्मान होता था । 


बिन्दुसार का परिवार 


अपने बाद सिहासनारूढ़ होने वाले अशोक के अलावा भी राजा बिन्दुसार 
के कई लड़के थे। अशोक ने अपने जिस पाँचवें अभिलेख ( पापा रण्क 
छल) में घर्ममहामात्रों' के कत्त व्यों का उल्लेख किया है, उससे यह भी पता 
चलता है कि अशोक के कई भाई और बहने थीं। दो भाइयों, यथा सुसीम 
और विगतशोक का नाम दिव्यावदान में आया है। सिहली क्रॉलिकल में भी 
इस दोनों राजकुमारों का उल्लेख मिलता है, किन्तु भिन्न-भिन्न नामों के साथ । 
बहाँ पहले को सुमन तथा दूसरे को तिध्य कहा गया है। सुसीम (सुमन) सम्राट 
बिन्दुसार का ज्येष्ठ पुत्र और अशोक का सौतेला भाई था। विगतशोक 
(तिष्य) बिन्दुसार का सबसे छोटा बेटा तथा अशोक का सगा भाई था । अशोक 
और तिध्य दोनों चम्पा' की एक कब्राह्मण-कन्या के पुत्र थे। हू नसांग ने अशोक 
के एक भाई का नाम महेन्द्र' लिखा है । सिहुली सामग्री के आधार पर महेन्द्र 


१, देखिये मैक्रिडल-कझृत, 86. हार्व,, 9. 77; ग्रोट, *(॥[, ७, 69--- 
सम्भवतः कोई नाटक भेलम-तट पर खेला गया था । 


२. बृहत्सहिता, ॥], 4, #ंशएड९एप५ बाते परिए४८आ७६ के अनुसार 
चौथी शताब्दी ई०प१० में ही यूनान में भारतीय मौजूद थे तथा उन्होंने सुकरात 
से दर्शनशास्त्र पर तर्क-वितर्क किया था (देखिये रॉलिन्सन की टिप्पणी जिसे 
अमृत बाज़ार पत्रिका' 22. ], 36, 9. 7 पर उद्ध त किया गया है) । 


३, धर्म तथा कर्तव्य के प्रचार के लिये नियुक्त उच्च पदाधिकारी | 

४, ?, 3969-73; देखिये अशोक, वृतीय संस्करण, 9, 247 ह. 

५, आर० एल० मित्रा (5ककएएं खबंगींहर र/॑हव्ाध्ाह तर 2०७८४, 8) 
तथा स्मिथ के अनुसार अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी या। छी8७00९, 
॥, 28 में अशोक तथा तिस्सा की माता का नाम धम्मा बताया है ! 


मौय॑-साम्राज्य : दिग्विजय का युग २६५ 


को अशोक का पुत्र कहा गया है। संभव है कि चीनी यात्री ने महेन्द्र और 
विगतशोक, दोनों की ही कहानियों को एक में मिला दिया हो । 


पुराणों के अनुसार २५ वर्ष के शासन के बाद बिन्दुसार की मृत्यु हुई । 
बौद्ध-प्रन्थों में इस अवधि को २७ या २८ वर्ष माना गया है। बिन्दुसार की 
मृत्यु २७३ वर्ष ईसापूर्व' में हुई । 


३. अशोक-शासन के प्रारम्भिक वर्ष 


दिव्यावदात तथा सिहली क्रॉनिकल इस बात को स्वीकार करते हैं कि 
बिन्दुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष (भाइयों की ह॒त्यायें तक) 
हुए हैं। कहा जाता है कि अशोक ने अपने सबसे बड़े सौतेले भाई को राधगुप्त 
की मदद से गद्दी से उतारा और गद्दी पर बैठने के बाद राधगुप्त को उसमे 
अपना अग्रामात्य (प्रधान मंत्री) बताया । डॉक्टर स्मिथ का कहना है कि अशोक 
के राज्याभिषेक में चार वर्धष। (२६६ ई०्पू० तक) का बिलम्ब हुआ | इससे 
सिद्ध है कि उसका उत्तराधिकार विवादग्रस्त था और उसका बड़ा भाई सुसीम 
उसका प्रतिद्वन्द्दी था। अपने अशोक'' नामक ग्रन्थ में डॉ० स्मिथ लिखा है कि 
“यह सम्भव है कि अशोक का उत्तराषिकार विवादग्रस्त रहा हो और उसके 
लिए काफ़ी खून-खराबा हुआ हो, किन्तु उत्तराधिकार-सम्बन्धी संघर्ष का कोई 
स्वतत्त्र प्रमाण नहीं मिलता ।” डॉक्टर जायसवाल" ने अशोक के राज्याभिषेक- 
सम्बन्धी विलम्ब के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि “ऐसा 
लगता है कि मौर्य-काल में राज्याभिषेक के लिए युवराज का २५ वर्ष का होना 


१. देखिये स्मिथ-कृत, अशोक, तृतीय संस्करण, 9. 257, 


२. हल्ट्ज़ का मत है कि बर्मी परस्पराओं के अनुसार बिन्दुसार ने २७ वर्षों 
तक राज्य किया, जबकि बुद्धघांष ने 'सामन्त-पासादिका' में महावंश से सहमत 
होते हुए राज्य की अवधि २८ वर्ष बताई है। 

३. देखिये स्मिथ-हृत, अशोक, 9. 73. 

४, देखिये 0:रणिवद 70607) थी /#८४व, 0. 93. 

४. गेगर द्वारा अनूदित महाबंश, 9. 28, 

६. तृतीय संस्करखा । 

७, 39070, 97, 9. 438. 


२६६ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


एक शर्त थी । शायद इसीलिए अशोक के राज्याभिषेक में ३ या ४ वर्ष का 
विलम्ब हुआ ।” किन्तु, यह दलील सीधे-सादे तौर पर नहीं स्वीकार की 
जा सकती । उदाहरणार्थ, महाभारत में लिखा है कि विचित्रवीर्य जब बालक 
ही था और युवक मी नहीं हो पाया था, तभी सिहासनारूढ़ हुआ था। 


विचित्रवोयंञअच तदा बालम, अप्राप्त यौवनम_ 
कुरराज्ये महाबाहुम्यंघिचदनन्त रम_ | 
डॉक्टर स्मिथ उन सिंहली कथाओं को मूखंतापूर्ण बताते हैं, जिनमें कहा 
गया है कि अशोक ने अपने कई भाइयों की ह॒त्या की थी, क्योंकि उसके शासन 
में १७वें या १८वें वर्ष में मी उसके कई भाई-बहन जीवित थे। अज्ञोक इन 
सबों की भी चिन्ता करता था । हमें स्मरण रखना चाहिये कि अशोक के पाँचवें 
अभिलेख में उसके जीवित भाइयों के परिवारों का उल्लेख मिलता है। कहने 
का मतलब यह नहीं कि उसके सभी भाई स्व॒तःजीवित थे, किन्तु इसके विप- 
रीत इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि उसके भाई मृत हो हो चुके थे । 
हमारी राय में पाँचवाँ अभिलेख सिहली तथ्यों की प्रामाणिकता या उसकी 
अविश्वसनीयता, कुछ भी नहीं सिद्ध करता। चोथे अभिलेख में अशोक ने 
स्वयं अपने परिजनों के अप्रत्याशित व्यवहार तथा उनके द्वारा जीबों की हत्या 
का उल्लेख फिया है । 
डॉक्टर स्मिथ के शब्दों में “अशोक के झासन के प्रथम चार वर्षों को 
भारतीय इतिहास का अन्धकारमय काल कह सकते हैं। इस काल के कतिपय 
सीमित तथा कुछ असीमित तथ्यों के आधार पर निरर्थक अटकलबाजियों से 
कोई फ़ायदा नहों है ।'' 
अपने पूर्वजों की तरह अशोक ने भी देवनांपिय' की उपाधि धारण की। 


१, अन्य प्रकार के भी अभिषेक' थे, जेसे युवराज, कुमार. सेनापति आदि 
के देखिये महाकाव्य तथा कोटिल्य (अनुवाद, 9. 377, 39) । 

२. महाभारत (॥. 04. ।2) के आदि-पर्व के अनुसार सिन्धु-घाटी के 
दक्षिणी भाग में दत्तामित्र तथा यवन का राज्य था, अत: इसकी तिथियाँ अशोक 
तथा खारवेल से अधिक दूर नहीं हों सकती । परिशिष्टपर्वन, (5, 52) में 
देखिये सम्प्रति-द्वितीय तथा अमा-द्वितीय (पूर्वी चालुक्य ) का उल्लेख । 

३, देखिये 7777, तृतीय सस्करण, 9. 55. 

४. देखिये शिलालेख, ५!]], कालसी, शाहबाजगढ़ी, तथा मानसहर-लेख । 


मौर्य-साम्राज्य : दिग्विजय का यूग २६७ 


उसने अपने को 'दिवनांपिय पियदर्सि'' कहा है । अशोक का ताम प्रायः साहित्य 
में आता है। इसके अतिरिक्त नासिक-अभिलेख तथा जूनागढ़ के महाक्षत्रप 
रुद्रदामन (प्रथम) अभिलेख में भी अशोक' नाम मिलता है। मध्यकालीन 
शिलालेखों, जैसे कुमारदेवी के सारनाथ-शिलालेख में, 'धर्माशोक' शब्द 
मिलता है। 

अपने शासन के प्रथम तेरह वर्षों में अशोक ने मौर्य-साम्राज्य की परम्परा- 
गत नीति का ही अनुसरण किया। अर्थात्‌, अशोक ने देश के अन्दर अपने 
साम्राज्य के विस्तार तथा विदेश में दूसरे देशों से मैश्रीपूर्रा व्यवहार की नीति 
अपनाई । सेल्युकस से हुए युद्ध के बाद से मौर्यों की परराष्ट्र-नीति प्रायः यही 
रही । चन्द्रगुप्त तथा बिन्दुसार की तरह अशोक भी देशी शक्तियों के लिए 
आक्रामक तथा विदेशी शक्तियों के लिए मित्र रहा है। राजदूतों के आदान- 
प्रदान तथा तुषासफ़' जैसे यबनों को भी राजपद देने आदि के उदाहरणा विदे- 
शियों से भौर्यो की मैत्री के परिचायक हैं। भारत के अन्दर अशोक एक महान 
विजेता था । दिव्यावदान में स्वश (खद्य ?) राज्य को हराने तथा तक्षशिला 
के विद्रोह का दमन करने का श्रेय राजकुमार अशोक को दिया गया है । अपने 
शासन के तेरहवें वर्ष (राज्याभिषेक के आठ बर्ष बाद) अशोक ने कलिंग पर 
विजय प्राप्त की । अद्योक के समय में कल्निंग राज्य का ठीक-ठीक विस्तार ज्ञात 
नही हो सका है। यदि सस्कृत् महाकाव्यों तथा पुराणों पर विश्वास किया 
किया जाय तो कलिग राज्य उत्तर में वेतरणी नदी, पश्चिम में अमरकणटक 
तथा दक्षिण में महेद्रगिरि तक फैला हुआ था । 

तैरहबे अभिलेख में कलिग-युद्ध का विवरण तथा उसके परिणाम का 
उल्लेख मिलता है । हम पहले ही देख चुके है कि कलिग का कुछ हिस्सा नन्द- 
काल में मगध राज्य का एक अंग था | तब फिर अशोक को इसे पुनः जीतने 


१. हमने देखा है कि पियदर्शन' की उपाधि कभी चन्द्रगुप्त ने भी धारणा 
की थी (देखिये भरडारकर-कृत, अशोक, 9७. 5; हल्टूज, ८7, ४०. , 9. 
हरआ) ) 

२. योन (५०७७) धम्मारक्खिता (0087 ०४४७) दोरा किये गये 
कार्यों को भी देखिये (महावंघ्, अनुबाद, 9. 82) । 

रे. महाभारत, ॥77, ]4, 4. 

४. कू्म पुराण, 7[, 39, 9; वायु पुराण, 77, 4-3. 

४, रघुवंध, ॥७, 38-43; ए।॥, 53-54. 


२६८ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


की क्‍या आवश्यकता पड़ी ? इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर हो सकता है, 
और वह यह कि नंद-वंश के पतन के बाद कलिंगवालों ने मगध से अपना 
सेम्बन्ध-विच्छेद कर लिया । यदि बिन्दुसार के समय देश भर में व्यापक विद्रोह 
की बात सही है तो यह असम्भव नहीं कि तक्षशिला की तरह कलिय ने भी 
मगध की अधीनता स्वीकार करने से इनक़ार कर दिया हो । मेगास्थनीज द्वारा 
दिये गये विवरणों के आधार पर इतिहासकार प्लिनी' की पुस्तक में कहा गया 
है कि चन्द्रगुत्त के समय में भी कलिंग एक स्वतंत्र राज्य के रूप में था। ऐसी 
स्थिति में बिन्दुसार के समय में किसी विद्रोह का प्रश्न हो नहीं उठता । इतिहास- 
कार प्लिनी के अनुसार, ''कलिंग जाति के लोग समुद्रतटीय प्रदेश में रहते थे और 
कलिंग की राजधानी का नाम पार्थलिस था। युद्धकाल में कलिंग के राजा 
की ६० हज़ार पैदल, १ हजार घुड़सवारों तथा ७ सौ की गजसेना' राज्य की 
रक्षा करती थी ।” 

मेगास्थनीज़ के समय से लेकर अशोक के समय तक सम्मवतः कॉलिंग के 
राजा ने अपनी सेना काफ़ी बढ़ा ली थी, क्योंकि अशोक से हुई कॉलिंग की 
लड़ाई में हताहतों की संख्या ढाई लाख से अधिक पहुँच गई थी। यह हो सकता 
है कि इन हताहतों मे केवल लड़ते वाले सिपाही ही न शामिल रहे हों, वरन्‌ 
बहुत से सीधे-साधे लोगों की भी हत्यायें की गई हों। मगध की सीमाओं से 
जुड़ा हुआ कलिग जैसा एक बड़ा राज्य हो और उसके पास युद्ध के लिए एक 


१. देखिये [॥6८, 487., 877, 9. 338. 

२. जैसा कि सम्भव है, यदि आसपास का प्रदेश अश्मक, कलिंग में सम्मि- 
लित था तो पोताली तथा परथाली एक ही थे। कलिंग तथा उसकी प्रारम्भिक 
राजधानी दन्तकूर तथा तोसाली के लिये देखिये सिलवेन लेबी-कृत 2॥6-.4/5९॥ 
ह॑ 2/0-47बशबाक बंधा॥ (४४०, जे०._ ए० जूलियट-सितम्बर 9283; तथा 
बाबोदा संधरधंपधदा), 926 (मई) , 9. 94, 98. कलिंग नाम सम्पूर्ण मलय में 
प्रयुक्त थॉ; अत: इससे सिद्ध होता है कि कलिग ने हिन्दू-सम्यता फैलाने भें बड़ी 
सहायता की थी । प्राचीन राजधानी (पलौरा-दल्तपुर-दन्तकूर) से ॥/##हक70#॥ 
दूर नहीं था, जहाँ गोल्डेल पेनिनलशुला को जाने वाल जलयान रुक कर समुद्र में 
जाया करते थे । चीनियों ने जावा को हेलिग (पोलिंग, कलिग) नाम दिया था 
(प६४०४ए5७, 4-0 म8, ०२ ऊ!७४)। जावा एक द्वीप था, जिसे तोलेमी (50 ई०) 
संस्कृत नाम से जानता था तथा जिसका वर्णन रामायण में भी आया है । कलिंग 
का सीलोन के साथ क्या सम्बन्ध था, इस विषय में देखिये 74, ७, 2, 225, 


मौय॑-साम्राज्य : दिग्विजय का युग २६६ 


विशाल सेना भी हो--क्या मगध के शासक इस स्थिति के प्रति उदापीन रह 
सकते थे ? भमगध ने अपने ऊपर भी खतरा मोल लेते हुए, खारबेल के समय में 
कलिंग की ताक़त आज्ञमाबी | 


तेरहवें अभिलेख में हमने जाना कि अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई करके उसे 
अपने राज्य में मिला लिया था । “डेढ़ लाख आदमी क्रेद किये गये थे, एक 
लाख लोगों की हत्या की गईं थी और इससे भी कई गुना आदमी मरे थे ।” 
केवल लडाई करनेवालों को ही नहीं, वरन्‌ ब्राह्मणों, साधुओं तथा ग्रहस्थों को 
भी इस युद्ध के फलस्वरूप हिंसा, हत्या तथा स्वजनों से वियोग का शिकार 
होना पड़ा था । 


विजित राज्य कलिंग मगध का ही एक अग हो गया तथा राजवंश का 
कोई राजकुमार वहाँ का वाइसराय (या उपराजा) नियुक्त कर दिया गया । 
कलिग के लिए नियुक्त उपराजा पुरी जिले के तोसाली' नामक स्थान पर रहता 
था । सम्राट्‌ की ओर से कलिंग की सीमा पर रहने वाले आदिवासियों तथा 
वहाँ के निवासियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाय, इस सम्बन्ध में दो आदेश 
भी जारी किये गये थे। ये दोनों आदेश (शिलालेख के रूप में) धौली' और 
जौगड़' नामक स्थानों पर सुरक्षित हैं।ये आदेश तोसाली और समापा' नामक 
स्थानों पर रहनेवाले महामात्रों तथा उज्च अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए 
लिखे गये थे । इन्हीं आदेशां में सम्राट ने अपनी महत्त्वपुर्ण घोषणाएंँ की थीं--- 
“सभी प्रजाजन भेरी सन्तान हैं ।” उसने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया था 
कि जनता के साथ न्याय किया जाना चाहिये । 


१. तोसाली (तोसल) एक देश तथा एक नगर, दोनों का ही नाम था । 
लेवी का मत है कि भंडव्यूहु का संकेत दक्षिणापथ में 'अमित-तोसल” के जनपद 
की ओर है। दक्षिणापथ में ही तोसल नगर है। ब्वाह्मण-साहित्य में तोसल 
कोशल (दक्षिण) से सम्बन्धित बताया गया है तथा उसे कलिंग से भिन्न कहा 
गया है। तोलेमी के भूगोल में भी तोसलेई का उल्लेख मिलता है। कुछ मध्य- 
कालीन लेखों (2७. #४., !2, 286; ४०, 3) में दक्षिण तथा उत्तर वोसल 
का भी उल्लेख मिलता है। 

२. पुरी में । 

३. गंजम में । 

४, सभापा की स्थिति जानते के लिये देखिये ८, 40., 925, 9. 
66, ऐैं. 


२७० प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


मगघ तथा समस्त भारत के इतिहास में कलिंग को विजय एक महत्त्वपूर्ा 
घटना थी । इसके बाद मौयों की जीतों तथा राज-विस्तार का वह दौरा समाप्त 
हो गया जो बिम्बिसार द्वारा अद्भ राज्य को जीतने के बाद से आरम्भ हुआ 
था । इसके बाद एक नये युग का सूत्रपात हुआ। यह युग शान्ति, सामाजिक प्रगति 
तथा धार्मिक प्रचार का युग था। इसके साथ-साथ इसी समय राजनीतिक स्थिरता 
तथा कदाचित्‌ सेना की अकुशलता भी दिखाई पड़ने लगी । सेनिक-अभ्यासों तथा 
क्वायद-परेडों के अभाव में फ़ौज़ की सामरिक भावना दिन-ब-दिन मरने-सी 
लगी । यहीं से सेन्य-विजय तथा दिग्विजय का युग समाप्त हुआ तथा आध्यात्मिक 
विजय और “धम्म-विजय' का युग आरम्भ हुआ । 


यहाँ अशोक के साम्राज्य तथा उसके विभिन्न भागों के प्रशासन के विपय 
में कुछ जानने के लिए हमें थोडा रुकना पडेगा। यहीं से अशोक ने नयी नीति 
अपनाई है । 


अशोक के अनुसार मगध, पाटलिपुत्र, खलटिक-पवत (बाराबर हिल्स), 
कौशाम्बी, लुस्मिनी गाँव, कलिग (त्तोसाली, समापा तथा खेपिंगल-पवत या जौगढ़ 
चट्टान भी), अटवी (मध्य भारत का वन्य प्रदेश जिसे बौद्ध-प्रन्यों में आलवी भी 
कहा गया है), स्वरणंगिरिं, इसिला, उज्जयिनी तथा तक्षशिला अशोक-कालीन 
मौय-साम्राज्य के अड्भु थे । 


तक्षशिला के आगे “अन्तियकों योन राजा' के देश तक मौर्य-राज्य फैला हुआ 
धा । अन्तियको यवन राजा या एन्टिओकोस-द्वितीय सीरिया का राजा था। 
यही २६१-२४६ ई० पृ० में सीरिया का राजा था। इसके अलावा यवनों, 
कम्बोजों, तथा गान्धारों से आबाद शाहबाजगढ़ी तथा मानसहरा तक मौयं- 
साम्राज्य फेला था। अभी तक यबन राज्य की सही-सही सीमा ज्ञात नहीं हो 
सकी है । महावंश में इस राज्य का मुख्य नगर अलसन्द माना गया है। कर्निधम 
व अन्य इतिहासकारों ने इस शहर को अलेक्जन्ड्रिया (कापिश के पश्चिम 


१. देखिये, सर-सके विजये (बूहलर, हल्टूज़ की पुस्तक उकह्ाकृ/४०७ शी 
45794, 0. 20 पर उद्ध ते) । 

२. पेक्कावर जिले में । 

३. दृक्षारा जिले मे | 


मीर्य-साझाज्य : दिग्विजय का यूग २७१ 


बेगराम) माना है, जो काबुल के पास यूनानी आक्रमणकारी सिकन्‍्दर द्वारा 
बसाया गया था । कम्बोज देश कश्मीर के पुन्छ नामक स्थान के समीप राजापुर 
या राजौर प्रदेश में पड़ता था। इसी राज्य में काफ़िरिस्तान व आसपास के 
पड़ोसी क्षेत्र भी शामिल थे। मौर्य-काल में गान्धार देश सम्भवतः सिन्ध के 
पश्चिम में था। इसके अस्तर्गत उत्तरापथ  प्रात्त की राजधानी तथा मौर्य-उपराजा 
द्वारा शासित तक्षशिला नहीं आता था । स्वात और क़ाबुल नदियों' के संगम पर 
बसा पृष्करावती नगर गान्धार की राजधानी था। कुमारस्वामी ने मोर ज़िया- 
रत या बला हिसार को ही प्राचीन पुष्करावती माना है। 

हूं नसांग के लेखों' तथा कल्हण की राजतरंगिणी' से यह सिद्ध हो गया है 
कि कश्मीर अशोक के साम्राज्य के ही अन्तर्गत था। कल्हण ने कहा है--- 
“धर्मात्मा अशोक ने पृथ्वी पर राज्य किया ! इस राजा ने अपने को पापमुक्त 
करके जिन-मत ग्रहरा किया । इसका राज्य शुष्कलेत्र और वितस्तात्र तक फैला 
हुआ था, जहाँ कि अशोक के अनेक स्तूप भी थे । वितस्तात्र नगर के धर्मारिस्य- 
विहार में अशोक ने एक चैत्य बतवाया था, जिसकी ऊँचाई तक मनुष्य की दृष्टि 
जा न सकती थी। इसी तेजस्वी राजा ने श्रीतगरी बसायी । इस पापरहित 
सम्राट्‌ ने विजयेश्वर के मंदिर के सीमेरट के बने अन्दरूनी हिस्से को हटवाकर 
उसकी जगह पत्थर जड़वाया । इसने विजयेश्वर के मंदिर में तथा उसके समीप 
दो मंदिर बनवाये, जो अशोकेश्वर कहलाते थे ।'' अद्योक जिन अर्थात्‌ बौद्धधर्म 
का अनुयायी था तथा उसने अनेक स्तूपों का निर्माण कराया था। इन तथ्यों से 
उसके अस्तित्व के बारे में किसी भी प्रकार का सस्देह नहीं किया जा सकता । 
कल्हुण ने स्वयं लिखा है कि उसने उक्त विवरण अपने पहले के विद्वात्‌ 
छविल्लाकर से प्राप्त किया है । 


कालसी, रुमिन्देई तथा निगालि सागर के अशोक-स्तम्भों पर खुदे लेखों से 


१. दोखये कर्निघम, .67, ।8; गेगर, महावंश, 94; सम्भवत: थोत 
राज्य सम्पूर्ण अथवा /१००//४९०४:४०४५४ प्रान्त का कुछ माग था । 

२. देखिये कलिंग-लेख; दिव्यावदान, 9. 407. 

३. देखिये (द#- /.८., 98, ए. 54; मांगा द्वार वीबव॑फासत॑ंवा! 
47, 50, 

४. लिब्रापशा३इ, ०, 7, 970. 207-7. 

५. 7. ॥02-06. 


२७२ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


सिद्ध है कि देहरादून जिला तथा तराई-क्षेत्र भी अशोक के साम्राज्य के अन्त- 
गत था । ललितपाटन और रामपुरवा नामक स्थानों पर जो इमारतें मिलती 
हैं, उनसे सिद्ध होता है कि नेपाल की घाटी तथा अम्पारत ज़िला भी अज्ञोक के 
अधीन था । अज्ञोक के १२वें अभिलेख से हिमालय के क्षेत्रों में भी अशोक के 
शासन का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में नाभक के नाभपंथियों की चर्चा 
आई है । सम्भवत: नाभक को ही फ़ाहियान' ने ना-पी-क्या' लिखा है। यह 
स्थान कपिलवस्तु से दक्षिण-पश्चिम की ओर १७ मील की दूरी पर है तथा 
क्रकुच्चनन्द बुद्ध का जन्म-स्थान है । 

बृहलर के अनुसार तेरहवें अभिलेख में आदिवासियों की विश तथा वज्ि 
तामक दो जातियों का उल्लेख है । अन्य इतिहासकार बृूहलर के मत से सहमत 
नहीं हैं । वे 'विसयम्ही' को 'राजा की भूमि' के रूप में स्वीकार करते है । इस 
लिए अशोक के अभिलेख में वज्नि' तथा विसात' के बारे में कोई ऐसा विवरण 
नहीं मिलता जो संशयरहित कहा जा सके । 

प्राचीन इतिहासकारों की कृतियों से पता चलता है कि गंगारीद ((3७॥0४- 
7704९), अर्थात्‌ बंगाल भी औग्रसेन्‍्य (28.270०77705) के समय से ही मगर 

पा १. [.०88९, 64. 

२. ब्रह्म (वैवर्त ?) पुराण के अनुसार नाभिकपुर उत्तर कुरु प्रदेश में है 
(देखिये हल्टज, ८४४, ४०, ।, 9. #७57०८) । श्री एम० गोविन्दपाई (459४- 
शव 00७,, ४०, 36) हमारा ध्यात नभकानन (दक्षिणी लोगों) की ओर 
आकंषित करते हैं। इसका उल्लेख महाभारत (शं, 0, 59) में भी मिलता है । 
मौय॑-साम्राज्य की उत्तरी सीमा के सम्बस्ध में हमारा ध्यान दिव्यावदान 
(9. 372) के एक पैरा की ओर आदक्ृष्ट है, जिसमें बताया गया है कि अशोक ने 
श्वश (खश ?) प्रदेश को विजय कर लिया था | चीनी यात्रियों की जनश्रुति के 


अनुसार (७४४८४, 26४ 6/४०४८, 77, 0, 29 ) अशोक के राज्य-काल में 
तक्षशिला से निर्वासित व्यक्ति खोतेन के पूर्व में जा बसे थे । 

३, बंग के विषय में प्राचीन उल्लेख के लिये लेवी-कृत 7%४-4/३४४ 6 22/6- 
7व्एवाीध8 4ंदाफ (४४८ देखिये । इसके अर्थ के लिये “मानसी-ओ-मर्मवाणी', 
श्रावरा, 836 देखिये । बहुत से विद्वान इसका उल्लेख ऐतरेय ऑरण्यक में भी 
पाते है, परत्तु इसमें संदेह है। बोधायन ने इसे अपवित्र देश कहा है तथा पत- 
खलि ने इसे आयवित्त से अलग किया है। परन्तु, मनुसंहिता के पूर्व ही इसे 
आर्य देश बना लिया गया था, क्योंकि आर्यावत्त की पूर्वी सीमा सागर तक जा 
चुकी थी । जैमियों के प्रज्ञापना' में अंग तथा वंग को आर्यों का ही एक वर्ग 
"338 गया है। वंग का सर्वप्रथम उल्लेख कदाचित्‌ नागार्जुनिकुएड-लेख में मिलता 

|| 


मौर्य-साम्राज्य : दिग्विजय का युग २७३ 


साम्राज्य का एक अद्भु था । औग्रसेन्य नंदवंश' का अन्तिम राजा था । इतिहास- 
कार प्लिनी के अनुसार गंगा का समस्त तटवर्त्ती भाग पालिबोध्थि, अर्थात्‌ पाटलि- 
पुत्र के शासकों के ही अधीन था । दिव्यावदान' सें कहा गया है कि अशोक के 
समय तक बंगाल मगध-साम्राज्य का ही एक अज्भ था। हु नसांग को भी ताम्र- 
लिप्ति और कर्णसुवर्ण (पश्चिमी बंगाल), समतट (पूर्वी बंगाल) तथा पुराड़- 
वर्धन (उत्तरी बंगाल) में अशोक के स्तृप देखने को मिले हैं। कामरूप (असम) 
कदाचित्‌ मौर्य-साम्राज्य के बाहर पड़ता था । चीनी यात्री ह्वेनसांग को उस 
देश में अशोक के स्तूप देखने को नहीं मिले । 

हमने ऊपर देखा है कि एक बार दक्षिण में तिनवेल्लो' जिले की पोदियिल 
पहाड़ियों तक मौर्य-सेनायें पहुँच गई थीं। अशोक के समय में मौय॑-साम्राज्य 
की सीमा नेल्लोर के पास पेनार नदी तक ही रह गई थी | तमिल राज्यों को 
मौय॑-साम्राज्य का 'प्रचन्त' या सीमावत्ती राज्य कहा गया है। यह राज्य मौर्य- 
साम्राज्य से अलग माना गया है। मौर्य-सीमा सम्भवत: दक्षिण में मैसूर के 
चितालद्रुग जिले तक ही थी। दकन का समूचा भाग इसिला और समापा के महा- 
मात्रों--सुवर्शंगिरि' और तोसली द्वारा शासित था। इनके अतिरिक्त अटवि' 


२. देखिये 706. 2#४., 877, 339; ॥४६2६#ह65 दशा 47770 (926), 
99. ]4]-42. 

३. 7. 427; देखिये स्मिथ-कृत, 45/०/4, तृतीय संस्करण , 9. 225. महा- 
' स्थान-लेख में, जिसका सम्बन्ध सौर्य-काल से है, अशोक का कोई उल्लेख नहीं 
मिलता । 

४. श्री एस० एस० देसीकर (7/70, 928, 9. 45) का विचार है कि 
बेंकट पर्वत ही वह अंतिम स्थान था, जहाँ तक मोर्य पहुँचे थे। प्रो० एन० 
शास्त्री ने तमिल भाषा में प्रचलित जनश्रुति पर अधिक बल दिया है (देखिये 
4४28, ०9. 253 8) । 

५. इस नगर की स्थिति के सम्बन्ध में थोड़ा-सा संकेत कोंकश तथा खान- 
देश के अंतिम मौर्यों, जो कि दक्षिणी वायसराय के उत्तराधिकारी थे, के लेखों 
में मिलता है. (देलखिये /#. #४., ॥77, 36) । चूंकि ये मौर्य-लेख थाण 
जिले (80070. 0८८., ४०. 7, ९०४ 7, 9. 4) के उत्तर में बाद' नामक 

श्द्व 


२७४ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


था वन्‍य अधिकारी भी शासन-संचालन में मदद करते थे । किन्तु, साम्राज्य के 
अन्दर नर्मदा, गोदावरी तथा महानदी के दोनों किलारों के आसपास के कुछ क्षेत्र 
ऐसे थे, जो मौयं-साम्राज्य की सीमा के बाहर माने जाते थे। अशोक ने वनों, देश 
के भीतर (विजित) तथा सीमाओं पर रहनेवालों को वर्गीकृत किया था | सोमाओं 
को 'अन्ता-अविजित' माना जाता था और उनके बारे में विशिष्ट व्यवहार के शिला- 
लेख प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा आन्ध्र, पालिदास, (पालदास, पारिदास) भोज, रठिक 
भी साम्राज्य के निवासी थे । इन लोगों के साथ 'विजितों' तथा 'अन्ता-अविजितों' 
के मध्य का व्यवहार किया जाता था । डॉ० डी० आर० भश्डारकर तथा अन्य 
विद्वानों का कहना है कि पाँचवें तथा तेरहवे अभिलेख में जो 'पितिनिक' या पेत्त- 
निक' शब्द आया है. उसे कोई स्व॒तन्त्र-सा नाम न समभकर रिष्टिक या रठिक 
(पाँचवें अभिलेख) व भोज का विशेषण मानना चाहिये । इन विद्वानों ने हमारा 
ध्यान अंगुत्तर निकाय” के उस अंश की ओर आक्ृष्ट किया है, जिसमें पेत्तनिक' 
शब्द आया है और इसका अर्थ वह व्यक्ति कहा गया है जो पिता' की सम्पत्ति का 
उपयोग करता हो । डॉक्टर बरुआ उक्त मत से सहमत नही हैं | वे पाली उद्ध- 
रणों व बुद्धघोष का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि “रठिक' और 
'पेत्तनिक' दो अलग-अलग उपाधियाँ थी । 





स्थान पर तथा खानदेश (उपर्युक्त, 284) में ब्राघली नामक स्थान पर मिने हैं, 
अत: स्वर्रागिरि सम्भवत: उसी के आसपास कहीं था । आर्चर्य की बात है कि 
सोनगिर नामक स्थान खानदेश में है । हल्टूज (८77, 9. हड४णं।) के अनुसार 
स्वर्गागिरि हैदराबाद राज्य में मस्की से दक्षिण तथा विजयनगर के भग्नावशेष 
के उत्तर में स्थित कनकंगिरि ही है । 'इसिला' सम्भवत: 'सिद्दापुर' का प्राचीन 
नाम हो सकता है । 

१. देखिये 80८ जता, 

२. देखिये [7, 76, 78 तथा 300 (?,7'8.) । 

३. देखिये, (४४. ॥॥४., ॥99, 9. 80; हल्टज, 48०6, 0; 770, 
925, 387. अन्य विद्वान पितिनिकों को पैठानक अथवां पैठन का निवासी 
बताते हैं। कुछ तो उन्हें पैठव के सातवाहन-शासकों की संत्ति बताते हैं 
(दिखिये |४००0-, 4४०४ 7८ #ब 05205, ॥, 3 तथा 77९45, 
923, 92; बरुआ, 0986 8/क्रर्की 7॥67/#87%, 9, 2]] )। 


मौर्य-साम्राज्य : दिग्विजय का युग २७५ 


ऐतरेय ब्राह्मण में आन्ध्न लोगों का उल्लेख आया है । इस ग्रन्थ में भोजों का 
नाम दक्षिण' के शासक के रूप में आया है | इतिहासकार प्लिनी ने मेगास्थनीज 
के विवरण का हवाला देते हुए कहा है कि आन्ध्रों के राजा के पास १ लाख 
पैदल, २ हज्ञार घुड्सवार तथा १ हजार गजसेना थी। आन्ध्र की पहले की 
राजधानी (अन्धपुर) तेलवाह नदी के तट पर स्थित थी। डॉक्टर भरडारकर 
के अनुसार मद्रास प्रेसीडेंसी का तेल या तेलंगिरि स्थान ही आन्भ्र की प्राचीन 
राजधानी थी। लेकिन, यह मत कोई सुनिश्चित नहीं है ।' इतिहासकार बृहलर 
ते पुलिन्दों को ही पालिदास' माना है, क्योंकि नर्मदा (रेवा) तथा विश्ध्य-क्षेत्र से 
पुलिन्दों का सम्पर्क रहा-- 

पुलिन्द-राजा-सुन्दरी नाभिमण्डल निपीत सलिला (रेबा) ।" 
पुलिन्दाविन्ष्य पुषिका (?) बेवर्भा वण्डकं: सह।' 
पुलिन्दाविन्ध्य मूलिका वैदर्भा दण्डके: सह । 

१. भोज के दूसरे अर्थों के लिये देखिये महाभारत, आदि पर्व, 84, 22; 
/4, ५७, ॥77; ७, 25-28; एशा, 36, 254, 

२, आर्व, 488,, ]877, ७. 339. 

२. 7, 92 ४४४४; जैसा कि '७४०शांत४५०४ तथा अन्य अभिलेखों से ज्ञात 
होता है, ऐतिहासिक काल में आंध्रों को कृष्णा तथा गुरादूर जिले में पाया गया था । 
आंध्र अथवा आंध्रापथ की, प्राचीन लेखों में उल्लिखित, राजधानी धन्नकड़, अमरा- 
वती के निकट थी । भट्ठिप्रोलु-लेख (२०० ई०पू०) के अनसार कुबिरक सर्वप्रथम 
ज्ञात शासक था । हाल ही में ब्राह्मी भाषा का एक लेख (7२, 72. ० &७7०0/:8) 
करनूल ज़िले में मिला है (7770, 794, 493], 87 ॥; 933, 3 ह; 
7.4, #८०., 932, 0. 39) । यह लेख मद्रास प्रेसीडेन्सी के आंध्र भाग में 
पड़ा है। हाल में ही प्राप्त अशोक के लेखों में करनूल जिले के येराग्रुड़ी लेखों 
के अतिरिक्त दो नये शिलालेख हैदराबाद राज्य के दक्षिण-पश्चिम कोने में 
स्थित कोपबाल में पाए गए हैं । ये लेख गवीमठ तथा पाल्किग्रुरडु पर्वत पर मिले 
हैं । ये छोटे-छोटे शिलालेख की कोटि के हैं । 

४. देखिये हल्ट्‌ज़-कृत, अशोक, 48 (7 4) । 

५. सुबन्धु-कृत 'वासवदत्ता' । 

६. मत्स्य पुराण, ]!4, 48. 

७. वायु पुराण, 55, 26, 


२७६९ प्रानीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


पुलिन्दों की राजधानी पुलिन्दनगर भिल्‍्सा से अधिक दूर नहीं थी । संभवत: 


पुलिन्द नगर ही मौजूदा रूपनाथ है, जहाँ अद्योक का प्रथम अभिलेख (४७०७ 
ए०्ल: #ठांत ॥) प्राप्त हुआ था । 


इतिहासकार हल्टज़ शाहबाज़गढ़ी के पालिदास को पुलिन्द नहीं मानता, 
क्योंकि गिरनार और कालसी से हमें जो सामग्री प्राप्त हुई है, उसमें पालद' 
और 'पारिन्द' शब्द आये हैं। इनसे वायु पुराण के पारदस याद आते हैं । यह 
शब्द हरिवंश' तथा बृहत्संहिता' में भी आया है । उक्त ग्रत्थों में उक्त जातियों को 
शक, यवन, कम्बोज, पह्व, खश, माहिशिक, चोल तथा केरल जातियों की तरह 
जंगली जातियों की श्रेणी में रखा गया है। इन्हें 'मुक्तकेश' भी कहा गया है । 
ऊपर की जातियों में से कुछ उत्तर की हैं और शेष दक्षिण भारत की । अशोक 
के शिलालेखों में आन्क्र-जाति का उल्लेख आया है | इससे लगता है कि मौर्य-काल 
में आन्ध्र लोग दक़न में रहते थे । किन्तु, यही इस प्रश्न को सुलका हुआ नहीं 
मान लेना चाहिये । इस संबंध में यह जान लेता जरूरी है कि पारदा नदी का 
उल्लेख नासिक के शिलालेख में मिलता है । इस नदी को सूरत ज़िले में पारदी या 
पार" तदी कहते हैं। 


भोज और रठिक जाति के लोग सातवाहन-काल' के महारठी तथा महा- 
भोज जाति के पूर्वज थे । भोज लोग बरार' तथा रठिक लोग महाराष्ट्र या 





१. महाराज हस्तिन के नवग्राम-लेख (सन्‌ ५१७ ई०) में 'पुलिद-राज-राष्ट्र' 
का उल्लेख मिलता है। यह देश परिव्राजक राजाओं के राज्य, अर्थात्‌ आधुनिक मध्य 
प्रदेश के उत्तरी भाग में दब्बाल राज्य में स्थित था (77. ॥॥४., 2४, 26) । 

२. अध्याय ८८, ।28; देखिये ?87380९0९ 7॥ 0९07०॥८ ([ मैंक्रिडल, 
तोलेमी 927), 320, 

३. , 4. 

४. व, 9. 

५. देखिये रेप्सन, 4#व्ात्वव (085, ि; पाजिदर के अनुसार पारदस 
उत्तर-पश्चिम में था ( 7४7, 9. 268 ) देखिये परादेन, 0€फ०अ्ंध 
(?णशग), !927 का संस्करण); 320 और परेंतकाई (/४. 206४, 44) । 

६, स्मिथ-कृत, अशोक, तृ० सं०, 99. 69-70. 

७. भोज-कथा, अमरावती में भातकुली । 


मौर्य-साम्राज्य : दिग्विजय का युग २७७ 


समीपवर्ती क्षेत्रों' के रहते वाले थे । भोज का अस्तित्व बाद का है तथा तटबर्ची 
प्रदेश (कनारा देश) के सामन्‍्तों से इनके वैवाहिक सम्बन्ध थे । 


पश्चिम में अशोक का राज्य अरब सागर तक फैला हुआ था । साम्राज्य के 
अन्तर्गत सभी अपरान्त' (राज्यों के संघ) शामिल थे । इन संघों में सुराष्ट्र प्रमुख 
है, जिसका राज्य यवनराज तुषास्फ़ देखता था तथा गिरिनगर (गिरनार) जिसकी 
राजधानी थी। डॉक्टर स्मिथ का कहना है कि यवनतराज का नाम ऐसा 
है कि वह फ़ारस का मालूम होता है। किन्तु, उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार तो 
यवन धम्मदेव, शक उषवदात ( ऋषभदतत ), पर्थियन सुविशाख तथा कुशान 
वासुदेव सभी मूलतः भारत के ही थे, और हिन्दू थे । यदि यूनानियों तथा अन्य 
विदेशियों ने भारतीय नामों का अनुकरण किया तो इसमें ऐसा अजब क्या कि 
उनमें से कुछ ने ईरानी तौर भी अपना लिया; तब यह नहीं कहा जा सकता 
कि तुषासफ़ यूनानी नहीं, बरन्‌ फ़ारस का निवासी था। 

इतिहासकार रैप्सन' के विचारानुसार गान्थार, कम्बोज, यवन, रिष्टिक, 
भोज, पितितिक, पालदास तथा आन्क्न लोग न तो अज्योक के साम्राज्य के अन्त- 
गत थे और न उनकी प्रजा थी | यह अवश्य था कि बे अशोक के प्रभाव में थे । 
किन्तु, यह तर्क इसलिए नहीं स्वीकार किया जा सकता कि अशोक के पंचम 
अभिलेख" के अनुसार उपर्युक्त जातियों में से ही कई अश्योक के यहाँ महामात्र के 
पद पर थे । अनेक की सजाएँ ( कारावास या प्राणदरण्ड ) घटाये जाने के भी 
उल्लेख मिलते है । तरहवे अभिलेख से ऐसा लगता है कि ये लोग राज-विषय 
( राजा के राज्य ) के अन्तर्गत कर लिये गये थे तथा इन्हें सीमावर्ती जातियों 


१. रामायण (५, 4. 0) के अनुसार विदर्भ (बरार) तथा महिषक 
(मैसूर) या नर्मदा घाटी के बीच ऋष्टीका स्थान था । “रठिका' उपाधि के 
रूप में भी प्रयुक्त होती थी । इस अर्थ में इसका प्रयोग येरगुड़ी-लेख में हुआ 
है (4. (बाबा, 7, 30; 49छकइ॒ढ्ा ०॥, ४०६, 35; 4770, 4933, 
]7) । 

२. सूरपारक, नासिक आदि (मार्कए्डेय के अनुसार, ए7- 57, 49-52) । 

३. देखिये 74, 99, 45, £/775, द्वितीय संस्करण, ?. 28-29. 

४, 077, 79. 5!4-3. 

५. “ वे बंदियों की (आर्थिक) सहायता करने, उनकी बेड़ियाँ तोड़ने तथा 
उन्हें मुक्त करने में लगे थे ।'' (देखिये हल्टूज़-कृत, अशोक, 7. 33) । 


२७८ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


से अलग भी माना गया है। एन्टिओकोस के राज्य की यूनानी तथा दक्षिण की 
तमिल (नीच) जाति को सीमावर्त्ती जाति माना गया है । किन्तु, एक ओर जहाँ 
हम रैप्सन के विचारों को नहीं स्वीकार कर पाते, दूसरी ओर हमें डॉक्टर डी ० 
आर० भण्डारकर की यह बात भी स्वीकार करने में कठिनाई मालुम होती 
है कि अशोक के समय में भारत में यवन तथा अन्य जातियों के सामन्त नहीं 
थे । किन्तु, यवनराज तुषास्फ़ के उदाहरण से डॉक्टर भणडारकर की बात तथ्य- 
हीन सिद्ध हो जाती है, क्योंकि अशोक के समय में अन्य धर्ममहामात्रों की तरह 
तुषास्फ़ भी एक अर्धस्वशासन-प्राप्त समन्त था, यद्यपि उसके कार्यकलाप सम्राट 
के ही अधिकार-द्षेत्र के अन्तगंत रहते थे ( 

अशोक के साम्राज्य-विस्तार को चर्चा के बाद हम उसके शासन-प्रबन्ध की 
ओर दृष्टि डालते हैं। अपने पूर्वजों की तरह अशोक ने भी मंत्रि-परिषदीय 
सरकार (८०णाला 8०एटआाए८गा) क्रायम रखी । तीसरे तथा छठे अभिलेख में 
परिषा या परिषद्‌” शब्द का उल्लेख आया है। सेनार्ट ने 'परिषद्‌' का अर्थ 
संघ लगाया है, किन्तु बूहूलर ने परिषद्‌” का अर्थ किसी जाति या सम्प्रदाय की 
कमेटी समझा है । किन्तु, डॉक्टर के० पी० जायसवाल ने अभिलेख में आये 
परिषा' शब्द का अर्थशास्त्र में आये “मंत्रि-परिषद्‌' का समानार्थी कहा है। 
शिलालेखों से यह भी सिद्ध होता है कि अशोक ने अपने पूर्वजों की तरह प्रान्तीय 
सरकारों की व्यवश्था को भी क़ायम रखा। तोसली, स्वर्णागिरि, उज्जयिनी 


तथा तक्षशिला के प्रान्त राजवंश के युवराजों ( कुमाल या अथपुत ) द्वारा 
शासित थे । 


१. अशोक, 28. 
२, 'महावस्तु' में इनकी तुलना सराजिका परिषा' से कीजिये (देखिये 


सेनारट, ४०, ॥7, 97. 362, 392) । भिन्न-भिन्न प्रकार के परिषा के लिये अंग्रु- 
त्तर निकाय (, 70) देखिये । 


३. आयपुत्त' अथवा आर्यपुत्र' का प्रयोग सम्भवतः राजबंश के लिए था । 
यह भास के बालचरित' से भी सिद्ध होता है, जहाँ किसी भाट ने वासुदेव को 
आर्यपुत्र' कह कर सम्बोधित किया है। पं० टी० गणपत्ति शास्त्री आगे कहते 
हैं कि 'स्वप्ननाटक' में महाराज उदयन को सम्बोधित करते समय वासवदत्ता के 
के पिता के सेवक ने आदर व्यक्त करने के लिये आर्यपुत्र' का प्रयोग किया है 


( कशशखवंप्रतांशा /0 औट - रिक्रधंधव औढाब, 9. 32 ) । जैसा कि पहले ही 
बताया जा चुका है, अशोक ने अपने राज्य के एक प्रान्त में यवन को गवनंर 
(८०/४४/०४०७) नियुक्त किया था। 


मौर्य-साम्राज्य : दिग्विजय का युग २७६ 


सम्राट्‌ तथा राजकुमारों की राजकाज में सहायता के लिए निम्त वर्ग की 
समितियाँ (निकाय) होती थीं-- 

१. महामात्र' तथा अन्य मुख्य 

२-३. राजूक और रठिक 

४, प्रदेशिक या प्रादेशिक 

५. युत' 
६. पुलिसा 
७. पटिवेदका 
८. बचभूमिका 
€. लिपिकार 

१०, दूत 

११. आयुक्त और कारनक 

साम्राज्य के प्रत्येक नगर या जिले में महामात्रों की एक समिति रहती थी । 
शिलालेखों में पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, तोसली, समापा, स्वर्णंगिरि और इसिला” 


१, अर्थशास्त्र, 79. 6, 20, 58, 64, 25, 237-239; राजशेखर, #/४, 
27.7४, 53. 

२. अर्थशास्त्र ( 70. 59, 65, 99 ) में 'युक्तों' का उल्लेख मिलता है। 
देखिये रामायण, ४।, 2!7, 34; महाभारत, ], 56, 8; मनु, ७।॥, 
34; शान्ति-पर्व (82, 9-5) में 'राजयुक्तों' का उल्लेख भी मिलता है। 

३, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सम्पूर्ण राज्य अनेक प्रान्तों (दिशा, 
देश आदि) में विभाजित था। हर श्रान्त जिलों में विभक्त था, जहाँ जिला- 
अधिकारी देखभाल करता था। जिलों के अतिरिक्त दुर्ग के आसपास की भूमि को 
'कोट्र-विषय' कहते थे (हल्दूज़, 9. »!.) । प्रत्येक पुर या नगर में प्रशासकीय 
विभाग तथा देहातों मे जनपद होते थे, जो ग्रामों को मिला कर बनते थे। जनपद 
का मुख्य अधिकारी 'राजूक' कहलाता था। प्रादेशिक' तथा 'रठिक' उपाधि से 
ज्ञात होता है कि प्रदेश', 'रट्ठ' या राष्ट्र” भी होते थे । 

४, कुछ विद्वानों के अनुसार श्रावस्ती के महामात्रों का उल्लेख गोरखपुर के 
निकट राप्ती के तट पर स्थित सोहगौरा-ताम्रलेख में मिलता है, परन्तु इसकी 
वास्तविक तिथि का बोध नही है (देखिये हार्नेल, 7452, 894, 84; फ़्लीट, 
37045, 907, 523 ४६ बरुआ, यंग, सीदिा॥ओ,. 07. 6... 708/., हां, 3 
(930), 32 8; 2४7६, 934, 54 7 जायसवाल, /#. 4४४., 0४, 2) | 


२८० प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


के महामात्रों का उल्लेख आया है। कलिंग के अभिलेख में हमें कुछ ऐसे महा- 
मात्र मिलते हैं जो 'नागलक' और 'नगल-वियोहालक' कहे जाते थे । अभिलेखों 
का नागलक' या “नगल-वियोहालक' अर्थंशास्त्र' के नागरक' व 'पौर-व्यावहारिक' 
के समान लगता है । इसमें सन्देह नही कि ये लोग न्याय-प्रशासन' का संचालन 
करते रहे होंगे । प्रथम स्तम्भ-अभिलेख में अन्त महामात्र' शब्द आया है, जो 
अर्थशास्त्रों के अन्तपाल' तथा स्कन्दगुप्त-कालीन गोप्तू” शब्द के समक्ष लगता 
है । कौटिल्य के अनुसार अन्तपाल को कुमार, पौर-व्यावहारिक, मंत्रि-परिषद्‌ 
के सदस्य या राष्ट्रपाल) के बराबर वेतन मिलता था । बारहवें अभिलेख में 
इथीभक महामात्र' शब्द का उल्लेख आया है जो महाकाब्यों' के सत्री-अध्यक्ष 
(8००75 ० ]90725) शब्द से मेल खाता है । 

जहाँ तक 'राजूक' शब्द का प्रश्न है, डॉक्टर स्मिथ के अनुसार यह पद 
कुमारों" के नीचे का होता था तथा इसका अर्थ तत्कालीन गवर्नर था | 

अशोक-कालीन शिलालेखों के 'राजूक' शब्द को बृूहलर ने जातकों” के रज्जूक 
तथा “रज्जुगाहक अमच्य' ( खेत नापने वाला या रस्सी पकड़ने वाला ) का 
समानार्थी माना है। चतुर्थ स्तम्भ-अभिलेख के अनुसार राजूकों की नियुक्ति 
एक-दो लाख की जनसंख्या पर होती थी तथा इनका मुरू्य कार्य जनपदों मे 
शांति व व्यवस्था कायम रखना था । अशोक ने राजूकों को किसी को दंडित 
या पुरस्कृत करने का अधिकार दे रखा था। राजुकों द्वारा अशोक को दिये गये 
अधिकारों से स्पष्ट है कि ये लोग न्याय-प्रशासन का काम देखते थे । तृतीय 


१. 797- 20, 43/ ; देखिये अन्तिगोनिद-द्षेत्र में नगर-प्रमुख (टान , ०87, 
24) । 

२. देखिये नगर-धातन्य व्यावहारिक, 9. 55; नागलक का कार्य कार्यकारिणी 
का भी हो सकता है, जैसा कि अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है (॥॥, अध्याय 36) | 

३. ?, 20, 247. 

४. ?, 247. 

५. रामायश, [, 6, 3; महाभारत, ॥७, 29, 68, 90; ४७, 22, 
20; 23, 2; देखिये अर्थशास्त्र का अंतवेशिक । 

६. अशोक, तृतीय संस्करण, ए9. 94. 

७. फ़िक-कृत तथा एस० मित्रा द्वारा अनुदित 7# 3086/ . 0784- 
प्रषबाश का ज/0॥-2657 4#बं०, 9: 48-5]. 


मौर्य-साम्राज्य : दिविवजय का युग २५१ 


अभिलेख तथा चतुर्थ स्तम्भ-अभिलेख के अनुसार इनका यूत तथा रठिक लोगों 
से भी सम्बन्ध था। इतिहासकार स्ट्रेबों' के कथनानुसार, अशोक के समय में 
न्यायाधीशों की एक ऐसी श्रेणी थी जो भूमि तथा नदियों की पैमाइश वगेरह 
करती-कराती थी । ये लोग शिकारियों पर भी नियंत्रण रखते थे और लोगों को 
उनके अपराध के अनुसार दरिडत करते थे | ऐसे लोगों की एक श्रेणी प्राचीन 
काल के मित्र में भी थी। सम्भवतः जातकों' में इसी श्रेणी की ओर संकेत 
करते हुए 'रज्जुगाहक अमच्च' झब्द लिखा गया है। स्ट्रेबों के उपर्युक्त कथन 
का भी सम्भवतत: यही आधार है। अर्थज्ञास्त्र' में अफ़सरों की एक श्रेणी को 
“चोर रज्जुक' कहा गया है, किन्तु केवल 'रज्जुक' शब्द का उल्लेख स्वतन्त्र रूप से 
कही नहीं मिलता । 

सेनार्ट तथा बृूहलर के अनुसार 'प्रदेशिक' या 'प्रादेशिक' उन अधिकारियों 
को कहा जाता था, जो विभिन्न स्थानों के स्थानीय शासक होते थे । डॉक्टर स्मिथ 
ने जिले के प्रधान अधिकारी को उक्त नाम दिया था। कल्हण की 'राज- 
तरंगिणी'' में भी 'प्रादशिकेश्वर' शब्द आया है। इतिहासकार हल्टज़ ने 'प्रदेशिक' 
या प्रादेशिक शब्द की तुलना राजत्रगिणी के 'प्रादेशिकेश्वर' शब्द से की है । 
तृतीय अभिलेख में उक्त वर्ग को भी राजूकों में शामिल कर लिया गया है । 
उक्त अभिलेख में 'अनुसंयान अध्यादेश” का भो उल्लेख है। अर्थशास्त्र में 
'प्रदेष्टि' शब्द आया है । थॉमस ने 'प्रदेशिक' या 'प्रादेशिक' शब्द को प्रदेश' से 
उद्भूत तथा :्रदेष्ट्रि का ही एक पर्याय माना है। प्रदेष्ट्रि नामधारी अधि- 
कारियों का मुख्य कार्य बालि-प्रग्नट (कर वसूलना या हठी सामन्‍्तों का दमन), 
कराटक-शोधन ( फ़ौजदारी मुक़दमों को देखना ), चोर-मार्गण (चोरों का पता 
लगाना) तथा अध्यक्षानाम्‌ अध्यक्ष पुरुषानाम्‌ च नलियमनम्‌' (सुपरिसाटेण्डेल्टों तथा 
उनके सहायकों की देखरेख) आदि था। इन लोगों का सम्पर्क एक ओर समा- 


१. देखिये सर. &. ॥., ४०., 7[, 9, 203, 

२. देखिये मित्रा, फ़िक, 0. !48-49, 

३. 9, 234, 

४. [ए, 26. 

५. संघमुख्य एवं अन्यों के साथ 'इरदा' लेख में प्रदेष्टर' का भी उल्लेख 
मिलता है । 


श्षर प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


सम्बन्धित थे । यह भी बहुत उचित नहीं है कि 'प्रदेशिकों' या 'प्रादेशिकों' को एक 
मात्र 'संवाद-प्रेषक'' ही मान लिया जाय | सबसे सहज दृष्टि तो यह है कि इन 
लोगों को अधीनस्थ शासक ( 5५७0०7087906 8०ए०77०075 ) मान लिया जाय । 
कुछ इसी प्रकार के अधिकारी (र०शाबाणा$, पर एब्माएड शापे १९०४०७४०॥४) 
यूनानी राज्य-प्रशासन की व्यवस्था में भी होते थे । 


जहाँ तक 'युत' या .ुक्त' वर्ग के लोगों का प्रश्न है, मनु' ने इन्हे 'प्रर- 
ष्टाधिगत द्रव्य' ( 005६ 970फ९ए शांत छ७$ #९८०ए०ए०ते ) का सुपुर्दगार 
कहा है । अर्धशास्त्र में इसे 'समुदय' या राजकीय धन कहा गया है, जिसे वे 
लोग अनुचित ढंग से हस्तगत कर रहे हों। हल्ट्ज़ के अनुसार ये लोग एक 
प्रकार के सचिव थे जो महामात्रों के कार्यालयों में सरकारी आदेशों को क़ानून- 
बद्ध करने के लिए नियुक्त किये जाते थे। 'पुलिसा' ( या एजेंट ) झन्द भी अर्थ- 
शास्त्र" के पुरुष या राजपुरुष शब्द का समानार्थी है। हल्टूश् इन लोगों को 
'गूढ़ पुरुष' कहता है तथा इनको तीन श्रेणियाँ-- उच्च, निम्त तथा मध्यम'-- 
निश्चित फरता है। इन लोगों के अधिकार में काफ़ी जनता" तथा राजूक लोग 
होते थे । 'पटिवेदका' (या रिपोर्टर) शब्द अर्थशास्त्र" के १६ वें अध्याय के चर' 
शब्द का समानार्थी लगता है। 'बचभूमिक' शब्द सम्भवत: अर्थशास्त्र के २४ वे 
अध्याय" में आये 'ब्रज' के इन्सपेक्टर या निरीक्षक के अर्थ में आता था | लिपि- 
कार लोग राजाज्ञाओं के लेखक होते थे | द्वितीय अभिलेख में 'चापड़' नामक 
एक लिपिकार का भी नाम आता है। तेरहवें अभिलेख में दूत” शब्द आया है 


१. देखिये अर्थशास्त्र, 0). !42, 200, 27, 222. जैसा कि ऊपर बताया 
गया है, 'प्रदेष्टि' का उल्लेख 'इरदा' लेख मे भो मिलता है (देखिये 2५. #०., 
झ्ज्यां, 50ीं: 

२. शा, 34. 

३. देखिये महाभारत, 8, 5, 72 

४. ?, 59, 75. 

५. महाकाव्य में भी तीन प्रकार के पुरुषो क॥ उल्लेख मिलता है (देखिये 
महाभारत, ॥, 5, 74) । 

६. देखिये स्तम्भ-लेख, ७॥।. 

७, £, 38 

८, 7, 59-60, 


मौय॑-साम्राज्य : दिग्विजय का युग रफ३ 


जो आजकल के राजदूत का ही समानार्थी रहा होगा । यदि कौटिल्य पर विश्वास 
किया जाय तो दूतों को तीन श्रेणियों में विभाजित माना जाता चाहिये-- 
निसृष्टार्था: (?।0४700067027०४), परिमितार्था: (00478९४ 0! 4क्षि7९५) 
तथा शासनहार ((07ए९४०7 ए॑ 709» ७.) ये, दूतों की तीन श्रेणियाँ थीं । 
कलिंग के अभिलेख में आयुक्त' शब्द का भी उल्लेख आया है । मौर्य-शासन के 
बाद के युग तथा सीधियन काल में आयुकत्त' गाँवों के एक प्रकार के अधिकारी" 
हुआ करते थे । गुप्त-काल में ये लोग एक विषय या जिले के इन्चार्ज होते थे । 
इसके अलावा ये लोग राजा द्वारा जीते गये धन के संग्रहकर्ता भी होते थे । इस 
अधिकारी का पुरा नाम आयुक्त पुरुष था। इसी को पुलिसा' भी कहा गया 
होगा । अशोक के येराग्रुड्री-अभिलेख में मिलने वाला कारणक'” शब्द शायद 
तत्कालीन न्याय-अधिका री, अध्यापक तथा क्लकों' के लिए प्रयुक्त होता था । 


१. इसी के साथ ( हर्षच्रित, उच्छास, ॥], 9. 52 ) 'शासनहार' की 
तुलना 'लेखहारक' से की जाये। 

२. लूडसं, सुची-संख्या 847. 

३. 6७. ॥४., ऊए, ॥९०, 7, 8. 

४. फ़्लीठ, (।[, ए9. 8, 4. 

५. देखिये कशिक, अभिलेख तथा लेखाकर्म अधिकारी (7४0, 935, 
586) । मातवी शताब्दी के लेखों में 'कर्रा' शब्द का अर्थ 'अधिकर्णा' (विभागीय) 
या (प्रवासी, 950, 8.5. श्रावश, 294) । महाभारत, (४, 5, 34) में 

करशिक का अर्थ एक आलोचक के अनुसार “अध्यापक' है । लेख में यह्‌ अधिकारी 
ह कुमारों की आदेश देता हुआ कहता है--तुम्हें धर्म के प्रति जागरूक रहना 
चाहिए ।' 


छ् मौय--साम्राज्य ; धम्म-विजय का 
सुग और उसका हास 


१ कलिग यद्ध के बाद अशोक 


चकक्‍कवती अहु' राजा जम्बुसण्डस्स इस्सरो 
मुद्धाभिसित्तो खत्तियों भनुस्साधिपति अहु 
अदण्डेन असत्येन विजे्य पठकिम्‌ इमम्‌ 
अस हसेन धम्सेशेव ससेन सनुसासियए 
घस्सेत्त राज्जम_ कारेत्वा अस्मिम पठबिभष्डले 
--अंगुत्तर निकाय । 
हम पहले ही देख चुके हैं कि कलिंग के युद्ध ने मगध तथा भारत के इति- 
हास में एक नये युग का सूत्रपात किया है । अपने शासन के प्रारश्भिक १३ वर्षों 
तक अज्ोक ने अपने पूर्वजों, यथा बिन्दुसार, महापद्म तथा चदन्द्रगुप्त की नीति 
का ही अनुसरण किया । इसके शासन में भी आरम्भ में देशों को जीतने, अपने 
राज्य में मिलाने तथा विद्रोहों के दमन का सिलसिला चलता रहा । किन्तु, कलिग 
के युद्ध ने नया पट-परिवर्त्न किया । इस नये युग में वस्मकार और कौटिल्य 
का राजदर्शन अधिक दिनों तक जीवित न रह सका और देश की राजनीति 
शाक्य ऋषि के उपदेशों से अनुशासित होने लगी । उक्त नये पट-परिवत्तन के 
बारे में कुछ भी कहने के पूर्व तत्कालीन भारत की घामिक तथा सामाजिक 
परिस्थितियों के पूर्वपट एक दृष्टि डाल लेता जरूरी है । 
अशोक के समय में भारत की जनता विभिन्न सम्प्रदायों में विभक्‍त थी । 
मुख्य-मुख्य सम्प्रदाय इस प्रकार थे--- 
१. रूढ़िवादी देवपूजक ।' 


१. मौर्य-काल में पूजे जाने वाले देवताओ में पतंजलि ने मुख्य रूप से शिव, 
सस्‍्कन्द तथा विश्ञाख का उल्लेख किया है । 


मौय॑-साम्राज्य : धम्म-विजय का युग और उसका हास २८५ 


२. आजीविक या गोसाल मंखलिपुत्त के अनुयायी ।' 


३. निर्ग्रन्थ या जैन, ये लोग निगरठ नाटपुत्त के अनुयायी थे । निगरठ नाट- 
पुत्त को महावीर या वद्ध मान भी कहा जाता है । 


४. शाक्यमुनि गौतम बुद्ध के अनुयायी । 
५. दूसरे सम्प्रदाय, जिनका उल्लेख सातथे स्तम्भ-अभिलेख में मिलता है। 


भारत के तत्कालीन समाज के बारे में चतुर्थ अभिलेख में निम्न विवरण 
मिलता है--“बहुत पहिले से या कई सौ वर्च पूर्व से पशुबलि में वृद्धि थी । सम्ब- 
स्थियों, कराह्यरयों तथा साधुओं के साथ भी अप्रत्याशित व्यवहार किया जाता था | 
राजा लोग कहने के लिए तो विहार-यात्राओं पर निकलते थे, किन्तु इन यात्राओं 
के दौरान उनकी आसख़ेट-क्रीड़ाये तथा अन्य प्रकार के मनोरंजन सम्पन्न होते थे । 


१. मंखलिपुत्त नामक गुरु का जन्म सावत्थी या श्रावस्ती के निकट सरवण 
में हुआ था । जैन-ग्रन्थकार इस ग्रृ८ को अकुलीन परिवार तथा निक्ृष्ट चरित्र 
का मानते हैं। बौद्ध-ग्रन्यकार भी इसके अनकूल नहीं लिखते । वस्तुतः वह छठी 
शताब्दी ईसापूर्व का एक प्रमुख सोफ़िस्ट तथा महावीर का सहयोगी था। 
समण्णफल युत्त में 'आजीविक' ने कहा है कि किसी भी चीज़ की प्राप्ति मानवी 
प्रयास पर ही नहीं निर्भर करती । कोई भी शक्ति ऐसी तहीं है। सभी जीव 
नियति वो आश्रित है ( 70602 तु #8 फाब्ब॑ईाध, हैं, 9. 7; फ्रै्ष७७, 
५ (ए#क, 920, 9. 9) । दिव्यावदान के अनुसार एक “आजीव प्रि- 
सातजक' बिन्दुसार का ज्योतिषी था ( 00. 370 ( ) | बारहवी शताब्दी के एक 
शिलालेख में आजीविकों पर टैक्स का उल्लेख मिलता है। शिलालेख में यह 
भी कहा गया है कि उस काल में भी दक्षिण भारत में आजीबिक होते थे 
(5९९ 30 2, 4.., ऐब्रक्रश्ा) 7॥8 4[2०४:०४) । 

२. देखिये, बिन्दुसार के साथ अजातशतन्र्‌ का व्यवहार, विह्डृड्भ द्वारा 
शाक्‍यों की हत्या, पिडोल के प्रति उदयन की निर्दयता तथा नन्दों द्वारा चाणक्य 
के प्रति दुव्यवहार । 

हें, व0पा5 ० ?९४5०7९, (/, कौठिल्य, 9. 332; महभारता,&५. 
।. 8. 

विहारयाज्ासु पुनः कुदराजो युक्चिष्ठिरः 
सर्वान, कामान, महातेशाः प्रददाव-अम्बिकासुते । 


२८६ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


लोग बीमार होने पर तरह-तरह की मनौतियाँ मनाया करते थे ।' पुत्रों द 
पुत्रियों के विवाह, बच्चों के जन्म तथा यात्राओं के पूर्व लोग कुछ न कुछ मंगल- 
आयोजन (उत्सव के रूप में) किया करते थे ।' औरतें तरह-तरह के व्रत, पूजा 
तथा त्योहार मनाती थीं, जिनमें से अनेक निरर्थक और सारद्ीन होते थे ।* 


अभिलेखों के अनुसार उस समय ब्राह्मण, कैवत्त (केवट भोग) और श्रमण, 
भिक्षु और भिक्षुणी-संघ तथा वर्ण और आश्रमों की व्यवस्थायें व्यापक रूप से 
प्रचलित थीं। गुलामों तथा श्रम करने वाले वर्ग को स्थिति कुछ अर्थों में कोई 
बहुत अच्छी नही थी । स्त्रियाँ परदे में रहती थीं। बहुविवाह-प्रथा चालू थी । 
शाही जनानखानों की महिलाओं के लिए विशेष पहरेदार (स्त्री-अध्यक्ष) होते 
थे । हम आगे चलकर यह भी देखेंगे कि एक विशेष प्रकार के समाज तथा 
कुछ त्याज्य कुरीतियों के अलावा, अशोक की राजनीति सफल रही; और 
मुख्यतया आंति की ही रही, किसी प्रकार के क्रान्तिकारी परिवत्त त की नहीं । 


अशोक का पध्म-परिवत्तंन 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि अपने पूर्वजों की तरह अशोक भी देवताओं 

तथा क्षाहणों के प्रति निष्ठावान्‌ था। यदि कल्हण के 'कश्मीर-क्रॉनिकल' 
भर विश्वास किया गया तो अशोक के इष्ट देवता भगवान्‌ शिव थे । सम्राट 
अद्योक की नरबलि या पशुबलि में जरा भी रुचि नहीं थी। इसके पूर्व उसके 
भोजनालय में नित्य स्वादिष्ट खाद्य तैयार करने के लिए पश्ुओं की हत्या की 
जाती थी | कलिग के युद्ध में भारी पैमाने पर नर-संहार की बात हम ऊपर 
ही पढ़ चुके है। उस महायुद्ध के विषाद एवं रक्‍्तपूर्णा दृश्य से सम्राट द्रवित हो गया 
और उसके हृदय में 'अनुशोचन”, अर्थात्‌ घृणा, शोक एवं पशचत्ताप की भाव- 
नाएँ पैदा हो गई । इसी समय वह बौद्धधर्म की शिक्षाओं से भी प्रभावित 

१, #. छा 7, एगा।., 

२. मंगल-उत्सवों के हेतु देखयि जातक न० 87 तथा 63 (हत्थिमंगल); 
हर्षवरित, वत (9. 27 ण॑ ?273० ४ एताप्र००, 98) । 

३. आवाह” और 'विवाह' के लिये देखिये महाभारत, ५ 4. 4; 
कौटिल्य, ७॥, !5, 

४, ए, एकल 5. 


मौर्य-साम्राज्य : धम्म-विजय का युग और उसका हात रघ७ 


हुआ । हमने तेरहवें अभिलेख में पढ़ा है कि कलिंग के साम्राज्य में मिला लिये 
जाने के बाद सम्राट ने क़ानुनों का कड़ाई से पालन आरम्भ कर दिया | इस 
दिशा में उसने 'धर्मशीलन', 'धर्मकमत' ( क़ानून के प्रति आस्था ) तथा धर्मन- 
शस्ति' का पालन आरम्भ किया ।' 


यद्यपि अशोक ने बौद्धधर्म ग्रहण कर लिया, किन्तु वह देवताओं ब ब्राह्मगों 
का कभी भी विरोधी नही था ।' अन्त समय तक उसने अपने को 'देवानांपिय'--- 





१. महावंश के उल्लेख के अनुसार कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 
अज्ञोक का धर्म-परिवत्तत कलिंग-युद्ध के पूर्व ही हो गया था। यह भी हो 
सकता है कि युद्ध के पूर्व अशोक बुद्ध का एक साधारण उपासक रहा हो, और 
बाद में उसकी धर्म के प्रति तीत्र आस्था हो गई हो। किन्तु, इस सम्बन्ध में 
दूसरे सिद्धान्त के प्रतिपादकों का कहना है कि यदि युद्ध के पूर्व अशोक बौद्ध 
हो गया होता तो यह नया बौद्ध कलिड्ु के युद्ध में, जहाँ कि असंख्य लोग मारे 
गये, अपने का न फेंसाता । कतिपय अभिलेखों में अशोक को कलिज्ल के यूद्ध से 
संघ' से संबद्ध कहा गया है। कलिज्ज-युद्ध के बाद तो धर्म में उसकी आस्था 
और प्रशाढ़ हो गई। इन अभिलेखों में 'ततो पछा अधुना' का उल्लेख आया 
है । पत्ता और 'अधुना' के प्रयोग से स्पष्ट है कि कलिज्ु-युद्ध तथा उसके 
धघर्म-परिवर्तन में थोड़े ही समय का अन्तर था। माइनर एडिक्ट्स तथा छठे 
. स्तम्भ-अभिलेख से पता चलता है कि अशोक के राज्यारोहण के १२ वर्ष के 
बाद तथा उपासक होने के २६ वर्ष से राजाज्ञायें धर्मप्रधान होने लगी थी। 
इससे सिद्ध होता है कि अशोक का धर्म-परिवरत्त न राज्याभिषेक के ६३ वर्ष बाद 
तथा कलिज्जु-युद्ध के १३ वर्ष के बाद हुआ । 

२. शाक्य (रूपनाथ ), बुद्ध शक्य (मस्की ), उपासक (सहस्रामु)--8०९, 
झणाएइटआ, 6, 9, शाीए, देखिये कल्हण, राजतरंगिणी 7. 302 8. 
अशोक निःसन्देह एक बौद्ध था, भाज्र अभिलेख से इसकी पृष्टि होती है। 
अशोक, बुद्ध को भगवत' कहता था। अशोक ने बुद्ध की जन्मभूमि तथा उनकी 
तपोभूमि की तीर्थयात्रा भी की थी । अशोक का कहना था कि बुद्ध ने जो कुछ 
कहा है, ठीक ही कहा है।............... अशोक सदा “विनय-समुल्कर्ष”' का 
उपदेशक था । 


शेष प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


देवताओं का प्रिय--कहलाने में गर्व का अनुभव किया । उससे ब्राह्मणों के साथ 
किये गये अत्याचारों को अनुचित बतलाया और उनके साथ उदारता का व्यव- 
हार करने की शिक्षा दी । वह बड़ा ही सहिष्णु था। सम्राट्‌ सभी सम्प्रदाय के 
लोगों का सम्मान करता था। उसने आत्मपासराइ-पूजा' (अपने ही सम्प्र- 
दाय का सम्मान) के सिद्धान्त को मानने से इनक़ार कर दिया--विशेष कर 
जब उससे दूसरे सम्प्रदाय की अवहेलना करने को कहा गया। उसने अपने 
को “आजीविक' साधुओं को समर्पित कर अपनी ईमानदारी सिद्ध की। वह 
देवों, ब्राह्मणों तथा वर्शाश्रम व्यवस्था का नहीं, वरन्‌ नर-संहार, उत्सवों की 
भीड़-भाड़, मित्रों व परिचितों के साथ दुर्व्यवहार का विरोधी था । वह साथियों, 
सम्बन्धियों, गुलामों, नौकरों, आदि के प्रति अनुद्वारता का भी कट्टर विरोधी 
था । वह नहीं चाहता था कि पशुबलि आदि करके अश्लील, निरर्थक तथा 
उत्त जना-मूलक समारोह मनाये जाये । 


परराष्ट्र-नौति में परिवत्तंन 


अशोक के धर्म-परिवत्तन का प्रभाव उसकी विदेश-नीति पर भी पड़ा । 
राजा ने घोषणा की कि कलिंग के युद्ध में जितने लोगों की हत्यायें हुई हैं, या 
जो क़ंद कर लिये गये है, यदि उसका सौबाँ या हजारवाँ भाग भी अब मारा 
गया या क़ैद किया गया तो यह सम्राट के लिए खेद का विषय होगा। यदि 
किसी के साथ भी किसी तरह की ज्यादती होती है तो राजा यथासम्भव 
उसकी सहायता करेगा और उसे आश्रय देगा । कलिंग के प्रथम अभिलेख में 
अशोक ने अपनी इच्छा प्रकट की है कि साम्राज्य की सीमा पर अभी जो “अन्ता- 
अविजित' ( स्वाधीन जातियाँ ) हैं. उन्हें भयभीत नहीं होना चाहिये | उन 
पर विश्वास किया जाना चाहिये। उनको दुःख नहों, वरन्‌ सुख दिया जाना 
चाहिये । सम्राट्‌ के दृष्टिकोश से सत्य की जीत (धम्म-विजय) सबसे बड़ी जीत 
है। चतुर्थ अभिलेख में सम्राट ने बड़ी प्रसन्नता से कहा है कि “नगाड़े की 
प्रतिध्वनि (भेरी-घोष) अब कानून की प्रतिध्वति (धर्म-घोष) के रूप में बदल 
गई है।” पर, उसने जो कुछ किया, उससे ही वह सन्तुष्ट न हो सका । उसने 
अपने पुत्रों, पौत्रों आदि से भी युद्धों था विजयों से बिरत रहने को कहा ( पूत्र 
पपोत्न मे असु सवम्‌ विजयम्‌ मे विजेतवियम्‌ ) । यहाँ पर हम देखते हैं कि लड़ा- 
इयों या जीतों ( दिग्विजय ) की पुरानी नीति छोड़ दी गई और '“धम्म-विजय' 


मौर्य-सान्राज्य : धस्म-विजय का युग और उसका हास २८६ 


की नीति अपनाई गई।' अशोक का गह नीति-परिवर्त्तन उसकी मृत्यु के झद 
पूर्णरूपेण प्रकाश में आया, या उसके राज्याभिषेक के २७वें वर्ष में उसकी 
नई नीति से स्पष्ट हो सका। बिन्दुसार से लेकर कलिंग के थुद्ध तक मगध- 
साम्राज्य के विकास का युग था। मगध दक्षिणी बिहार में एक छोटा-सा राज्य 
था और बाद में उसकी सीमाएं बढ़कर हिन्दुकुश पर्वत और तमिल देझ्ष को 
स्पर्श करने लगी थीं। करलिंग के युद्ध के बाद एक स्थिरता का युग आया, जिसके 
अस्त में पुन: पट-परिवर्तन हुआ । धीरे-धीरे साम्राज्य का पतन आरम्भ हुआ 
और वहू पुनः उसी स्थिति में पहुँच गया, जहाँ से बिन्दुसार और उनके उत्तरा- 
घिकारियों ते उसे आगे बढ़ाया था । 

अपने रिद्धान्तों के प्रति पूर्णा निष्ठाबान होने के कारण उसने सीमावर्त्ती 
प्रदेशों ( प्रचन्त, अन्त,सामंत तथा सामीप ) को अर्थात्‌ चोल, पांडय, सतिय- 
पुत्र, केरलपुत्र, तम्बपन्नि ( लंका ) और अन्‍न्तियकों योनराज के राज्यों को 
अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास नहीं किया | अन्तियको योनराज को 
सीरिया (पश्चिम एशिया) का राजा एन्टिओकोस-द्वितीय थियोस मानता गया 
है । इसके विपरीत अश्ोक इन राज्यों से मैन्नी-सम्बन्ध ही बताये रहा । 

चोल देश में त्रिचतापलली और तंजोर के जिले शामित्र थे। इस देश से 
होकर कावेरी नदी बहती थी । एक दक्षिण भारतीय शिलालेख में कहा गया है 


कि एक बार शिव ने पललव-बंश के महेन्द्रवर्मन-प्रथम से प्रश्न किया कि 


१, अज्षोक के अनुसार राजनीति या तलवार की नहीं, वरन_ सत्य की बिजय 
ही वास्तविक 'धम्म-विजय' कही जाती चाहिए (70/602४6 0 #76 2४4४॥, 
वा, 9. 59) | महाभारत में वर्णित विजय की कल्पना कुछ और है (महाभारत, 
59, 38-39); हरिवंश (!, 4 2); कौटिल्य (9. 382) और रघुवंश (9. 
49) । एरियन के अनुप्तार भारतीय राजा न्याय-बुद्धि के कारण भारत की 
सीमाओं से आगे नहीं बढ़ते थे (0208. /707. 7#४., 7. 352]) । मेगास्थनीज़ ने 
भी ऐसा ही मत प्रकट किया है | यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि 'धम्म- 
विजय' के समर्थक चक्रवर्त्ती सम्राट की राजधानी सारनाथ का मुख्य राजचिह्न 
'बक्र तथा चिंचाड़ता सिह' उसकी महत्ता का प्रतीक है (९ »४४० रामायण, 
पर. 70, 36: याबदावत्तते चक्रम्‌ ताबती में बसुनच्चधरा, 70, #४७. -4, 
9. 479 0 । 
२, सिप्रापणडल, 577, ५७० , ७. 349 
१६ 


२६० प्राचीन भारत का राजनंतिक इतिहास 


“धरती के एक मंदिर में खड़ा होकर समस्त चोल देश या कावेरी नदी की शक्ति 
का अवलोकन करना, कया यह सम्भव है ?' 


जब चालुक्य-वंश के पुलकेसिन-द्वितीय ने चोलों को जीतने का प्रयास किया 
तो कावेरी की लहरों ने आक्रामक के मार्ग में बाधा खड़ी कर दी। चोल प्रदेश 
की राजधानी उरइयूर (संस्कृत में उर्गपुर) या पुरानी त्रिचनापल्‍ली थी। इस 
देश का प्रमुख बन्दरगाह कावेरी के उत्तरी तट पर स्थित था, जिसका नाम 
काविरीपट्टिनम या पुगार था ।_ 


आजकल के मदुरा और तिलवेली जिला ही सम्भवतः उस समय का 
पाएड्य देश था । त्रिवांकुर कोचीन राज्य के रामनाडइ का कुछ दक्षिणी हिस्सा 
भी इस राज्य में था। पाणइय की राजधानी, कोलकई और मदुरा ( दक्षिणी 
मथुरा ) में थी। इस देश से होकर ताम्रपर्णी और कृतमाला या वैगई नदियाँ 
बहती थीं। कात्यायन ने 'पाशइ्र' शब्द से ही 'पारइय' शब्द की उत्पत्ति माना है । 
महाभारत तथा कुछ अन्य जातकों में पाणइवों को हन्द्रप्रस्थ का राजवंश कहा गया 
है । इतिहासकार तोलेमी के अनुसार 'पाण्डवी' नाम का देश पंजाब में था । 
इसमें कोई शक़ नहीं कि उत्तरी भारत में 'पारणडु' नाम का एक राजवंश था । 
'पागइय' और 'पाणड्र' के बीच कुछ सम्बन्ध था, इस बात की पुष्टि इस तथ्य से 


१. सोरस (चोल) तथा इसके मुख्य शासक के बारे में एलियन का उल्लेख 
है--- “जब यूक्राटीड्स बैक्ट्रियनों पर शासन करते थे, उस समय एक नगर में 
सोरस नामक एक राजा राज्य करता था । नगर का नाम पेरिमुदा (पीरूमल का 
शहर) था । इसमे वे मछुए रहते थे, जो प्रात:ःकाल नौका और जाल लेकर शिकार 


को निकल जाते थे। उर्गपुर के लिए चोलिक विषय (/%., 7॥8., >. 03) 
देशिए । 

२. चोल राज्य तथा अन्य तमिल राज्यों के लिये देखिये--(./४7, ४०. 4, 
(0. 24; &7्राफ, 27477 (४, जए]; कनक सभाई पिल्‍ले, 7 छा, 778 श॥॥ 
सग्रावीट्व 2०्दा5. .6०; कुंष्णस्वामी आयंगर, 266#परा।हू. शु[ ॥6 30॥//# 
उखर्बादा उी599 बाब सजहांशा खंडवा; के० ए० नीलकंठ शास्त्री, 7#6 रक4)वाः 
सी कारव०१, ॥॥0 ()0/45 ९८, 

३. मैं डॉक्टर बरआ ( 7#6%8४0॥ थी 6०६०, ॥4, 945, 9. 232 ) 
के मत से सहमत नहीं हूँ कि युधिष्ठिर का बंश, जो कुरु प्रदेश के इच्द्रप्रस्थ पर 
शासनारूढ़ रहा, उसका पार के बड़े पुत्र से कोई सम्बन्ध नही है। 


मौर्म-साम्राज्य : धम्म-विजय का युग और उसका ह्वास २६१ 


भी हो जातो है कि उत्तर भारत के शुरसेन राज्य का नगर 'मथुरा' तथा 
'पारड्य' की राजधानी मदुरा' के नामों में काफ़ी समानता है । मथुरा के राज- 
वंश ( शुरसेन ) और इच्द्रशरस्थ के पाराड' नामक राजवंश के बीच वैवाहिक 
सम्बन्ध थे और दोनों में काफ़ी धनिष्ठता थी । हेराक्लीज़ और पराडैया के बारे में 
भेगास्थनीज ने जो कुछ लिखा है उससे भी पाराडु, श्रशेन तथा पाणड्य बंद के 
पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में कुछ संकेत मिलता है।' 

श्री वेंकटेश्वरैयर के मतानुसार, 'सत्यब्रत-क्षेत्र” या काँचीपुर ही पुराना 
सतियपुत्र प्रदेश था। किन्तु, डॉक्टर आयंगर के अनुसार काँचीपुर नगर को 
ही सत्यत्रत-क्षेत्र कहा जाता था, न कि समूचे देश को। और एक बात यह 
है कि 'ब्रत' शब्द 'क्षेत्र' में नहीं बदल सकता । डॉक्टर आयंगर डॉ० भंडारकर 
के विचार से सहमत हैं और सतपुत ( ४०५पा८ ) तथा संतियपुत्र के नाम में 
समानता मानते हैं। इनके मतानुसार मलाबार के तुलु और नायर जैसे मातृ- 
प्रधान परिवारों की जातियों का ही सामूहिक नाम स्तियपृत्र है।' डॉक्टर 
स्मिथ के अनुसार कोयम्बहूर के सत्यमंगलम लोग ही प्राचीन सतियपुत्र के 
आज प्रतिनिधि बचे हैं। श्री टी० एन० सुब्रामशियम" का कहना है कि कोंगु- 
नाडु प्रदेश कोशर लोगों के शासन में था। ये लोग बड़े हो सत्यप्रिय होते थे । 
श्री के जी० शेष अय्यर' के अनुसार सतियपुत्र तथा अतियमान का प्राय: एक 
ही अर्थ है। यह कुटीरैमलाई का प्रधान था और राजधानी तकट्डर (मैसूर) 
में रहता था। श्री पी० जे० थोमा के अनुसार केरलोल्पत्ति के सत्यभूमि-दत्र 
को ही सतियपुत्र” कहते थे। आज के दक्षिण कनारा के केसरगोड सालुक़ तथा 
“ मलाबार के कुछ भाग को ही सम्भवत: 'सत्यभूमि' कहा जाता रहा ।* 


१, खबे, 48. 4877, 0. 249, 

२. 770.40, 98, 9. 4-42, 

३. 7745, 39]9; 99. 08-84. 

४. 480०, पाप ९१,, 0. 97. 

५. 7774७, 922, 86. 

६, (छह ऑकिक शी मीह वकाइबाम रीक्ा०व॑, (7-8; ( ऐि, 58880, 
4.४४, 25. 

७, 37९46 ( 923, 9. 42 ) में 8. &. 89००४९ किसी भी प्रकार 
'केरलोल्पत्ति' के शासन की उपेक्षा करने में प्रवुस हैं (॥॥४/48 (४/॥४॥४, !, 9. 


श६२ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


केरलपुत्र (केटलपुतों या केरा) कृपक (सत्य) के दक्षिणी प्रदेश को कहते 
हैं । यह प्रदेश मध्य त्रिबांकुर कोचीन ( करुनगपल्ली तालुक़ ) तक फैला हुआ 
है । इसके दक्षिण में मुषिक' का राजनीतिक साग है। इस भाग में परियार 
नदी बहुती है, जिसे अर्थशास्त्र में सम्भवतः चुरनी नदी कहा गया है। इसी 
नदी के तठ पर॒कोचीन के पास इस प्रदेश की राजधानी वाझ्डी थी। नदी के 
मुहाने पर मुजीरिस (क्रज़नूर) नाम का बन्दरगाह था । 

प्राचीन काल में लंका को पारसमुद्र' कहा जाता था। इसे ताम्रपर्णी भी 





668) । लेकिन, (60 (7906 द0#ऋ०इ4/#ाह 28 श#४#', 920, 9. 78) 
का कहना है कि महाभारत (8/. ७]) के जम्बुखण्ड' अनुभाग में मूषकों के 
साथ; और दक्षिणी जनपदों की सूची में भी सतीय (सतीरथ, सनीप) का उल्लेख 
आया है | दूसरों के विचार के लिए देखिये--/6., ८४४., ४० !], 97. 
549; 499०7 (००४, 7०, 45-47, ५१, 5. ७ का कहना है कि 'सत्तिय', 
और बृहत्संहिता (ह०. 27) और मार्कण्डेय पुराण (58, 37) के 'शान्तिक' 
एक ही हैं। प्लिनी का (3९७९! (9008, 042., 0पुंए/४, 533) भी देखिये । 

१. 77245, 928, 9- 43, 

२, 7७. 75; 6 बुक-संदेश (.५8; (6 मआह5, 94) । 

३, (९९४६ 7४8७४ ए्घण््ाएप), रायचौधरी, ॥8, 488., 09, एछ9- 
95-96; कौटिल्य के अर्थशास्त्र की टीका, (४, ऊ; रामायण, ४।, 3,2: 
लंका को 'पारे समुद्रस्य' स्थित कहा गया है । 

लॉ की 4॥दंशा उकवं४ री०४/9 ( 9. 87 9, ) पढ़ने से मुझे यह पता 
चलता है कि इस नाम का समुदाय एन० एल० डे ने भी दिया था। 'सातवाहन«- 
शालिवाहत; कताह कडारस किडारम--कन्टोली' निरुक्ति के स्थान पर 'पार- 
समुद्र ब् पैलीसिमुन्दु ( ?9९आंगरपा ते ) कम महत्त्वपूर्ण नहीं है ( 9ा- 
ल्वांपगातथ, सुवर्राद्वीप, 56, 79, 68) । 

४. लंका के अन्य नामों के लिये और चम्वर्त्ती द्वारा १९६२६ में प्रकाशित 
246६०5/#07०5 दम 4१774॥ (०, 60 ॥) देखिये । द्वीप के इतिहास के लिये देखिये 
दाह, पंहा।, ॥ब्ब., (४, ५; 7प्त0, ॥. , 97. ! 8. दीपवंश और 
महावंश के अनुसार, महाराज विजय के साथ भारतीय आर्य यहाँ आये | विजय 
बंगाल की राजकुमारी का नाती था । विजय लाल देश का राजकुमार था! 
यह राज्य गुजरात में तथा कुछ के मतानुसार राढ़ या पश्चिमी बंगाल में था। 


बानेंट के अनुसार, दोनों ग्रन्थों का सारांश विजय की कहानी में मिलता है। 
(7 (, 953, 742 8) । 


मौर्य-साज्नाज्य : धम्म-विजय का युग और उसका हास २६३ 


कहते थे | सम्राट अशोक के दूसरे तथा तेरहवें अभिलेख में ताम्रपर्णी का उल्लेख 
मिलता है। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार ताम्रपर्णी का अर्थ लंका नहीं, वरन्‌ 
तिन्नवेज्ली था। उन्होंने गिरनार-टेक्क्‍्ट का उल्लेख करते हुए कहा है कि तम्ब- 
पन्नी, देश या द्वीप के लिए नहीं, वरन्‌ नदी के लिए आया है । दूसरे अभिलेख में 
“तम्बपन्नी' शब्द पाडा के बाद नहीं, वरनु केटलपुतो के बाद आया है। केटल- 
पुतो के साथ ताम्नपर्णी नदी का नाम उतना संगत नहीं पड़ता, क्योंकि तांम्र- 
पर्णी नदी पांड्य' देश की है। इसलिए, हम ताम्रपर्णी से लंका का अर्थ समभते 
हैं। अशोक के समय में देवानांपिय तिस्स था जिसका राज्याभिषेक-काल २५० 
या २४७ ईसापूर्व के आसपास माना जाता है। 


अशोक का मैत्री-सम्बन्ध दक्षिण के तमिल देशों से ही नहीं था, वरन्‌ यूनानी 
नरेशों, जैसे सीरिया के राजा एन्टिओकोस-द्वितीय थियोस तथा पश्चिम एशिया 
के अन्य देशों से भी था। इसके अलावा मिस्र के राजा फ़िलाडेल्फ़स (२५५- 
२४७ ई०पू० ) से भी इसकी मैत्री थी। उत्तरी अफ्रीका के मग (४०७४०) राजा 
से भी अज्ञोक के सम्बन्ध थे । यह राजा २५८ ई०१०' के पहले ही मर चुका 
था। नोरिस, वेस्टरगार्ड, लैसेन, सेनार्ट तथा मार्शल के अनुसार २७२ तथा 
२५५ ई० पूृ० के बीच एपीरस में राज्य करने वाले सिकन्दर से भी उसकी 
दोस्ती थी । फिर भी बेलक और हल्टज़ संकेत करते हैं" कि तेरहवें अभिलेख 
का अलिकसूदर, कोरिन्थ का सिकन्दर तथा क्रेटेरस का लड़का कोई बहुत 
जाना-माना राजा नहीं था। यह पीरस (?५४77ए७) का लड़का तथा एपीरस 
(>आप्र5$) का सिकन्दर नहीं था। 


यद्यपि अशोक अपने पड़ोसी राज्यों की भूमि पर कब्जा नहीं करता था 
तो भी समय-समय पर उन्हें सलाह देता था कि वे अपने यहाँ अमुक-अमुक 


१. 36०८, पगंएत0 ४०., 9. !62. 

२. ऐसे लोग जो ताम्रपर्णी नदी की घाटी में किसी राज्य के बारे में उल्लेख 
देखना चाहते हैं, उन्हें मौर्य-काल में ऐसे राज्य के अस्तित्व को सिद्ध भी करना 
होगा, और उसी ढंग से स्पष्टीकरण करना होगा जैसा कि द्वितीय अभिलेख में 
दिया गया है । - 

३. प0, 4॥8820॥6 ००४०/65, 0. 449 ६. 

४, शै4णद्ालाए ए॒ उदार, 4, 28 7, 

५, 3845, 94, 799. 949, हैं; ह5., व ७8४०, >एऊं, 


२६४ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


संस्थाएँ खोलें । दूसरे शब्दों में यही उसकी आध्यात्मिक विजय का भी तात्पर्य 
था। आध्यात्मिक विजय को ही अज्योक 'धम्म-विजय' मानता था । 

“मेरे पड़ोसियों को भी यही पाठ पढ़ना चाहिये |” 

“साम्राज्य के पडोसियों--चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केंटलपुत्र, ताम्रपर्णी 
तथा एन्टिओकोस तथा उसके पड़ोसी सभी राज्यों में महामहिम सम्राट की 
इच्छानुसार ही धार्मिक व्यवस्थाएं होती थीं ।' 


तेरहवें अभिलेख में अशोक ते घोषणा की है--'सम्राट्‌ के साम्राज्य में 
सर्वत्र दया के विधान की विजय व्याप्त है। इसके अलावा साम्राज्य के जिन सभी 
पड़ोसी देशों (६ सौ लीग दूर तक) में एल्टिओकोस तथा अन्य राजागण रहते 
हैं बहाँ भी यही क़ानून है । इतना ही नही, जहाँ सम्राद्‌ के दूत भी नहीं पहुँच 
सके है, वहाँ भी सम्राट्‌ की दयालुता के क़ाबून की आज्ञाओं के आधार पर ही 
व्यवहार किया जाता है ।” निस्सन्देह बौद्धधर्म पश्चिमी सीमा तक पहुँच गया 
था और लोग प्रभावित हुए थे।' किस्तु, यूनानी लोग अहिसा से अधिक प्रभा- 
घित नहीं हुए थे। जब अशोक ने शस्त्र-त्याग कर दिया तो एक बार पुनः 
यवन लोग क़ाबुल की घाटी में घुस आये थे। उन्होंने पंजाब अथवा मध्यदेश 
तक पहुँच कर सभी प्रदेश को असमंजस की स्थिति में डाल दिया | दक्षिण की 
धार्मिक यात्राएँ अधिक सफल रहों। यद्यपि सिहली क्रॉनिकल में तमिल तथा 
यबन भ्रदेणों में भेजे गये दूतो' का उल्लेख नहीं है तो भी लंका तथा सुबन्न- 


१, 0, 7९, ४.त८। | 

२. यहाँ हमारा तात्पय उन देशों ले है, जहाँ महावंश के अनुसार सम्राट 
के प्रतिनिधि गये थे । ऐस देशो में सुबन्नभमि' भी है । 

रे, डिप00 शा ए १४७५६७वा 2 भे७ 566९ डि6€2, ७7-॥४-, 7, 378 
4|०९घां, 9. 2;. 77.6, 943, 76; 7९ (फंबती6, 4#6'0्कां 
बवींद 68 /266786व 79॥ (//घ57०व/ जाहषदाबा०, 9, ) 85; 2.04, अवैध! 
शा 8769, ४०. वा, फ़, 3,450 ॥ €। उम्रक्त, कमा, 4 
00., 97; #पणलाहु870७,. ६8॥5,, 42#क्षाएाव#दर्धत.. 09॥प्राधाधवा) 
[067९0 

४. कश्मीर, गान्धार और हिमालय के साथ योन का भी नाम आया है । 


(6४०८, ४2) । यह योन प्रदेश सम्भवत: काबुल की घाटी में था | अक्षोक के 
शिलालेखों में यह नाम कम्बोज और गान्धार के साथ आया है। [,०ए०॥ 7९ 


मौर्य-साम्राज्य : धम्म-विजय 'का युग और उसका हास २६१५ 


भूमि (दक्षिणी वर्मा और सुमात्रा) को भेजे गये प्रतिनिधियों के नाम हैं । लंका 
भेजे गये प्रतिनिधियों का नेतृत्व राजकुमार महेन्द्र ने किया और वह देवनाॉपिय 
तिस्‍्स तथा उसकी प्रजा का धर्म-परिवर्त्तन करने में क्रामयाब रहा । अभी तक 
प्राप्त अभिलेखों में सुबन्नभूमि का कोई स्पप्ट उल्लेख नहीं मिलता । 
आप्तरिक नीति में परिवत्तन 

कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक के धर्म-परिवर्त्तव का प्रभाव केवल उसकी 
परराष्ट्रनीति पर ही नहीं, वरन्‌ घरेलू नीति पर भी पड़ा | चौथे अभिलेख 
तथा कलिंग-अभिलेख के अनुसार सम्राट्‌ की दृष्टि से समाज में निम्न दोष 
थे--- 

१. जीवित पशुओं का बलिदान (आरथ्भो) 

२. प्रारिणयों में प्रतिहिसा (विहिसा) 

३. बन्धु-बान्धवों के प्रति दुर्व्यवहार (असम्प्रतिपति) 

४. ब्राह्मणों तथा साधुओं के प्रति दुरब्यबहार, तथा 

५ विभिन्‍न प्रान्तों में कुशासन 

प्रथम अभिलेख के अनुसार अशोक केवल पशुओं के बलिदान को ही नही, 
वरन्‌ राजाओं तथा सम्राटों' द्वारा मनाये जाने वाले कुछ उत्सवों का भी विरोधी 
था। ऐसा उल्लेख हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है। डॉक्टर स्मिथ 
के अनुसार ऐसे उत्सव दो प्रकार के होते थे --एक जिनमें जानवरों की लड़ाई, 
सुरापान तथा मांस-भक्षण होता था। अशोक इस प्रकार के उत्सवों को बुरा 
समभता था । दूसरे वे जो आधे धामिक और आधे कलात्मक होते थे । ऐसे 
आयोजन प्रायः सरस्वती के मन्दिर में भी किये जाते थे और अशोक के सिद्धान्तों 
के उतने प्रतिकूल नही पड़ते थे । डॉक्टर थॉमस' के अनुसार खुले स्थानों या 
४४०१० के उल्लेख की भी एकदम उपेक्षा नहीं की जा सकती । अशोक-युग के 
धर्मप्रचार-कार्य में दक्षिणी प्रदेशों का भी ताम आया है । ये प्रदेश महिषमरडल, 
वनवास ( कनारा क्षेत्र में ), अपरान्तक ( पश्चिमी तट ) तथा महारद्ठ 
( महाराष्ट्र ) हैं । 

१, मगध और पड़ोस के उत्सवों के लिये बिनय (4४. 207) तथा महावस्तु 
(44, 97 और 383) देखिये । 

२. ४, 45. 

३. 7704७, 944, 79. 392 मं. 


२६६ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


प्रेक्षायुद्दों (स्टेडियम या आडोटोरियम) में आयोजित खेलकूद के आयोजनों या 
प्रतियोगिताओं की उस समय मनाही थीं। महाभारत के विराट-पर्व में इन 
आयोजनों के बारे में लिखा है-- 


ये चर केचिन्नियोत्सयन्ति समाजेषु नियोधका: । 
“बे प्रतियोगी जो ऐसे उत्सवों में कुश्ती में भाग लेते हैं ।'' 


तत्रमहलाः समाप तुर्दि ग्ध्यो राजन संहत्न सः 
समाजे ब्राह्मणो राजन, तथा पशुपतेडंपि 
महाकाया: महावीर्या: कालकंणा इबासुरा:।' 


है राजन्‌ ! वहाँ ब्राह्मण तथा पशुपति (शिव) के सम्मान में आयोजित 
उत्सव में विभिन्‍न स्थानों से हज्ञारों की संख्या में मलल लोग ( पहलवान ) आये 
थे । बे कालकंजा के समान विशाल शरीर तथा प्रभूत शक्ति वाले थे ।”' 


सबसे सादा उत्सव सरस्वती के मन्दिरों में सम्पन्न होता था। इसका 
उल्लेख वात्स्थायन के कामसूत्र में है (पक्षस्य मासस्य वा प्रज्ञाते5हनि सरस्वत्या 
भवने नियुकक्‍तानां नित्यम्‌ स्माजा: ) । हल्ट्‌ ज्ञ' के अनुसार अभिनय-प्रदर्शन 
भादि के उत्सव सादे उत्सव थे । 


सम्राट अशोक जिन उपर्युक्त उत्सवों को नापसन्द करता था, उन्हें समाप्त 
कर देना चाहता था । इसके साथ-साथ अशोक प्रजाजनों की इतनी नेतिक और 
भौतिक उन्‍नति चाहता था कि मनुष्य देवत्व को प्राप्त हो जाय । वह चाहता 
था कि यदि प्रजाजन इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति कर 
लेंगे तो बहू उनके ऋण से मुक्त हो जायेगा । उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के निमित्त 
प्रयोग में लाये जाने वाले साधन चार बर्गों में विभाजित थे-- 


१. बिराट, 2.7. 

२. बिराट, 3, 5-6. 

३. देखिये 70, !928, मात्र, !!2 8. 

४. ( शाप्र०7 २००८ 7:0८६ ।, हरिवंश पुराण में एक ऐसे देश का 
उल्लेख है जिसमें देवता और मतृष्य साथ-साथ रहते थे (भविष्य पर्व, (४, 
32.-- देबतातां मनुष्यानां सहवासो$भवत्तदा ।') हल्दूज्ज ने चतुर्थ अभिलेख के 
'देव' तथा 'दिव्यानि-रूपारिश' की तुलना की है । 


मौर्य-साम्राज्य : धम्म-विजय का युग और उसका हास २६७ 


१. प्रशासकीय सुधार 

२. धामिक सिद्धास्तों का प्रचार 

३. दयालुता के कार्य (मनुष्यों तथा जीवों का कल्यारा) 

४. धामिक सहिष्णुता तथा बौद्ध-मठों में अनुशासन । 

(१) प्रशासकोय सुधार--सर्वप्रथम, अशोक ने युत, राजूक, प्रादेशिक तथा 
महामात्रों के त्रिवर्षीप तथा पंचवर्षीय अनुसम्यान (सरकिट) की स्थापना की । 
जायसवाल तथा डॉक्टर स्मिथ” के अनुसार राजूक और प्रादेशिक से लेकर 
युतों तक समस्त प्रशासकीय स्टाफ़ एक साथ हर पांचवें वर्ष सरकिट में नहीं 
जा पाता था। इन लोगों ने इसे इस रूप में ग्रहण किया है कि प्रशासकीय 
कार्यकर्ताओं का एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र में स्थानान्तरणा सदा ही होता रहता था । 
किन्तु, विविध ग्रन्थों में यह कहों नहीं मिलता कि सभी अधिकारियों को सरकिट 
में एक साथ कार्य करने की आवश्यकता कभी पड़ी । अधिकारियों की पंचवर्षीय 
सरकिट प्रायः प्रचार-कार्यों के लिए गठित होती थी। महामात्रों के सरकिट का 
उद्देश्य होता था कि न्याय-प्रशासन अथवा सुसंचालन की देखरेख कि कहीं कोई 
अधिकारी किसी को जबरदस्ती और अनायास ही बन्दी बनाकर प्रताड़ित तो 
नहीं करता; इसके अतिरिक्त कलिग, उज्जैन तथा तक्षशिला में कोई किसी 
को सताता तो नहीं ? यह देखना भी सरक्तिट का ही काम था। 


दूसरे, अशोक ने कुछ नये ओहदे भी क़रायम किये। उदाहरणार्थ, धर्ममहा- 
मात्र तथा धर्मयुत । धर्ममहामात्रों पर ब्राह्मणों, यवनों, कम्बोजों गान्यारों, 
-« रिस्टिकों तथा अपरान्तकों की रक्षा का भार होता था । 
भृत्यों और स्वामियों, ब्राह्मणों ओर धनिकों', बुडढों और असहायों को ये 


१ ॥8#००, 370. ९्ताप्ण, 9, 64; १४०. 4. #ऋ्‌, छ56९ (770, 
]933, 8!) ने 'अनुसम्यान' को एक दरबार माना है। किन्तु, महाभारत 
(2,29) में 'पुरयतीर्थसम्यानम्‌' के उल्लेख से लगता है कि इस सम्बन्ध में कर्न 
और बुहलर की उक्तियाँ निरापद हैं (5६७ 850, ऐद्घाप8, 46/%6 266 ह॥ 
४०८० 2726, 93 8.) । 

२, धम्मयुत' हो सकता है कोई सरकारी पद न हो। इसका अर्थ केबल 
धर्म में आस्थावानु' भी हो सकता है (€/. झगब्ापंडाइशा, 450००, 20 
€वं,, 99. 3, 343.) | 


३ यहाँ हमें यह भी उल्लेख मिलता है कि उस समय समाज चार वर्णो-- 
ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र-में विभाजित था । 


श्ष्८ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


लोग सांसारिक कष्टों, यातनाओं व चिन्ताओं से मुक्त रखने के कार्य करते थे और 
मुक़दमों की पुनःसुनवाई तथा दी गई सज्ञाओं को कम करने का भी काम करते थे । 
ये उत्तेजना, उद्देश्य तथा पारिवारिक स्थिति को देखकर प्राणदरड तक को घटा 
सकते थे और पाटलिपुत्र, उसके बाहर, दूर के राज्यों, तथा राजवंश के परि- 
बारों में, सर्वत्र रहते थे । इस प्रकार धर्ममहामात्र लोग साम्राज्य में मिलाये 
गये (विजित) तथा साम्राज्य के बाहर (पृथ्वी) भी फैले रहते थे । इसके विपरीत 
धर्मयुत लोग केवल क़ानूनी कार्यों तक ही अपने को सीमित रखते थे। सीमा- 
वर्त्तो देशों की देखरेख “आवुतिक' लोग करते थे । 


सम्राट हमेशा प्रजाजनों के सुख-दुःख को जाने के लिए आतुर रहता था । 
वह विशेष रूप से मह्यमात्रों के कार्यों को जानना चाहता था जिस पर कि उसकी 
इच्छाओं की पूर्ति निर्भर करती थी । इसलिए उसने पटिवेदकों या संवाददाताओं 
को बन्द रखा था कि जब कभी भी महामात्रों की परिषद्‌ में कोई संकट, मत- 
भेद या कार्य-स्थगन हो जाय, तो मुझे अविलम्ब सूचना दी जाय । 


कलिग-अभिलेख तथा छुठवे अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अशोक महा- 
मात्रों पर सदैव अपनी निगाह रखता था । नगरों के न्‍्याय-विभाग में कार्य 
करने वाले महामात्रों पर तो उसकी विशेष हृष्टि रहती थी, किन्तु बह 
राजूकों से विशेष दिलचस्पी रखता था और उनका वह काफ़ी आदर भी करता 
था । राजूकों की नियुक्ति लाखों प्रजाजनों के ऊपर की जाती थी और सम्राद्‌ 
की ओर से उन्हें अधिकार होता था कि वे किसी को उपाधियाँ अथवा दण्ड दे 
सके । उन्हें ऐसा अधिकार इसलिए होता था कि सम्राट जानते थे कि राजूक 
लोग अपना काम आत्म-विश्वास और तिर्भीकता पूर्वक करते हैं। फिर भी 
सम्राट्‌ दणडों तथा दण्ड देने की विधियों में एकरूपता चाहता था, इसीलिए 
उसने आदेश जारी कर रखा था कि “जिन्हें प्राणदशड मिल चुका हो और जो 
काराबासों में बन्द हो, उन्हें तीन दिन का समय विश्राम करने के लिए दिया 
जाय । 


१ ([. ॥प002500., (5/००, 300 थ 7. 

२, असेम्बली के विवादों के लिये देखिये जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मगा, ॥. 
7. 0. ब्राह्मण ग्रन्थों में जो 'उपहृष्टि' शब्द आया है, क्या उसे 'निभती' समझा 
जाय । कुरु-पांचालों ने 'उपहृष्टि' की सहायता से आपसी भगड़ों का समभौता 
किया (€ बरुओआ, .७/66 टवींट5 के ४४०७ :098॥, 9, 78) । 


मौर्य-साम्राज्य : धस्म-विजय का युग और उसका हास २६६ 


अन्ततः सम्राट ने पशु बलि को रोकने तथा उनके अंग-भंग किये जाने के 
बारे में भी कुछ निर्देश जारी कर रखे थे । अपने राज्याभिषेक के २७वें वर्ष तक 
सम्राट २५ व्यक्तियों को कारामुक्त कर ह्ुका था। इससे इस बात का संकेत 
मिलता है कि सम्राट अपने राज्याभिषेक की हर जयन्ती पर एक-एक अपराधी 
को क्षमादान देता था । 


(२) धामिक सिद्धान्तों का प्रसार ( अपराधों का क्रामन )--यद्यपि 
सम्राट्‌ अशोक बुद्ध के उपदेशों की सत्यता से आश्वस्त, बौद्ध-मठों की पूजा की 
महत्ता से अवग॒त, बुद्ध के तीनों सिद्धान्तों से विश्वस्त तथा बोद्ध-भिक्षुओं और 
साधुओं में अनुशासन और एकता का समर्थक था, फिर भी वह अपनी आस्थाओं 
को किसी पर लादना नहीं चाहता था। वह आवारभूत नैतिकता के विरोधी 
रिवाज़ों और वैसी संस्थाओं को समाप्त करने का भी प्रयास करता था। वह 
अपनी प्रजा के समक्ष 'सम्बोधि' या “निर्वाण' के लक्ष्य को नही रखता था, वरन्‌ 
वह स्वर्ग तथा मनुष्यों के देवोपम हो जाने के लक्ष्य का आराधक था | उसके 
अनुसार स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता था, तथा मनुष्य देवताओं से साक्षात्कार 
कर सकते थे । किन्तु, यह केवल विधियों के पुरा करने से ही नहीं, वरनु परा- 
क्रम या लगन से ही सम्भव था। यह भारतीय परम्पराओ के पालन से ही 
साध्य था । माँ-बाप का आज्ञापालन, जीवों से सहानुभूति तथा सत्य भाषण 
आदि गुणों के ग्रहण करने से ही उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती थी । इसी 
प्रकार उसकी धारणा थी कि शिष्यों को गुरु का आदर करना चाहिये तथा 
सम्बन्धियों के प्रति मन में सम्मान की भावना होनी चाहिये । तेरहबें अभिलेख 
में गुरुणनों, माता-पिता तथा शिक्षकों के नाम-स्मरण तथा मित्रों, परिचितों, 
साथियों, सम्बन्धियों तथा सेवकों के साथ स्लेहयुक्त सद्व्यवहार का भी उल्लेख 
मिलता है। सातवें अभिलेख में इन्द्रियों पर विजय, मानसिक शुद्धता, झृतज्ञता 
तथा आस्था पर अधिक बल दिया गया है। द्वितीय स्तम्भ-अभिलेख में घोषित 
किया गया है कि “दराड-विधान में थोड़ी पवित्रता ( अपासिनवे ), अधिकाधिक 


१ मौर्य-कालीन भारत में दासता के लिये देखिये ?रध०कगबा, 2472 
500 थी 898४, 09, !04-65. यह बात उल्लेखनीय है कि अशोक ने 
जिस तरह जाति-प्रथा और परदा-प्रथा को समाप्त नहीं किया, उसी प्रकार दास- 
प्रथा भी समाप्त हो नहीं सकी । उसका सिलसिला चलता रहा। वह केवल तत्कालीन 
सामाजिक यातनाओं का उन्मूलन करना चाहता था । 


३०० प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


सदकार्य ( बहुकयाने ), दयालुता ( दयादाने ) स्व्रतंत्रता, सत्यता तथा शुद्ध के 
अंश अपेक्षित हैं ।'' 

स्तम्भ-अभिलेखों में आत्म-चिन्तन तथा आल्तरिक दिव्यदृष्टि पर अधिक 
बल दिया गया है। अपने जीवन के अन्तिम बर्षों में सम्राट अशोक अनू भव करने 
लगा कि नैतिकता के नियमों के बजाय आत्म-दर्शन और आत्म-चिन्तन अधिक 
महत्वपूर्ण हैं। किन्तु, इसकी सबसे अधिक अपेक्षा उसे राज्य श्राप्त करने के बाद 
राज्य-भोग के आरम्भ में ही थी । 


प्रथम माइनर-शिलालेख से हमें पता चलता है कि आरम्भ के ढाई वर्षों 
तक अशोक उपासक हो रहा | पहले वर्ष में उसने कोई सक्रिय रुचि नहीं ली । 
उसके बाद वह संघ में प्रविष्ट हो गया' और काफ़ी दिलचस्पी लेने लगा। बाद 


१ इतिहासकार हंल्टुअ के अनुसार, अशोक के उपासकत्व में ढाई वर्ष में 
उसका वह समय भी शामिल है जब संध में प्रविष्ट हुआ थां। अशोक के बौद्ध 
धर्म ग्रहण करने के प्रमाण में उसकी उस मूर्ति का भी उल्लेख किया जाता है 
जिसमें कि उसे बौद्ध-भिक्षु के वेश में दिखाया गया है (१'8॥8 ॥( ७४५, 4 #08, 
73) | प्राचीन काल में शासक तथा राजनीतिश लोग साधु हो जाते थे, इसका 
उल्लेख [,पत७7$ 75., /५०. 44 में भी है। इसमें यह लिखा है कि सातवाहन 
राजा कृष्ण के समय में नासिक में कोई श्रमण महामात्र था (मिलिन्दपल्ह, [५. 
6. 49--'एक श्रमण राजा का सन्दर्भ'; 508००, [7४758 , महाबंश, 240--- 
'कुटकराण तिस्स ) । 

२. चतुर्थ अभिलेख से विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अशोक देवी चमत्कार 
के हवाई रथों (विमानदसना), हाथियों के रथों (हस्तिदसना) तथा अग्निकुराड 
(अगिखम्धानि) का प्रदर्शन कराकर जनता के बीच बौद्धधर्म का प्रचार करता 
था । डॉक्टर भण्डारकर (/४४. 4७/., 9]2, 9. 20) ने पाली “िमानवत्धु' 
का उल्लेख किया है जिसमें बहुत से विमानों के प्रदर्शन से यह चेष्टा की गयी 
है कि लोग अच्छा और निष्पाप जीवन व्यतीत कर उक्त पदार्थों की प्राप्लि 
करें । अशोक इन विमानों का प्रदर्शन और परेड करवाता था| डॉक्टर भराडारकर 
ने 'हस्ति' का अर्थ श्वेत हाथी माना है। बुद्ध स्वयं गजात्मा था गजोत्तम 
( सर्वश्रेष्ठ हाथी ) माने जाते थे। 'अगिखन्ध' या “अग्निस्कन्ध” के प्रसंग में 
डॉक्टर भर्‌डारकर ने ४०वें जातक की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है। इसके 
अनुसार एक बार आग के ढेर पर से बोधिसत्व गुझ़रे थे, और भूखे 'पच्छेक 


मौर्य-साम्राज्य : थम्म-विजय का युग और उसका ह्ास ३०१ 


में उसने घोषणा की सभी बड़े-छोटे यह धर्म स्वीकार करें। उसने अपने राज्य 
में चट्टानों तथा पाषाण-स्तम्भों पर जगह-जगह अपने उद्देश्यों को अंकित 
कराया । 

सर्वप्रथम सम्राट अशोक ते अपने प्रशासन के ढाँचे का धामिक प्रचार के 
लिए प्रयोग किया ।' उसने अपनी परिषद्‌ का सदैव धर्म की शिक्षा देने का 





बुद्ध' को भिक्षापात्र दिया था । हल्दज़ के अनुसार हस्ति' का तात्पर्य चार महा- 
राजाओं (लोकपालकों) की सवारी से है ओर अगिखन्ध' से परलोक के प्राणियों 
का अर्थ ब्ोतित होता है। [था 088फुण्पपंथ (770, 923, 87) इस 
शब्द से लप्त ताम्र-नक' का आदाय निकलता है। किन्तु, हल्टज़ की व्याख्या 
रामायण (!. 68, 6) की साक्षी के आधार पर अधिक सटीक लगती है, 
जिसमें दिव्यम' को विशिष्ट देवताधि७ष्ठितम्‌' कहा गया है। कथासरित्सागर 
( 7८४०१, ४], 3] ) की 'तारावलोक' नामक कहानी में स्वरगिक हाथी 
और अग्नि पर्बत का ज़िक्र बड़ी प्रमुखता से आया है ( 707४., 50-5]; [7., 
6,7) ॥ €/ 66० 488 -व#व० के उँदावई, ५३, 330, 00ग्राक्षब5छक्ायां 
8, 0. 7.9७, ४०. !. 469; गेगर द्वारा अनूदित महाबंश (90, 85, 0) 
में 'सुत्त' का उल्लेख । 

जिन अनुच्छेदों में 'विमानदसना', 'हस्तिदसना” आदि शब्द आगे हैं, उनकी 
व्याख्या .4 जिक्र शी [बांदा परवाह गिक्शाईव॑ 60. 7659. #, 
. 2६/७०४, 7. 9, 546 । में अलग तरीके से की गयी है । कुछ ब्याख्याओं के 
अनुसार, उपर्युक्त प्रकार के प्रदर्शन अशोक द्वारा नहीं, वरन्‌ उसके पूर्व के शासकों 
ढारा तगाडे की ध्वनि के साथ कराये जाते थे। अशोक को इसका श्रेय है कि 
भैरी की ध्वनि बाद में धर्म-ध्वनि हो गयी । अर्थात्‌, धामिक उपदेक्ों ने सैनिक- 
गीतों का रूप ले लिया, और वे उपदेश बड़े-बड़े उत्सवों के समय गाये जाने 
लगे । जो काम पूर्व सम्राट नहीं कर पाये, उसे अ्योक ने सीधे-सादे ढंग से, 
उपदेश के द्वारा कर दिखाया, और अब राजाज्ञाओं की घोषणा के लिए भेरी का 
उपयोग किया जाने लगा। ३४07 रि०८: ए०० में 'राजुके आनपितविये 
भेरिना जानपदम आनापयिसति रठिकानम्‌ च' (76. ८४४., ॥, 9, 30; 
70, 938, 7) । 

१. एक उल्लेख के अनुसार अशोक ने अपने यहाँ से कुछ ऐसे धर्मप्रचारकों 
को इधर-उधर भेजा, जिन्हें व्यूथ' श्रेणी का कहा गया है। यह संकेत सेनार्ट 
ने किया है तथा स्मिथ ते उसे स्वीकार किया है (4:००, 970.; 9. ! 539) । 


३०२ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


निर्देश दिया। युतों, राजूकों तथा प्रादेशिकों को आदेश था कि वे अपने दौरे के 
समय भी सदैव ही धर्म की शिक्षा दें 


और जिस धर्म का उन्हें प्रचार करना था वह इस प्रकार था--“माता- 
पिता का सस्‍्मरगा करना सबसे भली बात है।' भित्रों, परिचितों, सम्बन्धियों 
तथा ब्राह्मणों को स्वतंत्रता देना बड़ी अच्छी चीज है। पशुबलि न करना भली 
बात है, तथा थोड़ा संचय और थोड़ा व्यय बड़ी अच्छी चीज है।' 


जिस समय सम्रादू अशोक का राज्याभिषेक हुआ, उसने धर्ममहामात्र 


नाम का एक पद स्थापित किया, जिसे 'घम्माधिथान' तथा 'धस्मवधि' का कार्य 
सौंपा गया । 


जिस समय अशोक के अधिकारीगरा धर्म-प्रचार का कार्य कर रहे थे, उस 
समय भी वह हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठा रहा । उसने अपने शासन के ११वें 
वर्ष भें सम्बोधि' का मार्ग ग्रहण किया और विहार-यात्राओं के स्थान पर धर्म- 
यायें आरम्भ कीं। अपनी धर्म-यात्राओं के दौरान अशोक ब्राह्मणों तथा साधुओं 
का बड़ी आदर-भावना के साथ दर्शन करता था और गुरुजनों के पास स्वर्णा- 
मुद्राओं की भेंट लेकर जाता था । 


अशोक अपने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों (जनपदों) में भी अपने धर्म के उप- 
देशकों को लेकर जाता था । डॉक्टर स्मिथ के अनुसार अशोक ने अपने शासन 


डॉक्टर भराडारकर ने व्युथ' या विवुथ' का अर्थ दौरे पर निकला अधिकारी' 
भाना है । हल्टज़ के अनुसार जब अशोक दोरे पर रहता था, तो उसे व्युध कहा 
जाता था (0. 69, 7०६८ 8) । इस शब्द का अर्थ प्रातःकाल या सूर्योदय भी 
होता है; अर्थात्‌, यह तिथिसुचक शब्द है। इसके अलावा डॉक्टर बरुआ 
(##द04॥/#०/ 7?०., 369) के अनुसार आदेश्षों की जो प्रति लिपियाँ राजधानी 
से रवाना की जाती थीं, उनके लिये भी यह शब्द प्रयुक्त होता था । 

१. देखिये सिगलोवाद सुत्तत्त ( 00646 दी और ऊफरबबं४॥०, 7, 
)73 #)। 

२. कुछ इतिहासकारों ने 'सम्बोधि' का अर्थ सर्वोच्च ज्ञान' माना है। किन्तु, 
डॉक्टर भराडारकर सम्बोधि' को बोधिवृक्ष या गया के महाबोधि-मन्दिर का 
समानार्थी मानते हैं। दिव्यावदान (9. 393) के अनुसार अशोक ने स्थविर उप- 
गुप्त के साथ बोधि की यात्रा की थी (लषाए७४०७, ७7, डा) । 


मौर्य-साम्राज्य : धम्म-विजय का युग और उसका हास ३०३ 


के २१वें वर्ष में (२४६ ई०पू०)' नेपाल की तराई की ओर बड़ी धामिक आस्था 
से यात्रा की थी जिसके चिह्न अभी भी रुम्मिनदेई तथा निगालि-सागर आदि 
स्थानों पर उपलब्ध हैं । इससे सिद्ध होता है कि अशोक ने गौतम की जन्म- 
भूमि की यात्रा की थी और कोनाकमन-स्तूप भी देखा था।' 

डॉक्टर स्मिथ के अनुसार २४२ ई०पु० में सम्राट अशोक ने सात स्तम्भ- 
अभिलेख जारी किये, जिनमें उन कार्यों का संक्षिप्त विवरण था, जो अशोक ने 
नैतिक कत्त व्यों के महत्ता-प्रदर्शन तथा धर्म के उत्थान के लिए किये । 


(३) दयालुता के कार्य (मनुष्यों तथा जोबों का शल्याण)--अपने शासन- 
काल में अशोक ने पशुबलि बन्द करा दी। उत्तेजनकारी उत्सव भी बन्द हो 
गये । अशोक के राजसी भोजनालय में स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए भी 
जीबों की हत्या बन्द कर दी गयी । आठवें अभिलेख में इस बात की चर्चा है 
कि आखेट-क्रीड़ा तथा अन्य मनोरंजन कीडाओं वाली विहार-यात्राएँ भी बन्द 
कर दी गई । पाँचवे स्तम्म-अभिलेख में कुछ नियमों' को अंकित किया गया है 
जिनके अनुसार पशुओं की हत्या करने तथा उतका अंग्र-भंग करने पर रोक 
लगाई गई थी । 


डॉक्टर स्मिथ ने इस बात का संकेत दिया है कि इस अभिलेख में पशु- 
वध पर प्रतिबन्ध का उल्लेख अर्थशात्र में तत्सम्बन्धी उल्लेख से मिलता- 
जुलता है । 

सम्राट की ओर से की गई चिकित्सा-व्यवस्था दो प्रकार की थी--एक 
पशुओं के लिए तथा दूसरी मनुष्यों के लिए । औषधालय भी पशुओं व मवेशियों 
के लिए अलग-अलग थे। इन औषधालयों में जिस चीज़ की भी कमी पड़ जाती, 
वह बाहर से मंगा ली जाती थी; तथा जड़ी-बूटियों के पौधे भी लगाये जाते थे । 
अश्ञोक के समय में राजमार्गों पर आठ-आठ कोस के अन्तर पर कुएँ खोदे 
जाते | इन कुओं में पानी तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ होतीं और पशु-पक्षियों 
तथा मनुष्यों के आमोद-प्रमोद के लिए केले तथा आम के बाग लगाये जाते । 


१. क्या ये यात्रायें दसवर्षीया थीं ? 

२. छ: वर्ष पूर्व उसने कोनाकमन स्तूप की मरम्मत करायी थी, किन्तु इस 
मौके पर उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं है । 

३, धम्म-नियम, देखिये पतंजलि, ।, ।, !. 

४. (४. एन्टिओकोस को बिन्दुसार द्वारा लिखे गये पत्रों में इसका उल्लेख 
मिलता है । 


३०४ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


सातवें स्तम्भ-अभिलेख के अनुसार सम्राट्‌ और रातियों की ओर से दान- 
वितरणा के लिए अधिकारी नियुक्त होते थे। एक माइनर स्तम्भ-अभिलेख में 
अज्योक की दूसरी रानी तीवर की माँ कारुवाकी' के दान का उल्लेख मिलता 
है । चर्चा हैकि दूसरी रानी की ओर से आमज्रकुस्ज, प्रमोदवन या दानगृह 
अनवाये गये थे । 

यहाँ पर सम्राट द्वारा करों की माफ़ी का भी उल्लेख आवश्यक है। लुम्मिनि- 
गाम में बृद्धजनों को कुछ अनुदान प्राप्त थे। विभिन्‍न जनपदों (जिलों) तथा 
गाँवों' को स्वशासन का अधिकार प्राप्त था। दण्डविधान ( दण्डसमता तथा 
व्यवहारसमता) में भी एकरूपता थी। इसके अतिरिक्त नैतिक निर्देशों (घर्म- 
नुशघ्ति) में समानता बरती जाती थी । 


(४) घासिक सहिष्णुता तथा बोव-मठों में अन्ुशासल--बारहवें अभिलेख 
में सम्राट अशोक ने घोषणा की है कि सम्राट्‌ हर धर्म के अनुयाग्रियों का 
सम्मान करता है, चाहे वे गृहस्थ हों या संन्यासी । यह सम्मान, दान तथा 
अन्य रूपों में प्रदान किया जाता था । बाराबर गुफा से प्राप्त उल्लेख के अनुसार 
संख्राट ने आजीविक संन्यासियों को बहुत-सा दान दिया था। इससे पता 
चलता है कि अशोक अपने सिद्धान्तों का कितना पक्का था । ये संन्‍्यासी बौद्ध- 
धर्म के नहीं, वरव्‌ जेनधर्म के थे ! 


सम्राट्‌ हर धर्म की आत्मा के विकास पर अधिक से अधिक बल देता था । 
सम्राट का कहना था कि जो व्यक्ति अपने धर्म की ओर आँख मूंदकर दूसरे धर्मों 
की अवहेलना करते हुए, अपने धर्म का सम्मान करता है और इस प्रकार अपने 
धर्म की उन्नति चाहता है वह वास्तव में अपने धर्म का सबसे बड़ा अहित करता 
है । अशोक धार्मिक सम्मेलनों का प्रशंसक था । 


अशोक सदेव इस बात का प्रयत्न करता था कि विभिन्न ध्षमों के बीच कोई 
तन कोई समभौता हो जाय, या कोई समान सिद्धान्त प्रतिषादित हो जाय । 
ठीक इसी प्रकार वह बौद्ध-मठों के मत-मतान्तर या ग्रुटबन्दियाँ पसन्द नहीं करता 


१. डॉक्टर बरुआ के अनुसार यह रानी सम्भवतः महावंश और सुमंगल- 
विलासिनी की आसन्धिमित्ता ही थी ( #बांदा (४४82, ।, 23 ) । डॉक्टर 
बरुआ का यह कथन अधिक विश्वसनीय नहीं है । 

२. अशोक के समय के लुम्मिनगाम तथा आमकपोंत दो गाँवों का उल्लेख 
मिलता है (पंचम्‌ स्तम्भ-अभिलेख) । 


मौर्य-सा प्राज्य : धम्म-विजय का युग ओर उसका हास ३०५ 


था। विविध सामग्रियों से इस बात की पुष्टि होती है कि उसके शासन के सत्रहवें 
वर्ष में पाटलिपुत्र में एक बौद्ध-परिषद्‌ की स्थापना हुई थी। इस परिषद्‌ का 
का मुख्य उद्देश्य बौद्धधर्म की अटकलों व रुढ़ियों को समाप्त कर वास्तविक बौद्ध- 
सिद्धान्तों (सद्धम्म संघ) का प्रणययन था। सारनाथ-अभिलेख तथा इसी प्रकार 
के अन्य अभिलेखों में सम्भवतः: इसी बौद्ध-परिषद्‌' के अन्य प्रस्ताव अंकित 
कराये गये थे । 
निर्माता अशोक 
अशोक ने गुफाओं के आवास को अजीविक संन्यासियों को दे दिया था । 
इससे उसके कार्यों के एक दूसरे पक्ष का परिचय मिलता है । पाँचवीं शताब्दी 
में जो पर्यटक पाटलिपुत्र आये, वे सम्राट, अशोक के समय की भवन-निर्माण- 
कला देखकर दंग रह गये । विविध ग्रन्थों में राजमहल, अनेकानेक मठों व 
मंदिरों के सुन्दर निर्माण का श्रेय अशोक को दिया गया है। अशोक ने ही 
कोनाकमन के स्तृप को और विकसित कराया था। कोनाकमन (पूर्व बुद्ध) 
शाक्यमुनि के पूर्वज माने जाते हैं। उसने ही धर्म-स्तम्मों की स्थापना कराई 
थी । आजकल के इतिहासकार भी अज्ञोक-कालीन भव्य छिल्पकला की मुक्त 
करठ से प्रशंसा करते हैं ।' 
अशोक का चरित्र-उसको सफलतायें एवं ब असफलतायें 
अश्योक भारतीय इतिहास के महानतम व्यक्तित्वों में से एक रहा है । वह 
चन्द्रगुप्त का-सा शक्तिमान्‌, समुद्रगुप्त का-सा बहुमुखी प्रतिभावाला तथा अकबर 
का-सा धर्मप्रेमी था। वह श्रम से थकता नहीं था और उसका उत्साह अक्षुएण 
था। वह प्रजा के लिए किये जाने वाले कल्याण-कार्यों में उत्साह दिखाता था । 
अपनी प्रजा को वह सन्‍्तानवत्‌ मानता था। सम्राट अशोक का यशस्वी 
पितामह अपने शरीर में मालिश कराते समय भी मुक़दमों की मिस्लें देखता 
जाता था । इसी प्रकार अशोक भी राजमहल में भोजन करते समय या आराम 
करते समय अपनी प्रजा के समाचारों, संवादों या उसकी शिक्कायतों को सुनता 
था । सम्राट अशोक ने अपने पितामह की तरह लड़कर नहीं, वरन्‌ अपने 


१, 57, 0//॥०४०2, 370 €त.; 9, 93. 
२, अशोक की कलात्मक सफलताओं के लिये देखिये 7777470, 3, 57 है; 
“कब, 70, 07 7; 677, 68 8; सबरणी, 477, 04 ईै ०६८ 
२० 


३०६ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


प्रभाव से बहुत बड़ा भूमाग अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया था, पर इस 
पर भी वह पराक्रमी शुरवीर था। वह विभिन्न धर्मों के साधुओं-संन्यासियों से 
धार्मिक वर्त्तालाप करना बहुत पसन्द करता था । युद्ध के बल पर पूरे साम्राज्य 
के संचालन की अभूतपुर्व क्षमता रखनेवाला योद्धा सेनानी अशोक विभिन्न देशों 
को घर्मदृत भी बड़ी सफलता और दूरदशिता के साथ भेजता था । उसके धर्म- 
दूत तीन महाद्वीपों में फैले हुए थे । अशोक का गंगा की घाटी को आलोकित करने 
बाला बौद्धधर्म विश्व के महान्‌ धर्मों में से एक हों गया । सम्राट अशोक ने 
महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि का भी दर्शन किया । यह स्थान नेपाल की तराई 
के जंगलों में है । उसके हृदय में किसी भी धर्म के प्रति दुर्भावना नही थी । 
उसने दूसरे धर्मों के विचारकों एवं साधुओं के लिए गुफाये बनवाई । सम्राट 
प्राय: दूर-दूर की यात्राएँ करता था और ब्राद्मगों तथा श्रमगों को भारी संख्या 
में सोने के सिक्के दान देता था। वह यबनों को भी सरकारी पदो पर नियुक्त 
करता था। सम्राट्‌ अशोक ने उस समय विभिन्‍न धर्मों के प्रति प्रेम तथा 
सहिषणगुता का उपदेश दिया जब चतुर्दिक्‌ धर्म की भावनाओं का बोलबाला था 
तथा' विघटनात्मक प्रवृत्तियाँ जेन-मन्दिरों तथा बौद्ध-मठों में सक्रिय थी | जब 
युद्धों में भयानक हिंसा होती भी, तब अशोक अहिसा करा उपदेशक था । बह 
प्रामिक विधि-विधानों तथा धामिक महोत्सबों का बडा समर्थक था। हारने के 
बाद नहीं, वरन्‌ अपनी शानदार जीतों के बाद अशोक ने सैतिक-अभियान का 
परित्याग करके सन्‍्तोष तथा मानवता की नीति अपनाई । उसके पास बलपूर्वक 
विजय प्राप्त करने के प्रभूत साधन थे और उसमें क्षमाशीनता तथा सत्यप्रियता 
के गुगा समान रूप से विद्यमान थे । कलिंग देश पर संकट की घटा का उससे 
जिन उबलंत छाब्दों में वर्णान किया है, वैसा कदाचित्‌ कलिग के किसी भी देश- 
भक्त योद्धा ने नही किया । धर्मप्राण सम्राट अशोक के आदर्श का प्रभाव उसके 
बाद भी यथेष्ठ रहा । दूसरी शताब्दी में रानी गौतमी बलश्नी को इस बात पर 
गर्व था कि उसका पुत्र अपने छात्र राजाओं के प्रति भी मेत्रीभाव रख सकता 
था (कितापराधे पि सतुजने अपानहिसारुचि) । पाँचवीं शताब्दी तक मगध राज्य 
के विश्वामगृह तथा औषधालय विदेशियों के आश्चर्य तथा प्रशंसा के विषय बने 
रहे । गाहड़वाल-बंश के राजा गोविन्दचन्द्र को धर्मप्राण अशोक के आदर्शों से 
बड़ी प्रेरणा मिली । 

हम पहले ही देख चुके हैं कि मौयवंशी राजाओं के शासन के प्रारम्भिक काल 
की राजनीतिक उपलब्धियाँ काफ़ी शानदार रहीं। इस युग में उन केद्दोन्सुखी 


मौर्य-साम्राज्य : धम्म-विजय का युग और उसका हकवास ३३०७ 


प्रवुत्तियों का चरम विकास हुआ जो बिश्वसार के समय में अस्तित्व में आई थीं । 
कलिंग-विजय के बाद तमिल देश को छोड़कर सम्पूर्ण भारत मगध-राज्य के 
अन्तर्गत आ गया था और लगभग सम्पूर्ण जम्बूद्वीप के एक संगठित राज्य के 
रूप में ढल जाने का सपना साकार हो गया था । 

कलिंग-युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने जिस धम्म-विजय का सिद्धान्त अप- 
नाया, उस सिद्धान्त से वे परम्परायें आगे नहीं बढ़ सकी, जिनका सुजन बिम्बिसार 
से बिदुसार तक के राजाओं ने किया था । अभी तक जो प्रश्मासकीय अधिकारी 
थे, वे धर्म-प्रचारक के रूप में बदल गये । सशख्र इन्द्र-युद्ध बन्द हो गये । उत्तरी- 
पश्चिमी सीमा के हिसक, आदिवासियों तथा दक्षिण भारत के जंगली पश्षुओं से मोर्चा 
लेने वाले लोग अब दयालुता और अहिसा के संरक्षक बन गये । आखेट-कीड़ाये 
बन्द हो गई । अज्ञोक के समय मे पूरे साम्राज्य की नीति ऐसी हो गईं जिसे 
यदि चर्द्रगुप्त जीवित होता तो वक्र दृष्टि से हो देखता । उस समय देश के उत्तरो- 
पश्चिमी क्षितिज पर काने बादल दिखाई पड़ने लगे । ऐसे में भारत को एक बार 
फिर पुर तथा चन्द्रगुप्त जेसे पौर्ष के सेनापतियों की अपेक्षा थी जो यवतनों के 
उपद्रव से देश की रक्षा कर सकते । किन्तु, इस समय तो देश में एक स्वष्तद्रष्टा 
राज्य कर रहा था | कलिंग की लड़ाई के बाद से मगध के युद्ध-संचालन की 
शक्ति धीरे-धीरे समाप्त-सी होने लगी और अब पूरी की पूरी शक्ति देश में 
धामिक क्रान्ति के रूप में लगने लगी। इस्नातूृन के समय में एक बार 
मिस्र देश की भी ऐसी ही दशा हो गई थी । परिणाम अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, 
,जिसकी चर्चा हम अगले पुष्ठों मे करंगे। सम्राट अशोक के युद्ध की समाप्ति के 
प्रयासों का अन्ततः वह्दी परिणाम निकला, जो अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन के 
प्रयासों का निकला है | 

डॉक्टर स्मिथ के कथनानुसार सम्राद्‌ अशोक ४० वर्षों तक राज्य करने के 
बाद २३२ ईसापूर्व में दिवंगत हुआ । तिब्बती ग्रन्थों के अनुसार महान सम्नाद्‌ 
अशोक का देहावसान तक्षशिला में हुआ । 


२. बाद के सोयं-शासक तथा उनकी शक्ति का ह्वास 
सम्राट_ अशोक के समय में मगध क। साम्राज्य उत्तर में हिन्दूकुश पर्वत 
से लेकर दक्षिण में तमिल देश की सीमा तक फैला हुआ था । किन्तु, जब से 


“४ १, 7॥४ 0209िवं 225709 ०/ 7४८४६, 70. ।6. तिब्बती ग्रन्थ की प्रामा- 
शणिकता के बारे में लेखक अपनी ओर से कुछ विशेष नहीं कह सकता । 


३०८ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


अश्योक ने दूरस्थ प्रान्तों से अपनी शक्तिशाली सेनाओं को वापस बुलाना आरभ्म 
किया, साम्राज्य का विघटव आरम्भ हो गया। उसको शान-शौक़त महान्‌ यूलिसिस 
(ए]958०४) के उस धनुष के समान थी, जिसे कोई अन्य कमज़ोर हाथ नहीं छू 
सकता था । फलत: एक के बाद एक प्रान्त अलग होने लगे । साम्राज्य के उत्तरी- 
पश्चिमी द्वार से विदेशी लड़ाकू जातियाँ देश में घुसने लगी और एक समय 
ऐसा आ गया कि पाटलिपुत्र और राजगृह के गर्बीलि सम्राट कलिंग और 
आम्ध्र के सामने भी घुटने टेकने लगे । 

दुर्भाग्यवश मेगास्थनीज या कौटिल्य जैसे किसी भी इतिहासकार ने मौ्यबंश 
के अन्तिम राजाओं का वर्गान नहीं किया है । ऐसी स्थिति में कतिपय शिलालेखों 
तथा कुछेक जेन, बौद्ध तथा ब्राह्मण ग्रन्थों के आधार पर ही मौर्यबंश के अन्तिम 
राजाओं का विस्तृत तथा क्रमबद्ध इतिहास लिख सकना कुछ असम्भव-्सा 
ही है। 

अशोक के कई लड़के थे । सातवें स्तम्भ-अभिलेख में अशोक ने अपने बच्चों 
द्वारा---विशेष रूप से रानी के राजकुमारों द्वारा--किये गये दान का उल्लेख 
कराया है। कुछ सम्भवतः अन्तिम श्रेगी के राजकुमार तक्षशिला, उज्जेन 
तथा तोसली में सम्राट की सत्ता का प्रतिनिधित्व करते थे। शिलालेखों में 
महारानी कारवाकी के पुत्र तीवर' का नाम आता है । किन्तु, यह राजकुमार 
कभी मिहसानासीन नहीं हो सका | इसके अलावा अशोक के तीन अन्य पुत्रों -- 
महेन्द्र, कुणाल तथा जालौक--के नाम भी प्राचीन ग्रन्थों में मिलते है। यह अभी 
अनिश्चित है कि महेन्द्र, सम्राट, अशोक का पुत्र था अथवा उसका भाई । 

वायू पुराण के अनुसार अश्ञोक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र कुणाल ने आठ 
वर्ष तक राज्य किया। कुणाल का पुत्र बन्चुपालित उसका उत्तराधिकारी हुआ । 
उसके बाद (दायाद) झन्द्रपालित राज्य-सिंहासन पर बैठा । इन्द्रपालित के बाद 
देववर्मन, शतधनस और बृहद्रथ हुए । 

मत्स्य पुराण में अशोक के उत्तराधिकारियों की सूची इस प्रकार है-- 
दशरथ, सम्प्रति, शतधन्वन और बृहद्रथ । 


विष्णु पुराण में यह सूची इस प्रकार है-सुयज्ञस, दशरथ, संगत, शालिशुक, 
शोमशर्मन, शतधन्वन तथा बृह््धथ । 


१. तीवर नाम के लिए देखिये 7#८ /9००४ रु बाध्य उक्कआड5, व 


छः. 
]28-30, १४ 


मौर्य-साश्नाज्य : धम्म-विजय का युग और उसका हास ३०६ 


दिव्यावदान' के अनुसार सम्पादी, बृहस्पति, वृषसेन, पुष्यधर्मन तथा पुष्यसित्र 
अशोक के बाद हुए । जेन-प्रच्थकारों ने लिखा है कि राजगृह में बलभद्व नाम का 
एक जैन राजा राज्य करता था । 


“'राजतरंगिणी' में कहा गया है कि कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी 
जालोक राज्य करता था। तारानाथ ने लिखा है कि गांधार में वीरसेन का 
राज्य था | डॉ० थॉमस के अनुसार वीरसेन सम्भवत: पोलिबियस' (?०)५७४७७) 
के सुभागसेन का पूर्वज था। 

विभिन्‍न ग्रन्थों के तथ्यों में एकहूपता लाना कोई सहज कार्य नही है। पुराणों 
तथा बौद्ध-ग्रन्थों को संयुक्त प्रामाग्शिकता से कुणाल का अस्तित्व सिद्ध हो जाता 
है । वह सम्पादी का पिता था । यह बात हेमचन्द्र तथा जिनप्रभासूरि जैसे जेन- 
ग्रन्थकारों के मत से भी पुष्ट होती है। सम्भवतः दिव्यावदान का धर्मवर्मन (जिसका 
उल्लेख फ़ाहियान ने भी किया है ) तथा विष्णु और भागवत पुराण में आया 
है; सुयशस नाम उपयुक्त राजकुमार का ही विशेषण था। इसके अतिरिक्त 
कुछ अन्य ग्रन्थों में भी कुशल के राज्याभिषेक पर भी इतिहासकार एकमत नहीं 
है । कहा जाता है कि वह राजकुमार अन्धा था। इस प्रकार कुणाल की स्थिति 
प्राय: घृतराष्ट्र के समान थी । वह नाम मात्र के लिए शासक था । शरीर से तो 
वह राजकाज के योग्य था ही नहीं। उसका प्रिय पुत्र सम्प्रति उसके स्थान पर 
राजकाज सँमालता था । जेंन तथा बौद्ध भ्रन्‍्थों में सम्प्रति को ही अशोक का 
उत्तराधिकारी कहा गया है । 

वायु पुराण के अनुसार बन्धुपालित तथा दिव्यावदान और पाटलिपुत्र- 
कल्प के अनुसार सम्पादी ( सम्प्रति ) कुणाल का पुत्र था। तारानाथ' के 
अनुसार कुणाल के पुत्र का नाम विगतशोक था। या तो ये सभी राजकुमार 
भाई-भाई थे, या ये सब नाम एक ही राजकुमार के थे । यदि बाद का मत 
सत्य माना जाय तो राजकुमार बन्धुपालित का ही नाम दशरथ था । दशरथ 
का नाम नागार्जुनी पहाड़ियों की ग्रुफाओं के शिलालेखों में मिलता है। इन्ही 





१. ?, 433, 

२, ]३८०४७7, #00वं५८602 69 #6 :ै6(265;74 थी 2/ध66/६0६/४५ 
३, खार्व, ३,, 4873, 9. 362; (८7, 765, गग्ब, |, 9. 92. 
४. परिशिष्टपर्वनू, 4%, 5-55. 

५, खढर्ध, 48/., ]957, 362, 


३१० प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


गुफ़ाओं को अशोक ने आजीविकों को दान कर दिया था। मत्स्य तथा विष्णु 
पुराण के अनुसार, छिललिेखों में अशोक के पौत्र दशरथ को दिवानांपिय' भी 
लिखा गया है । विभिन्‍न प्रमाणों के अनुसार यह सम्प्रति का पूर्वज था । 


इन्द्रपालित को हम सम्प्रति या शालिशुक कह सकते हैं, क्योंकि 
बन्धुपालित को हम दशरथ मान रहे हैं। जैन-प्रन्थों में जेनधर्म के प्रचार के 
प्रसंग में सम्प्रात का नाम उसी सम्मान के साथ दिया गया है, जिस आदर के 
साथ बौद्ध-प्रन्थों में सम्राट अशोक का नाम मिलता है। जिनप्रभासूरि' के 
पाटलिपुत्रकल्प के अनुसार भारत का सम्राट्‌ तथा कुणाल का पुत्र सम्प्रति 
पाटलिपुन्र में ही हुआ था । उसके अधीन तीन महाद्वीप ( तरिखएडम्‌ भारत 
क्षेत्रमू जिनायतन मश्डितम्‌ ) थे । इस महान राजा ने विहारों तथा श्रमणों की 
स्थापना अनार्य क्षेत्रों में भी की थी। 

डॉक्टर स्मिथ ने इस बात का सुदृढ़ आधार प्रस्तुत किया हैं कि 
सम्प्रति का राज्य अबन्ती तथा पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। अपने 
ग्रन्थ 'अद्योक” में उन्होंने कहा है कि यह कथन केवल अनुमान ही नहीं है 
कि अशोक के दो पोत्र थे, जिनमे से एक (दशरथ) राज्य के पूर्वी भाग में तथा 
दूसरा (सम्प्रति) राज्य के पश्चिमी भाग में राज्य करता था ।* जैन-प्रन्थकारों ने 
सम्प्रति को पाठलिपुत्र तथा उज्जयिनी दोनो का शासक कहा है । पुराणों मे इसे 
मगध में अजश्ञोक का उत्तराधिकारी कहा गया है । 


शालिशूक का अस्तित्व केवल विष्णु पुराण से ही नहीं, वरन्‌ गार्गी 
संहिता तथा पाजिटर द्वारा उल्लिखित वायु-पारडुलिपि से भी प्रमाणित 


१. 000, ०42. , 4. 3. 6-5; परिशिष्टपर्वन, ऊ।. 65. 
7. परिशिप्टपर्वनू, &7. 23--इतश्च सम्प्रति न्‍्ृपों ययाव उज्जयिनोम्‌ 
पुरोम्‌ । 

३. तृतीय संस्करण, 9. 70: 

४. जैन-सामग्री के बावजूद प्रोफ़ेसर ध्रुव का मत है कि “इतिहासकारों 
का कहना है कि कुणाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों--दशरथ और सम्प्रति-- 
के बीच में मौर्य-राज्य बंट गया (780/6, 930, 50) ।”' प्रो० श्षुव द्वारा 
बताई गई युग पुराण की सामग्री अधिक प्रामाणिक नही है । 

५. था, बृहत्संहिता, 9. 37, गार्गी संहिता में भाया है कि शालिशुक 
नाम का राजा बड़ा ही धृत्त नथा झंगड़ालू था। वह धामिक के रूप में अधा- 


मौर्य-साम्राज्य : धम्म-विजय का युग और उसका ह्वास ३११ 


हो गया है। उसे सम्प्रति का पुत्र बृहस्पति भी मात्रा जा सकता है। 
दिव्यावदान के अनुसार भी बृहस्पति जब तक दूसरे राजवंश का नहीं सिद्ध होता, 
उसे सम्प्रति का पुत्र ही मानना होगा। 


दबवर्मम तथा सोमशर्मन कदाचित्‌ एक ही नाम के दों रूप हैं । इसी 
प्रकार शतधनुस' तथा शतधन्वन भी एक हो नाम के दो स्वरूप हैं। बृषसेन 
और पुष्यधर्मन का भी अधिक परिचय प्राप्त नहीं है। हो सकता है कि ये 
दोनों नाम देववर्मम और शतधन्वन के ही दूसरे नाम हों। किन्तु, यह भी 
सम्भावना है कि ये लोग मोर्यवंश की किसी अन्य शाखा से सम्बन्धित 
रहे हों । 

पुराणों में ही नहीं, वरन्‌ बाण के हर्षचरित में भी, मगध के अन्तिम 
मौर्यवशी राजा बृहद्रथ का नाम आया है। उसके सेनापति पुष्यमित्र ने उसे दबा 
दिया था, जिसे कि दिव्यावदान में मौर्यवंशी कहा गया है जो ग्रलत है । राजवंश 


की हत्या करने वालों ने मौर्य-राज्य के एक मंत्री को भी क़ेद कर लिया था, ऐसा 
कहा जाता है । 


मगध में राजवंश के समाप्त हों जाने के बाद भी बहुत दिनों तक 
पश्चिमी भारत में छोटे-छोटे मौर्य-राजे राज्य करते रहे थे | ७३८५ ईसवी' के 
कणास्व-शिलालेख में मौर्यवशी राजा धवल का नाम आया है। डॉक्टर 
भराडारकर ने इस राजा का नाम धवलप्पदेव भी लिखा है। ७२५ ईसवी' के 


भिक (धर्मवादि अधामिक:) था, और बड़ी निर्दयता से प्रजा का दमन करता 
था। 


१. शतधनु नामक राजा का महत्त्वपूर्ण वर्शन विष्णु पुराण (7. 8. 
9]) तथा भागवत पुराण (7. 8. 44) में देखिये । उसका शेष परिचय अनि- 
श्चित-सा ही है । 

२, हा, आएं, >५॥7. 63; खगमाहश,. ० ४०., ; शिद्या: 2, 9. 284. 
करास्व राजपूताना के कोंग राज्य में है। यह असस्भव नहीं कि धवल उज्जैन 
के उपराजा के वंश का रहा हो । मौरयों के उल्लेख के लिये देखिये नवसारिका 
(९०, 297%/, 375) | 

३. 2#. खब,, ऊेत, >. !4. कैप 5०९ 7#., जेऊे, 422. दूसरे विद्वान्‌ 
८१३ ईसवी के मुकाबले ७२५ ईसवी को ठीक नहीं समभते । 


३१२ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिद्ात्त 


दाबोक (मेवाड़) शिलालेख में इसका नाम आया है। आरम्भ के चालुक्य तथा 
यादव-बंशियों के इतिहास में मौर्यों के कोंकण तथा खानदेश स्थित सेनापतियों 


का उल्लेख आया है।' हछुनसांग ने मगध के मौ्यं-शासक पूर्णवर्मन का 
भी उल्लेख किया है । 


इसमें कोई सनन्‍्देह नही कि मौयं-वंश के अन्तिम राजाओं के शासन- 
काल में मौर्य-साज्नाज्य अपने पतन का अनुभव करने लगा था। अशज्ञोक की 
मृत्यु २३२ ईसापूर्व में या इसके आसपास हो गई। इसके २५ वर्ष के अन्दर 
ही यूनानी फ़ौज्ज हिन्दूकुश पर्वत को पार करने लगी थीं। हिंदुकुश पर्वत सम्राद्‌ 
चन्द्रगुप्त या उसके पोत्र अशोक के साम्राज्य की सीमा थी । गार्गी संहिता के 
युग पुराण नामक अंश में लिखा है कि शालिशुक के शासन के बाद से मध्यदेश 
में मौयों का पतन होने लगा था । 

ततः साकेतम_ आक्रम्य पंचालान मधुरांस्तथा 

यवना वृष्टविक्रान्ता: प्राप्स्यन्ति कुसुसब्बजम 

ततः पुष्पपुरे प्राप्ते कदमे प्रथिते हिले 

आकुला विषया: सब मविष्यन्ति न संशय: । 


“तब यूनानी योद्धा साकेत (अवध में) को जीतकर पांचाल तथा मथुरा 
पहुँचेंगे और कुसुमघ्वज को जीतेंगे । पुष्पपुर (पाटलिपुत्र) पहुँचते-पहुँचते समस्त 
राज्यों में अराजकता-सी फैल जायेगी। ” 


अब वह शवित कहाँ चली गई, जिसने सिकन्दर के प्रतिनिधियों को खदड़ 
दिया था और सेल्युकस की फ़ौजों के दाँत खट्टे कर दिये थे । 


महामहोपाष्याय हरिप्रसाद शास्त्री! के कथनानुसार ब्राह्मणों 
द्वारा पैदा को गई प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मौर्य-वंश की नींव हिल गई और 
समूचरा साम्राज्य छिन्त-भिन्‍न हो गया ! 


१, 87770, 022.,, 4. ?४7८ 2, 797. 283, 284. बूहलर (£#. 7व॑., 
पता, 9. 36) ने संकेत किया है कि कोंकरा के ये मौर्य-सेनापति दकन के 
उपराजा के वंशज थे । उसने पाठकों का ध्यान इस ओर भी आर्काँषत किया है 
कि महाराष्ट्र देश में भी 'मोर' नाम का राजवंश है | सम्भवतः यह नाम 'ोर्य! 
का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है । 

२, १४८7, बृहत्संहिता, ए. 37. 

३. 7455, 90, 97. 259 8. 


मौर्य-साज्राज्य : धस्म-विंजय का युग और उसका हास ३१३ 


ब्राह्मणों के विरोध का मुख्य कारण यह बताया जाता है कि अशोक ने 
अपने अभिलेखों में पशुबलि के विरोध में उपदेश दिया था। पंडित शास्त्री के 
कथनानुसार अभिलेखों में समूचे ब्राह्मण-वर्ग के विरुद्ध लेख अंकित थे और 
ब्राह्मणों के चिढ़ने की बात यह भी थी कि एक शूद्र राजा ने ये आदेश जारी 
किये थे । जहाँ तक पहली बात का सम्बन्ध है, पशुबलि के विरुद्ध दिये गये 
उपदेशों से ब्राह्मणों के प्रति कोई दुर्भाववा प्रकट नहीं होती । अश्ोक के बहुत 
पहले ही ब्राह्मणों ने अपने सर्वाधिक पवित्र साहित्य--श्रुतियों--में घोषणा कर 
दी थी कि पशुबलि के विषय में उनकी धारणा अनिश्चित नहीं है | वे निश्चित 
रूप से अहिसा में विश्वास करते हैं । मसडक उपनिषद्‌' में निम्न 
इलोक मिलता है -- 


प्लबा हयंते अवुढ्ा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तम_ अवरम, येव्रु कम 

एतत्‌श्रेयो ये$भिनन्‍्दन्ति मूढा जरामृत्य' ते पुनरेबापि यन्ति । 

“अर्थात्‌, पशुबलि निम्न कोटि का कार्य है। वे लोग जो इसकी सतत 
प्रशंसा करते है , नितान्त मूर्ख हैं। वे वृद्धावस्था तथा मृत्यु के पराघधीन हैं ।” 
छांदोग्य उपनिषद्‌' मे घोर अंगिरस ने अहिंसा पर बल दिया था। 

जहाँ तक दूसरी बात का प्रश्न है, हमें यह्‌ याद रखना चाहिये कि 
मौर्यों को शुद्र कहने के सम्बन्ध में परम्परा-साहित्य एकमत नही है। कुछ 
पुराणों में यह अवश्य कहा गया है कि महापञ्न के बाद उनके राज्य पर शुद्र- 
वश का अधिकार हो जायेगा ।' इससे यह नहीं समभा जा सकता कि महापक्म 
के बाद सभी राजा शुद्र ही हुए थे । जहाँ तक शुंगों और करव-बंश का प्रश्न है, 
वे लोग भी शूद्रों की ही श्रेणी में रखे जायेंगे । मुद्राराक्षक जो बाद की रचना 
है, उसमें भी चन्द्रगुप्त को शुद्र सिद्ध किया गया है । पहले प्रमाणों से इसका 





१, |. 2, 7; ७89#&, 7॥6 (#क्षमंड/॥4४5, ?/, ॥], ७. 3. 

२. व, 7. 4. 

३. तत: प्रभृतिराजनों भविध्या: शुद्रयोनय: । दूसरे ग्रन्थों में कहां गया है-- 
ततो न्ृपा भविष्यन्ति शरुद्रप्रायास्त्व धामिका; (72#4, 25) । 

४. इस नाटक में चन्द्रगुप्त को नन्‍्दान्वय' तथा 'वृषल' कहा गया है । पहले 
नाम के अनुसार, नन्‍्द लोग 'अभिजन' थे । बाद में इसमें चन्द्र गुप्त को मौर्यपृत्र' 
भी कहा गया है, यद्यपि टीकाकारों ने नन्‍्दान्वय तथा मौर्यपुत्र को एक में बाँधने 
की कोशिश की है। बोद्ध-ग्रन्थकारों के अनुसार, चन्द्रयुत्त माता या पिता के नाम 
पर मौर्य तही कहा जाने लगा था, 4रन मौर्य एक प्राचीन बंश का नाम था। 


३१४ प्राचोन भारत का राजनेंतिक इतिहास 


विरोधी तथ्य मिलता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है! कि परिनिब्बान 
सुल में मोरिय (या मौर्य) को क्षत्रिय-वंश का कहा गया है। महावंश' में 
भी मौर्यों को क्षत्रिय ही कहा गया है तथा चन्द्रगुष्त को इस बंश का 
प्रथम राजा माना गया है। दिव्यावदान' में चन्द्रगुप्त के पुत्र बिन्दुसार 
ने एक लड़की से कहा--त्वं नापिनी अहूं राजक्षत्रियों मुर्धाभिषिक्त: कथम्‌ 
मया सार्चम्‌ समागमों भविष्यति ?” अर्थात्‌, “तुम नाई की लड़की हो । मैं 
अभिषिक्त क्षत्रिय हूँ। मैं कैसे तुम्हार साथ हो सकता हूँ ?” दिव्यावदान ' में 
ही अशोक ने अपनी एक रानी (तिप्यरक्षिता) से कहा है---'दिवि अहं क्षत्रिय: कथम्‌ 
पलारडुम्‌ परिभक्षयामि ?”' अर्थात्‌, “मै क्षत्रिय हैँ। प्याज कैसे खा सकता हूँ ?'' 
मैसूर के शिलालेख में चन्द्रगुप्त को क्षत्रिय-परम्पराओो का भण्डार कहा गया 
है ।। कौटिल्य ने अभिजात वर्ग के राजा को प्राथमिकता दी है । इससे भी सिद्ध 
होता है कि उसका राजा भी एक उच्च वंश का ही था ।' 
यूनानियों ने भी 'मोरी' (४०४०७) जाति की चर्चा की है (५४८४०, /4, | 
( 873 ), ए. !48; ४४ >पीशा, उवक, /.४., 280; एपाएगड्ठागद्वा7, 
2452, 5४८]।, 680) | 'वृषल' शब्द के बारे में कहा गया है कि अन्त्र-वंश की 
स्थापना करने वाला की वृषल था (?8789॥0, /28.4, 38) । एक समकालीन 
ग्रन्थ में इस वंझ को 'बम्हन' कहा गया है। मन्‌ (४. 48) के अनुसार निम्न 
क्षत्रियों के लिये भी बृषल कहा जा सकता है ((/. 720, 930, 27 ॥; (/. 
४५० महाभारत, >([, 90, 5 ॥.) | सद्धर्म ही वृष है. (दषोंहि भगवान धर्मों 
यस्तस्थ कुरुते ह्मलम्‌) | मौर्य लोगों का यूनानियों से सम्पर्क था | उनके जेन और 
बौद्ध विचारों के कारण भी ब्राह्मग्ग उनमें धर्मच्युतु कहने लगे। ब्राह्मणों न 
भगवान बुद्ध तक को 'बधलक' (वृषल) कहां है ( ४००ऋला, तावी। 
(० ट०8०, 264) । 

१. ?, 267 सुप्र । 
२, 60छ880*5 75 ७॥0॥, |. 27. 
३. 9, 370, 
४. ?, 409. 
५. 0९, री[)0976 दावे (००.९ 0४ (/८ 726700/०४५, 9, | - 
६. (६ अर्थशास्त्र, 9- 526; 50० ४80 5५७०, 266 ६ (चद्धगुप्त का 
शासन) । 


मौर्य-साम्राज्य : धम्म-विजय का युग और उसका हास ३१५ 


पंडित शास्त्री ने पशुबलि के प्रसंग में कहा है कि अपने एक अभिलेख में 
अशोक ने प्रभावशाली शब्दों में कहा है कि जो अपने को प्रृथ्वी का देवता 
कहा करते थे, उन्हें मैंने नकली देवता के रूप में ला दिया। यदि इसका कुछ 
अर्थ हो सकता है तो यही कि ब्राह्मग्र लोग भुदेव' कहे जाते थे। उन्हें हो 
अशोक ने नीचा दिखाया है | उपयुक्त कथन का मूल रूप इस प्रकार है -- 
“यिमाय कालाय जस्वूदीपसि अमिसा देवा हुसु ते दानि मिस्कटा।”! 
पंडित शास्त्री ने सेनाट की व्याख्या को सही माना है। किन्तु, सिलवेन लेवी' 
ने कहा है कि अमिसा' शब्द संस्कृत के अम्ृषा के लिए नही है, क्योंकि 
भात्र-अभिलेख में 'मृषा' (अस॒त्य) के लिए 'मिसा' नही, वरन्‌ 'मुसा' शब्द आया 
है। मास्की के अनुसार 'मिसंकटां' के लिए “मिसिभ्रूता' शब्द आया है जो मूलतः 
“मिश्रीभूता' है । संस्कृत के! 'मृषा' शब्द को 'मिसिभूता' कर देना व्यकरण की 
दृष्टि से गलत होगा । 'मिश्र' शब्द का अर्थ है मिलो-छुला हुआ | 'मिश्रीमृता' 
का अर्थ होता है मिलने के लिए ही बना हुआ । पूरे अनुच्छेद का अर्थ है कि 
तत्कालीन भारत के वे वासी जो पहले देवताओं से अलग थे और बाद 
मे उनसे हिलमिल गये थे ।” इसलिए अब किसी को दिखाने का प्रश्न ही 
नही रहा ।' 
पंडित शास्त्री ने आगे कहा है कि सम्राट्‌ अशोक द्वारा धर्म-महामात्रों की 
नियुक्ति ब्राह्मणों के अधिकारों का स्पप्ट अपहरण था । धर्ममहामात्र नेतिकता 
के ही रक्षक (5प9९7४॥(शात शा ०६ *(07७)5 ) नहीं थे, वरन्‌ उनके कार्यों में 





१. सर्पवाएडटा, 487००, 08- 
२. ८/ आपस्तम्ब धर्मसूत्र, [], 7. 6. ]-- पहले इस ससार में मनुष्य 
और देवता साथ-साथ रहते थे । अपनी तपस्या के फलस्वरूप देवता स्वर्ग चले 
गये और मनुष्य यहीं रह गये । जो मनुष्य देवताओं की तरह ही तपस्या करते 
थे, वे भी देवताओं के ही साथ या ब्रह्म के साथ निवास करने लगे थे ।” इस 
ओर सबसे पहले डॉ० भरडारकर ने लोगों का ध्यान खींचा | €/. ४७० हरि- 
वंश (], 32. ।)--“देवतानाम मनुष्यानांम्‌ सहवासोभवत्तदा ।” और 
58/, हधराए (9. 222-23) में वेदान्त सूत्र पर शंकर की टीका । “अपने 
तपोबल से प्राचीन काल के मनुष्य देवताओं से बाते किया करते थे। स्मृतियों 
में कहा गया है कि वेदों के पाठ से अपने इष्ट से बातचीत की जा सकती है ।' 
३. सर्वप्रथम डॉक्टर भण्डारकर ने इस अनुच्छेद को उद्ध,त किया 
((#दींबक 4डांदबदाऊ, 972, 9. 70) । 


३१६ प्रचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


क़ानून की व्यवस्था (जिसमें ब्राह्मणों के साथ उदारता भी शामिल है ), यवन, 
कम्बोज, ब्राह्मणों, गान्धारों रिष्टिकों आदि के कल्याण-कायों में वृद्धि, वैद व 
प्राएदरुड की सज्ञाओं की निगरानी राजपरिवार तथा राजा के सभ्बन्धियों की 
पारिवारिक व्यवस्था, दान-प्रशासन आदि के कार्य भी शामिल थे ।' यह नहीं 
कहा जा सकता कि उनका कर्त्तव्य केवल नेतिकता की रक्षा ही था, न ही 
उनकी नियुक्ति ब्राह्मणों के अधिकारों पर प्रत्यक्ष आधात ही था। इसके 
अतिरिक्त इसका भी कोई प्रमाण नहीं है कि धर्ममहामात्रों के पद के लिए 
ब्राह्मण लोग ही भर्तो किये जाते थे । 

इसके बाद हमारा ध्यान उस अनुच्छेद की ओर आकृष्द होता है 
जिसमें अशोक ते दराड्समता और व्यवहारसमता के सिद्धान्तों पर बल दिया 
है । पणिडित शास्त्री ने अशोक के इन सिद्धान्तों को दस्डसमता और विधि- 
समता के रूप में माना है ! ये समानताएँ जाति, धर्म तथा वंश से परे थी । 
यह आदेश भी ब्राहणों के अधिकारों पर एक आघात था। ब्राहणों को अभी 
तक बहुत-सी सुविधाएँ प्राप्त थी, जैसे कि उन्हें प्राणदशड नहीं दिया जाता था | 

इस अनुच्छेद में दशड्समता और व्यवहारसमता के जो शब्द आये है, 
प्रसग से हटाकर उनका अर्थ नही निकाला जा सकता । उक्त अनुच्छेद का भाषान्तर 
इस प्रकार है-- 

“सेकड़ों और हज़ारों पर नियुक्त अपने राजूकों को मैने किसी को भी 
सम्मान या दशड प्रदान करने के विषय में पूर्ण स्वतन्त्रता दे रखी है। किन्तु, 
यह आवश्यक है कि ये लोग व्यवहारसमता और दर्डसमता के भिद्धान्तों का 
पालन करे । भेरा यह सिद्धात्त है जिस मतृष्य को प्राशादरड मिल चुका हो, 
या वह जो कारावास में हो, उसे तीन दिन का विश्लाम अवश्य ही दिया जाना 
चाहिये ।/! 

उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि व्यवह्दारसमता और दर्डसमता के 
सिद्धान्त को ध्यान से समका जाय, जिस कि सम्राट ने विकेन्द्रीकरण की आम 
नीति के साथ सम्बद्ध कर दिया था । अशोक ने राजूकों को दण्इ-विधान में 
स्वतन्त्रता दे दी थी, परन्तु अर्थ यह नहीं थ। कक एक राजूक के क्षेत्र का दस्ड तथा 
व्यवहार, दूसरे क्षेत्र क दरड॒ और व्यवहार से भिन्न हो । अश्ञोक चाहता था कि 
दण्ड और व्यवहार में सहुज समता रहे ।' उदाहरण के रूप में, उसने प्राणदरड- 


१, 45704, 374 €0., 07. 68-69. 
२. एस० एन० मजूमदार का सुफाव । 


मौर्य-साम्राज्य : धम्म-विजय का युग और उसका ह्वास ३१७ 


प्राप्त व्यक्ति के लिए तीन दिन के विश्राम की व्यवस्था की है। अशोक द्वारा प्रचा- 
रित समता की नीति से राजकों के स्वशासन में कुछ कमी आ जाती थी। 
इसके अलावा ब्राह्मग्यों के प्राणदरद की छूट के अधिकार पर भी जानबूक कर 
कहीं भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता था । 


किन्तु, क्‍या प्राचीन भारत में ब्राह्मण सभी परिस्थितियों में प्राणदरणड से 
बरी रहते थे ? पंचविश ब्राह्मण" में लिखा है कि एक पुरोहित यदि अपने 
स्वामी को धोखा देगा तो उसे प्राणदराड मिलेगा । कौटिल्य' ने लिखा है कि 
जो ब्राह्मग्ग देशद्रोह का दोषी होता था, वह पानी में डुबा दिया जाता था। 
महाभारत के पाठकों को मालूम है कि मारडव्य और लिखिता' को दिये गये 
दण्ड की कहानियाँ लिखी हुई हैं | मध्यकालीन तथा आधुनिक भारत के मुक़ाबले 
प्राचीन कालीन भारत में ब्राह्मण का जीवन धामिक दृष्टि से अधिक अवध्य था । 
ऐतरेय ब्राह्मण से हमें पता चलता है कि इक्ष्वाकु-वंशी राजा हरिश्चन्द्र ब्राह्मण 
बालक के बलिदान के प्रश्न प्र तनिक भी नहीं हिचकिचाए थे । 


अश्योक को ब्राह्मग-विरोधी नीति के विरुद्ध उसके शिलालेखों में ऐसी पर्यात 
सामग्री मिलती है जिससे उसकी ब्राह्मणों की भलाई में दिलचस्पी की ही पुष्टि 
होती है । अपने तीसरे अभिलेख में अश्ोक ने ब्राह्मणों के प्रति उदारता का 
उपदेश अंकित कराया है। चतुर्थ अभिलेख में उसने ब्राह्मणों के प्रति अभद्र 
व्यवहार की निन्‍्दा की है । अपने पंचम अभिलेख में अशोक ने कहा है कि 
ब्राह्मगों के कल्याण के हेतु ही धर्ममहामात्रों की नियुक्ति हुई है । 


पंडित शास्त्री ने आगे कहा है कि ज्यों ही अज्ञोक का शासन-काल समाप्त 
हुआ, ब्राह्मणों ने उसके उत्तराधिकारियों के विरोध में आवाज उठाई । अशोक 
के पुत्रों तथा ब्राह्मणों के बीच इस प्रकार के किसी संघर्ष का प्रमाण नहीं मिलता । 
इसके विपरीत यदि कश्मीरी इतिहासकारों पर विश्वास किया जाय तो अशोक 
के पुत्रों तथा उत्तराधिकारियों में से एक जालौक और ब्राह्मणों के सम्बन्ध 


१. 76८ ॥४४४४, 4, 9. 84, पुरोहित कुत्स और शिष्य कलन्द की कथा-- 
72%, 8/., >77५, 6. 8; (/. बृहदारण्यक उपनिषद्‌, [], 9, 26, 

२. ४, 229, 

३, आदि पर्व, 07 और थान्ति पर्ब, 28, 86. 


३१८ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


नितान्त मैत्रीपूर्णा थे ।' 

अन्त में पंडित शास्त्री ने मगध के राजा तथा मौर्यवंश के अन्तिम शासक 
की हत्या पृष्यमित्र शुंग के हाथों किये जाने का उल्लेख करते हुए कहा है कि 
इस महान क्रान्ति में ब्राद्मरयों का स्पष्ट हाथ दिखाई पड़ता है। किन्तु. भरहुत के 
बौद्ध -अवशेषों में शृंगवंश की प्रभुता का समय! लिखा है, किन्तु इससे यह सिद्धांत 
न निकालिये कि शंंग लोग इन कट्टर ब्राह्मणों के नेता थे। तो, क्या तत्कालीन 
अवशेषों के मुकाबले दिव्यावदान के संग्रहकर्त्ता-जेसे क्रमहीन सामग्नी प्रस्तुत 
करते वाले विद्वानों के लेखों को अधिक प्रामाणिक माना जाय? यदि यह मात 
भी लिया जाय कि पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मण-समर्थक था तो भी यह नहीं समभा 
जा सकता कि मौर्य-साम्राज्य का पतन तथा उसका विघटन केवल उसी के बल 
या उसके समर्थकों के बल से ही हो गया । १८७ ईसापूर्व के आसपास पुष्यमित्र 
हारा की गई सैनिक-क्रान्ति के बहुत पहले से ही मौर्य-शासन की नीब हिल रही 
थी । राजतरंगिणी में कहा गया है कि सम्लाट अशोक की गृन्यु के तुरन्त बाद 
ही उसका पुत्र जालौक स्व॒तन्त्र हो गया और कश्मीर पर राज्य करने लगा था । 
उसने मैदानी क्षेत्रों (कन्नौज तक) पर अपना आधिपत्म जमा रखा था । यदि 
तारानाथ पर विश्वास किया जाय तो एक अन्य राजा वीरसेन ने अज्लोक के 
पाटलिपुत्र में रहने वाले निबंल उत्तराधिकारी से गान्धार छीन दिया था। ब्रिदर्भ 
और बरार के हाथ से निकलने की बात कालिदास के मालविकिस्तिमित्रम्‌ में अंकित 
है । यूनानी लेखक भी साम्राज्य से पश्चिमी भारत के भागों के निकल जाने की 


१. ब्राह्मण अफ़सरों का उल्लेख भी ध्यान में रखिये। उदाहरणार्थ, बाद 
के मौर्यों का अधिकारी पुध्यमित्र । कल्हणा ने तो अश्ञोक की प्रशंसा ही की है । 
दूसरे ग्रल्थकार बागा ने मौर्यों को नहीं, वरन मौर्यों के अन्तिम शासक को 
पदच्युत्‌ करने वाले ब्राह्मण सेनापत्ति को अनार्य कहा है । विशाखदत्त ने चन्धरगुप्त 
की तुलना "भगवान के शुकर अवतार' से की है। कुछ पौरारिणिक ग्रन्थकारों ने 
मौर्यों को असुर कहा है, और अन्तिम मौर्य-राजाओं की दशंसता की ओर गार्गी 
संहिता में संकेत किया गया है । किन्तु, इस बात के प्रमाण बहुत ही कम हैं कि 
मौय-दमन के शिकार ब्राह्मग ही थे। इसके विपरीत, ब्राह्मण लोग ऊँचे-ऊंचे 
पदों पर नियुक्त किये जाते थे, जैसे पृष्यमित्र | 'सुर-द्विष' या 'असुर' शब्द मौय्यों 
के ही लिये नहीं, वरन्‌ सभी ऐसे लोगों के लिए आया है, जो बौद्धमत के 
अनुयायी थे । इसके अलावा पृराणों के उल्लेख अन्य विभिन्न उल्लेखों से भिन्न हैं । 
अश्योक के बाद राजा दिवनांपिय' को उपाधि भी नहीं घारण करते थे । 


मौर्य-साम्राज्य : धस्म-विजय का युग और उसका ह्वास ३१६ 


पृष्टि करते हैं । पोलिबयस ने लिखा है कि २०६ ईसापूर्व के आसपास वीरसेन 
का उत्तराधिकारी सोफ़ागेसेनस (सुभागसेन) राज्य करता था। इस राजा के 
उल्लेख का अंश इस प्रकार है -- 

“उसने (एन्टिओकोस-महान्‌ ने) काकेशस (हिन्दूुकुश) को पार कर भारत 
में प्रवेश किया, और सुभागसेन से मुलाक़ात की। उसे अनेकानेक हाथी भेंट 
में मिले । उसने पुन: अपनी सेना को सुसंगठित किया और स्वयं सेना का नेतृत्व 
करते हुए आगे बढ़ा । यही नही, उसने एण्ड्रोस्थनीज़ को पीछे छोड़ दिया और 
वह सुभागसेन से प्राप्त थन को लेकर घर वापस लौट गया ।” 

हमें यह देखना है कि सुभागसन एक प्रभ्रुतासम्मन्न राजा था, न कि क़ाबुल 
की धाटी का मात्र एक सामन्‍्त, जैसा कि डॉक्टर स्मिथ ने कहा है । वह भारतीयों 
के राजा की उपाधि का अधिकारी था जो कि भारतीय ग्रन्थकार चचन्द्रगुप्त- 
जैसे राजा को ही मानते थे । पोलिबियस ने यह कही नहीं लिखा है कि सीरिया के 
राजा ने उसे हरा दिया थ्रा उसने सीरिया की अधीनता स्वीकार कर ली । इसके 
विपरीत यह कथन कि एन्टिओकोस ने सुभागसेन से अपनी मैत्री को नया रूप 
दिया, यह सिद्ध करता है कि दोनों समता के धरातल पर ही एक दूसरे से 
मिले तथा आपस में मैश्रीपुर्रा सम्बन्ध क्रायम किया । यूनानी राजा द्वारा मैत्री- 
पूर्ण सम्बन्ध क्रायम करना तथा भारतीय राजा द्वारा हाथियों की भेंट से हमें 
चन्द्रगुत्त और सेल्युकस की ही मित्रता याद आती है। इसके बाद मैत्री को नया रूप 
देने' की शब्दावली से लगता है कि राजा सुभागसेन और एन्टिओकोस के पहले 
भी पारस्परिक सम्बन्ध थे। सम्मवतः वह २०६ ईसापूर्व के पहले ही शासनारूढ़ 
हुआ। २०६ ईसापूर्व के पहले दक्षिणी-पश्चिमी भारत में स्वतंत्र राज्य के 
अस्तित्व से लगता है कि मौर्य-साम्नाज्य का विधटन पुष्यमित्र की सेनिक-क्रान्ति के 
२५ बर्ष पूर्व से ही होने लगा था । 

हमें ऐसा लगता है कि मौर्य-काल का विघटन पुष्यमित्र के नेतृत्व में चलाये 
गये ब्राह्मण-आन्दोलन से ही हुआ, इस निष्कर्ष की अच्छी तरह जाँच नहीं की 
गयी । क्या यूनानियों के आक्रमण से मौयों का हास आरम्भ हुआ ? अशोक के 
बाद लो सबसे पहला यूनानी आक्रमण ऐन्टिओकोस ने ही २०६ ईसापूर्व में किया । 
इस प्रकार कल्हण और पोलिबियस के अनुसार यूनानी आक्रमण के बहुत पहले से 
ही मौर्यों का पतन आरम्भ हो गया था । 

तब मौर्यों के इतने शक्तिशाली साम्राज्य से मूल कारण क्या थे ? इसका एक 
युक्तियुक्त कारण तो यह है कि मौँयों के दूरस्थ प्रान्तों के शासक बड़े ही भन्यायी 


३२० प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


थे । बिन्दुसार के समय में भी तक्षशिला के निवासियों ने अत्याचारों से पीड़ित 
होकर विद्रोह कर दिया था। दिव्यावदान' में कहां गया है-- 

“अथ राज्ञो बिन्दुसारस्य तक्षशिला नाम नगरम्‌ विरुद्धम्‌ । तत्र राज्ञा बिन्दु 
सारेन अश्ञोको विसरजितः...यावत्‌ कुमारश्चतुरंगेज वालकाय्रेन तक्षशिलाम्‌ 
गतः, श्र त्वा तक्षशिला निवासिनः पौरा:...... प्रत्यदूगभ्य च कथयन्ति न वर्यं 
कुमारस्य विरुद्धा: नापि राज्ञों बिन्दुसारस्थ अपि तु दुष्टामात्या अस्माकम्‌ परि- 
भवम्‌ कुर्वन्ति ।” अर्थात्‌, “अब राजा बिल्दुसार के नगर तक्षशिला में विद्रोह 
हुआ । राजा ने अशोक को उधर भेजा । अश्ञोक ज्यों ही तक्षशिला के समीप 
पहुँचा, तक्षशिलावासियों को समाचार मिला | अशोक की सेना चतुरंगिणी थी । 
तक्षशिलावासी नगर से निकल कर उससे मिलते आये । उन लोगों ने कहा कि न 
तो हम राजकुमार के विरोधी हैं और न राजा बिन्दुसार के । किन्तु, ये दुष्टमंत्री 
हमारा अपमान करते हैं ।' 

एक बार अशोक के समग्र में भी तक्षशिला में विद्रोह हुआ और इस बार भी 
दुष्ट मंत्रियों के व्यवहार के कारण ही ऐसा हुआ । “राज्ञोइओकस्यत्तरापये तक्ष- 
शिला नगरम्‌ विरुद्धम्‌ ।” राजकुमार के हवाले नगर का प्रशासन सौपा गया । 
जब राजकुमार नगर में पहुँचा तो प्रजा ने कहा--'न वय कुमारस्य विरुद्धान 
राज्ञोइशोकस्थापि तु दुष्टात्मनोउसात्या आगत्यास्माकम्‌ अपमानम्‌ कुर्वन्ति |" 

इसमें कोई सन्देह नही कि दिव्यावदान बाद का प्रन्थ है, किन्तु इसमें लिखी 
गई मंत्रियों की दुष्टता की पुष्टि अशोक के कलिग-अभिलेख से भी होती है । 
उच्च अधिकारियों (महामात्रों) को सम्बोधित करते हुए अशोक ने कहा है--- सभी 
प्रजाजन मेरी सन्‍्ताने है। मैं चाहता हूँ कि मेरी सन्‍्ताने इहलोक तथा परलोक 
दोनों ही लोकों में सुखी और समृद्ध रहें । मानव मात्र के लिए मेरी यही कामता 
है । तुम लोग इस सत्य को पूरी तरह नहीं समझते । यदि कोई इस ओर ध्यान 
भी देता है तो वह भी आंशिक रूप से | इसलिए सरकार की सुव्यवस्था के लिए 
इस ओर सभी ध्यान दे । पुनः जब किसी व्यक्ति को कारावास या कोई यातना 
दी जाती है और यदि वह दराइ अकारण होता है तो अन्य प्रजाजनों को भी 
दुःख होता है। इसलिए अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों के अनुचित ढंग से पालन 
से राजा का सम्मान कभी नहीं बढ़ता । नागरिकों की नज़रबन्दी या उनको 
दी जाने वाली कोई अन्य यातना अकारण नहीं होनी चाहिये । इस उद्देश्य की 

१. 7. 37. 

२, दिव्यावदान, 407. 


मौर्य-साम्राज्य : घम्म-विजय का युग और उसका ह्रास ३२१ 


पूत्ति के लिए में पाँचवे' वर्ष बारी-बारी से ऐसे अधिकारियों की प्रान्तों में भेज॑गा 
जो नम्न और सन्तुलनशील स्वभाव के होंगे । उज्जैन से हर तीसरे वर्ष ऐसे अधि- 
कारी भेजे जाते रहेंगे । ऐसा ही तक्षशिला में भी होगा ।/”' 

अभिलेख के अन्त में लिखे अंश से स्पष्ट है कि कलिंग में भी अधिकारियों का 
कुप्रशासन व्याप्त था । उज्जैन और तक्षशिला की स्थिति प्राय: समान थी । इस 
प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि पुष्यमित्र की सैनिक-क्रान्ति (१८७ इसापूर्व से)* 
के बहुत पहले से ही मौय॑-साम्राज्य के दूरस्थ प्रान्तों की वफ़ादारी में कमी आ 
गयी थी । इसमें कोई शक़ नही कि २०६ ईसापूर्व के यूनानी आक्रमण का अद्योक 
मुक़ाबला करना चाहता था, पर उसके सहायक अधिकारी ठीक नहीं थे । यह 
उल्लेखनीय है कि पश्चिमोत्तर के जिन प्रान्तों में बिन्दुसार के समय से ही जनता 
दुष्ट मंत्रियों के कुशासन से परेशान थी, वे प्रान्त सबसे पहले मौर्य-साम्राज्य से 
अलग हुए । 

अज्ञीक के उत्तराधिकारियों में साम्राज्य के विघटन को रोकने की न शक्ति 
थी और न इच्छा । साम्राज्य की सामरिक शक्ति, कलिंग के युद्ध में ही अपना 
दम तोड़ चुकी थी। अशोक ने अपने पूर्वजों की युद्ध-विजय की नीति को त्याग कर 
धम्म-विजय की नीति अपना ली थी। इससे भी साम्राज्य की सैन्य-शक्ति क्षीण 
हुई ।' उसने अपने पुत्रों ओर पौन्रों को रक्‍्तपात न करने तथा सन्न से आनन्द 





१. 570, 4580४4, 370 €०., 070. 94-96. 

२. जैन-प्रन्थों में पुष्यमित्र के झ्ासनारढ़ होने की तिथि ३१३-१०५८८:- 
२०४ ईसापूर्व दी गई है, जो पुष्यमित्र के अवस्ती में शासनारूढ़ होने की तिथि 
हो सकती है, क्योंकि मगध-क्रान्ति का समय तो १८७ ईसापूर्व दिया गया है। 
इसके विपरीत यदि गार्गी संहिता पर विश्वास किया जाय तो उत्तराधिकारी 
शालिशुक ने अपने अत्याचारों से पतन को और भी समीप ला दिया था--सराष्ट्र 
मर्दते घोरम्‌ धर्मबादि अधामिक:ः (5४८) । अशोक के कुछ उत्तराधिकारियों 
(जलौक) ने स्वतंत्र राज्य क़ायम कर लिया था। इस प्रकार मौर्य-साम्राज्य 
के विघटन के लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं । 

३, ८६ ७४, ०. 353 गर्ग ने अशोक की धम्म-विजय की नोतिं की 
आलोचना की है । सम्भवत: शालिशूक के ही कारण ऐसा किया गया है, क्योंकि 
इस लेखक के मतानुंसार अशोक ने अपने पुत्रों को धम्म-विजय का उपदेश दिया 
था । जायसवाल ने भी गार्गी संहिता के इस अनुच्छेद की ओर ध्यान आकर्षित 

र्श्‌ 


३२२ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


प्राप्त करने का उपदेश दिया था । उसके उत्तराधिकारी धम्म-घोष' की अपेक्षा 
भेरी-घोष' से कम परिचित थे, इसलिए कोई आहचर्य नहीं कि पाटसिपुत्र के 
सिंहासन पर बैठने वाले बाद के सम्राट चन्द्रमुप्त मौर्य के संगठित साम्राज्य की 
समता को विधघटित होने से न बचा सके । 

२०६ ईसापूर्व से मौर्य-साम्राज्य का विघटन आरम्भ हुआ । गार्मी संहिता 
और पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार यवतों के आक्रमण के समय वह और 
स्पष्ट हो गया | अन्ततः पृष्यमित्र ने मौर्यों के हाथ से सिहासन छीन ही लिया । 


किया है कि--स्थापयिष्यति महात्मा विजयम्‌ नास धामिकम्‌, “धम्म-विजय का 
राज्य बेवकूफ ही स्थापित करते है।'” 7720726, 7५, 26) | इस सम्बन्ध में 
विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए 66 #%०,, 76०. 946, 9. 79 ( और €&. 
260, 943, 0७१) 39 ४ देखिये । 

इसके आलावा अशोक के उत्तराधिकारियों में आखेट-क्रीड़ा और युद्ध आदि 
के उत्सव भी वर्जित से हो गये थे। अशोक के समय में भी साम्राज्य की सेना 
२६ वर्ष तक निष्क्रिय पड़ी रही थी। चीनी पणा मीशाआए के अनुसार, 
भारतीय बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, इसलिये किसी का वध या किसी से युद्ध 
न करना उनकी आदत बन गई थी। जिस समय पृष्यमित्र ने क्रान्ति की--मौर्य॑, 
जनता के सम्पर्क में नही थे । दान से उनका कोष खाली हो गया था। 


मौर्य-साम्नाज्य : धम्म-विजय का युग और उसका ह्वास ३२३ 
भौर्य-बंशानली 
पिपष्पलिबन के मौये 
चन्द्र गुप्त 


बिन्दुसार अमित्रधात 





| | 
कह (सुमन) ६३४४ 


| १. देवी (पहली तो)... | 
| २, असम्धिमित्रा 
| (पहली रानी) 
| ३. कारुवाकी (दूसरी रानी) विगतशोक 
| ४. पद्मावती (तिस्स) 
| *. तिष्यरक्षिता 


| 
निग्रोध 


। 
| | 





| 


| 
के (?) कुणाल जः तीवर 
(देवी का पुत्र) आग का पुत्र) (कश्मीर का राजा) (कारुवाकी का पुत्र) 
कु 


बन्धुपालित सम्प्रति विगतशोक 








(दशरथ ?) | वीरसेन (गान्धार) 
0 सुभागसेन ? 
| 
सुबर्रागिरि का उज्जेन का राजकुमार शालिशुक 
राजकुमार | सोमशर्मन (देववर्मन) 
| शतधवन (हाशधर्मन) 
| | बृहृद्रथ (जिसकी पृष्यमित्र ने 
| | हत्या की) 
सुकेतुवर्मन । 
(कोंकणा) 
बलभी और खानदेश..> घबल १७३८-३६ ई० | 
के हे (राजपूताना) | 
* गोविन्दराज यादव पूर्रावर्मत (मगघ) 


१०६६ ई० 


_ बेम्बिक-झांग शासन और ब क्ट्रयन 
यूनानी 
१. पुष्यमित्र का शासन 


सततम्‌ कम्प्यामास यवनानेक एवं यः 

बलपौरुष-सम्पन्नान, कृतास्त्रानसितो जस! 

यथासुरान, कालकेयान_ देवो वजच्यघरस्तथा 

--महाभारत' 
ओऔदभिज्जो भविता कश्चित्‌ सेनानी: कश्यपो हिजः 
अश्वमेधम_ कलियुगे पुनः प्रत्यहरिष्यति । 
---हरिवंश' 
मौयों ने भारत का इस अर्थ में बड़ा उपकार किया कि समूचे देश को 

एकता के सूत्र में बाँध दिया । सिकन्दर और सेल्युकस के सैनिकों से देश की 
रक्षा तथा देश की शासन-प्रणाली में एकरूपता, उनके सराहनीय कार्यों में मानी 
जायेगी । मौर्यों ने प्राकृत को सारे देश की राजभाषा बनाया और समूचे राष्ट्र 
को एक सर्वमान्य धर्म के सूत्र में बाधा । मौर्य-वंश के पतन से, कुछ ही दिनों के 
लिए सही, भारत की एकता समाप्त हो गई। मौर्यों के बाद हिन्दुकुश से लेकर 
बंगदेश तथा कर्नाटक प्रदेश तक कोई ऐसी राजसत्ता न रह गई, जिसे सभी 
स्वीकार करते । भारत के उत्तरी-पश्चिमी द्वार से लड़ाकू जातियाँ देश में प्रविष्ट 
होने लगी तथा गांधार प्रान्त में अपने राज्य क्रायम करने लगी । ये लोग 
पश्चिमी मालवा और पड़ोसी क्षेत्रों की ओर भी बढ़े। धीरे-भीरे पंजाब में 
विदेशी तथा दक़न में स्थानीय राजघरानों ने प्रश्ुता क्याम कर ली, फिर धीरे- 
धीरे सिंधु और गोदावरी की घाटियों का आपसी सम्पर्क छिलन्न-भिन्न हो गया 
तथा शाकल, विदिशा और प्रतिष्ठान आदि नये नगरों के उद्भव से पाटलिपुत्र 


१६६ ॥३६, ०4 28 
२, 48], 25 40, 


बैम्बिक-शुद्भ शासन और वैकिट्रियत यूनानी श्र 


की रौनक जाती रही । एक ओर गंगा की घाटी तथा दक़न में ब्राह्मरा-धर्म 
प्रबल हुआ और दूसरी ओर उड़ीसा में जैनधर्म का ज़ोर बढ़ा । महेश्वर ओर 
भागवत सम्प्रदायों का आाविर्भाव हुआ | मध्यप्रदेश के वैयाकरणों के प्रभाव से 
संस्कृत भाषा को काफ़ी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ | इसके विपरीत दक्षिण भारत के 
प्रतिष्ठान और कुन्तल राज्यों में प्राकृत का ही बोलबाला रहा । 


पुराणों तथा हर्षचरित के अनुसार मौर्य-वंश के अन्तिम राजा बहुद्रथ की, 
उसके सेनापति पृष्यमित्र ने हत्या कर दी और स्वयं सिंहासन पर आखूढ़ हो 
गया । यहीं से एक नये राजवंश का आरम्भ हुआ । 


पृष्यमित्र के खानदान के बारे में अनेक अनिश्चित धारणाएं हैं। दिव्या- 
वदान के अनुसार पृष्यमित्र भी मौ्यों के वंश से ही सम्बन्धित था । इसके 
विपरीत पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र को 'मालविकाग्तिमित्रम' में बेम्बिक वंश' का 
कहा गया है, किन्तु पुराणों और हर्षचरित' में इन राजाओं को शुद्भवंशी बताया 
गया है । एक इतिहासकार ने सकेत किया है कि जिन शुंगों के नाम के अन्त में 

“मित्र' रहता था, वे ईरानी थे तथा सूर्य के पुजारी थे।' दुसरे लोग शुंगों को 
2 मालविकामस्मित्रम में अप्लिमित्र अपने को वैम्बिक-कुल का बताता है। 
(6 ॥५, ४७४४० 34; प्ृ३छए९ए3 प्रफथाशंबधं०0, 9, 69) । 7% 
0656७ रथ 5709, ?०म8०7, ।, 2, 9 में बैम्बिक राजा का नाम आया है । 
श्री एच० ए० शाह (2/7८०४४बहुए थी 7किव 00४० (:शर्प्क्ष॥॥००, बत/३६, 
7. 379) के संकेतानुसार बैम्बिक, बिस्बिसार के परिवार से सम्बन्धित था । 
” यह भी हो सकता है कि बेस्बिक नाम 'विम्बिका' नास की वनस्पति से कुछ 
सम्बन्धित हो ( दाक्षिस्यम्‌ नाम बिम्बोष्ठि वैम्बिकानाम कुलब्रतम्‌) | यह भी 
हो सकता है कि भरहुत-शिलालेख के अनुसार, बैम्विक का सम्बन्ध बिम्बिका 
नदी से हो (छेद्वाप७ बाते किया, 9. 9) । ए. एककशव 2कई४4:, 
90, 24; उ्ंधेत व) शिक्ाधांथों, 7५, ]. 97. हरिवंश (भविष्य, पर, 
40) में कलियुग में भी अश्वमेघ करने वाले ब्राह्मण सेनानी को औभिज्ज” कहा 
गया है। जायसवाल ने पुष्यमित्र को ही वह सेनानी माना है | बौद्धायन 
श्रौत सूत्र में बैम्नकय:” को कश्यप” कहा गया है । 

२. यह उल्लेखनीय है कि हर्षचरित के पुष्यमित्र को शुंग नहीं कहा गया 
है । हो सकता है पुराणों में बेम्बिक और शुंग राजाओं को एक ही बताया 
गया हो । 

३. 74578, 92, 287; ८/, 90, 260, 


३२६ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


भारतीय ब्राह्मण मानते हैं । पाशिनि' ने शुद्धों तथा ब्राह्मण-कुल के भारद्वाज 
को एक दूसरे से सम्बन्धित कहा है। बृहदारस्यक उपनिषद' में शुज्ञों की 
महिला-उत्तराधिकारिणी के पुत्र शौंगीपुत्र को एक शिक्षक ही माना गया है । 
बंद पुराण में भी शौंगायनी नामक एक शिक्षक की चर्चा है। मैकडॉनेल और 
कीय के अनुसार आश्वलायन श्रौत सूत्र' में भी शुद्धों को अध्यापक कहा गया 
है । मालविकाग्निमित्रमु और पुराणों के विरोधी कथनों को देखते हुए यह कहना 
कठिन है कि पृष्यमित्र भारद्वाज-गोत्रीय शुद्ध था, या कश्यप-गोत्र का बेम्बिक । 
विद्वान्‌ इतिहासकारों ने धनश्ृृतति के समय के छुद्धों का समय १००-७५ ईसा- 
पूर्व कहा है । हर्षचरित में यद्यपि पुष्यमित्र के वंश की उपाधि को अस्वीकार 
किया गया है तों भी उसे वासुदेव करव का पूर्वज तथा पौराणिक सूची का 
अन्तिम राजा बताया गया हैं । 


यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता कि कब और व्यों बाद में कदस्‍्बों 
की तरह प्रष्यमित्र ने लेखनी छोड़ कर तलवार हाथ में ली। यह सोचना अकारण 
होगा कि अशोक ने ब्राह्मणों पर इतना अत्याचार किया कि ब्राह्मणों को अपना 
पौरोहित्य-कार्य छोड़ना पड़ा । प्राचीन भारत में ब्राह्मण सेनापतियों की कमी 
नहीं रही । बाद के मौर्यों के संरक्षण में ब्राह्मणा-वर्ग के लोगों को नौकरी 
मिलती थी | इससे सिद्ध है कि बाद के मौर्य लोगों की नीति ब्राह्मण-विरोधी 
नही थी । 


पुष्यमित्र का साम्राज्य दक्षिण में नर्मदा तक फैला हुआ था । पाटलिपुत्न, 
अयोध्या तथा विदिशा उसके राज्य के नगर थे। यदि दिव्यावदान और 
तारानाथ पर विश्वास किया जाय तो पुष्यमित्र का राज्य जालन्धर और 


१६ [0 5प0७४ !४, ।, ![7; क्रमदीश्वर, 764. 

२. शा. 4. 3] 

३. झा, 43.5, ९८. वंश-ब्राह्मण में शुंगों को माद्रा देश का बताया 
गया है [ 6४, 74४४६, ।7, 79. 29) | पृष्यमित्र के सन्दर्भ में तारानाथ के 
उल्लेख के लिये देखियि 72075, 7५५ ?।, 3,258, भारद्वाज उच्चवंशी शासन 
के पक्षपाती थे (देखिये कौटिल्य, 3), 86) । 

४. महाभारत में द्रोण, क्ृपाचार्य तथा अश्वत्यामा मिलते हैं। यादव-वंश 


में लोलेश्वर तथा पाल-बंश में सोमेश्वर ब्राह्मण सेनापति थे (रतिदेव, उक्रतींदा 
॥6#कबब7, एव], २०) । 


बैम्बिक-शुज्ध शासन और बैक्ट्रियन यूनानी ३२७ 


शाकल तक था। दिव्यावदान में लिखा है कि पुष्यमित्र पांटिलपृत्र में रहता 

था। मालविकाम्तिमित्रमू के अनुसार विदिशा (पूर्वी मालवा) पर उपराजा' के 

रूप में अग्तिमित्र शासत करता था। जो दूसरा उपराजा कोशल में शासन 

करता था, सम्भवत: राजा का रिश्तेदार ही था। अग्निमिश्र' को रानी का 

भाई वीरसेन नीची जाति का था। उसकी नियुक्ति नर्मदा के तटबर्त्ती प्रदेशों में 

हुई थी--अत्थिदेवीए वरुणावरों भादा वीरसेनो नाम, सो भट्टिणा अन्तव (प) 
आलवदुग्गे नम्मदातीरे' ठाविदो । 

१. मेरुतु छु-जैसे जैन-ग्रन्थकार अवन्ती को पुप्यमित्र का प्रान्त मानते हैं । 
बाद में अवन्ती पर सातवाहनों का तथा शाकल पर यबनों का अधिकार हो गया । 

२, ?. 434. 

३, जी० विद्यानिधि द्वारा सम्पादित मालविकाम्निमित्रमू, ०८ ७, छ9- 
370, 9, ००. ४९५४९ 20--सम्पद्यते न खलु ग्ोप्तरि ना अग्निमित्रे । 

४, उपराजाओं के होने की बात का उल्लेख अयोध्या में प्राप्त एक शिलालेख 
में मिलता है।इस शिलालेख के अनुसार सेनापति पृष्यभित्र का छंठा भाई 
क्रोशलाधिप' के रूप में, यहाँ शासन करता था । इसने दो अश्वमेध यज्ञ किये 
थे (नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वैशाख, सम्वत्‌ १६८१, 580/05, ऋ (924), 
203; जेँ।। (927) लएड 247; 0804, 2४०४०४०, 924, (00,, 9. 43]; 
गा, 929, 6026; ##. झाब, >४, 54 0) | यह दिलचस्प है कि 
पुष्यमित्र द्वारा अश्वमेध किये जाने के बाद भी उसे सेनापति की उपाधि प्राप्त 
'थी। महाभारत में विराट राजा को वाहिनीपति' तथा कुशान-सम्राट्‌ को 
यावुग! कहा जाता था। महाराजा महासेनापति' तथा 'महामणइलेश्वर' 
विज्जल राजाओं को कहा जाता था जबकि वे पूर्ण रूप से सिहासतारूढ़ हो 
चुके थे (8007. 64८., ॥, 7. 474 9) । 

५. अंक प्रथम--छुछ ग्रन्थकार मंदाकिनी नाम नदी का लिखते हैं ((/. 7770, 
925, 24) । ताप्ती से ५ मील दक्षिण में मंदाकिनी नाम की एक छोटी-सी 
नदी है ( 7४4. 47४.; 902, 254 ) । दूसरी मंदाकिनी चित्रकूट के समीप 
बहती है (रामायण, 92. 0-]) | ल्यूडर्स-लेख, संख्या ६८७-६८८ के अनुसार 
भरहुत (बघेलखरड के पास) में शुद्धों का राज्य था। यदि पुष्यमित्र शुज्ञ था 
तो बघेलखणड निश्चित रूप से उसके राज्य का एक हिस्सा रहा होगा। 
भाक्राश5 शी उक्त (॥, 9. 27) में लेखक इस शिलालेख को द्वितीय 
शताब्दी ईसापूर्व के मध्य का नहीं मानता । उसके अनुसार, ये शिलालेख १००- 





इ्र८ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


बक्षिण भारत को स्थिति 


ऐसा लगता है कि पुष्यमित्र के राजवंद्ा की स्थापना के समय में ही दक्षिण 
में भी विदर्भ-जैसे राज्य क्रायम हो गये थे । मालविकाग्निमित्रम्‌ का भी यही कहना 
है । अग्निमित्र के मनन्‍्त्री ने इस राज्य को अचिराधिष्ठित' (७४४०[586प० ॥0( 
]078 ०६8०) कहा है तथा इस राज्य के राजा की तुलना उसने ऐसे वृक्ष से की 
है जो थोड़े दिनों का ही लगाया हुआ था और कमज़ोर था (नवसंरोपणा 
शिथिलस्तरु:) । विद के राजा को मीौर्यों के एक मन्‍्त्री का रिश्तेदार (बहनोई) 
तथा पुष्यमित्र के राजवंश का कट्टर शत्र कहा गया है। इससे लगता है कि 
बृहद्रथ मौर्य के शासन-काल में मगध-राज्य के दो गुट हो गये थे । एक दल का 
नेतृत्व मन्‍्त्री लोग करते थे तथा दुसरे का नेतृत्व राज्य के सेमापति लोग । 
मन्त्रियों के प्रतिनिधि या क्रुपापात्र यज्सेन को विदर्भ का राज्य मिला तथा 
सेतापति के पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का उपराजा-पद प्राप्त हुआ । जब 
सेनापति पुष्णमित्र ने राज्य-क्रान्ति की और राजा की हत्या की तो उसने मन्‍्त्री 
को भी जेल में डाल दिया । फिर तो यज्ञसेन ने अपने को विदर्भ का शासक 
घोषित करते हुए पृष्यमित्र का शत्रु भी घोषित किया । इसी कारण उसे नि्बल 
राजा तथा अग्निमित्र का शत्रु माना गया है| 


मालविकास्निमित्रम्‌ के अनुसार यज्ञस़ेन का भतीजा तथा अग्निभित्र का 
हितैषी कुमार माधवसेन चुपचाप विदिशा की ओर जा रहा था कि यज्ञसेन के 
सिपाहियों (अन्तपालों) ने उसे गिरफ़्तार कर लिया। अग्निमित्र ने उसे रिहा 
कर देने को कहा । विदर्भ के राजा ने इस शर्त पर उसे छोड़ना स्वीकार किया 
कि अग्निमित्र की कद में मौर्य-मन्त्री को छोड़ दिया जाय । विदिशा का राजा 
इस पर अप्रसन्न हो गया और उसने वीरसेन को विदर्भ पर चढ़ाई की आज्ञा 
दे दी। यज्ञसेन पराजित हो गया । माधवसेन कारामुक्त कर दिया गया तथा 
विदर्भ का राज्य दो भतीजों में बाँठ दिया गया। वरधा नदी दोनों राज्यों की 
सीमारेखा बनी तथा दोनों राज्यों ने पुष्यमित्र की सत्ता स्वीकार की । 


कुछ विद्वानों के मतानुसार कलिग (उड़ीसा) से भी पुष्यमित्र का एक विरोधी 





७४ ईसापूर्व के, अर्थात्‌ इद्धाप्निमित्र, ब्रह्ममित्र तथा विष्सुमित्र के समय 
के हैं। 


बैम्बिक-दु ज्र शासन और बेक्ट्रियन यूनानी ३२६ 


राजा उठा था । डॉक्टर स्मिथ ( 0079 प्लाह्ाणए री पता ) के 
अनुसार कलिंग के खारवेल राजा ने पृष्यमित्र को हराया था। इसको बह- 
पतिमिता या बहसतिमिता भी कहा गया है। कलिंग के इस राजा का नाम 
हाथीगुम्फा-शिलालेख में भी मिलता है। प्रोफ़ेसर डुब्नील (000८) भी 
इस राजा को पृष्यभित्र का विरोधी मानते हैं। प्रोफ़ेसर डुब्नील के अनुसार 
हाथीगुम्फा-शिलालेख की तिथि खारवेल-शासन के १३वें वर्ष में पड़ती है । 


डॉ० आर० सी० मजुमदार के कथनानुसार हांथीगुम्फा-शिलालेख में ६ 
लेख या पत्र थे जिन्हें 'बहसतिमितम' की सज्ञा दी गयी थी । यदि बहसतिमितम 
या बहपतिमसितम को शुद्ध मान भी लिया जाय तो पृष्यमित्र को बृहस्पतिमित्र 
या बृहस्पति कहा जा सकता है, किन्तु पर्याप्त तथा अन्य प्रामाणिक सामग्री के 
अभाव में इस स्वीकार नहीं किया जा सकता । इस सम्बन्ध में यह 
उल्लेखनीय है कि दिव्यावदान' में बृहस्पति या पृष्यमित्र' को अलग-अलग माना 
गया है । इस ग्रन्थ के अनुसार पुष्यमित्र के विरोधी खारवेल-वंश की राजधानी 
राजगृह थी ।' 

हाथीगुम्फा-शिलालेख से 'मुरिय-काल के १६५५ें वर्ष' का पता चलता है । 





है. तताएंठतार बात ९०णफ९टपंगा३, एए. 399, (€. 2880. $. 
छुणाठ्ण करा 4ैलबव 07क//6, 7. 29, 8, ६०009 3८०९७४७ ]&5फ7 5 
विलाबकिटबा।ंता; उि्वाइन्राग)रॉ8७०४िप्रड)५9श्रा(79, 

२, व, 8/,, 99, 09, 89, (६ 8॥99, (7647, ७. हट, 

३. (#. (बताते क्‍0 772, 929, 9. 594, 

४. 7. 4553-34, 


५ ऐसा सुझाव नहीं है कि दिव्यावदान के वृहस्पति को शिलालेख का बृह- 
स्पतिमित्र ही मान लिया जाय, यद्यपि यह हो भी सकता है। प्राचीन साहित्य 
में वृहस्पति, पुष्यधर्मन तथा पुष्यमित्र अलग-अलग लोगों के नाम हैं । पुष्यमित्र 
को ही बृहस्पतिमित्र मानने के सस्बन्ध में 77700, 930, 9. 23 देखिये। 

६, ( 7,एकेढडए खल्बतांएह, 29, व, ऊँ, 597. ४०. 345. 
डॉ० जायसवाल के सहित एस० कोनोव “राजगहम्‌ उपपीडापयति' पढ़ते हैं, 
यद्यपि वह यह भी मानता है कि “राजगहनप(म) पीडापयति” भी हो 
सकता है । 

२१४ 


३३० प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


लेख का पाठ इस प्रकार है'-'पानंतरिय-सर्थि-वस-सते राजमुरिय-काले वोच्छिने !' 
उसी लेख का एक दूसरा अनुच्छेद इस प्रकार है--पंचमे च (या चे) दानी बसे 
ननन्‍्दराज तिवस-सत(म्‌?)--ओचाटितम्‌ तनसुलियम्‌ वाटा पनाडीसू नगरम््‌ 
प्ब्रेसयति ।”' यदि पानंतरिय-सथि वस-सते” को १६५वाँ वर्ष माना जाय तो 
'तिवस-सत' को १०३वाँ वर्ष मानना होंगा। यदि इसे सही माना जाय तो 
मौर्य-राजाओं के १६४वें वर्ष में खारवेल राजा हुए थे । इन राजाओं का नन्‍्द- 
राज के १०३वें वर्ष में भी उल्लेख हैं, जो कि असस्भव है, क्‍योंकि नन्द लोग 
मौ्योँ से पहले हुए थे । इसके विपरीत यदि तिवस-सत को ३०० वर्ष माना जाय 
तो पानंतरिय-सथि वस-सते' को १६४ वर्ष नहीं, वरन्‌ ६५०० वर्ष मानना 
होगा । इसका अर्थ यह हुआ कि खारवेल लोग मौर्यों के ६५०० वर्ष बाद हुए 
थे । किन्तु, यह भी असम्भव है । जायसवाल ने इस अनुच्छेद का उल्लेख किया 
है-- पानंतरिय सथि-वस-सते राजमुरिय-काले वोच्छिने च छेयटि अरसि ति 
कन्तारियम्‌ उपादियति ।' इसी के साथ यह अनुच्छेद भी है--'पटालिको चतरे 
च॒ वेदुरियगर्भ थम्मे पतिठापयति पानतरिया सत-सहसेहि। मुरिय-कालस्‌ 
वोच्छिन्नम्‌ च चोयठि-अगसतिकस्तरियम्‌ उपादायति ।' जायसवाल ने इस अनुच्छेद 
का अनुवाद इस प्रकार किया है--- (90 0० ]0७४९7-/०छ९ते (९7४४८९ (३,८,, 
 फा€ एछाब्ातंबा) ९ ९४४०१९४ एयर फ्रोश्ंत जाती एऐलज था 
पाल ९०5४ ही 75,00,000. (?क्षाक्क) धर. (पल घिगड़) ८०0एफञा९६९४ पाल 
पाए. पाए९ (००), ००फ्शाण्त बयात फैकए. णी था। वंधांधएनों ० 


64 शांफि 8 व्ल्मांपा9.” इस अनुवाद के अनुसार डॉक्टर आर>» सी० 


१ (# 'मगवानलाल इन्द्रजी, 4दांक बंद उम्धंक्ाह 2०/४. त/शगादाा०ा्दां 
बंछ कात्ादाफि॥5, 20, ॥॥7, $९८४०७ 2, 99, 58 4; [शंड४७३, 3207", 
]97, 9. 459. 

२ 70., 9. 455. उक्त अनुच्छेद के विश्लेषण के लिए देखिये सुप्र, 9, 229. 
एस० कोनोव ले इसका कुछ दूसरा ही अर्थ किया है--- 

"रात परएश मं रह तिरकि एछछा गेल गब5 वार बरचुप९स्‍्तए्टा छरेंटत 
भ३७ आएं ([णा 0ए०पा९१) ॥ पार एक४ 03 (१चाफरए 0४6 7शेहव रण ९ 
पिश्माप पाए, ८जावपटाल्त ज्रञाए0. धार 0एचा0 गिणा पीक्ाबधणोआ 
५4.) 


रे, 32025, ५७०), 7५ ए७7. 7९, 9, 3]4 4. डॉ० बरुआ द्वारा दिये गये 
सुझाव के लिए 7/70, !938, 269 देखिये । 


बेम्बिक-शुद्ध-शासन और बेक्ट्यिन यूनानी ३३१ 


चंदा का मत है कि वोच्छित्न च' शब्दावली से 'मुरिय-काल का ही बोध नहीं होता । 
यदि “बोच्छिन्न' शब्द निकाल दिया जाय तो अनुच्छेद और भी अजीब-सा लगते 
लगता है। इसके अलावा कभी-कभी अभ्रशस्ति में तिथि बताने का तरीक़ा और 
भी अजीब है । फ़्लीट के अनुसार पवित्र ग्रंथों में मिलने वाला वोच्छित्ल' शब्द 
किसी भी तिथि की ओर संकेत नहीं करता । यह कहा जा सकता है कि प्रथम 
मौये-राजा द्वारा संस्थापित 'राजमुरिय-काल' नाम का कोई सम्वत्‌ नहीं मिलता 
है। अशोक द्वारा प्रयोग किये जाने वाले संवत्‌ से भी यही निष्कर्ष निकलता है।* 
जायसवाल के #फ़ांशा०8 ॥7009' में भी कहा गया है कि मौर्यों का कोई 
संवत्‌ नहीं था । हाथीगुम्फा-शिलानेख में भी कोई ऐसा संकेत नही है । 

.. १ 04657, ७०, ., 7. 70., दु. 5० $. एव गा अंदद 
0/76४०/४०, 7. 4-2. फ़्लीट की तरह एस० कोनोव उक्त अनुच्छेद में किसी 
निश्चित तिथि का उल्लेख नहीं पाता, किन्तु वह 'राज-सुरिय-काल' निर्क्ति 
को निश्चित रूप से महत्त्वपूर्ग समझता है | उसके अनुसार, चन्द्रगुप्त मौर्य के 
काल के कुछ अप्राप्य ग्रन्थों को खारवेल ने प्राप्त किया । किन्तु, डॉक्टर बरुआ 
उक्त निरुक्ति के अध्ययन से पूर्ररूपेणा सहमत नही हैं। 

२ प्राचीन जैन-पग्रन्थ (झम्7, 4, 9, 202 7) में अशोक के पौत्र सम्प्रति 
के संवत्‌ की चर्चा मिलती है । यदि इस संवत्‌ से १६४वें वर्ष का हिसाब लगाया 
जाय तो खारवेल का कोल (८४/ 224-64/ ६० वर्ष ईसापूर्व निकलता है। 
बानेट ने अपने 4 866 ०08. उदाएडुक्ाह#०- रीएल फरार णी हैक्वाएटांव में 
संकेत किया है कि कलैशडर के संशोधन के हेतु ६४ वर्षों का एक समय-चक्र 
चालू किया था, जिसमें सात-सात वर्ष के £ युग थे। डॉ० एफ़० डब्ल्यू० धॉमस 
(०/६4/, 4922, 84) के अनुसार अन्तर -- अन्तग ह-- प्रकोष्ठ (को5री ), अर्थात्‌ 
जिन कोठरियों (८९६) को मौर्य अधूरा छोड़ गये थे, उन्हें लारवेल ने पूरा 
किया है । 

हे, ऋ%, 74. 

४. शिलालेख का आद्यतन अध्ययन इस प्रकार है--- पटलको चतुरोच 
बेहरिय गे थंभे पतिठापयति, पानातरीय सतसहसे (हि); सुरिय-काल-वोच्छिनं 
च चोय ([ )5 अंग सतिक(म्‌) तुरियम्‌ उपादयति ।” 

#एग॥८३ (१) ...... ... (०) 8९४७ घए 6ए7/ टगेपाड़ आंत छाप 
एल्एए बा [6 ८05. इल्श्थ्याए 4एट वै्रापार्त॑ 075270 ; .. . (॥९) 
एन्पड़९४ 00. एट ००0णज्रीब्त कफल्कांप्रएपश/५४ पार (६९८) ्॑ 5०्पलाणित 
4वहइक णी एल अंजाए 0पा (6६६०६). (76, हब, ४5, ए, 80, 89) । 


३३२ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


डॉक्टर जायसवाल ने तिवस-सत का अर्थ ३ सौ वर्ष लगाया है और खारबेल 
और पृष्यमित्र को नन्‍्दराज या तन्दवद्ध न के ३ सौ वर्ष बाद माता है। किन्तु, 
हम पहले ही देख चुके हैं कि तन्दवद्ध न या नन्दीवद्ध न शिशुनाग राजा था और 
शिक्षुनाग राजाओं का कलिंग से कोई सम्बन्ध नहीं था। नन्‍्दीवद्ध न नही, वरन्‌ 
महापद्मनन्द ते सभी राज्यों को अपने अधीन कर सभी पुराने क्षत्रिय-राजवंशों 
का उन्मूलन किया | इसलिए हाथीगुम्फा-शिलालेख के नन्दराज को हमें या 
तो महापक्मनन्द को समझना चाहिये या उसके पत्रों को ।' प्रोफ़ेसर बरुआ को 
ननन्‍्दराज को कलिंग का विजेता कहने में एतराज़ है, क्योंकि अशोक के समय 
के शिलालेखों में कहा गया है कि अश्योक के पूर्व कलिग अविजित देश रहा था । 
किन्तु, इसके विपरीत गुप्तकालीन शिलानेखों में समरुद्रगुप्त को 'अजित राजजेता' 
कहा गया है, अर्थात्‌ अविजित राजाओं को भो जीतने वाला | इसके बाद 
अश्वमेध यज्ञ भी पुनः होने लगे । हम जानते हैं कि यदि इन शिलालिखों के दावों 
पर अक्षरश: विश्वास किया जाय तो भी इनसे काम का मसाला थोड़ा ही मिलता 
है । एशगीजउ086 लाडठततए ण शैगठंटा। ग709 में हाभीगुम्फा के 
शिलालेखों का हवाला देते हुए इस बात से इनक़ार किया गया है कि ननन्‍्दराज 
कुलिंग का ही स्थानीय राजा था ' अशोक के बाद मगधघ के राजवंश की चर्चा 
किसी भी गम्भीर इतिहास में अनुपलब्ध-सी ही रहती है।* 

जैसा कि महापञ्मनन्द और उसके पुत्रों का शासन ईसापूर्व चौथी शताब्दी 
में था, उसके हिसाब से खारवेल का समय ईसापूर्व की तीसरी शताब्दी में (यदि 
“तिवस-सत' का अर्थ १०३ माना जाय )' पड़ता है या पहली शताब्दी (यदि 

१, 26457, ०. 4., 9, 2. 

२, 8080, 6६४८६ 0/5, 9. ०5. (#. जहाँगीर का दावा था कि किसी 
से भी कौंगड़ा पर विजय नहीं प्राप्त की थी (457. 4», 905-6, 9. ) । 
“अविजित' का अर्थ केवल यही हो सकता है कि कलिंग अशोक के साम्राज्य में 
नहीं मिलाया गया था । 

३. उक्त अनुच्छेद देखिये---'नन्दराज नीतम्‌ च कलिग जिनसबन्निवेसभ्‌''--- 
इससे सिद्ध है कि नन्दर एक बाहरी राजा था । 

४, 50९2 ४, ॥2. कद्यार] ९९, 07556, 4, 202, ऋप्याद्षा शिंवेए्8- 
पाक छांहा 060, शेदाबंदाबा,, 4. 46; 8&#, का४,, मत, 899. पुछ्ठ$,, 
गै0, 2045, 

५. एस० कोनोब (4८४ 07०४४, ५०. ॥, छ, 22-26) को १०३ 


बैम्बिक-शुड्भू शासन और बेक्ट्रयन यूनानी ३३३ 


'तिवस-सत' का अर्थ ३०० माना जाय ) में पड़ेगा | किसी भी स्थिति में बह 
१८७ से १५१ ईसापुर्व तक राज्य करने वाले पुष्यमित्र का समकालीन नहीं कहा 
जा सकता । 


यवनों का आक्रमण 

१८७ ईसापूर्व की राज्य-क्रान्ति तथा विदर्भ के युद्ध के अलावा पृुष्यमित्र के 
समय हुए यवनों के आक्रमण भी एक शंकारहित ऐतिहासिक तथ्य रहे हैं । 
उत्तर-पश्चिम से यवनों के आक्रमण की चर्चा पतंजलि या उनके एक पूर्ववर्त्ती 
एवं कालिदास ने भी की है। इस काल में दो अश्वमेघ यज्ञ भी हुए थे । 


पतंजलि को सामान्यतया पृष्यमित्र का समकालीन माना जाता है। सर 
आर० जी० भराडारकर पाठकों का ध्यान महाभाष्य के 'पुष्यमित्रं याजयाम:' 
अनुच्छेद की ओर आकृष्ट किया है । अनुच्छेद में पुष्यमित्र के लिए किये गये 
बलिदान की ओर संकेत है। अनुच्छेद वर्त्तमानकालिक क्रिया के उदाहरगा के 
रूप में प्रस्तुत किया गया है । पतंजलि ने उक्त उदाहरण इसलिए दिया कि 
सभी लोग इसे जानते थे । आगे यह भी अनुच्छेद मिलता है--- अरुतद्‌ यवनः 
साकेतम्‌ः अरुनद्‌ यवनों मध्यमिकम्‌ ।” इस अनुच्छेद के आधार पर सर भरण्डार- 
कर का कहना है कि किसी यवन ने साकेत या अयोध्या को जीत लिया था । 
यह भी हो सकता है कि वेयाकरण पंतजलि का यह उदाहरण पुस्तकों से ही 
लिया गया हो । सम्भव है ये मूर्दधाभिषिक्त उदाहरण रहे हों । किन्तु, पुष्यमित्र के 
काल में यूनानियों से युद्ध का उल्लेख कालिदास ने भी किया है। मालविकारिन- 
' मित्रम्‌ में कवि ने पुष्यमित्र के पौत्र तथा सेनापति वसुमित्र और (सिन्धु के दायें 
तट पर )* एक यूनानी सेना के बीच लडाई का उल्लेख किया है। दुर्भाग्यवश न 


ह++०_-»मममत--.3०-4 


ईसापुर्व की तिथि मंजूर है। वह जैन-काल का उल्लेख करते हुए इसे महावीर- 
निर्वाणा का वर्ष मानता है। डॉक्टर के० पी० जायसवाल (##. #छ४., ज, 
75) १०३ ईसापूर्व को नन्‍्द-काल में माना है, जबकि तनसुलिया नहर खोदी 
गई जिसे खारवेल ने अपने शासन-काल में विस्तृत रूप दिया । 

१, ॥6. 48/., 872, ०- 300, 

२, पिब8ुबयं प्रथ्या "07, ए. महाभारत, ॥, 32, 8; 784, 4॥/., 
शा, 267. 

३. सिन्धु या उसी नाम की मध्यभारत की दूसरी नदी ( &. गस2, 
925, 25)। 


३३४ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


तो महाभाष्य में ओर न मालविकास्लिमित्रम्‌ में हो आक्रमणकारी का नाम दिया 
गया है। यद्यपि इस सम्बन्ध में बहुत मतमताल्तर हैं, किन्तु इस बात पर सभी 
एकमत हैं कि आक्रमणकारी बैक्ट्रियन यूनानी था । 

बेक्ट्यन यूनानी सेल्युकस के सीरियन राज्य के रहने वाले थे । स्ट्रेबो, ट्रोगस 
और जस्टिन के कथनानुसार वैक्ट्रिया के गवर्नर ने विद्रोह करके अपने को राजा 
घोषित कर दिया था। इतिहासकार जस्टिव' ने इसके उत्तराधिकारी का ताम 
डायोडोटस-द्वितीय दिया है । 


डायोडोटस-हितीय का उत्तराधिकारी यूथीडेमस था । स्ट्रेबों के अनुसार वह 
भी कभी-कभी विद्रोह का करएडा उठाता था | पोलिबियस और एन्टिओकोस ने 
यूथीडेमस से सन्धि की थी । स्ट्रेबों ने आगे कहा है--एन्टिओकोस-महान्‌ ने 
यूथीडेमस के पुत्र डेमेट्रिओस का स्वागत किया । उसके व्यक्तित्व, तौर-तरीके 
तथा बातचीत से लगता था कि वहू राजसस्मान का अधिकारी था। उसने 
सर्वप्रथम अपनी एक लड़की से उसका विवाह करने का बचत दिया तथा उसके 
पिता को राजकीय उपाधि प्रदान की | उसके बाद उसने एक लिखित सन्धि की 
तथा मन्धि की शर्तों पर शपथ ले ली । उसके बाद अपनी सेना को सुसंगठित 
करके यूथीडेमस के हाथियों की व्यवस्था की | इसके बाद वह काकेशस [ (80- 
८०७७४ ) अर्थात्‌ हिन्दुकुश को पार करके भारत पहुँचा । यहाँ पर तत्कालीन 
भारतीय नरेश सोफ़ागेसेनास (सुभागसेन) से सन्धि की और उससे हाथियों का 
उपहार स्वीकार किया। ये हाथी संख्या में १५० थे । अब अपनी सेना को एक 
बार पुनःसगठित कर वह विजय-्यात्रा पर निकला । उसने भारत में उपहार- 
स्वरूप मिले ख़जाने को अपने देश ले जाने का काम एन्ड्रोस्थेनीज के जिम्मे कर 
दिया ।' 
ेृ एन्टिओकोस-महान्‌ की इस विजय-यात्रा के बाद बैक्ट्रियन यूनानियों ने भी 
हिल्दुकुध के दक्षिण के भूभाग को अपने राज्य में मिलाने का इरादा किया । स्ट्रेबो 
के कभरतानुसार बैक्ट्रिया के बभी-कभी विद्रोह करने वाले युनानी अब इतने शक्ति- 
शाली हो गये कि वे एरियाना ( ४४800 ) और भारत के स्वामी हो गये । 

१, हैमिल्टन एवं फ़ाल्कनर का अनुवाद, ए०!, [॥, 9. 25], 

२. विवाह के सम्बन्ध में टान का सन्देह कोई निश्चित प्रमाण नहों है 
( छल के कबदारंव दाद 2॥वा४, 82, 20) । उसके तर्क नकारात्मक प्रकार 
के है। पोलीबियस के साक्ष्य पर, वह आग्थोक्लिज़ (4४७४॥००७) के सिक्‍कों 
के बारे में भी अपने ही मत को प्रमुखता देता था । 


बैस्बिक शुद्ध शासन और बेक्ट्रियन यूनानी ३३४५ 
आर्टेमिटा के अपोलोडोरस का भी यही मत है।' उनके सेनापति मेनानडर 


(॥ ॥6 7९भीए ढ05०१ सएज्गांड 0. फ९ एक४ शत 7९8९।९व॑ ॥6 
[5७079 ने सिकन्द र-महान_ से अधिक भूभागों पर कब्जा किया था। उसकी 
जीतों में से कुछ तो मेनान्‍डर स्वयं की थीं और कुछ बैक्ट्रयन राजा यूथीडेमस 
के पुत्र डेमेट्रिओोस की । इन लोगों ने केवल पैटलीन (?9॥2]27८) अर्थात्‌ सिन्धु 
के डेल्टे के भाग को ही नहीं, वरन सौराष्ट्र या काठियावाड़ ( 5878086005 ) 
तथा समुद्र-तटबर्त्ती प्रदेश ( 526/०४६ ) को भी जीता । अपोलोडोरस के 
अनुसार बैक्ट्रियाना समूचे एरियाना का आभूषण -प्रदेश था। इन लोगों ने 
सीरिज़ और पिरनी ( 580९४ ब80 ?॥79एं ) तक अपना राज्य-विस्तार 
कर लिया । 


स्ट्रेबों के अनुसार यूनानियों का राज्य पूर्व में भारत तक फैला था, जिसका 
कुछ श्रय तो मेनान्‍नडर को था और कुछ एन्टिओकोस महान के दामाद तथा 
यूथीडेमस के पुत्र डेमेट्रिओोेस को । 


मेनानडर की 'मिलिन्द' कहा गया है । इसका उल्लेख बुद्धकालोन मिलिन्दपञ्ह 
में मिलता है । बौद्ध थेर” में इस नागसेन का समकालीन कहा गया है। 
अवदान-कल्पलता में क्षेमेन्द्र' शब्द का उल्लेख भी मेनान्डर के ही अर्थ में माना 


१. आर्टमिटा (07६४४०४४७) टिगरिस (7१६8749) के पूर्व में था । अपोलोडो रस 
की पुस्तकों की तिथि १३० और ८5८७ ईसापूर्व के बीच की मानी जाती है 
“(पृष्यल, छह्वाड शा बार बा 704०, 44 ॥) । 


२, 2.८, ४06 "'शए॥4अं5 07 ५|७३४४६ (॥%९ 86७५) 
है भागवतपुराण में त्रिसामा नामक नदी कौशिकी, मन्दाकिनी और यमुना 


नदियों से मिली हुई बताई गई है। सरकार इस नदी को इक्षुमती नाम से 
मानते हैं । 


४. महाभारत, 4. 3], कच्छ ?; 208. ७०८2., ॥. 3. 6; (ए. पाक, 
(727, 270, €९०,, 527, 

4. सि्ायाणता बाते सिब्रात्णाल, 5४4००, १०, ], ए9. 2582-53, 
चीनी तथा तारिम के बेसिन के निवासियों से अभिप्राय है । 


६, स्तृप-अवदान (7५०, 57); जिपा, (दवव०8४०.. 0005, 7ींवड 
बबक्रदआा, 9. 3; 58275, 36, रच. 


३३६ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


जाता है। यह राजा अलसन्दा ( 6०5४7072 )' के कसली ग्राम में 
पैदा हुआ था और उसकी राजधानी सागल या शाकल में थी, जो 
सम्भवत: अब पंजाब का स्यथालकोट है।' डॉक्टर स्मिथ उसकी राजधानी 
को काबुल में बताते थे, किन्तु वैसी बात नहीं थी ।” उसके राज्य-विस्तार 
का एक प्रमाण तो उसके समय के सिक्‍के भी हैं जो कि पूर्व में काबुल 
और मथुरा तक पाये गये हैं ।" पेरिप्लस ( ९८9५७ ) के लेखक के अनुसार 
उसके समय तक चाँदी के ऐसे छोटे-छोटे सिक्के मिलते थे, जिन पर यूनानी 
अक्षरों मे मनान्‍्डर का नाम खुदा होता था । इस लेखक का समय ६०-८० 
ईसवी था । प्लूटाक के कथनानुसार मेनाएडर अपनी नामप्रियता के लिए प्रसिद्ध 
था और अपने प्रजाजनों में इतना लोकप्रिय था कि उसके मरने पर राज्य के 
विभिन्न नगरों के अलग-अलग लोग उसके अस्थि-अवशषों को प्राप्त करने का 
दावा करते रहे थे । प्लूटा्क के अनुसार मेनान्‍डर के राज्य में बहुत से नगर थे । 
हाल में प्राप्त वाजौर-अवशेषों से स्पष्ट है कि उसका राज्य पश्चिम की ओर 
काफ़ी विस्तृत था ।* 


कुछ लोगों के अनुसार डेमेट्रओोेस राजा महाभारत” का दत्तमित्र ही था। 
सम्भवत: यही इन्डे (706) का राजा एमेट्रिसस था, तथा चासर ( (्रगप८ला) 
लिखित फछुणां800०8 7976 तथा बेसनगर का तिमित्र भी सम्भवतः 


१. 7शारीधाहा', मिलिन्दपन्‍्ह, 9. 83. 

२. 704., 9. 82 (६८72, 550) । इस “अलेक्जरेन्डरिया' का सही पता 
अनिश्चित है। [870 (9. 4) “अलेक्जेन्डिया' को क़ाबुल की घाटी में 
मानते है। मिलिन्दपञ्ह (५]!, 2।) में अलेक्ज़ेन्ड्रिया' को समुद्र के किनारे 
स्थित कहा गया है । 

३. मिलिन्दपक्ह, |). 2, 4. 

४, मा, 94, ए. 225. 

५. ७.77, ४०. 5७, ७9. हेड; [800, 228. 

६. 7 7, हाए, 7॥, इरएा, 38, ह४ए[,. 5र्श, राजा 
का माम ४9-००7०७ दिया गया है । 


७, !, 39, 23. कृमिसा (वक्ष) जिससे डॉक्टर बागची ने मेनाएडर की 
तुलना की है । वह क़िस्से-कहानियों में अधिक मिलता है । 


बैम्बिक-शुज्ु-शासन और बैक्ट्रियत यूनानों ३३७ 


यह था ।' भारत और अफ़ग़ानिस्तान में भी बहुत से ऐसे नगर थे जिनका नाम 
उसके या उसके पिता के नाम पर था। इससे भी उसकी विस्तृत राज्य-सीमा 
का प्रमाण मिलता है । चारक्स' ( (४४7४४ ) के इसीदोर ( [8007८) में भी 
अरकोशिया के एक नगर का नाम डेमेट्रिऑस्पोलिस मिलता है। क्रमदीश्बर के 
व्याकरण में सौवीर के एक नगर का नाम दत्तामित्री आया है । भूगोलवेत्ता 
तोलेमी के अनुसार यूथिमीडिया' (यूथिडीमिया ? ) नामक नगर ही शाकल" कहा 
जाता था और यह मेनारणडर के समय में इराडो-प्रीक राज्य की राजधानी था । 
अनुमान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मेनाराडर या डेमेट्रियोस 
इन्हीं दो विजेता राजाओं में से एक ने पृष्यमित्र के समय में अवध में साकेत; 
चित्तौर में मध्यमिका तथा सिन्धु नदी की ओर आक्रमण किया था। गोल्डस्ट्कर, 
स्मिथ तथा अन्य लोगों के अनुसार वह आक्रमणकारी मेनाएडर ही था। उसने 
ही व्यास नदी को पार किया था और आगे जिसामा' (58700) तक बढ़ आया 
था। भणडारकर ने अपनी पुस्तक #णालंशत॥ फिकछा3 वंतर फ९ नि्रतण 
?69णो&॥07 में कहा है कि वह आक्रामणकारी डेमेट्रिओस था । पोलिबियस के 


१, 277*, 9. 2557, 

२. 77748, )95, 9. 830; 2द्वाहशंदा] 3/4॥99, ]9, 

रे, शाब, (का, 49॥], #06ंहुए हिशिक्षात 6. पवदा। 20#दाए; 
म्रभाएद) 042, , 7, ), ।76; क्रमदीश्वर, 9. 796. यहाँ सम्भवत: सिंधु 
की घाटी के डमेट्रिआास का उल्लेख है। जॉन्सटन का मत भिन्न है (77248, 
8077, !939; 70, 939) । महाभारत (!, 39, ५७४४९५ 2-23) में 
सौवीर के प्रसंग में 'यवनाधिप' तथा 'दत्तामित्र' का नाम आया है। यदि दत्तामित्र 
ही ॥0000९७५०४ नहीं है और ॥)80&797ध7 उसी का बसाया हुआ नगर नहीं 
है तो यह जानना भी महत्त्वपूर्ण है कि महाभारत में यही नाम किसके लिए आया 
है । कुछ भी हो, संस्कृत के व्याकरणवेत्ताओं तथा अन्य शास्त्रीय प्रमाणों के 
अनुसार यवनों का सम्बन्ध दत्तामित्री तथा सौवीर से था । 

४, 566 ४०, 90. 486; थ॥0 5७९ ७50 रिश॑फ्ता [6 0. 7. #/ववंदा- 
दक्ष 7०६02, 227/., 

पू, 04, 40४., 884, 970. 349-50. 

६. भागवत पुराण में त्रिसामा एक नदी का नाम है। मेनाएडर की विजय- 
यात्रा में स्ट्रेबो ने गंगा का उल्लेख नहीं किया है । 

श्र 





३३८ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 
अनुसार डेमेट्रिओस, २११ ईसापूर्व और २०६ ईसापूर्व में एन्टियोकोस-तृतोय के 
हमले के समय एक तरुण था । जस्टिन के अनुसार डेसेट्रओस भारतीयों का 
राजा था । उस समय यूक्राटीड्स बैषिट्रयनों का तथा मिथ्याडेट्स पाथियनों का 
राजा था। सम्भवतः इसी समय यूक्राटीड्स और मिथ्राडेट्स राजाओं का शासन- 
काल आरम्भ हुआ था । दोनों महान्‌ योद्धा थे और अनेक लड़ाइयाँ लड़ चुके थे । 
यद्यपि यूक्राटीइस की ताक़त घट चुकी थी, फिर भी जिस समय डेमेट्रिओस ने 
३ सौ सिपाहियों के साथ उस पर आक्रमण किया, उस समय भी यूक्राटीड्स ने 
६० हजार की सेना के साथ अपने शत्र का मुक़ाबला किया था । डॉक्टर स्मिथ 
ते मिथाडेट्स को १७१ ईसापूर्व से १३६ ईसापूर्व के बीच कहा है (डेबेवोइस के 
अनुसार १३८ व १३७ ईसापूर्व के बीच) | यूक्राटीड्स और डेमेट्रिओस सम्भवतः 
दूसरी शताब्दी के मध्य में ही हुए थे ।' 

हम पहले देख चुके हैं कि २०६ ईसापूर्व के आसपास डेमेट्रिओस तरुण 
था । अब हम यह देखते हैं कि डेमेट्रओस ईसापूर्व की दूसरी शताब्दी के मध्य 
में हुआ था। अत: डेमेट्रिओस पुष्यमित्र (१८७ ईसापूर्व से १५१ ईसापूर्व) का 
समकालीन सिद्ध होता है | संभवत: मेनाएडर इस समय के बहुत बाद हुआ रहा 
होगा, जैसा कि अधोलिखित तथ्यों से सिद्ध होता है। जस्टिन के अनुसार यूक्राटीड्स 
ने डेमेट्रओस से उसका भारतीय भूभाग छीन लिया था । यूक्राटीड्स को उसके 
लड़के ने मार डाला था जिसके साथ वह राज्य करता था ।' पर, अपने पिता को 
मारने वाला यह कौन था ? यही मेनासडर' था, इस सस्बन्ध में किसी इतिहास- 
कार ने कुछ नही कहा, इसलिए पिता का वध करने वाले इस राजा का परिचय 
अनिश्चित है । 


१. एन्टियोकोस-चतुर्थ की मृत्यु के बाद मिथ्याडिट्स के कार्य शुरू होते हैं । 
मिश्राद्रेद्स १३८-१३७ ईसापूर्व में मरा था (['407, 00. !97 ॥.)। [000९ए० 5९ 
के मत के लिए देखिये 4 72667 माहण? की 20०, 9... 20 7. 8९० 
दक्शशाबेटव सत्त/) थी #ब०, 0. 04) । 

२. ४४७४४००९$ 02, 0. 277. 

हे, [06.,, 9. 277. 

४. कनिधम और स्मिथ के अनुसार, पिता की हत्या करने बाला अपोलो- 
डोटस था। किन्तु, रैप्सन ने लिखा है कि अपोलोडोटस, यूक्राटीड्स-परिवार 
का नहीं था, वरन्‌ इसके विपरीत उसने थूक्राटीड्स को निकाल दिया था| 
अपोलोडोट्स कपिशा का राजा था (7040, 905, 99. 784-85) । रॉलि- 


बेम्बिक-छुज्र-शासत और बैक्ट्रियन यूनानी ३१६ 


जस्टिन ने लिखा है कि जिस राजकुमार ने यूक्राटीडइस को मारा 
था, वह उसके पिता का सहयोगी था । हम जानते हैं कि जो युनावी एक साथ 
राज्य करते थे वे अपने संयुक्त सिक्के भी जारी करते थे। लीसियस और 
एन्टियलकिड्स के संयुक्त सिक्के भी मिले हैं। इसी प्रकार आग्थोक्लिया और 
स्ट्रेटो, स्ट्रेटो-प्रथम और स्ट्रेटो-द्वितीय तथा हमेंओस और कैलिओप के भी सिक्के 
प्राप्त हुए हैं। यूक्राटीइस के सिक्कों पर हेलियोक्लीज्ष तथा उसकी रानी के 
चित्र सिलते हैं । कतिधम और गार्डतर के अनुसार हेलियोक्लीज और उसकी 
पत्नी लियोडाइक यूक्राटीड्स के माँ-बाप थे । किन्तु, वॉन सेलेट (७४७ 526/' 
ते इन सिक्कों से बिल्कुल भिन्न निष्कर्ष निकाला है। उसके मतानुसार ये 
सिक्‍के यूक्राटीड्स ने ही अपने माता-पिता की याद या सम्मान में नहीं, वरन 
अपने पुत्र हेलियोक्लीज़ की, राजकुमारी लियोडाइक के साथ हुईं शादी के 
अवसर पर जारी किये थे। वान सेलेट के अनुसार राजकुमारी लियोडाइक 
राजा डेमेट्रिओस तथा एण्टियोकोस की पुत्री ( जो कि सम्भवतः डेमेट्रिओेस की 
रानी थी ) की पुत्री थी । यदि सेलेट का कहना सही माना जाय तो यह भी 
कहा जा सकता है कि जस्टिन के अनुसार हेलियोक्लीज्ञ ही अपने पिता का 
सहयोगी राजा तथा उसका ह॒त्यारा राजकुमार था । 


ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे सिद्ध है कि डेसेट्रिओस के बाद 
यूक्राटाड्स हुआ था, और उसके बाद हेलियोक्लीज़ गदी पर बैठा था | इस 
स्थिति में मेनाएडर को हेलियोक्लीज़ के पहले का राजा नहीं कहा जा सकता । 
यह कहा जा सकता है कि डेमेट्रिओस के बाद इण्डो-ग्रीक राज्य दो टुकड़ों में 
बट गया । पहला भाग जो भेलम का समीपवर्त्ती भाग था, उस पर युक्राटीड्स 
और उसका लड़का राज्य करता था; तथा दूसरा भाग जिसमें यूथिमीडिया 
(यूथिडीमिया ?) अथवा शाकल प्रदेश आता था, उस पर भेनारडर शासन करता 


असल जितनी नल न जन ७>3बनन--++५-3>+त- 


नसन के अनुसार, अपोलोडोटस 'फ़िलापेटर” की उपाधि धारण करता था (॥#/6- 
€0बाउह शहर: मधदोद दाद #8.. #क्राशाएओ ॥०४, 9, 73) । यह हो 
सकता है कि पिता को मारने वाला अपोलोडोटस फ़िलापेटर नहीं, वरन्‌ अपोलो- 
डोठस सीटर रहा हो। लेकिन, कभी-कभी एक ही सिक्‍के पर फ़िलापेटर और 
सोटर नाम भी लिखे मिलते हैं, इसलिए अपोलोडोटस फ़िलापेटर और 
अपोलोडोटस सोटर को दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति समभना ठीक नहीं जँचता । 

१. 74, 408., 880, 0. 256. 


३४० प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


था। यह सम्भवतः यूक्राटीड्स से उम्र में कम, किन्तु उसका समकालीन था। 
भेनाएडर को ही पुष्यमित्र का भी समकालीन माना जा सकता है। 


डेमेट्रिओस के बाद इगडो-ग्रीक राज्य का विघटन एक ऐतिहासिक तथ्य 
माना जा सकता है | भारत मे दो विरोधी राज्यों का होना तथा उनका विघटन 
विभिन्न प्रमाणों से भी प्रमाणित होता है । पुराणों में कहां गया है--- 


भविष्यन्ती: यबना धर्मंत: कामतो<$थंत: 

तेव मूर्धाभिषिक्तास्‌ ते भविष्यन्ति नराधिपा 

युगदोष-दुराचारा भविध्यन्ति नपास्तु ते 

स्त्रीना बाल-वधेनैव हत्वा चं व परस्परम । 

'धामिक भावना या शक्ति-प्रभाव से यवन लोग राजा हो सकते हैं, किन्तु 
उनका विधिवत्‌ राज्याभिषेक नहीं हो सकता था । आशंका थी कि वे लोग युग 
से प्रभावित भ्रष्ट रीति-रिवाज़ चलायेगे और स्त्रियों और बच्चों की ह॒त्या करेंगे । 
ये लोग एक दूसरे की भी हत्या करेगे तथा कलियुग ' के अन्त में इनका शासन 
होगा ।' 

गार्गों संहिता में लिखा है-- 

मध्यदेशे न स्थास्यन्ति यवना युद्ध धर्सदाः 

तेषां अन्योन्य सम्भावा (?) भविष्यस्ति न संशय: 

आत्मा-चक्रोत्थितं घोरम_ युद्धम परम दारुणम । 

भयंकर लड़ाई लड़नेवाले यूनानी लोग मध्यदेश (मध्य भारत) में नहीं टिक 


सकेंगे । उनके स्वयं के राज्य में एक भयंकर युद्ध होगा । यह युद्ध उन्ही लोगों के 
बोच होगा ।”' 


सिक्के तत्कालीन यूक्राटीड्स तथा यूथिडेमस राजवंशों के बीच हुए युद्ध की 
सत्यता प्रमाणित करते हैं। लेकिन, हमारे पास जो अन्य प्रमाण उपलब्ध हैँ 
उनसे अपोलोडोटस, आग्योक्लिया तथा स्ट्रैटो-प्रथम भी यूक्राटीड्स के समकालीन 


१. (.. एप्णवांगह्ाबाग, 467, 7२९एं5९१ छत, 274; (६॥0,. स्का, 
7॥4, ॥, 376, “'ुफ& १॥३८९०१०फांश5. ,.. . "88५९ 4५७४ (09 पिए ० 
॥[00त-फ्रा, डफ़्यंवह गरलंफल छएत्माला गत कीव 

२, शिगाह्ाप्श, 0:कारछ थी #6 +25 “2०, 0- 96, 74, 

३. ६८०, बृह॒त्संद्ठिता, ., 38, 


घेम्बिक-शुझु-शासन और बेक्ट्रियन यू नानी ह४१ 


और प्रतिद्नन्द्दी सिद्ध होते हैं। ये मेनार॒डर के समकालीन नही थे। यूक्राटीड्स के समय 
के ताँबे के वर्गाकार सिक्के! की एक ओर एक राजा की मूत्ति भी बनी है। इसके 
अतिरिक्त 'छव्ञझ|९०5 च९ट्ठशे०प #प्रएबधंत0०" भी अंकित हैं । दूसरे, ज्यूस 
(2०७४) के चित्र के साथ '778०7४ए९ 'पिब&०००४०0९०५८०/ अंकित मिलता है । ये 
सम्भवत: अपोलोडोट्स के समय के सिक्‍के थे। इससे यह भी लग सकता 
है कि अपोलोडोटस यूक्राटाइस का समकालीन और प्रतिद्वन्ही था तथा बाद 
में कपिशा का शासक रहा था । काफ़िरिस्तान, गोरबन्द और पंजषिर की घाटी 
ही सम्भवतः कपिशा राज्य था। रैप्सन ने सकेत किया है कि हेलियो- 
क्लीज़ ने इन सिक्‍कों को पुनः चलाया। आग्थोक्लिया तथा स्ट्रेंटो-प्रथम के 
संयुक्त शासन तथा अलग-अलग राज्य करने के भी प्रमाण मिलते हैं । बाद में 
तो आग्योक्लिया और स्ट्रेटो-प्रथम ते नहीं, वरन हेलियोवक्‍लीज्ञ ने ही सिक्के 
चलवाये । उपर्युक्त तथ्यों से सिद्ध है कि आग्योक्लीज़ और स्ट्रेटो-प्रथम 
इण्डो-ग्रीक प्रदेशों पर राज्य करते थे और बेया तो हेलियोक्लीज़ के 
समकालीन थे या किसी पूर्ववर्त्ती के, बाद के कदापि नहीं । 


हमने देखा कि जस्टिन के प्रमाण और कपिशा के सिक्‍कों से यही सिद्ध होता 
है कि यूक्राटीड्स ने अपने दो प्रतिदवन्द्रियों अपोलोडोटस तथा डेमेद्रिओस से युद्ध 
किये थे । इसी प्रकार हेलियोक्लीज़ को भी आग्थोक्लिया तथा स्ट्रदो-प्रथम से 
युद्ध करना पड़ा था । डेमेट्रिओोंस तथा अपोलोडोटस, दोनों यूक्राटीड्स के विरोधी 
थे। दोनों के सिक्के भी समान थे । इनसे दोनों का समय एक ही प्रतीत होता है, 
सथा लगता है कि दोनों एक दूसरे से सम्बन्धित थे। वैसे दोनों एक दूसरे के बाद 
भी हो सकते हैं। अब प्राय: निश्चित हो गया कि डेमेद्रओस यूथिडेमोस का 
तथा अपोलोडोटस डेमेट्रिओस का उत्तराधिकारी था । 

सम्भवत:ः हेलियोक्लीजञ यूक्राटीड्स का लड़का था । यूक्राटीड्स अपोलोडोटस 
का प्रतिद्वन्ददी था । इससे सिद्ध है कि हेलियोक्लीज़ अपोलोडोटस से उम्र में कम 
तथा उसका समकालीन था । फलस्वरूप आग्थोक्लिया तथा स्ट्रंटो-प्रथम, अपोलो- 


१. दमा, 555, 690; 'फ्राइढारब्ते, 4॥६0-07०४ (०४8, 20. 

२, 7९००5०॥, .7/045, 905, 9, 785. सिकक्‍कों के पुनः चालू किये जाने 
से विजय नहीं, वरत्‌ उनके व्यापारिक संबंधों का अभास मिलता है (740७, 
950, 9. 20) | 

३. 7/24७, 905, छ०. 465 #; दवा, 9. 553, 


डर प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


डोटस के समय से अधिक नजदीक थे। स्ट्रेंटो-प्रथम तथा उसका पौत्र स्ट्ूं टो- 
द्वितीय, दोनों एक साथ शासन करते थे । इसलिए डेमेट्रिओस तथा स्ट्रेटो-प्रथम 
के धौच के समय में मेनारएडर के समृद्ध शासन-काल के लिए कोई गुंज्ञाइश नहीं 
मालुम होती । 'मिलिन्दपञ्ह' नामक बोद्ध-ग्रन्थ में मिलिन्द या मेनाएडर “५०० 
वर्ष' माना गया है, पाँचवी शताब्दी के पूर्व नही, वरन्‌ परिनिर्वाण 'परिनिब्बानतो 
पंचवस्स सते अतिक्‍कन्ते एते उपज्जिस्सस्ति' के बाद । इस बोद्ध-प्रन्थ में मेना- 
ण्डर के कार्यकाल के बारे में १४३-४४ वर्ष ईसापूर्व दिया गया है। इसी प्रकार 
सिहली (८०/॥०7९८४९) प्रमाणों में भी यह समय ८६ वर्ष ईसापूर्व दिया गया है। 
कैन्टोनीज ((:७7007९8०) परम्परा के अनुसार यह समय १४ ईसवी था । इस 
प्रकार ग्रन्थों तथा सिक्‍कों दोनों आधारों के अनुसार, मेनाएडर को पुष्यमित्र का 
समकालीन नहीं कहा जा सकता । इसलिए, कालिदास और पतंजलि ने जिस 
यवन-आक्रमणकारी का वर्णन किया है और जिसकी सेना को वसुमित्र ने परास्त 
किया था, वह यबन डेमेट्रिओस ही रहा होगा । 

१, फ्रैक (7270०) और फ़्लीट (7००।) ने भी कुछ इसी प्रकार की 
व्याख्या प्रस्तुत की है. (7/04&, 94, 79. 400-; भाप 5ग्रांफी, शा, 
376 ९१., 9. 328. 

२, 7९४८७४९०, मिलिन्दपञह, 9, 3. ठाने (34 ॥) का यह कहना ठीक 
नही है कि अपोलोडो रस के अनुसार भेनारडर डेमेट्रिओस , ट्रोग्स तथा अपोलोडोटस 
का समकालीन था और कुछ सिक्‍कों के प्रमारास्वरूप वह यूक्राटीड्स का भी 
समकालीन था (८४77, 9. 55) । स्ट्रेबो ने भी इन्हीं प्रमाणों के आधार पर 
कहा है कि मेनाएडर और डेमेट्रोओस ने मिलकर थोड़ा-बहुत भारतीय प्रदेश 
जीता था। किन्तु, कही भी यह स्पष्ट नहीं है कि दोनो विजेता समकालीन थे । 
ट्रोगस की पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है तथा सिक्‍कों के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष 
उतने स्पष्ट नहीं है । 

३, (. 445॥ प्रध्टी4, 

४, एस० कोनोव (4८४४ ()४८४०४/४४ .35) के अनुसार न तो भेनाणडर 
ने यमुना नदी पार किया था, और न डेमेट्रगोस ने साकेत और मध्यमिका 
पर अधिकार किया था | आर० पी० चन्दा (7770, 929, ७, 409) का मत है 
कि स्ट्रेबो को भी डेमेट्रओस की भारत-विजय पर सन्देह था। किन्तु, पंजाब 
तथा सिन्धु-घाटी के कुछ नगरों के नाम डेमेट्रओस और सम्भवत: उसके पिता के 
नाम पर थे । इससे स्ट्रेबो का सन्देह निमूंल लगता है । 


बेम्बिक-शुज्धू-शासन और बेक्ट्रियन यूनानी ३४३ 


अश्वमेध यज्ञ 


यबनों तथा विदर्भ (बरार) से हुए सफल युद्धों के बाद पुष्यमित्र ने दो 
अश्वमेघ यज्ञ किये । कुछ विद्वानों के अनुसार ये यज्ञ समुद्र गुप्त और उसके 
उत्तराधिकारियों के काल के पाँच सौ वर्ष बाद हुए थे । लगभग इसी समय 
ब्राह्मणों के प्रश्न॒ुत्तव का उदय माना जा सकता है। बौद्ध-प्रन्‍्थों में परष्यमित्र को 
शाक्यमुनि के धर्म का कट्टर विरोधी कहा गया है । किन्तु, जिस दिव्यावदान 
पर आजकल विद्वान्‌ अधिक विश्वास करते हैं, वे शाक्य-धर्म के कट्टर विरोधी 
मौर्य राजा, अर्थात्‌ स्वयं अशोक के ही उत्तराधिकारी थे ।' किन्तु, बौद्ध-प्रन्थों 
में पृष्यमित्र के धर्म-विरोध के विषय में यह भी कहा गया है कि उसका धर्म-विरोध 
किसी धामिक भावना के कारण नही, वरन्‌ व्यक्तिगत ऐश्वर्य के निमित्त ही अधिक 
था । पुष्यमित्र ने बौद्ध-मंत्रियों को नौकरी से अलग नहीं किया । उसके बेटे 
के दरबार में पंडित कौशिकी' का बड़ा सम्मान था। महावंश' में लंका के 
दुत्थगामणी' के समय तक बिहार, अवध, मालवा तथा अन्य प्रान्तों में भी 
अनेक बौद्ध-मठ थे तथा उनमें हजारों साधु निवास करते थे । यह सम्भवतः१०१ 
से ७७ ईसापूर्व के बीच का समय था । भरहुत के बौद्ध-अवशेषों में यद्यपि शुंग- 
काल का उल्लेख मिलता है, तथापि उनमें यह कहीं भी नहीं कहा गया कि जो 
पुष्यमित्र पुराणों के अनुसार शुंगों में शामिल किया गया है, वह कभी कट्टर 
ब्राह्मणा-धर्म का अनुयायी था । यद्यपि पुष्यमित्र के वंशज कट्टर हिन्दू थे, किन्तु वे 
, असहिष्णु नहीं थे, जैसा कि कुछ लेखकों ने कहा है । 


पुष्यमित्र-कालीन मंत्रि-परिषद्‌ 


पतंजलि ने पुष्यमित्र की सभा का उल्लेख किया है । किन्तु, यह स्पष्ठ नहीं 
है कि पतंजलि ने जिसे राजदरबार कहा है, वह राजा की न्याय-परिषद्‌ भी 
या मंत्रि-परिषद्‌ । कालिदास ने भी परिषद्‌ तथा मंत्रि-परिषद्‌ का उल्लेख किया 
है। यदि कालिदास के उल्लेखों पर विश्वास किया जाय तो तत्कालीन राज- 
व्यवस्था के अन्तर्गत परिषद्‌ (20५7०) एक महत्त्वपूर्ण संस्था थी। कालिदास 


है. 770, ७४०. ७, 9. 397; दिव्यावदान, 433-34, 
२, मालविकामप्रिमित्रमू, ७८६ [. 
३. (0७8७१, (78॥3., 0. 93. 


३४४ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


के अनुसार युवराज की सहायता भी परिषद्‌ करती थी ।' मालविकास्निमित्रम्‌ 
में विदिशा का उपराजा युवराज अग्निमित्र परिषद्‌ से मंत्रणा करता था, ऐसा 
उल्लेख है । 


॥8२ 


“देव एवम्‌ अमात्य-परिषदो विज्ञापयासि | 
“झन्रि-्परिषदोध्प्येतादू-एवं दर्शनम्‌ 

दिधा विभकताम्‌ ध्रियम्‌-उवृ्‌वहन्तो 

ध्रम्‌ रथास्वाविव संग्रहीतुः 

तौ स्थास्यतस-ते नृपतेर निदेशे 
परस्पर-आवग्रह-निविकारौ 

राजा >तेन हि भन्त्रि-परिषदम्‌ ब्र हि सेनान्‍्ये 
बीरसेनाय लिख्यताम, एवं क्रियतास, इति 7” 


इससे स्पष्ट है कि विदेश-नीति से सम्बन्धित कोई जटिल समस्या सामने 
आने पर मंत्रि-परिषद्‌ या अमात्य-परिषद्‌ से मंत्रणा की जाती थी । 


२. अग्निमित्र और उसके उत्तराधिकारी 


सम्भवततः ३६ वर्ष' तक राज्य करने के बाद पुष्यभित्र की १५१ ईसापूर्व में 





१. बूहलर (//#. /४४., 7], 37) के संकेतानुसार अशोक के राज- 
कुमारों की सहायता के लिये महामात्र लोग होते थे । संभवत: इन्हें ही गुप्त- 
काल में कुमारामात्य कहा जाता था । 

२. राजन ! यह निर्ाय में मंत्रि-परिषद्‌ को सुनाऊँगा ।' 

३. यही मंत्रि-परिषद्‌ का भी विचार है। वे दोनों राजा अपने महाराजा 
के हित के प्रश्न को लेकर आपस में ही एकमत नहीं थे, आदि ( 3८६ ५. 
५७४४८ !4) । 

४. “राजा--मंत्रि-परिषद्‌ से कहों कि बह सेनापति वीरसेन को इस 
आशय का लिखित आदेश दे ।” 

५. जैत-परम्परा के अनुसार केवल ३० वर्ष--“अट्डसयम्‌ मुरियाणम्‌ तिस 
च्विआ पूसमित्तस” (/.!, 94, 8 8. भेस्तुजु) । 


बेम्बिक-शुद्धू-शासत और बैक्ट्रियन यूनानी ३४५ 


मृत्यु हो गई । पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र गद्दी पर बैठा । रुहेलखराड में प्राप्त 
ताँबे के सिक्कों पर भी अग्निमिश्र का नाम खुदा मिला है| कनिघम' के अनुसार 
इस राजा को पुष्यमित्र का पुत्र नहीं समझना चाहिये, बल्कि वह उत्तरी पांचाल 
(रुहेलखशड ) के स्थानीय राजवंश का ही कोई राजा था | कनिघम के उक्त 
निष्कर्ष के दो कारण थे- 

१. अग्लिमित्र ही एक ऐसा नाम है जो सिक्‍कों तथा पौराखिक सूची दोनों में 
मिलता है । सिक्‍तों में अत्य 'मित्र' राजाओं के जो नाम मिलते हैं, वे पांचाल- 
राजवंश के ही थे । इनका पुराणों में आये नामों से मेल नहीं बैठता । 

२. इस प्रकार के सिक्‍के उत्तरी पांचाल-क्षेत्र के अलावा दूसरी जगह मिलते 
भी नहीं । 

जहाँ तक पहले कारण का प्रश्न है, रिवेट-का रनेंक (॥९/८४-(:47782८) 
तथा जायसवाल का कथन है कि अम्निमित्र के अलावा भी कई एक सिक्‍कों पर 
खुदे नाम शुद्ध तथा करव राजाओं की पौौरारिक सूचो में है। उदाहरणार्थ, 
भद्रघोष को 'धोष' माता जा सकता है। यह शुद्ध-वंश (पौराणिक सूची में) का 
सातवाँ राजा था। भूमिमित्र नाम का एक कणव राजा था। जेठमित्र को 
अग्निमित्र का उत्तराधिकारी माना जा सकता है, क्योंकि उसे वसुज्येष्ठ या सुज्येष्ठ 
कहा जाता था, फिर भी यह अस्निमित्र से धनिष्ठ रूप से सम्बद्ध था। कुछ नाम 





१ अमरकोश की टीका में कहा गया है कि अम्रिमित्र शुद्रक राजा था 
((४4, 0. 22; अक्ा, ह/क्षा्ई, (07. /068, /॥07., 93।, 360) । इसके 
विपरीत कीथ ने बीरचरित' और राजशेखर का उल्लेख करते हुए शूद्रक को 
सातवाहन राजा का मंत्री कहा है। एक अन्य लेखक के अनुसार, शुद्रक ने 
स्वाति राजा को हराकर कई वर्ष राज्य किया था। हर्षचरित के अनुसार, वह 
चन्द्रकेतु राजा (दक्षिण भारत) का शत्रु था (छ्रंस्पा, 7॥6 $कछ४/ 274७६, 
9- 29, उंबकाका।ए। सवॉहबादाद, ए. 292; जा0ञ, ॥7697 ० (का॥व/ 
दब ॥#6श07॥ 746, 0. |] 4.) । 

२. गा मी वाहांका शबीग, 9. 79, ६... 3॥80,. (7८47, 
9 ००. 

३. 7462, 880, 2 ह; 7॥४४, /8., ।880, 3], 

४, 38075, 97, 9, 479, (#. 934, 99. 7 #, 


4५ 2बरक्काबक की #8 हं46 4686, ७9... 3, 9, 2, 98८९ &॥#क0, 
(7047, एछ. ड९णं, 


३४६ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


ऐसे अवश्य हैं जिनकी समानता दुर्लभ-सी है। ये सम्भवतः वही धुज्ध राजा 
होंगे जो करव राजा वसुदेव करव' के राज्य-ग्रहणा के बाद बच रहे होंगे। 
बचे हुए शुद्ध राजाओं को बाद में आन्क्रबंशियों तथा शिशुनन्दियों ने समाप्त 
कर दिया ।' 

जहाँ तक दूसरे कारण का सम्बन्ध है, हमें याद रखना चाहिये कि पांचाल 
देश के माने जाने वाले 'मित्र' राजाओं के सिक्‍के पांचाल के आलावा अवध, 
बस्ती जिला तथा पाटलिपुत्र तक में मिले हैं । ब्रह्ममित्र तथा इन्द्रमित्र नामक 
दो 'मित्र' राजाओं में से इन्द्रमित्र तो निश्चित रूप से पांचाल देश का था। ये ताम 
बोधगया के स्तस्मों में भी मिले हैं। इसके अलावा मथुरा, पांचाल और कुम्नहार 
के सिक्कों में भी ये ताम उत्कीर्णा मिलते हैं। इन तथ्यों के कारण यह कहना 
कुछ कठिन-सा मालूम होता है कि 'मित्र' नाम के राजाओं का एक मात्र स्थान 
उत्तरी पांचाल ही था। फिर भी, अभी इस विषय को विवादास्पद ही 
समभना चाहिये । 

जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, अग्तिमित्र का उत्तराधिकारी ज्येष्ठ था। 
संभवत: ज्येष्ठ ही सिक्‍कों में जेठमित्र के रूप में लिखा हुआ मिलता है । 


दूसरा राजा वसुमित्र भी अम्निमित्र का ही पुत्र था। उसने अपने पितामह 


१, 0#क्काए# श॒ ॥॥6 647 8०, 0. 49. 

२, एपरवड्डोगए, (7४% ््॑ 2अद/४॥॥/ ॥474, 7. 84-88; 43|9॥, 
टाठटवा, छए़र व्पंफड, वफएए,. 2ििबाधानो,. (#-4००/०४८व/ ०८2. 7९१०7 
उन 907-8, 9. 40; 80०७, 4579, 908-9, ए. 47; //४(, 4990, 
79. 0, (#.,. . ........ #८ नाम बोधगया के स्तम्भ भें भिलता है । इसके 
पूर्व “१०४० भी लिखा हुआ है । 80०0 ने इसे कौशिकी-पुत्र इद्धाम्निमित्र कहा 
है । 8]00॥,, ।९७[08०० और )॥४/४)७)| तीनों इस विषय में एकमत हैं । इसी 
इद्धाम्निमित्र से आर्या कुरंगी का विवाह हुआ था । 'कौशिकी-पुत्र' शब्द से पंडित 
कौशिकी का भी भ्रम होता है। मालविकागिमित्रम्‌' की कौशिकी, बरार के मंत्री 
की बहन थी। बरार राज्य के राजकुमार की एक बहन अग्निमित्र की पत्नी 
थी । राजा ब्रह्ममित्र की रानी का ताम नागदेवी था। 

३. ७७% शी 4#ातशा छाल, 9. 74; 3870, 0/047, एटशं, जेठमित्र 
और अग्निमित्र का सम्बन्ध देखिये | ज्येष्ठमित्र का नाम ब्राह्मी लिपियों में भी 
मिलता है । (4क्का।ह #62द/ 2व7%#०, | णोए ]7, 936, 9. 5) । 


बैस्बिक-शु जु-शासन और बैक्ट्रियन यूनानी ३४७ 


के समय में ही राज्य की सेना का सेनापतित्व करके यवनों को सिन्धु नदी के तट 
पर हराया था । सम्भवतः सिन्धु नदी ही पुष्यमित्र के राज्य ओर इस्डो-ग्रीक 
साम्राज्य के बीच की सीमारेखा थी । 

भागवत पुराणा में भद्रक को वसुमित्र का उत्तराधिकारी बताया गया है, 
यही नाम सम्भवतः विष्णु पुराण में आद्रक और ओद्वक, वायु पुराण में आन्त्रक 
तथा मत्स्य पुराण में 'आन्तक' के रूपों में आया है। जायसवाल ते पभोसा लेख 
के 'उदाक' शब्द को भी उपर्युक्त नाम का ही एक रूप माना है। लेखों का एक 
अंश इस प्रकार है: “आषाढ्सेन, गोपाली वैहिदरी के पुत्र तथा राजा बहसतिमित्र 
के मामा गोपाली के पुत्र । उदाक के दसवें वर्ष में कस्सपिय अर्हत्‌ के हेतु एक गुफा 
तैयार की गई थी ।” एक अन्य पभोसा-लेख से हमें पता चलता है कि आषाद्सेन 
अधिछन्र (अहिछत्न ) राजवंश का था। अधिछत्र उत्तरी पांचाल की राजधानी 
था | जायसवाल के अनुसार ओद्रक छुज्भ राजा था, जबकि आषाढ़सेन मगध- 
साज़ाज्य के अधीन एक शासक मात्र था। मार्शल' के अनुसार पाँचवें शुद्ध राजा 
को ही 'काशीपुत्र' कहा जाता था । प्राचीन नगर विदिशा (आज के बेसनगर) 
में प्रा्त गरुड़ -स्तम्भ-लेख में भागभद्र नाम आता है। जायसवाल ने भागभद्र' की 
समानता छुज्ू राजा 'भाग' से की है। किन्तु, यह सिद्धान्त इसलिए ठोक नहीं 
जंचता कि बेसनगर के एक अन्य स्तम्भ-लेख से सिद्ध होता है कि विदिशा में भी 
भागवत नाम का एक राजा राज्य करता था और वह काशीपुत्र भागभद्व से 
भिन्न था। किसी स्पष्ट प्रमाण के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि 
उदाक, अग्निमित्र या भागवत के वंश का था । इस सम्बन्ध में मार्शल का कथन 
अधिक विश्वसनीय है । 


ऐसा लगता है कि विदिशा का राजा अग्निमित्र पश्चिमी पंजाब के यूनानी 
शासकों से मैत्री-सम्बन्ध क्रायम किये हुए था । हम जानते हैं कि सर्वप्रथम सेल्युकस 
ने मगध के साम्राज्य को जीतना चाहा, किन्तु जब उसका प्रयास असफल सिद्ध 
हुआ तो उसने यही बुद्धिमानी समझी कि मौय॑-राजा से मित्रता कर ली जाय । 
बैक्ट्रियन शासक भी पुष्यमित्र द्वारा परास्त हुए थे। इसके अतिरिक्त वे ग़ह-कलह 
से भी कुछ निबंल हो गये थे | कुछ समय तक इन लोगों की गंगा की घाटी के 





१. 4 एावह तु 4#ढ0॥४ र॥दं।8, 9. ॥. 
२, डॉक्टर बरुआ के अनुसार, उदाक पता नहीं किसी राजा का नाम था, 
या किसी स्थान-विशेष का । 


इडु८ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


राजवंश से भी शत्रुता थी । बेसनगर के लोगों से भागभंद्र और हेलिओद्ा शासकों 
के बारे में भी कुछ पता चलता है। हेलिओडोरा (हेलिओडोरस) तक्षशिला का रहने 
वाला था तथा महाराज अंतलिकित की ओर से राजदूत होकर वह राजत्‌ 
काशीपत्र भागभद्र के यहाँ आया था। राजा भागभद्र अपने शासन के १४वें वर्ष में 
अपने ऐश्वर्ग की चरम सीमा पर था। उक्त राजदूत यद्यपि यूनानी था, किन्तु 
उससे भागवत-धर्म का प्रचार किया था, तथा उसने वासुदेव (कृष्णा) के 
सम्मान में गरुड़ध्वज' की स्थापना की थी। राजदूत हेलिओडोरस महाभारत 
का भी ज्ञाता था। उसने अपनी जन्मभूमि तक्षशिला के आवास-काल में महाभारत" 
का अध्ययन किया था । 

भद्रक के बाद हुए उसके तीन क्रमशः उत्तराधिकारियों के बारे में कुछ 
भी ज्ञात नही है । नवम्‌ राजा भागवत ने काफ़ी दियों तक, यानी लगभग ३२ 
वर्षों तक राज्य किया था। डॉक्टर भणइारकर ने इस राजा की समानता महा- 
राजा भागवत से की है, जिसका उल्लेख बेसनगर-शिलानेखों के सिलसिले में 
ऊपर किया जा चुका है। भागवत का उत्तराधिकारी देवभूति या देवभूमि एक 
तरुण तथा प्रतापी राजा था । पुराणों के अनुसार वह दस वर्ष के शासन के 
बाद अपने अमात्य वसुदेव द्वारा गद्दी से उतार दिया गया था। बाझा ने अपने 
“हरपंचरित' में कहा है कि अतिकामी शुगर के जीवन का अन्त उसके अमात्य 
वसुदेव ने देवभूमि की दासी की पुत्री, जिसने शुद्ध की रानी का छद्मवेष धारण 
किया था, की सहायता से किया । बाण के कथन का यह मतलब नही होता कि 
यही देवभूति राजा श॒ग था जिसकी ह॒त्या कर दी गई थी। इसका यह भी 
अर्थ हो सकता है कि सम्भवतः वसयुदेव ने पिता के पतन के लिए पड्यत्त्र किया 
था ताकि बहू स्वयं गद्टी पर बैठ सके । किन्तु, पुराणों से प्राप्त अन्य सामग्री को 
देखते हुए बाण के उक्त कथन को सत्य नहीं माना जा सकता । 


देवभूति के पतन के बाद ही बुद्ध का ऐड्वर्य समाप्त नहीं हो गया । शग 
का प्रभाव आन्ध्रों के उदय तक मध्यभारत' में था। शुग-प्रभाव का अन्त 


१. महाभारत, ४. 43, 22; >»7, 7. 23--दमस्त्यागो5प्रमादश्च ते त्रयो 
ब्राह्मणों हया:। देखिये गीता, &४, ।. 2; ४०० 74528, 922, ]५०, 9, 99. 
269-7; 457, 908-9, ७. 26; 37१.48, 909, 055, 087, 093; 
79]0, 85; 9]4, 036; 7770, 932, 6 0; 4 ली ४४ 2/वकाब॑ंदान 
दवा ॥06/9/6, 9]8-]9, 9. 59, 

२. (६. 2#वठ॥क ल ४८ अदा 46०, 9. 49, 


वैम्विक-शुद्धू-शसन और वैकिट्यन यूनानी ३४६ 


करने वाले आल्ध्र-भृत्यों बा सातवाहनों ने विदिशा का शासन चलाने के लिए 
शिशुनंदी' को नियुक्त किया था। शिशुनंदी के एक नाती (दौहित्र) था, जो बाद 
में पुरिका' का शासक हुआ था। इसका नाम शिशुक था । 


३. भारतीय इतिहास में बेम्बिक-शुद्ध-काल का महत्त्व 

यों तो समूचे भारतीय इतिहास में, और विशेषकर मध्यभारत के इतिहास 
में, पृष्यमित्र वंशी राजाओं का विशेष महत्त्व है, पर बारबार होने वाले यवनों 
के आक्रमण से पूरे मध्यप्रदेश के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था और मध्यप्रदेश 
अब कुछ नियन्त्रित हो गया था । सीमावत्ती यूनानी राजाओं ने अपनी नीति में 
परिवर्त्तन कर दिया था और वे सेल्युकस-कालीन नीति का अनुसरण करने लगे 
थे । इस काल में साहित्य, कला और धर्म के क्षेत्रों में गुप्त-वंशी 'स्वरणंकाल' जैसे 
पुनरुत्थान की लहर-सी आ गई थी । इन कार्य-कलाप के इतिहास में मध्यभारत 
के तीन स्थानों का नाम विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है । वे हैं विदिशा (बेसनगर), 
गोनार्ड और भरहुत । फ़ाउशर ने लिखा है कि “विदिशा के ही शिल्पकारों ने 
साँची के फाटक पर अपनी खुदाई की कला दिखाई थी।” विदिशा और 
समीपवर्त्ती शिलालेखों से स्पष्ट है कि उस समय भागवत-धर्म का बोलबाला था। 
यद्यपि इस धर्म के प्रचारार्थ कोई अशोक नहीं हुआ था, फिर भी यवन-राजकुमारों 
तथा यवन-राजदूतों पर इसका पूर्ण प्रभाव था | तत्कालीन साहित्य के विख्यात 
व्याकरणवेत्ता पतंजलि गोनार्ड' में ही पैदा हुए थे । भरहुत शुद्धकालीन राजसत्ता 
का अक्षुणण स्मारक हो गया था । 
.._ १, ॥0/0,, 49, 

२. पुरिका की स्थिति के लिए देखिये 77.49, 90, 446; ८/ 7%#. 
हव,, ऋ४एा, ]5]. 

३, 5०४ 770, 926, 267. सुत्त निपात के अनुसार गोनार्ड--विदिशा 
और उज्जैन के बीच स्थित था (कक, 7०८, , 98, 4; 77फ्४4/ ता शरवीकिय 
खिक्ामांबदा रिएव्दा।। 5०687, [90, 935, 99, ! ि)। (87८87 795, 
०8. [,€एस४ ॥0०06 ठत (०7०70,) | 


१७ | मगध तथा मारत-यूनानी राज- 
सत्ताओं का पतन 


१, कण्व, उत्तर शुद्ध तथा उत्तर मित्र वंश 


वसुदेव के इशारे पर विलासी शुंग को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा । 
बसुदेव ते ७५ ईसापूर्व में एक नये राजबंश की स्थापना की, जिसे करव या 
काणवायन-वंद कहा गया है। पुराणों में भी इस वंश के सम्बन्ध में निस्न उल्लेख 
मिलता है--“ वह (वसुदेव) अर्थात्‌ कारवायत € वर्षों के लिए राजा होगा। 
उसका पुत्र भूमिमित्र १४ वर्ष तक शासनकरेगा । उसका पुत्र नारायण १४ वर्ष तक 
राज्य करेगा उसका पुत्र सुशर्मन १० वर्ष तक सिहासनारूढ़ रहेगा। ये सभी 
घुद्भ-भृत्य कारबायन राजा के रूप में भी प्रसिद्ध हैं । ये चार कराव ब्राह्मण धरती 
का राज्य-सुख भोगेगे ।! ये लोग सत्यत्रती होंगे । इन लोगों के बाद प्रृथ्वी का 
राज्य आन्भ्र-वंश के हाथ में चला जायेगा ।'” सम्भवतः यह भूमिमित्र राजा वही 
था जिसके नाम के सिक्‍के उपलब्ध होते हैं ।' 


१. सम्भवतः पूर्वी मालवा में विदिशा या बेसनगर अथवा पड़ोस का ही कोई 
अन्य नगर शुद्धों की राजधानी था । 

२. श्री जे० सी० घोष सर्वतात को भी कण्व-राजाओं में शामिल करने के 
पक्ष में हैं। सर्वतात को शंकर्षण और वसुदेव का पुजारी तथा अश्वमेध यज्ञ 
करने वाला भी कहा गया है (गोसुन्दी के शिलालेख, (/#४. 4%४,, 982, 
००., 203 ॥; 78. 707., रह), 98) के अनुसार यह राजा गाजांयन- 
वंश का माना जाता है । गाजायन-वंश् गादायन या गोदायन-वंश था (€/ 70, 
933, 797 #, यह कहना अधिक यूक्तियुक्त नहीं लगता | इससे अधिक तो 
गाजायन का सामीष्य शौनक और कश्यप वंछ्य के गाहायन या गायन से ही 
प्रतीत होता है (09)970, बौद्ध ख्रौत सूत्र, [[त, 429-454)। यह स्मरण 
रखना आवश्यक है कि हरिवंश में कहा गया है कि कलियुग में अह्वमेध को पुनः 
प्रचारित करने वाले कश्यप ढ्विज ही थे | गाज्भायन' शब्द से निस्सन्देह मैसूर के 


मगघ तथा भारत-यूनानी राजसत्ताओं का पतन ३५१ 


कर्व-वंश के राजाओं से सम्बन्धित तिथियाँ काफ़ी विवादग्रस्त हैं । सर 
आर० जी० भण्डारकार ने अपनी पुस्तक #80ए उ्ंडाताप्र छत 7९९९एशा में 
कहा है--आन्ध्र-भृत्य के संस्थापकों ने कशव-बंश का ही उन्मूलन नहीं किया, वरन्‌ 
शुद्धों के अवशेष को भी समाप्त कर दिया | कश्व लोगों का शुञ्धू-भ्ृृत्य या शु गों 
के नौकर के रूप में भी उल्लेख आया है | अतः इससे यह स्पष्ट है कि जब शुद्ध 
वंश के राजा शक्तिहीन हो गये तो कणव लोगों ने पूरी राजसत्ता अपने हाथ में 
ले ली और पेशवा के रूप में राजकाज चलाने लगे। इन लोगों ने अपने स्वामी 
का उन्मूलन नहीं किया, वरन उन्हें नाम मात्र के लिए राजा बना रहने दिया । 
इस प्रकार ये सभी वंश समकालीन ही लगते हैं। झुज्ों के तथाकथित ११२ 
वर्ष के शासन-काल में करवों के ४५ वर्ष का काल भी सम्मिलित है । 
अब केवल पौराणिक सामग्री से ही सिद्ध होता है कि कुछ राजा शुद्धु-वंश 

के कहे जाते थे । वे आन्श्र-भृत्यो की विजय के समय तक शासन करते रहे थे । ये 
लोग करशव लोगों के समकालीन कहे जाते हैं। किन्तु, यह दिखाने के लिए कि 
शुद्ध-बंश के उपर्यक्त राजा ही दस प्रसिद्ध शुद्ध-शासक थे, कोई प्रमाण नहीं 
उपलब्ध होता । दस प्रसिद्ध शु ग-शासकों का नाम पौराणिक सूची में मिलता है, 
तथा यह भी लिखा मिलता है कि इन लोगों ने ११२ वर्ष तक राज्य किया था । 
इसके विपरीत कुछ पुराणों में दसवें शुग राजा देवभूति के बारे में कहा गया है 
कि प्रथम कराव वसुदेव ने उसकी ह॒त्या की थी । इससे सिद्ध है कि जो छु ग 
राजा केवल नाम मात्र के लिए ही थे, वे वसुदेव तथा उसके उत्तराधिकारियों के 
समकालीन थे, किन्तु इतने महत्त्वपूर्णा नहीं थे कि उनके नामों का उल्लेख किया 
* जाय । इससे यह भी सारांश निकलता है कि पुष्यमित्र से देवभूति तक दस छुज्ज- 

राजाओं का ११२ वर्ष का जो शासन-काल स्थापित किया गया है, उसमें करवों 

के ४५ वर्ष शामिल नहीं किये गये हैं। इसलिए इस राजवंश के बारे में डॉक्टर 

स्मिथ के तिथि-सम्बन्धी मत को थोड़े हेरफेर के साथ स्वीकार कर लेने में कोई 

हानि नहीं है। इन पृष्ठों में जिस तिथिक्रम को आधार माना गया है, उसके अनु- 
सार करब-राजाओं का शासन-काल ७५ ईसापूर्थ से ३० ईसापूर्व तक माना गया 

है । 

गज्जों का स्मरण हो आता है, जो अपने को काणवायन-गोत्र का कहते थे 

(4 (6७ मछाण) थी #8 उहक्रक्रा 0००४, ७०. ४७], 9. 248) । किन्तु, 

गाजायन और गाड्भरायन की समातता नहीं सिद्ध द्ोती । 


३५२ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


कराव-वंश के बाद मगध-विशेष के बारे में बहुत थोड़ी जानकारी ही मिल 
पाती है। मगध में कराव-वंश के पतन से गुप्त-वंश के उत्थान के बीच के इतिहास 
का पुनर्गठन अपने आप में कठिन कार्य है। जिस आन्ध्र या सातवाहन वंश के बारे 
में कहा जाता है कि इस बंध के लोगों ने ही कएब-वंश का शासन समाप्त किया 
था, वे मी मगध के शासक नहीं थे ।' इन लोगों में जो सबसे महान्‌ राजा हुए 
थे उन्हें 'दक्षिरापथपति' कहा जाता था। इन राजाओं के नाम के साथ 'तिसमुद- 
तोयपीतवाहन' विशेषणा भी प्रयोग में लाया जाता था। इसके अतिरिक्त इन्हें 
'जिसघुद्रधिपति' भी कहा जाता था। अर्थात्‌, इन राजाओ की सेना तीन समुद्रों 
का जल पीती थी, अर्थात्‌ इन राजाओं की सेनिक व राजनीतिक गतिविधि तीन 
समुद्रों के बीच के भूभाग में फैली हुई थी । जहाँ तक ग्रुप्त-वंश के शासकों का 
सम्बन्ध हैं, उनका राज्य चार समुद्रों के बीच के भूभाग में विस्तृत था । 


खुदाई में मिली एक मिट्टी की मुहर से पता चलता है कि गया के क्षेत्र में 
कभी मौखरी-सामन्तों का प्रभुत्व था ।* किन्तु, उतके बारे में कोई निश्चित तिथि 
नहीं ज्ञात हो सकी है । इसी प्रकार महाराज त्रिकमल की तिथि भी अनिश्चित है । 
महाराज त्रिकमल ईसवी सन्‌ के ६४वें वर्ष या ईसापूर्व के ६४वें वर्ष में राज्य 
करते थे । कुछ तिथिक्रमों के अनुसार लिच्छवियों और पुष्पपुर (पाटलिपुत्र) के 
बीच भी कुछ सम्बन्ध का आभास मिलता है । ईसवी समर के आरम्भ होने के पूर्व 
की शताब्दी में सम्भवतः मगध तथा समीपवर्त्ती भूभागों पर मित्र-वंशों का शासन 
था । जैन-प्न्थो में बलमित्र और भानुमित्र राजाओं को पुष्यमित्र का उत्तरा- 


१, पिपकएएक रिंगावाश। (सिलयदिकरम, #एं, ]90 छा क्षए|8 (7878, 
209.) को शातकरण या मगध से जोड़ना तकसंगत नहीं है। ागपरटा 
केवल विशेषण है, नाम का अश नहीं । गड्भा नदी चाहे उक्त वंश से सम्बन्धित 
गौतमी गड्भा या मोदावरी न हो, किन्तु वह गद्भा मगध के आलावा अन्य 
भूभागों से भी होकर बहती है । इससे स्पष्ट है कि उक्त राजाओं तथा मगध को 
एक दूसरे संबंधित करना कोई आवश्यक नहीं है ! 

२. [6९, ८।7, 4. उक्त मुहर की लिखावट मौर्य-कालीन ब्राह्मी लिपि 
में है । हो सकता है मौखरी लोग मौर्यों या करव-राजवंश के अधीन ही किसी 
छोटे भूभाग के राजा रहे हों । राजस्थान के कोटा राज्य में भी कुछ शिलालेख 
मिले हैं, जिनमें मोखरी महासेनापतियों द्वारा यज्ञ-स्तम्भों की स्थापना के उल्लेख 
मिलते हैं। इन स्तम्भों की स्थापना तीसरी सदी में की गईं बताई जाती है 
(8७. ॥., 22%]], 52) । 


मगध तथा भारत-यूनानी राजसत्ताओं का पतन ३४५३ 


धिकारी कहा गया है। इससे मित्र-वंश के शासल का अस्तित्व प्रमाणित होता है । 
डॉक्टर बशुआ ने भित्र-राजाओं की एक सूची तैयार की है । इस सूची में 
बृहत्स्वातिमित्र, इन्द्राग्निभिन्, ब्रह्ममित्र, बृहस्पतिमित्र, विध्णुमित्र, वरुणसित्र, 
धर्ममित्र तथा गोमित्र' राजाओं के नाम मिलते हैं । इनमें से इन्द्राम्निमित्र, ब्रह्म- 
मित्र तथा वृहस्पतिमित्र निश्चित रूप से मगध के राज्य से सम्बन्धित थे। शेष 
कौशाम्बी और मथुरा से सम्बन्धित थे । किन्तु, इससे यह पता नहीं चलता कि ये 
मित्र-वंशी राजा आपस में, या कश्व तथा शुद्ध वंशों से किस रूप में सम्बन्धित 
थे। 


पाटलिपुत्र तथा मथुरा में कालान्तर में मित्र -राजाओं के बाद सीथियन तथा 
सत्रप (क्षत्रप) राजा आ गये । उसके बाद ही नागवंश तथा ग्रुप्ततंश का भी 


आविर्भाव हुआ | कुछ विद्वानों के अनुसार ग्रुप्तवंश के पूर्व कोटवंश के लोग 
पाटलिपुत्र के शासक हुए थे ।' 


२. सातवाहन और चेत 


जबकि थुज्ञ तथा कण्व वंशी आपसी कलह में फंसे हुए थे, समूचे विन्ध्य-क्षे् 
में कुछ नयी शक्तियों का उदय हो रहा था । ये थे सातवाहन ' (इन्हें आन् या 





१, #ब। के अनुसार बह्ममित्र, हृढ़मित्र, सूर्यमित्र और विष्णुमित्र ने 
गोसित्र के समान सिक्के जारी किये थे। इनके बाद दत्त, भूति और घोष 
» नामधारी राजा हुए थे। 

२. इस सम्बन्ध में देखिये---//8, #४४., एत, 60#; हर्षबरितत, शत, 
9. 25;.. 0प्रधाहशात्रा।,. महाबोधि; 4657, 908-9, 4; 77/, 
926, 44; 929, 398, 595 ६ 930, | ॥, 933, 49; वा लीठफा, 
एप, [. ाएटरफ्ञाणाड, पि०, 54; कादाका (का, 4, 095; श्मा, अत 
€९१., 227 ॥; 77745, 92, 22; $क्ांश, दद॑/ब/ग्डुढढ शी (०४8. ए॥ 496 
किवाव)0 मैदीएछशाा, 95, [90, 94; 38858, (7७47, ए9. 5९ए-हव्रा। , 
८४, 50 7, 69 ॥, 73 ॥#, 95 हैं, 202 एप. 

३. गगएुभएपा फाबाा। एं पिला ण्बात2038 में सातिवाहन! शब्द 
भी मिलता है। साहित्य में शालिवाहन' झब्द मिलता है। आाफे, 6 
छाबातेक्राप्श, टक्‍72, 5९८४० या, भी देखिये। 

श्रे 


३५४ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


आस््र-भृत्य' भी कहा गया है), जिनके राज्य का नाम दक्षिणापथ था। दूसरी 
शक्ति थी, कलिंग का चेत या चेति राज्य । 


सातवाहन-बंश की स्थापना सिम्तुक ने की थी । पुराणों में यही नाम शिशुक, 
सिन्धुक, तथा शिप्रक के रूपों में आया है । इन ग्रल्थों के अनुसार आस्क् “सिम्ुक' 
कारवायन तथा सुशर्मन वंशों को परास्त कर तथा शुड्डों को नष्ट कर पृथ्वी का राज्य 
हस्तगत करेगा। यदि यह कथन सही है तो इस बात से इनक़ार नहीं किया जा सकता 
कि सिमुक ४० ईसापूर्व तथा ३० ईसापूर्व के बीच सुझर्मत का समकालीन था और 
पहली शताब्दी में इसका उत्थान हुआ था। रैप्सन, स्मिथ तथा अन्य कई विद्वाब्‌ 
एक मत से इस सम्बन्ध में पुराणों की प्रामारिकता मानने से इनक़ार करते हैं । ये 
लोग इस कथन को अधिक महत्त्वपूर्णा मानते है कि आन्क्र-वंश ने साढ़े चार सौ वर्ष 
राज्य किया था। किन्तु, इस सम्बन्ध में अन्य विद्वान एकमत नहीं है । ये लोग 
सिम्रुक को तृतीय शताब्दी ईसापूर्व के अन्त का बताते हैं और इनका कथन है कि 
ईसापूर्व की तीसरी शताब्दी के अन्त में ही इस वंश का अन्त हुआ था । 


सिमुक की तिथि के सम्बन्ध में कुछ सोचने या विचार करने के पूर्व निम्न- 
लिखित बातों पर विचार कर लेना आवश्यक है-- 

१. तायनिका के तानाधाट-रिकार्ड की लिखावट किस समय की है ? 

२. खारबेल के हाथीगुम्फा-शिलालेखों की वास्तविक तिथि क्‍या है ? इन 
शिलालेणों में शा्कार्गि का उल्लेख है जो कि सम्भवतः सिमुक का उत्तराधिकारी 
था। 

३, आन्क्र-वंज्ञ में कितने राजा हुए थे, तथा कितने बर्षों तक उनका शासन 
रहा ? 


जहाँ तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, श्री आर० पी० चन्दा के अनुसार 
नायनिका के शिलालेख भागवत के बेसनगर के लेखों के बाद के हैं। सम्भवततः 
पुष्यभित्र के बंश के अन्तिम राजा से पूर्व के राजा का उल्लेख पुराणों में किया 


१, पुराणों में आन्ध्र-जातीय' या 'आन्ध्र' लिखा मिलता है, जिसकी स्थापना 
कराब-राजाओं के नौकरों या भृत्यों ने की थी। सर भगडारकर विष्णु पुराण 
की चर्चा करते हुए सिम्रुक को आन्श्र-भृत्य-वंश का संस्थापक मानते हैं 
(एब्नाइा।ए,, 2क्राकवंश शी. 62. गा 468० (7. विष्णु पुराण, 7ए. 
24, 3) । 


मगध तथा भारत-यूनानी राजसत्ताओं का पतन ३५४५ 


गया है। फलस्वरूप सिमुक को कश्व-काल में रखा जा सकता है, अर्थात्‌ ईसापूर्व 
की पहली शताब्दी में । यह समय पुराणों में दिये गये समय से मेल खाता है ।' 
श्री आर० डी० बनर्जी के दूसरे तर्क से लगता है कि हाथीग्रुम्फा-शिलालेखों के 
'पंंचमे ले दानि वसे नन्दराज तिवस-सत” अनुच्छेद में 'तिवस-सत' शब्द का अर्थ 
१०३ नहीं, वरन्‌ ३०० ही है ।' यही मत श्री चन्दा का भी है। एक बोर डॉक्टर 


१, ॥४.487, !९०, ।, 70. ।4-5. श्री चन्दा (70, 929, ७. 60॥) 
के अनुसार नानाघाट तथा बेसनगर के शिलालेखों में तथ्यों की समानता मिलती 
है । बेसनगर के लेख 0॥72:025 के समय के हैं, जिसका समय अनिश्चित 
है । वह सम्भवत: दूसरी शताब्दी ईसापूर्व के उत्तरा्थ में रहा होगा, था बाद 
की शताब्दी के प्रथमाद्ध में । 

श्री चन्दा के मत के विरुद्ध श्री आर० डी० बनर्जी ने कहा है कि नानाघाट 
के लेखों में क्षत्रप तथा आरम्भ के कुषाण की चर्चा अधिक है (2/&#. हवा, 
की6५ तन, ४०, ख, ९०, 3. 9. 245) । रेप्सन (4४००. (४४, 
(६९७॥' के अनुसार नानाघाट के रिकॉर्ड में अक्षर द' जिस रूप में मिलता है, 
बह ईसापूर्व की दुसरी शताब्दी के आरम्भ का ही हो सकता है । 

श्री बनर्जी या रैप्सन, किसी ने भी नानाघाट के रिकॉर्ड को पहली शताब्दी 
का नही बताया है । ये रिकॉर्ड दूसरी शताब्दी के हैं--यह कथन पहले के विद्वानों 
के इस मत पर आधारित मालम होता है कि खारवेल का १३वाँ वर्ष मौर्य- 
राजाओं के शासन का १६५त्राँ वर्ष था ( उिपक्रोक, माता 24/4००९7८//), 
39; 7२७७४०॥, रश्या) | 

२. बूहलर ( 45$॥7, ७०. ए, 65 ) के अनुसार नानाघाट-अभिलेख के 
के अक्षर गौतमी-पुत्र शातकरि तथा उसके पुत्र पुलुमावि के भी १०० वर्ष 
पूर्व के हैं। जो विद्वान नानाधाट-रिकॉर्ड को ईसापूर्व की दूसरी शताब्दी के 
प्रथमाद्ध में मानते हैं; और गौतमी-पुत्र शातकरणि से सम्बन्धित सामग्री को 
दूसरी शताब्दी का मानते हैं, उन्हें सातवाहनों के रिकॉर्ड की श्रामाणिकता पर 
ध्यान देना होगा (यदि यही नागनिका के पति तथा बलश्री के पुत्र के शासन 
के बीच का समय है) । श्री एन० जी० मजूमदार ने नानाघाट-रिकॉड' को 
१००-७५ ईसापूर्व के बीच का माना है. (7686 ॥काप्धाशा ० आप, 
ए०ण., 3, ९६. 7५, 9. 277) | 

३. 2.820706, 97, 495-497. 


३५६ प्राचीन भारत का राजनेंतिक इतिहास 


जायसवाल' ने भी ऐसा ही मत व्यक्त किया था | यदि तिवस-सत' का अर्थ ३०० 
है तो खारवेल तथा उसका समकालीन ज्ञातकशि नन्द से ३ वर्ष बाद 
ही हुए रहे होंगे, अर्थात्‌ २४ ईसापूर्व में । यह तिथि पुराणों के उल्लेख से मेल 
खाती है, जिसके अनुसार शातकर्ि के पिता या चाचा सिम्रुक ने अन्तिम करव 
राजा सुशर्मन का अन्त किया था (सी० ४०-३० ईसापूर्ब) ।* 
अब हम तीसरे प्रश्न को लेते हैं कि सातवाहन-बंश के राजाओं की 

संख्या क्या थी तथा उनका शासन-काल कितने वर्षों तक रहा ? इस सम्बंध 
में हमें जो सामग्री पुराणों से मिलती है वह कुछ भिन्‍न प्रकार की है। पहले 
प्रश्न पर मत्स्य पुराण में कहा गया है--'एकोन विशतिह्य ते आन्ध्र भोक्ष्यन्ति वै 
महीम्‌, ।' किन्तु, इसके अन्तर्गत ३० नाम दिये गये हैं । 
._ १. 3807, 97, 432; 6. 99, 377, 385. पुरानी धारणा 
१६२७, २३८, २४४ में संशोधित कर दी गई है। हाथीगुम्फा-लेखों के उक्त 
अनुच्छेद की स्वीकृत व्याख्या के अनुसार यदि 'तिवस-सत' का अर्थ १०३ माता 
जाय तो खारवेल का शासन-काल नन्दराज के १०३-५८ ६८ वर्ष बाद पड़ता 
है । वह ६५-९६ अर्थात्‌ नन्दराज के ८५९ वर्ष बाद युवराज बनाया गया था 
(३२४ ईसापूर्व-८९---२३५ ईसापूर्व के बाद नहीं)। इस समय खारवेल का 
पिता सिहासन पर था। किन्तु, अशोक के एक शिलालेख के अनुसार, इस समय 
कुलिंग पर एक मौरय-कुमार शासन करता था, और वह अशोक के ही मातहत 
था । इसलिए, 'तिबस-सत' का अर्थ ३०० ही है,न कि १०३ । नन्‍्दों और 
शातकरशि के बीच ३०० वर्षों का अन्तर था, इस सम्बन्ध में पुराण भी एक- 
मत हैं। १३७ (मौर्यों का समय)+११२ (शुद्धवंश का समय)- ४५ (कर्व- 
वंश का समय)-+२३(सिम्रुक का समय) १० (कृष्ण का समय)< ३२७ वर्ष । 

२. हो सकता है कि सिमुक ४०-३० ईसापूर्व के कुछ वर्ष पूर्व गद्दी पर 
बेंठा हो, जबकि उसने मध्यभारत के काण्वायन-बंश का अन्त कियाथा। 
करावों की हार के बाद सम्भव है कि सिसुक ने ३ वर्ष से कम ही राज्य किया 
हो । इस प्रकार शातकर्णि और नन्‍्दों के बीच का समय २२७ वर्ष से कुछ कम 
भी हो सकता है। 

३, एप ७0/--एकोण-नवति (774, 43) । 

४. पाजिटर के संकेतानुसार तीन मत्स्य-पाण्डुलिपियों में ३० नाम दिये 
गये हैं जबकि पारडुलिपियों में यह संख्या २८ से २१ के वीच अलग-अलग दी 
गई है। 


मगध तथा भारत-यूनानी राजसत्ताओं का पतन ३४७ 


वायु पुराण में 'इत्येते वै उृपास्‌ त्रिशद्‌ आन्क्म भोक्ष्यन्ति ये महीम्‌' ( ये 
तीस आन्त्र-वंशी राजा घरती का राजसुख भोगेंगे )। किन्तु, वायु पुराण की 
अधिकांश पांड्ुलिपियों में १७-१८ या १६ नाम ही दिये गये हैं। 

जहाँ तक आश्ध्र-राजाओं के शासन-काल का प्रश्न है, कतिपय मत्स्य- 
पांबुलिपियों के अनुसार यह समय ४६० वर्ष का था । 

“तेषां वर्ष शतानि स्यपुश चत्वारि घस्टिर एव व ।' 


एक अन्य मत्स्य-पाण्ड्ुलिपि में कुछ भिन्‍न मत प्रकट किया गया है, 
वह इस प्रकार है-- 

“द्रादशाधिकम एतेषां राज्यम्‌ शत-चतुष्टयम्‌ ।”” 

अर्थात्‌, आन्ध्र-प्रभुता का समय ४१२ वर्ष का था । इसके विपरीत, सर 
भंडारकर के अनुसार कुछ वायु पुराण की पाणडुलिपियो में यह समय केवल 
२७२६ वर्षों का रहा । 

अन्तत: एक मत के अनुसार इस वंश में १७, १८ या १६ राजा 
हुए थे, जिनका शासन-काल लगभग तीन शताब्दियों तक रहा। दूसरे मत के 
अनुसार इस वंश में तीस राजा हुए, जिनका शासन-काल लगभग ४०० वर्षों 
तक रहा | सर आर० जी० भणडारकर के मतानुसार जो सूची लम्बी है, उसमें 
आस्क्र-सृत्य-परिवार के शासक भी सम्मिलित कर लिये गये है तथा उनके 
शासन-काल के वर्षों में इन आन्ध्र-भृत्य-शासकों का शासन-काल भी शामिल 
है । वायु पुराण में दिया गया ३ सौ वर्ष का काल तथा १७, १८ या १६ 
राजाओं की सूची केवल एक ही राजवंश से सम्बन्धित ज्ञात होती है।इस 
तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि सातवाहन-शातकरिंय अलग-अलग 
राजवंश थे तथा गोदावरी की घाटी में इनकी राजधानी थी । राजशेखर-कृत 
काव्य-मीमांसा' तथा कुछ अच्य ग्रन्थों में सातवाहन तथा शातकरणि राजवंशों 
का उल्लेख आया है, तथा उन्हें कदम्बों के पूर्व कुन्तलः का राजा माना गया 
है। मत्स्य पुराण की पूर्ण सूची में कुछ अन्य राजाओं (नं० १०-१४) के नाम भी 
हैं, जिनमें 'कुंतल' शातकर्शि भी एक नाम है। वायु पुराण इस सम्बन्ध में बिलकुल 

१. काव्य-मीमांसा (984, (४. 5, 9. 50) में कुन्तल के सातवाहनों का 

नाम आया है। इसके अन्‍्त:पुर में प्राकृत भाषा के प्रयोग का ही आदेश था । 
शायद यह राजा हाल (पल०)») ही रहा हो (07. #क्ाबांबिड[द्रावण्दाद्रकाटाथ 
सबाबाब, उ8ंब,, ०८४5, . 97) । 


३५८ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


मौन है। पूर्ण सूची सें स्कन्दस्वाति नाम आया है। कन्हेरी-शिलालेख में शातकर्णि- 
बंश में स्कन्दनाग-शतक भी एक नाम मिलता है । जहाँ तक कुंतल का प्रदन है, 
वात्स्यायन के कामसूत्र की टीका में यह नाम (नं० १३) कुन्तल शातकर्णि 
शातवाहन' के रूप में आया है। उल्लेख 'कुन्तल-विषये जातत्वात्तत हर! 
के रूप में आया है । इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भत्स्य 
पुराण की जिस सूची में ३० नाम दिये गये है, उसमें ३० सातबाहन राजाओं, 
के अलावा कुन्तल से संबन्धित अन्य वंशो के राजाओं के नाम भी है । 

इसके विपरीत वायु, ब्रह्मारड तथा कुछ मत्स्य पांडुलिपियों में कुन्तल है 
सातबाहनों के नाम नहीं दिये गये हैं । इसके अतिरिक्‍त रुद्रदामन-प्रथम के अधीन 
शक-उत्थान के शासकों के भी नाम नहीं है । इनमें केवल १६ नाम उन्ही राजाओ 
के हैं जो मुख्य वंश से सम्बन्धित थे और जिनक्रा शासन-काल ३ सौ वर्षों तक 
हो चला | यदि सातवाहन-बंश में केवल १६ शासक ही हुए थे तथा उतका शासन- 
काल केवल ३०० सौ वर्षों तक ही चला था तो यह स्वीकार कर लेने में कोई 
अड़चन नहीं होनी चाहिये कि सिमुक अन्तिम करव-राजाओं के समय, अर्थात्‌ 
ईसापूर्व की पहली शताब्दी में हुआ था। यह भी स्वीकार किया जा सकता है 
कि सिम्रुक का शासन तीसरी सदी तक उत्तरी दक़न से उठ चुका था । सातवाहन 
तथा कुन्तल के शातकर्णियों का शासन-काल अधिक दिनों तक रहा, तथा सम्भवतः 
चोथी शताब्दी के पूर्व तक समाप्त नहीं हुआ । इसका अन्त कदम्बों ने किया । 
इस प्रकार शातकणि-राजवंश की सभी शाखाओं का शासन-काल ४०० वर्षों 


१. वायु पुराण ( 0४4, 9. 36 ) तथा ब्रह्माएंड पुराण ( ४७४०7, 
4ग्ब॥व (078, 5जव) में हाल (१४०. 7) का नाम भी नहीं है । 

२, रिव्ा0500,. 4#बकषिव (0, |, इस नाम का कोई राजपुत्र था, 
यदि यह सिद्ध हो जाय तो यह सिद्ध करने की आवश्यकता नही रह जाती कि 
वह गद्दी पर बैठा या नहीं । पौराणिक सूची में ऐसे राजाओं के उल्लेख मिलते 
हैं, जो गद्दी पर नही बेठे. जैसे अर्जुन, अभिमन्यु तथा सिद्धार्थ । मत्स्य पुराण 
की पाणडुलिपियों में स्कन्दस्वाति से सम्बंधित भी कुछ नाम आये है, जैसे चन्दश्नी 
(2584, 9. 36) । 

३. उसका नाम 'कुन्तल' इसलिए पड़ा कि वह कुन्तल प्रदेश में पैदा हुआ 


था । इसी तरह के नाम देखिये---उरुवेल नदि और गया कस्सप (70ह4/0०6७४०४ 
रथ कह 8प्र4/०, ।, 94) । 








मगध तथा भारत-यूनानी राजसत्ताओं का पतन र्५६ 


से भी अधिक था ।' कुन्तल-वंश के सभी राजा (४०४. 0-]4 ० ९ 0७ 
]57) गौतमी-पुत्र तथा उसके उत्तराधिकारियों के पूर्व माने जाते हैं। किस्तु, 
पाजिटर के संकेतानुसार कुछ मत्स्य-पाण्डुलिपियों में संख्या १०-१५ तक के 
लोगों को संख्या २६ के बाद रखा गया है। जहाँ तक हाल (संख्या १७) का 
संम्बन्ध है, यदि यही गाथा सप्तशती' का प्रणेता है तो चौथी शताब्दी के पूर्व 
इसका आविर्भाव कठिन ही लगता है। विक्रमादित्यचरित, अंगारकवार और 
राधिका के उल्लेखों के फलस्वरूप उक्त राजवंश की तिथि को गौतमी-पुत्र से 
पहले रखना और भी दुष्कर प्रतीत होता है । पुराणों में इन राजाओं 
के क्रम के सम्बन्ध में भिन्‍न प्रकार का उल्लेख मिलता है ।' शिव श्री आपिलक 
के सिक्‍कों से ऐेसा लगता है कि पुराणस्पों में प्रायः ऐतिहासिक राजवंशों का 
कालफ्रम इधर-उधर कर दिया गया है। इन सिक्‍कों को श्री दीक्षित ने बाद के 
सातवाहनों से सम्बद्ध किया है, जबकि पुराणों में इन्हें और पहले रक्‍्खा 
गया है। जहाँ तक सातवाहन-वंश के मूल स्थान का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में 

. १. ३०० वर्ष की अवधि (वायु प्राण) में श्रीपर्वतीय आन्ध्र (28.4, 46) 
का भी उल्लेख मिल सकता है । फिर भी आन्ष्र-वंश का अन्त तीसरी शताब्दी 
में कहा जाता है । कदम्बों के अम्युदय तक शातकर्शि-राजवंश कुन्तल में रहा । 
इस प्रकार पुराणों का यह उल्लेख ठीक मालूम होता है कि इस समूचे राजवंश 
में ३२० राजा हुए थे तथा उन्होंने चारया साढ़े चार सौ वर्ष तक राज्य 
किया था । 

२, 20#.3, 9. 30. पार्जिटर ने पृ० २०-२५ में पुराणों में राजाओं के 
इधर-उधर रकक्‍्खे जाने के अन्य उदाहरण भी दिये है । 

३, 9९९ 9०. 04, 443 ६, &॥६८, 

४, 5९९ "40६४८४'. 87 0, 935, ७. 9. ये सिक्‍के महाकोशल 
सोसायटी ऑफ़ रायपुर (0.7.) के हैं। इनमें एक ओर हाथी का चित्र तथा 
ब्राह्मी अक्षर हैं, और दूसरी ओर बिलक्रुल सादा है । इन सिक्कों के आधार पर 
इस राजा का शासन-काल श्री के० एन० दीक्षित के अनुसार उक्त राजवंश के 
बाद के राजाओं के समय में हो सकता है, न कि आरणम्भ के राजाओं के समय में । 
कुन्तल के हाल के समय के लिये देखिये, #, 6. #8#द्वाशटंशफेद (०08. 7०, 
89, राधा के उल्लेख के लिए देखिये सप्तशतकम्‌ (786, 48/., , 25 ४) । 

श्री० के० पी० चट्टोपाध्याय ने मत्स्य तथा वायु पुराणों की क्रमहीनता 
आदि के आधार पर निम्नलिखित तथ्य दिये हैं--(१) पिता एवं पुत्र, दो 


३६० प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वान्‌ ऐसा समभते हैं कि सातवाहन लोग आन्क्र-वंश 
के नहीं थे, वरन्‌ वे आन्प्र-भृत्य-वंश या आन्ध्र-वंश के राजाओं के नौकर-चाकरों 


सातवाहन-शासकों का एक ही समय में शासत, (२) चचेरे भाई-बहनों में विवाह; 
तथा (३) उत्तराधिकार के प्रश्न पर मातृपक्ष की प्रधानता (इसके लिये देखिये 
3458, 927, 503 हैं ४70 939, 37-339) | श्री के० पी० चट्टोपाध्याय 
की राय में पुराणों में इस सम्बन्ध में जो भूलें रह गई हैं. वे इनके सम्पादकों 
की गलती से नही रही हैं (!927, 9. 204) । पुराणों की यूची की व्याख्या, 
मत्स्य पुराण के मूल उल्लेख की सहायता से ही की जानी चाहिए । मत्स्थ पुराण 
के उल्लेख में गौतमी-पृत्रों तथा वाशिष्ठी-पुत्रों की सूची दी गई है! संशोधित 
पाठ (वायु तथा ब्रह्माण्ड) में गौतमी-पुत्रो की पूरी सूची रखी जरूर गई है 
किन्तु कुछ नाम हटा दिये गये हैं ॥ शायद पुराणों का संशोधित पाठ तैयार करने 
वालों ने हटाये गये नामों को इस योग्य नहीं समभा कि वे सूची में रहने दिये 
जायेँ (707४., 9- 505) । जिन राजाओं के नाम (जैसे, वाशिप्टी-पुत्र पुलुमावि) 
वायु तथा ब्रह्माएड पुराणों से हटा दिये गये हैं, वे सम्भवतः गौतमी-पुत्र वर्ग 
के हैं। जिन राजाओं के नाम रखे गये हैं, उनके उत्तराधिकार तथा कालक्रम 
में परस्पर विरोधाभास-सा है। उदाहररार्थ, गौतमी-पुञ्र शातकाण् के बाद उसका 
पुत्र पुलुमाथि गही पर नहीं बेठा था, वरन्‌ एक दूसरा गौतमी-पुत्र गद्दी पर 
बेठा था, और वह था यज्ञशत्री (9. 509)। सातवाहनों के सिक्‍कों से राजा की 
उपाधि तथा मातृपक्ष की सूचना प्राप्त होती है। इस वंश का तीसरा राजा 
नानाघाट के शिलालेख वाला श्री शातकरि था । इसलिये यह निष्कर्ष निकाला 
जा सकता है कि सिर्फ़ तीसरे राजा को छोड़कर बाक़ी सभी के सिक्कों में राजा 
की उपाधि तथा मातृ-सम्बन्ध का उल्लेख साथ-साथ मिलता है । दूसरे शब्दों में 
उस समय उत्तराधिकार मातृपक्ष को प्रधानता देकर निश्चित किया जाता था 
(0. 58) । लड़के का लड़का बिजित देशों का अधिकारी तथा बहन का लड़का 
पैतृक राजपाट का अधिकारी होता था । 

इस टिप्पणी में इतना स्थान नहीं मिल सकता कि श्री चट्टोपाध्याय के कथन 
की विज्ञद व्याख्या की जा सके; और न तो यहाँ यही सम्भव है कि माता-पिता 
के अधिकारों, वैवाहिक सम्बन्धों तथा सातवाहन-बंश के उत्तराधिकार-संबन्धी 
नियमों को ही विस्तृत रूप से दिया जाय । यहाँ केवल इस प्रसिद्ध राजवंश की 
मुख्य-मुख्य बातें ही दी जा सकती हैं। पाजिटर (727#क्ाऑंक थी #0 बाएं 
482८, 07. 35 40) द्वारा व्यास्या दी गई पुराणों की सूची के अध्ययन से स्पष्ट 


सगध तथा भारत-यूनानी राजसत्ताओं का पतन ३६१ 


के वंक्ष से ही सम्बन्धित थे । इन्हें मूलतः: कनेरी ( (77०४० ) भी 
कहा जाता है । 
हो जायगा कि पुराणों की सूची में जो कमियाँ रह गई हैं, उन्हें श्री चट्टोपाध्याय 
के सुझावों के आधार पर बड़ी आसानी से दूर या हल किया जा सकता है । 
उदाहरणार्थ, यह नही कहा जा सकता कि गौतमी-पुत्र (९०. 23) का नाम 
सभी मत्स्य-पाणडुलिपियों तथा वायु पुराण की पारडुलिपियों में रखा ही गया है । 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि गौतमी-पुत्र के लड़का पुलुमावि (!७०. 24) जो 
कि वाशिष्ठी-पुत्र भी माना जाता है, का नाम मत्स्य पुराण में है, किन्तु वायु पुराण 
के संशोधित पाठों में नहीं है। पुलुमावि एक ओर मत्स्य की ८, | और । पाणडु- 
लिपियों में नहीं है, किन्तु विष्णु पुराण और भागवत पुराण की सूचियों में है । 
वायु और ब्रह्माएड पुराणों के संशोधित पाठों में बहन के लड़के के उत्तराधिकार 
के सम्बन्ध में भी नकारात्मक उल्लेख ही मिलते हैं। पुराणों में प्रथम श्री 
शातकर्णि, शातकरि-द्वितीय, लम्बोदर तथा यज्ञश्री के भी उल्लेख है (2#%4, 
79. 39, 00. 40, 44; 9. 42, 00. )2) । मत्स्य पुराण में 'ततो” (25.4, 39) 
शब्द आया है। इस शब्द के द्वारा ज्ञातकर्शि-प्रथम तथा पूर्णोत्संग का सम्बन्ध 
दिखाया गया है। इस शब्द के साथ ही साथ तस्थापि पूर्णोत्संग:' शब्द (विष्णु 
पुराण, 9. 24, 2) भी आया है। इसके अलावा “पौर्णमासस्तु तत सूतः” 
(भागवत पुराण, >॥. . 2)) भी आया है। इससे सिद्ध है कि पूर्सोत्संग-पौर्ण- 
मास, शातकरि-प्रथम का ही पुत्र तथा तत्कालीन उत्तराधिकारी था, न कि यह कि 
वह इसी वंश के किसी बहुत बाद या दूर के राजा से संम्बन्धित था। यहाँ पर 
चट्टोपाध्याय का यह मत नहीं स्वीकार किया जा सकता कि वह नानाघाट-रिकॉर्ड 
का 'वेदिश्नी' था। किन्तु, के० शास्त्री के अनुसार, वेदिश्नी' नाम भी ग़लत है। 
शुद्ध नाम है--खन्दसिरि' या 'स्कन्दश्नी' । यह राजकुमार सम्भवतः पुराणों की 
सूची के पाँचवे राजा पूर्णात्संंग का उत्तराधिकारी था | इसलिये यह नहीं माना 
जा सकता कि यह राजा कभी गद्दी पर बैठा ही नहीं था (7.45/9, 939, 325)। 
पूर्णोत्संग कोई दूसरा राजकुमार भी हो सकता है। सातवाहन-बंश में एक 
राजकुमार ऐसा था जो नामरहित था, या उसे हकुसिरि' (शक्तिक्नी) कहा 
जाता था । यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि मत्स्य पुराण के एक अनुच्छेद में 
इस वंश में १६ राजा बताये गये हैं । 

गौतमी-पुत्र तथा वाशिष्ठी-पुत्र राजाओं ने अलग-अलग भूभागों पर राज्य 
नहीं किया । गौतमी-पुत्र शातकर्शि को 'मूलक का राजा” (रिश्व5 ० थिणंब:) 





३६२ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


श्री ओ० सी० गांगुली ने संकेत किया है कि कुछ प्रकार के तत्कालीन साहित्यों 


कहा जाता था । इसी भूभाग पर पुलुमावि ने भी झासन किया था। गौतमी- 
पुत्र तथा उसके उत्तराधिकारी 'दक्षिणापथपति' को उपाधि भी धारणा करते थे । 

इस वंश के तीसरे राजा के अलावा सभी राजाओं के सिक्कों में शाही 
उपाधि तथा मातृपक्ष का परिचय रहता था, इसकी पुष्टि अन्य उपलब्ध 
सामग्रियों स नहीं हो पाती। म्याकदोनी ( »/8॥800०7 ) शिलालेखों में भी 
इसका उल्लेख नही मिलता (/#. 77४., 2५79५, 9]. 53 (.) । पर हमें 'रमों 
सातवाहनानंसिरिपुलुमइविस' तथा “रत्रो सिरि चउसातिस! ( २७7४०, 
464/7० (४४४5५ 0. 32) के उद्धरण भी प्राप्त हैं। जहाँ तक वैवाहिक संबंधों 
का प्रश्न है, त्री शातकर्शि-प्रथम की पत्नियों और कन्हेरी-शिलालेख के वाशिष्ठी- 
पुत्र श्री शातकर्णि के उल्लेखों से श्री चट्टोपाष्याय के मत की पुष्टि नहीं होती । 
यह अवश्य है कि उस समय के राजा कई विवाह करते थे । किन्तु, कई रानियों 
में कोई न कोई चचेरी बहन भी हो सकती है, ऐसा केवल अनुमान मात्र है। 
बिवाहों की ओर केवल संकेत मात्र किया गया है तथा इन उल्लेखों के इस प्रसंग 
में इक््वाकु का नाम भी लिया गया है। भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक स्थल 
हैं जहां कि रानियाँ या शाही परिवार के अन्य व्यक्ति मातृपक्ष के साथ अधिक 
महत्त्व जोड़ते थे (६. उभयकुलालंकारभूता, प्रभावती, 7452, 924, 58) । 
क्या सातवाहन से तायनिका का कोई सस्बन्ध मिलता है ? 7458 (939, 
9. 325) में विवाहों से सम्बन्धित जो तालिका दी गई है, उससे शातकर्शि 
(!२०. 6 ० ४१८ ॥5) नायनिका का भाई, शातकरणि (!७०. 3 ०६ ६४७ ॥50) 
का #700०-70-७५ तथा महारथी त्रनकयिरों का लड़का सिद्ध होता है। 
किन्तु, नानाधाट-रिकॉर्ड से इसका खण्डन हो जाता है और महारथोी का अंगिय 
(या आभीय) कुलवर्धन के रूप में उल्लेख किया गया है । 

पुराणों के अनुसार, दोनों शातकरशि, सिम्रुक सातवाहन के हो बंश के थे । 
गौतमी बलश्री, जो कि बाद में शिवस्वाति की बहन सिद्ध होती है (7457, 
]927, 590), उसने अपनी स्थिति वधु-माता' या पितामही”' के रूप में ही 
बतलाई है । उसने अपने को एक बार भी नहीं कहा कि बह किसी राजवंश से 
सम्बन्धित है । 

१. उप्रर्ट, री, एए. 3 ०१ 2, 99. 4-5. आन्ध्र-बंश ने संगीत 
की एक लय का आविष्कार किया था, जिसे “आंध्री' कहते हैं। सातवाहनों द्वारा 


जज लय का नाम 'सातवाहनी' है । इनका उल्लेख बृह॒त्देशी' में मिलता 
। 


मगध तथा भारत-यूनानी राजसत्ताओं का पतन ३६३ 


में आन्ध्र तथा सातवाहन वंश के बीच अन्तर स्पष्ट किया गया है। 7ज्87शएकांड 
र0८७ में डॉक्टर सुकर्थांकर ने सातवाहनों के राजा सिरि-पुलुमावि के शिला- 
लेख का सम्पादन किया है। इसमें 'सातवाहनिहार'' नामक स्थान का उल्लेख 
आया है। पल्‍लव राजा शिवस्कन्दवर्मन के एक ताम्रपत्र पर अंकित एक लेख में 
भी उक्त स्थान का उल्लेख मिलता है । किन्तु यह लेख 'साताहनि: रट्ठ' लेख से 
कुछ भिन्न है। डॉक्टर सुकर्थांकर का कहना है कि सातवाहनि-साताहनि राज्य में 
सम्भवत: मद्रास प्रेसीडेंसी का बेलारी जिला रहा होगा और सम्भवतः यही 
सातवाहन-बंश का मूल स्थान भी था | कुछ अन्य संकेतों के अनुसार सातवाहन- 
शातकरणि-राजवंशों का मूल स्थान मध्यप्रदेश के दक्षिण में रहा होगा । 'विनय- 
पाठ! (५७४०७ !९5॥) में 'सितकन्रिका' नाम के एक नगर का उल्लेख आया है । 
यह नगर मज्मिम-देश की दक्षिणी सीमा पर स्थित था । यह महत्त्वपूर्णा बात है 
कि शातकशि-बंश के समय के कुछ रिकार्ड उत्तरी दकन और मध्यभारत में 
प्राप्त हुए हैं । हाथी गुम्फा-शिलालेखों में भी इसका कुछ उल्लेख मिलता है । यह 
राजवंश बिहार या पश्चिम के भी रक्षक' माने जाते थे। इस बंश का नाम 
सम्भवत: आन्ध्र तभो पड़ा, जबकि इसके उत्तरी और पश्चिमी भृूभाग छिन 
गये और यह कवल आसन्ध्र तक ही सीमित रह गया । यह भूभाग कृष्णा नदी 

के तट पर स्थित था। सातवाहनों ने कभी भी जपर्थ को आन्थ्र-वंश का नही कहा | 
.. १, ए०ण, >9., (97)। 

२, 5९० थो50 ाग्राबछ रथ #6 #कदाबंदधादा 20872/०, 98-9, 9. 2, 
769॥ #ढ सममार श् #8. उ0-०्र|एव 4खधिद ऑशड5. 7-४७, 5प्रप्िपेध्याए 87५ 
(/. 2784७, 923, 89. 

३. ५४77, »७॥], 38. 

४. जब कुलोत्तुंग-प्रथम चोल-सिहासन पर बैठा तो पूर्व के चालुक्य, चोल 
बन गये । शातकर्णि और सातवाहन के नाम और उनकी उत्पत्ति के लिए देखिये 
टब्कआए, महा, ॥ब,,.. ४०, ।, 9. 599; 7207७, 9]7, 79९८००ाएछ-, 
7. 442; 770, 929, 338; 933, 88, 256; #४ते 77९4७, ]929, 
कैफ़जों; बात 800 शी ##8 ६००९ हु. 0क्‍7स्‍क्ारद। $/प्रव/६0,.. !,0१007, 
938, [5, 2, 329. बारनेंट और जायसवाल ने इन दोनों को एक में करने 
का प्रयास किया है । इन सब के लिए देखिये---8792एथगपरा270, 77४ ऊँ4एश४, 
हर मेबबदाकऑबाफ, 0. 57... (क्‍ीबक॑ंसन्शा०;. क्िद्ाबन-027. ०० $07)); 
[85 उडबीदा। ८४॥/४7०, ॥, 549 ६. 


श्द४ड प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


इस धारणा के पीछे भी पर्याप्त आधार है कि आमन्प्र, आन्ध्र-भ्रत्य या 
सातवाहन वंश के लोग ब्राह्मण थे । निस्सन्देह उनमें नाग-रक्त भी था। 
द्वात्रिशत पुत्तलिका' में सालिवाहन (या सातवाहन) को ब्राह्मणा और नागवंश' 
का मिश्रण कहा गया है। इन लोगों का नाग-सम्बन्ध नागनिका तथा स्कन्‍्द- 
नाग-शतक नामों के कारण ही सम्भवत: बताया जाता है जबकि ब्राह्मणों का 
उल्लेंख भी एक शिलालेख में मिलता है | मौतमी-पुत्र शातकरणि की 'नासिक- 
प्रशस्ति' में राजा को 'एक बम्हण', अर्थात्‌ “अद्वितीय ब्राह्मण” कहा गया है। 
कुछ विद्वानों के अनुसार ब्राह्मण केवल हिन्दुओं की एक जाति मात्र थे; किन्तु 
यह कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि गौतमी-पुत्र को 'खलतिय-दप- 
मान-मदन' अर्थात्‌ 'क्षत्रियों का मान मर्दत करने बाला' कहा जाता है । यदि (एक 
बम्हरण' वाले उद्धरण के साथ 'खतिय-दप-मान-मदन' का उल्लेख भी पढ़ा जाय 
तो स्पष्ट हो जाता है कि सातबाहन-बंश का गौतभी-पुत्र केबल ब्राह्मण ही नहीं 
था, वरन्‌ वह ऐसा ब्राह्मरा था, जैसे कि परशुराम । परशुराम ने भी क्षत्रियों 


१, दर. मा, 5००, शा, 

२, 8छपाछ, /$॥7, ४०, ४७, 9. 64 ॥ 4, 

३, गाबाबा (0४९, , एए. 53 7; ब्यपे 6&#. हब्ब,, २४३।॥, 32, 
कुमारी भ्रमर घोष तथा डॉक्टर भण्डारकर एक बम्हरा' तथय खतिय-दप- 
मान-मदन' की वह व्याख्या नही स्वीकार करते जो कि सेनार्ट और बूहलर 
($९४०४४४ &: छ0|०) ने प्रस्तुत की है। वे कहते हैं कि 'बम्हण' शब्द 
बरह्यएय' भी हो सकता है । खतिय' शब्द क्षत्रियों के लिए नही, वरन्‌ किसो 
खत्रिओई (१२०४(४:० ० ६४०४४७४० ) नामक जाति के लिए आया है । इसी 
प्रकार इन विद्वानों के मतानुसार, गौतमी बलश्नी को 'राजधि-वधु' भी कहा 
गया है, जिससे सिद्ध होता है कि सातवाहन राजाओं ने स्वयं भी कभी अपने 
को 'ब्रह्मष' नहीं कहा । यह कोई भी नहीं कहता कि सातवाहन राजा केवल 
ब्राह्मण साधु ही थे। यह कहना भी कि “ब्राह्मण और कअ्षित्रिय' शब्द किन्‍्ही 
अब्राह्मण और गैर-क्षत्रिय॑ जातियों को कहा जाता था, अनुमान से परे लगता 
है। जहाँ तक “राजधि-वध” का सम्बन्ध है, इस शब्द के कारण ही किसी राजवंश 
को बआहाण या अब्राह्मण नहीं कहा जा सकता । 'राजर्षि' शब्द केवल अन्नाह्मण 
राजाओं के लिए ही प्रयोग में आता रहा हो, यह भी साधारणतया नहीं कहा 
जा सकता । उदाहरणार्थ, पद्म पुराण (पॉताल-खण्डम्‌, 6]-79) में दधीचि को 
*राजधिं' कहा गया है । वायु पुराण में “ब्रह्म-क्षत्ममया ठपा:' ( ब्रह्म-क्षत्रादयो 


सगष तथा भारत-यूनानी राजसत्ताओं का पतन ३६४५ 


के अभिमान को चूर किया था । जिस प्रशस्ति की ऊपर चर्चा की गई है; उसमें 
तत्सम्बन्धी राजा को राम के समान ही शक्तिमान्‌ बताया गया है ।' 


पुराणों के अनुसार सिप्रुक (सी० ६०-३७ ईसापूर्व) ने ही शुद्ध-करब-सत्ता 
को अन्तिम रूप से समाप्त किया है । सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण गही 
पर बैठा था ( सी० ३७-२७ ईसापूर्व )। इस राजा के नाम की एकखूपता 
सातवाहन-कुल के राजा कान्ह' से की गई है। यह नाम नासिक-शिलालेख में 
मिलता है । रिकार्डों से यह पता चला है कि राजा कान्ह के समय में नासिक 
के किसी ऊँचे अधिकारी (श्रमण महामात्र) ने एक गुफा बतवायी थी । 


पुराणों के अनुसार कान्ह-कृष्ण के बाद शातकरणि (सी० २७-१७ ईसापूर्व) 
गद्दी पर बैठा । इस शांतकर्शि के बारे में निम्न तथ्य विचारणीय हैं-- 


तृपा:--मत्स्य-लेख (43, 37 : 40) के पाठ के अनुसार) का उल्लेख है। 
मत्स्य पुराण (50, 57) में राजर्षि की उपाधि मौदगल्य-वंशी राजाओं को 
मिलती है । इन राजाओं को क#क्षत्रोपेता द्विजातय:' भी कहा जाता था। इनमें 
से एक को “्रहिष्ठ:' कहा जाता था । 

पुराणों में यह भी कहा गया है कि आन्श्र-वंश की स्थापना करने वाले लोग 
वृषल' थे (#&.4, 38) । इसकी व्याल्या महाभारत में भी मिलती है। महाभारत 
(४॥], 63, 80) में कहा गया है कि शत्रु के विनाश के लिए ब्राह्मण को 
धनुष-वाण नहीं उठाना चाहिए। ब्राह्मण को राजसेवा नहीं स्वीकार करनी 
चाहिए । जो ब्राह्मण वृषली”' से विवाह करता है, या राजसेवा स्वीकार करता 
है, वह ब्रह्म-बन्धु' हो जाता है । वह शुद्र हो जाता है, सातवाहनों ने शत्रु के 
विनाश के लिए हास्त्र भी उठाया था और साथ ही साथ छकों व द्रबिड़ों से ही 
नही, वरन्‌ मौ्यों की तरह यवनों से भी विवाह-सम्बन्ध स्थापित किया था । 

१. यहाँ बलदेव के प्रसंग में 'राम” शब्द का प्रयोग करके अभिव्यक्ति को 
अलंकृत किया गया है | 'बल' के स्थान पर 'राम' का प्रयोग विचारणीय है 
((.. नलकेशव--हुरिवंश पुराण; विष्णु पर्व, 52, 20)। 'एक बम्हण' शब्द 
को इस प्रसंग में लाने का अर्थ सम्भवतः भृूगुराम और परशुराम की तुलना 
थी । शस्त्रधारी राजा अपने को ब्राह्मण कहे और क्षत्रियों से युद्ध करे, इसका 
अर्थ परशुराम से तुलना ही है--प्रशस्ति-देखिये 'भृगुपत्रिव क्षत्र-संहारकारियव' 
के लेखक का भी यही उद्देश्य रहा होगा। यह कथन चित्तौरगढ़-शिलालेख 
(१२७४ ई० पू०) के अम्बाप्रसाद पर भी लागु होता है । 


३६६ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


१. यह शातकरशि, नायनिका के नानाघाठ-शिलालेख में आया सिम्तुक का 
लड़का या भतीजा तथा दक़न का राजा दक्षिणापथपति' शातकणि था । 


२. यह शातकर्णि पश्चिस का राजा था तथा इसकी रक्षा कलिग के राजा 
खारवेल ने की थी । 


३. यह सांची-शिलालेख वाला राज्न्‌ श्री शातकरणि था । 
४, पेरिप्लस ( ?८॥)७ ) में भी इस राजा का उल्लेख है। 


प्‌ भारतीय साहित्य में इस गातकरि को प्रतिष्ठान का राजा तथा शक्ति- 
कुमार का पिता कहा गया है । 

६, सिक्‍कों में 'सिरि-सात' के रूप में इसका उल्लेख आया है 

उपर्युक्त प्रथम, पंचम्‌ तथा षष्ठम्‌ से प्रायः सभी विद्वानू सहमत हैं । दूसरा 
तथ्य भी सम्भव हो सकता है, क्‍योंकि पुराणों में इस शातर्काण को कण्व के 
बाद कृष्ण का उत्तराधिकारी कहा गया है। इसका समय ईसापूर्व की पहली 
शताब्दी बताया गया है। हाथी गुम्फा-शिलालेख में खारवेल का समय नन्‍्द राजा 
से ३०० वर्ष पूर्व निश्चित किया गया । यह समय भी ईसापूर्व की पहली शताब्दी 
में ही पड़ता है । 

ऊपर दिये गये तथ्यों में से मार्शल को साँची के शिलालेखों के वारे में इस 
जाधार पर आपत्ति है कि जिस श्री शातकरशि का उल्लेख नानाधाठ और हाथी- 
गुम्फा के शिलालेखों में है, उसने ईसापूर्व को दूसरी शताब्दी के मध्य में राज्य 
किया था । उस समय साँची (पूर्वी मालवा) उसके राज्य में नहीं था, क्योंकि 
दूसरी शताब्दी ईसापूर्व में साँची के समीपवर्त्ती क्षेत्र में शुद्धू-वंश का राज्य था, 
ने कि आन्क्र-वंदा' का । किन्तु, हम यह भी जानते हैं कि हाथीगुम्फा-शिलालेख 
ईसापूर्व की पहली शताब्दी का है, या यों कहिये कि नन्दराज के तीन सो वर्ष 


१ विद्वानों की सामान्य धारणा है कि शातकरि-प्रथम सिम्रुक का ही पुत्र 
था। पुराणों के कथनानुसार यदि वह सिम्तुक का भतीजा या कृष्ण का पुत्र था, 
तो यह बताना कठिन हो जाता है कि आखिर इस वंश की वंशावली में कृष्ण का 
नाम क्यो नहीं रखा गया, जबकि वंश्ावली में सिसुक और शातकर्णि की रानी 
के पिता का नाम तक लिखा मिलता है। इस सम्बन्ध में भावी अनुसंधानों के 
आधार पर हो कुछ निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है । 

२. ३२७७०307, 0476 (०75, 9ज्यां; 0, 53. 

रे, 4 (एाावबह 80 कहां, ७, 23, 


मगध तथा भारत-यूनानो राजसत्ताओं का पतन ३६७ 


बाद का है । पुराणों में भी नानाघाट-शिलालेख में उल्लिखित राजाओं को 
कराव-बंश के पूर्व का कहा गया है, अर्थात्‌ ईसापूर्व की पहली शताब्दी में 
रक्‍खा गया है । इस समय तक शुरूु-वंश का शासन समाप्त हो चुका था। 
इसलिए ईसापूर्व की दूसरी शताब्दी के पूर्वी मालवा के इतिहास से इस कथन का 
कोई विरोध नही प्रतीत होता है कि सातवाहन-वंश के राजा कृष्ण का उत्तरा- 
घिकारी शातकरणणि राजा वही है जिसका साँची के शिलालेख में उल्लेख आया 
है । इसलिए अब यह ॒ स्वाभाविक हो गया कि प्रथम शातकरशिा को केवल शात्त- 
कशि या पूर्व -शातकरिए कहा जाय । इसी प्रकार बाद के शातकरणि राजाओं के 
लिए यह आवश्यक हो गया कि वे अपना नामकरण क्षेत्रीय आधार पर करें। 
कुन्तल, गौतमी-पृत्र तथा वाशिष्ठी-पुत्र आदि नाम इसी आधार पर रखे 
गये हैं । 

नानाधाट-शिलालेख' से हमें यह भी पता चलता है कि सिम्तुक के लड़के 
शातकरशि ने अंगिय या आंभीय वंश से वैवाहिक सम्बन्ध किया था । इस वंश के 
राजाओं को महारथी कहा जाता था। कुछ दिन बाद तो वे पूरे दक्षिणापथ के 
अधिपति हो गये थे | ऐसा लगता है कि इस वंश्ञ के लोगों ने पूर्वी मालवा पर 
भी अपना अभिकार कर लेने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया था। इस वंश द्वारा 
पूर्वी मालवा विजय करने का निष्कर्ष कदाचित्‌ सिक्‍कों तथा साँची के लेखों के 
फलस्वरूप ही निकाला गया है। पुराणों में कहा गया है कि शुज्ध-सृत्य' 
कारवायन-वंश के शासन-काल के बाद धरती' का राज्य आन्प्र-वंश के हाथ 
चला जायेगा । तत्सम्बन्धी शिलालेख में राजन्‌ श्री शातकर्णि' के एक कलाकार 
वसीठि के पुत्र आनन्द को दिये गये दान की चर्चा की गई। सातवाहन-बंश 
में शातकर्ि कदाचित्‌ पहला शासक था जिसने सातवाहनों को समूचे विन्ध्य-क्षेत्र 
का एकछत्र शासक अना दिया। इस प्रकार गोदावरी की घाटी में सातवाहनों 
का पहला राज्य स्थापित हुआ, और गंगा की घाटी के शुज्ज-साम्राज्य तथा 


१. 457, 923-24, 9. 88. 

२. उदाहरणार्थ, पूर्वी मालवा में विदिशा-क्षेत्र। विदिशा और शछुज्ञ के 
ध्षम्बन्ध के लिए ?९०४४027, 2054, 49 देखिये । शुद्धों में काएवायन लोग राजा 
हो गये थे (5॥फशइ०शाप, 7074, 34), विदिश्या-क्षेत्र में ही ((/, 280 ('९जथा 
एग्र.8, 2709, जरएणाा।, 952, 68 )) । 

३, श्री सात के गोल सिक्‍कों से ही पश्चिमी मालवा की जीत का आभास 
मिलता है (२8ए80, 4छवी#ब (शोक, अला-ह्टा) । 


३६९८ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


पंजाब की पंचनद भूमि के अधिष्ठाता यवनों के समकक्ष शक्तिशाली माना जाने 
लगा । भारतीय शास्त्रकारों के अनुसार सातवाहनों की मुख्य राजधानी 
प्रतिष्ठान थी [आजकल इस स्थान का नाम पैठाना (?#9«॥) है] तथा यह 


स्थान औरंगाबाद जिले ( हैदराबाद ) में गोदावरी के उत्तरी तट पर बसा 
हुआ था । 


शातकर्णि की मृत्यु के बाद, महारथी त्रनकयिरों कललाय की पुत्री उसकी 
पत्नी नायनिका (नागनिका) अपने नाबालिग राजकुमार वेदशी की अभिभावक 
( 7०४९7 ) नियुक्त हुई थी। सम्भवतः वेदश्री को ही खशडश्नी या स्कन्दश्री 
कहा जाता है । इस राजकुमार के अलावा भी शक्तिश्री तथा हकुश्री दो और 
राजकुमार थे। जैन-प्रन्थों' में सम्भवतः शक्तिश्री को ही शालिवाहन-पुत्र शक्ति- 
कुमार भी कहा गया है । 

पूर्ववर्तो सातवाहन 
सातवाहन-कुल अंगिय (आंभीय) कुल 


| | 
| कललाय महारथी 
राया (राजा) सिमुक सातवाहन कृष्ण अंगिय (आंभीय) कुल वर्धन 
। महारथी त्रनकयिरों' 


| 
पुत्र या भतीजा | 
शातकरशि-प्रथम, दक्षिणापथ देवी नायनिका 
का राजा 


। 


कुमार सातवाहन, वेदश्री (खरडश्री शक्ति श्रीमत 
और भाय या स्कनन्‍्दक्ली)' 


१. जिनप्रभासूरि, तीर्थकल्प, 2287.46, . 5, 23; ए(ण॒ल्त३, 
60० 4//9, >7, 4. 82; देखिये आवश्यक सूत्र' भी, 720/85, 930, 
290; 507 १२, ७, 8#थातवेश्राए&7, "772, 5९6 ५॥, 

२. बीरचरित, #ढ, 46., >70], 20; 4$#7, ७, 699, 

३. रिवए500, 4#बध्िद (०४७, 9. 57 में कललाय महारथी को सदकन 
(या शातकर्णि) कहा गया है । उसका एक नाम त्रनकयिरों था, जिससे 'तनक 
शब्द याद आता है, जो आन्ध्र के १८वें राजा का नाम था (?2ह8॥6775 ॥ंछ 
72#4, 36, 4) । 

४. 4५57, 48,, 923-24, 9. 83; &., एम०ऋ्, 77079 शी (कदाशवा 
दब 67% 77८4, 40, श्री घोष के अनुसार, वहु पौराशिक सूची का 
पाँचवाँ राजा था । 





मगध तथा मारत-यूनानी राजसत्ताओं का पतन ३६६ 


ईसापूर्व की पहली शताब्दी में सातवाहन-बंश ही अकेला मगध-साज्ाज्य 
का शत्र नहीं था | हाथीगुम्फा-शिलालेख से पता चलता है कि जब पश्चिम में 
शातकरशि शासन कर रहा था तो इधर कलिंग के राजा खारवेल ने उत्तर 
भारत की ओर अपनी सेना को बढ़ाया और राजयृह के राजा को पराजित 
किया । 

खारवेल, वेतवंश से सम्बन्धित था। श्री आर० पी० चन्दा के अनुसार 
वेस्सतर जातक ( ५७९४६७॥ ५०४ ]ंश८० )' में चेतबंशी राजकुमारों का 
उल्लेख मिलता है । मिलिन्दपञह में ऐसा उल्लेख मिलता है जिससे पता चलता 
है कि चेत लोग चेति या चेदि वंश से सम्बन्धित थे । इस ग्रन्थ में चेत लोगों के 
बारे में जो तथ्य दिये गये हैं, वे चेत राजा सुर परिचर के बारे में उपलब्ध 
तथा चेदि राजा उपरिचार के सम्बन्ध में मिलि विवरण ने काफ़ी मेल 
खाते हैं । 

अशोक की मृत्यु के बाद से पहली शताब्दी ईसापूर्व तक चेतवंश का उदय 
हुआ और इस काल के कलिंग के बारे में बहुत थोडे तथ्य मित्र सके हैं। यह 
काल नन्‍्द के समय से तीन सौ वर्ष बाद का समय था । हाथीग्रुम्फा-शिलालेख में 
चेतवंश के प्रथम दो राजाओं का नाम साफ़-साफ़ नही मिलता । लुड़र्स-लेख, 
संख्या १३४७ में वक़्देव (वक॒देपसिरि या कूदेपसिरि ?) नाम के राजा का 
उल्लेख आया है। किन्तु, इसके बारे में हम यह नहीं जानते कि यह राजा 
खारवेल के बाद हुआ था, या उसके पहले । 

दूसरे राजा ने लगभग ६ वर्ष (सी० ३७-२८ ईसापूर्व ) तक राज्य 
” किया। उसके बाद खारवेल युवराज-पद पर आसीन हुआ था! जब वह रे४ 
वर्ष की आयु का हो गया तो उसे कलिंग के महाराज के रूप में (सम्भवतः सी० 
२८ ईसापूर्व में) सिहासनारूढ़ कर दिया गया । हत्थिसिंह के प्रपौत्र ललाक की 


१. 0, 547. 

२. ॥ए5५ 03905, मिलिन्द; 587४, ऊझऋ४ए, |, 287; महाभारत, 
[. 63, 44; हाला दुताएच (3तद 08७/८४०, ५०. . 925, 9. 38) 
का मत है कि हाथीग्रुम्फा-शिलालेख के अनुसार, ८५४ (707 (८८५) खारवेल- 
यंश की उपाधि थी । 

३. 'पुरुष-युग” के लिए हेमचन्द्र का परिशिष्टपर्वत, ७॥., 326---गामी 
पुरुषयुगानि नव यावत्तवान्वय:” देखिये । 

रद 





३७० प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


पुत्री खारवेल की मुख्य रानी या महारानी थी । अपने शासन-काल के प्रथम वर्ष 
में उसने अपनी राजधानी कलिग नगर के फाटक और उसकी चहारदीवारी 
की मरम्मत करायी थी। दूसरे वर्ष (सी० २७ ईसापूर्व) में बिना शातकर्णि का 
ध्यान रखे हुए, उसते पश्चिम की ओर एक बड़ी सेना भेजी और सेना की 
सहायता से कृष्णवेरा पहुँच कर मुसिक (असिक) नगर पर अपना आतंक जमा 
लिया । बह शातकर्शि के रक्षार्थ गया और सफलता के साथ वापस आकर 
उसने बड़ा उत्सव मनाया । अपनी इस सफलता के बाद उसने पश्चिम की ओर 
अपना प्रभ्न॒ुत्व और बढ़ाया । अपने शासन के चौथे वर्ष में उसने 'रठिकों' और 
“भोजकों' को अपनी अघीनता स्वीकार करने को बाध्य कर दिया | शासन के 
पाँचवें वर्ष में नंदराज द्वारा बनवाये गये उस जलमार्ग (या पुल) पर भी उसका 
अधिकार हो गया जो कि उसकी राजधानी की ओर जाता था। 

अपनी दक़न की सफलताओं से उत्साहित होकर कलिगराज ने उत्तर की 
ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई। यही नहीं, अपने राज्य-काल के आठवें वर्ष में उसमे 
गोरथगिरि (गया के पास की पहाड़ियों) में तुफाल-सा मचा दिया । उसने राज- 
गृह के राजा को भी आतंकित किया । यदि डॉक्टर जायसवाल के अनुसार इस 
राजा का नाम बृह॒स्पतिसित्र था तो इस बृहस्पति ने कर्व-वंश के बाद मगध 
पर राज्य किया था । अपने शासन के दसवे और बारहवें वर्ष में भी उत्तरी 
भारत पर उसके हमले होते रहे । कुछ विद्वानों के मत से अपने शासन के दसवे' 
वर्ष में उसने भारतवर्ष के प्रदेशों का दमन किया । भारतवर्ष के देशों में मुख्यतः 
उत्तरी भारत के प्रदेश माने जाते थे। अपने राज्य-काल के १२वें वर्ष में 


ः १ दा फ ॥४., | ४. 79-87. डॉ० बरुआ इसको 'अश्वका या “/5#4' 
पढ़ते हैं (06 ###॥। र6., 7. 76., ठैझ०, 770, 938, 263) । 
डाक्टर थॉमस को भी मुसिक राजधानी का उल्लेख नहीं मिलता (77.($, 
922, 89) ॥ €/. फ्फाीक्ष, साबीबा री4०४०87०४%9, 39. 

२. कुछ विद्वानों को हाथीग्रुम्फा-शिलालेख में यवनराज १2९0९05 
का उल्लेख मिलता है। यह मथुरा के राजाओं का संकट दूर करने वहाँ गया 
था (4०4 0#छांबा०, ॥. 27; ८४. 7०., [ैणेए, 926, 53) | हो 
सकता है कि उक्त उल्लेख !02707९0५08 के बारे में न होकर 7)9एफए्र7९४७ या 
])07९१७ के बारे में हो (उदयगिरि और खण्डगिरि गुफाओं के शिलालेख, 
छए9. 7-8; 77, 4929, 594, 8ण6 भ्रप्मांप्टाएबत0, 7॥6०0-(॥०४६ (०४8७, 
?. 36) ॥ 


मगध तथा भारत-युनानी राजसत्ताओं का पतन ३७१ 


उसने उत्तरापथ के राजाओं को परेशान करना आरम्भ किया और अपनी गज- 
सेना को गंगा में कुदा ही दिया । उसके उत्तरी-पश्चिमी अभियानों का प्राय: 
कोई स्थायी परिणाम नहीं निकला । किन्तु, उत्तरी-पूर्वी अभियानों में कलिंग का 
राजा अधिक सफल हुआ । बार-बार के आक्रमणों से मगध भी काफ़ी तस्त था 
और अन्तत: मगध के राजा बृहस्पतिमित्र ने घुटने टेक ही दिये । 

मगध-नरेश को पराधीन करने तथा अंग को हराने के बाद इस राजा ने 
एक बार फिर दक्षिण की ओर निगाह की । कहते हैं अपने शासन के ११वे' वर्ष 
में उसने गधों से हल जुतवाया। मसुलीपट्टम (मैसोलाइ) की राजधानी 
पिहुराड बताई गईं है ।' इस वात के उल्लेख भी मिलते हैं कि उसने और दक्षिण 
में, अर्थात्‌ तमिल देश तक आक्रमण किया । उन दिनों उस देश के सबसे प्रसिद्ध 
राजा पांडय-वंश के लोग थे। अपने शासन के १३वे' वर्ष में खारबेल ने 
कुमारी (उड़ीसा में उदयगिरि) की पहाड़ी पर अपने स्तम्भ स्थापित किये । यह्‌ 
पहाड़ी खराइगिरि के समीप ही थी । 

३. उत्तर भारत में यूनानी प्रभुत्व का पतन 

एक ओर सातवाहन व चेत राजवंशों के आक्रमणों व आतंक से मगध का 
साम्नाज्य क्षीण हो रहा था तो दूसरी ओर उत्तर-पश्चिम भारत में यूनानी 
शासकों का प्रभुत्व भी अस्तावलगामी हो रहा था। डेमेट्रियोस तथा यूक्राटीड्स 
के आपसी भंगड़ों की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। इन दो शासकों के फल- 
स्वहूप उत्तराधिकारियों की दो शाखायें भी साथ-साथ चलीं । डेमेट्रिओस के 
* उत्तराधिकारी कपिशा के अधिकारी थे । इसके अलावा शाकल (सियालकोट) पर 
तथा अन्दरूनी भारत के काफ़ी हिस्से पर इल्हीं लोगों का प्रभ्ुुत्व था। इसके साथ- 
साथ नीसिया ([रा८८४८)*, तक्षशिला, पुष्करावतती तथा अपोलोडोट्स से जीती 


१, कुछ विद्वानों को इसी स्थल पर 'सुगंगीय' राजमहल का उल्लेख भो 
मिलता है (/#. #४४., हड, 88) । 

२, डिक्काप. विटाफालड "९ एवड४8९ पवॉशि०ा५9, फेष (. 
>8दाव74 इग्ब्दा, 286 2व।वर हए2४०४, |. 26, 

रे. ॥4. 48/., 926, 45, महावीर के समय में समृद्र से यात्रा 
करने वाले व्यापारी नावों द्वारा चम्पा से 'पिहुएड' आते-जाते थे (€/£ महा- 
भारत, ३. 65, 67, 86; शा]. 50) । 

४. यह सम्समवत: भेलम नदी पर भेलम और चेनाब के मध्य स्थित था| 
इसे स्ट्रेटो-प्रथम से हेलियोक्लोज़ ने जीता था (६:77, 553, 699)। 


३७२ प्राचीन मारत का राजनेतिक इतिहास 


गयी कपिशा पर यूक्राटीड्स के उत्तराधिकारियों का अधिकार था । रैप्सन और 
ग्रार्डडर के अनुसार अपोलोडोटस, एन्टीमेकोस, पेन्टालिओन, आग्थोबलीज, 
आग्योक्लिया,' स्ट्रेटोस, मेनारडर, डायोनीसियस, ज्ोइलोस' , हिप्पोस्ट्रेटोस 
तथा अपोलोफ़ेन्सः सम्भवत: यूथीडेमोस और डेमेट्रिओस के वंश के थे। इनमें 
से अधिकांश राजाओं ने एक ही प्रकार के सिक्‍के चलाये थे । विशेषत: एथीन 
( &४४शा€ ) नाम की देवी का चित्र तो प्राय: सभी सिक्‍कों में मिलता था। 
पेन्टालिओन तथा आम्थोक्‍्लीज्ञ के सिक्‍के भी प्राय: इसी प्रकार के थे ।" इन दोनों 
के सिवके निकिल धातु के होते थे। इसके अतिरिक्त ये लोग ब्राह्मी लिपि का 
प्रयोग करते थे । इसलिए ऐसा लगता है कि थे आपस में भाई-भाई ही थे । 
यह भी असम्भव नहीं है कि आस्थोक्लिया इनकी बहन ही रही हो। आग्यो- 

१. आग्थोक्लिया सम्भवतः मेनाण्डर की रानी थी (८777, 552) । किन्तु, 
इसके समर्थन में प्राप्त सामग्री स्पष्ट नहीं है ((७#6 4700/005 &0 
],९०9४०, ॥0पक्वंठफ बणत दि्र॥00९)॥ ए[. एफ्राशारबत व 2ैंकरशंकादा।6 
छकागा।न, ४०, जड़, (940), 9. 97; 950, 26. 

२. अपोलोडोटस फ़िलोपेटर, डायोनीसियस, और ज़ोयलोस के एक ही 
प्रकार के चिह्न सिक्‍कों पर मिलते हैं। इनके तमाम सिक्‍के सतलज-द्षेत्र में 
मिलते है । पठानकोट और शाकल में ज्ञोयलोस के सिक्‍के मिले हैं। (77१45, 
9]3, 6457; उ4र8, 897, 8; पशय, 7#6 छब्गफ कं सोेबदीाद दावे 
744, 3]6 ) । 

३. अपोलोफ़ेन्स, जोडलोस ओर स्ट्रेटो के राजचिह्त प्रायः एक ही थे 
(४४७, 07४४४, 37) । पोलीजेनोस भी इसी वगग से सम्बद्ध है (9. 38) । 
द्वाइटहेड, पोलीजेनोस को स्ट्रेटो-प्रथम का सम्बन्धी मानता है (7॥६०-०7४४ 
८०४॥5, 540 )। इसके बाद के शासक पूर्वी पंजाब से सम्बन्धित थे (मा, 40 
€0,, 97- 257-58) ॥ 86९ 8050_ 4दव79, ///खक्ावंध ४6 (०६, 50प706५ 
बात 58007९5, 236. 

४, 5०० लि, ६, 7069, 780, 934, 509 ॥. 

५. जिगारांगए 8४9)] क ठर्षशाले ९0४प्राा6€ बटटठ07का8 ६0 /४४६६- 
बश्वपे) औि३ए०३, प्राणारशः रण पार करैपवेंता4, व प6 प्रबाज्ोर 5८९१९ 
ब८८०तातए 40 #०एलाक (3745, 99, 9. 90) । 


६. आस्थोक्लिया सम्भवतः स्ट्रेटो-प्रथम की माँ रही हो या रानी । यह 


भी हर सकता है कि वह स्ट्रेटो-द्वितीय की दादी रही हो (970/४$, 950, 
26) । 


मगध तथा भारत-यूनानी राजसत्ताओं का पतन ३७३ 


क्लीज़ (सम्भवतः एन्टीमेकोस) ने सिकन्दर, एन्टियोकोस, निकेटर डायोडोटस 
सोटर, यूथीडेमोस तथा डेमेद्रिओस एनिकेटोस की स्मृति में भी सिक्‍के जारी 
किये थे । 


अपोलोडोटस, स्ट्रेटोस, मेनाएडर तथा बाद के कुछ राजाओं ने एथीन 
(&४/९॥७) देवी के चित्रों वाले सिक्के जारी किये थे। अपोलोडोटस तथा मेनाएडर 
का नाम विभिन्‍न ग्रन्थों में भी मिलता है। ?८ंएए$ णी 6 जिफज्यगबध्धा 5७४ 
के लेखक के अनुसार भारत में यूनानी शासन-काल के शिलालेखों में सिकन्दर, 
अपोलोडोटस और मेनाएडर का मुख्य रूप से उल्लेख मिलता है। इसके बाद 
जस्टिन की बिलुप्त ४१वीं पुस्तक में मेनाएडर और अपोलोडोटस को भारतीय 
राजा कहा गया है ।' मिलिन्दपञ्ह में कहा गया है कि जिस वंश का मैनाणडर था, 
उस राजवंश की राजधानी शाकल या सागल थी !' भूगोलवेत्ता तोलेमी के अनुसार 
इस तगर का नाम यूथिमीडिया या यूथिडीमिया था। यह नाम सम्भवतः यूथि- 
डीमियन-बंश के नाम पर ही रखा गया था । शिनकोट का एक शिलालेस प्राप्त 
हुआ है, जिसमें महाराजा मिताद्र (या मेनारडर ) के शासन-काल के «वें 
वर्ष का उल्लेख मिलता है। उक्त उल्लेख में कहा गया है कि अपने शासन-काल के 
/बें वर्ष में मेनाएडर ते सिन्ध नदी के पार भो भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा 
कर लिया था। कपिशा और नीसिया (९०७८७) के सिक्‍कों से इस बात का 
संकेत मिलता है कि यूथिमीडियन-वंश के शासकों ने किस प्रकार धीरे-धीरे 
भारत के अन्दरूनी भागों पर अधिकार जमा लिया था । ये लोग अपनी राज- 
धानी शाकल ले आये थे । 

यूधिमीडियन-बंश के प्रतिद्वन्द्दी यूक्राटीड्स लोग थे। इस वंश के मुख्य 
शासकों में हेलियोक्लोजा तथा एन्टियलकिडस का नाम मुख्य है । ये लोग लीसिया 


१, 2९०००7१)ाहु (० वैश्य ( 4477) ४6 ॥00४0ए5 छ४शे९्योंते 
ए०वा87९९ 35 00 ४९५ 0 ९ (एशपाहा९९) ०णंग्र इशप९४ ० &8%0|70 ९5 
(46 ५४६, 

२. 0)9 70)89४305, मिलिन्द; 532, 35, ए. हाफ; (ए- 24572, 4०६., 
48335 

“अत्यि योनकानम्‌ नानापुटभेदनम्‌ सागलज्नाम नगरम्‌, “जम्बूदीपे 
सागल नगरे मिलिन्दों ताम राजा अहोसि” । “अत्थि खो नागसेन सागलम्‌ नाम 


नगरम्‌, तत्य मिलित्दों नाम राजा रज्जम्‌ कारेति ।” देखिये पाणिनि, ॥9, 
2. 93, 


३७४ प्राचीन भारत का राजनेतिंक इतिहास 


प्रदेश पर संयुक्त रूप से शासन करते थे । इस तथ्य की पुष्टि में काफ़ी सामग्री 
मिली है कि एन्टियलकिडस यूक्राटीड्स-वंश से सम्बन्धित था। गार्डनर के अनु- 
सार उसका चित्र हेलियोक्लीज़ से मिलता-जुलता है। यह भी असम्भव नहीं कि 
हेलियोक्लीद के बाद एन्टियलकिडस हुआ था । बेसनगर के शिलालेख के अनु- 
सार उसे विदिशा के काशीपुत्र भागभद्र का समकालीन भी माना जाता है। 
सम्भवतः इस राजा ने अग्निमित्र के बाद ईसापूर्व की दूसरी शताब्दी के 
उत्तराद' में शासन किया था। तक्षशिला एन्टियलकिड्स की सम्भावित राज- 
धानी मानी गई है। इस राज्य से राजा भागभद्र के राज्य में एक राजदूत 
भेजा गया था । इस राज्य में कदाचित्‌ कपिशी या कपिशा भी शामिल कर 
लिया गया था।' इस राजा की मृत्यु के बाद यूनानी राज्य तीन हिस्सों में 
विभाजित हो गया था। पहले हिस्से तक्षशिला पर आकंबिओस राज्य करता 
था ।' दूसरें हिस्से का नाम पुष्कलाबती था; और इस हिस्से पर डायोमेडीज़, 
इपेणडर', फ़िलोक्सीनोस आर्टीमिडोरस और प्यूकोलाओस ने राज्य किया था । 
तीसरा हिस्सा कपिशी था, जो क़ाबुल तक फैला हुआ था। इस हिस्से पर 
अमिमन्‍्तास तथा हमेंओोस ([८य्राक४/०5, विता03०७५) ने राज्य किया था। 
हमेंओस के साथ उसकी रानी केलिओप ( 772/80ए७९ ) नाम भी मिलता है । 
चीनी प्रमाण के अनुसार इस भूमभाग पर कभो शक राजा से-बांग का राज्य 
था । वह सम्भवतः ईसापूर्व की दूसरी शताब्दी के उत्तराद्ध' में हुआ था । यह हो 
सकता है कि इस बरबर तानाशाह ने यूनानी शासक बेसीलियस ( 88९85 ) 


१, एकवाल, (द।वाग्ह्‌इ९ श॒ /धर्वीका (०॥5 क ॥#6 050 शै4% ९४, 
७. हडुफा 

२, (७९, [75/, ॥#4., 998. 

३. 6 ९0०7९ ज९ए९ छत घ$ एड 8 उल्णापए, ॥0०03)॥५9 एा 
३ ९०ं॥्र ४ सलथाग6 (७फ्राशा०कत, 9, 39) । 

४. अपने सिक्‍कों से वह शाकल से सम्बद्ध लगता है (767०., 64 )। गांधार- 
क्षेत्र के राजाओं में टेलीफ़ोस को भी शामिल किया जा सकता है। उसके सिक्के 
29०७७ के सिक्कों से मिलते-जुलते थे (/४८., 80) । भेलम के एक राजकुमार 
नीकियस (४४४७४) के नाम का भी पता चला है। ,४४७५ पर नीकियस की 
जलसेना की विजय का उल्लेख भी मिलता है (#गर, 49% ८१,, 258, 
रप्कह, (७9४, 940, ७, 09) । 





मगध तथा भारत यूनानी राजसत्ताओं का पतन ३७५ 


की अधीनता नाम मात्र के लिए स्वीकार कर ली हो, जैसे कि पाँचवीं क्ताब्दी 
में यूरोप के सामन्‍्तों ते रोमत शहंशाह की अधीनता स्वीकार कर रखी थी । 

यूनानी राजवंशों यथा डेमेट्रिओस और यूकाद्रीड्स के पारस्परिक कलह से, 
बाद में यूनानी राजसत्ता कुछ निबंल हो गई थी। इस आन्तरिक कलह 
को बाहरी आक्रमणों से भी काफ़ी बल मिला था। स्ट्रेबों' के अनुसार एक बार 
पाथियनों ने यूक्राटीड्स लोगों से बलपूर्वक उनके शस्त्रास्त्र लें लिये थे । इस बात 
का आधार है कि पार्थियन शासक मिशथ्राड़ेट्स-प्रथम भारत के अन्दरूनी भृभागों 
में प्रविष्ठ हो चुका था। चौथी शताब्दी के रोमन इतिहासकार ओरोसियस 
( 07०भंग्$ ) ने इस आशय का स्पष्ट उल्लेख किया है कि मिथ्राडेट्स ( सी० 
१७१-१३८ ईसापूर्व ) ने सिस्धु और |79१2579०४ नदियों के बीच रहनेवालों 
को अपने अधीन कर लिया था। इस शासक की जीत से यूक्राटीड्स और 
यूथिडीमोस के राज्यों की एक निश्चित सीमा भी निर्धारित हो गई थी, ऐसा 
कहा जाता है। 

जस्टिन ने बैक्ट्रियन यूनानियों के पराभव के प्रसंग में कुछ मुख्य तथ्य 
दिये है, जो इस प्रकार हैं-''वैक्ट्रियन राजाओं के राज्य पर बार-बार होने 
वाले हमलों से उनकी स्वतत्त्रता छिन-सी गयी थी। वे लोग सोग्डियन, 
ड्रोन्जियन तथा इग्डियन या भारतीयों से संत्रस्त से रहते लगे थे। बाद में 
पाथियन राज्य के अपेक्षाकृत कमज़ोर लोग इन पर हावी हो गये ।”' 

सोग्डियत लोग ( 80849 ) उस क्षेत्र के लोग थे, जिसे अब समरकंद 

और बोखारा कहते हैं। इस क्षेत्र को बेक्ट्रियन से (05७ ने तथा शक्ों से 

/ पकथ्था।68 या ५७७ 70879 ने अलग कर दिया था । जस्टिन ने 'सोग्डियन' 
शब्द से केवल किसी जाति विशेष का अर्थ निकालना ठीक नहीं समभा, बल्कि 


१. हैमिल्टन एवं फाल्कनर का अनुवाद, ४०), 4, 97. 23-53. 

२, (बहह0#ब्बं:९ गं5/07 रू गग्दंव ( ५०. ], ए. 568 ) में इस नदी को 
ईरान की एक नदी कहा गया है, और इसका नाम "९१४७ झ्ञ./१25968 ० 
एटा) बताया गया है । 

३, 5(0॥ (०7०७ ने इस अनुच्छेद को इस प्रकार स्वीकार किया है--- 
"नृफा6 ऐबटिंगबा8 [090 9007 ० स्याएं।९ द्वात ऐशंए 7९९०० एशंगए 
[राउ'ण्ते 99 06 $02कंक98 (9०४०0१ ९ (05७), था 878०० 
(रण धा० 48थावब एथोीं€ए र्ण 5. 4ैट्टी।47580), ५ 76. 27शा2286 
]8:०-१ छल, (प९8: ९ पिता ]90:6) शत पा /7थ॑ (० स«-थ), 
बात खिब्याए णफाक्षषटत ७० घी शिक्षाप्रांग्रात ( 60/४, 7, 4, मां 
झ्धा) । 


४, 908७7 ०, 2४7, 8, 8-9. 


३७६ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


उसके मतानुसार वे लोग भी सोग्डियन ही थे जिन्होंने यूनानियों से बेक्ट्रियाता 
ले लिया था । इस नाम के अन्तर्गत स्ट्रेबी के अनुसार 3आं, रिथ्रभ्ंब्ातं, 0" 
लात, 59८७7००४ और 58८३० या शक जातियाँ आ जाती हैं। शकों द्वारा 
भारतीय-यूनानी भूभागों पर कब्जा करने की कहानी अगले अध्याय में मिलेगी। 
लैटिन इतिहासकार 7१0॥770०ंघ5 70805 के अनुसार डायोडोटस को सीथियन, 
सरांसी (5070॥08९) तथा /४७४४ जातियों से लोहा लेना पड़ा था इच्हीं 
लोगों ने यूनानियों से सोग्डियाना और बेक्ट्रियाना छीना था । सम्भवत: सोरिड- 
याना में रहने के कारण ही इन लोगों की जाति का नाम 'सोग्डियन! पड़ 
गया । $था #०7०७ के अनुसार 70८४० नाम को ही चीनी इतिहास- 
कारों ने 70078 नाम दिया था। 5४3, आं०णा या .५आंशा को चीनी 
इतिहासकारों ने ४८९८-८४ कहा है । तोलेमी ने भी ॥'०लाः्तं जाति को 
एक महात्र जाति बताया है। ये लोग बैक्ट्रियाना में ही रहते थे, और 
एलपए७४ के समय के बैक्ट्रियाना की लड़ाकू जाति के रूप में भी इतिहास में 
प्रसिद्ध हैं । 


दूसरी जाति का नाम 'ड्रन्जियन' था। इस नाम का अर्थ है--भील के 
निकट का रहने वाला ।' ये लोग हमून (छथााए)) भील के आसपास 878७ 
(सलबा), (06९०/०08ं4 (8०] ८5 धबा ) तथा 47८४०४० (॥९&7५8&&7) 
ओर पूर्वी फ़ारस के बीच के इलाक़े में रहते थे । इस क्षेत्र की राजनीतिक सीमा 
में कभी-कभी सीस्तान (50$६७प) या (शकस्थान)' भी शामिल हो जाता था। 


है वि, भमाते 77 फ., एण ॥, 97, 245-46; ८/ 72.45, 906, 
93; ४काहालब्वत0, [#4०-(०४४ (07%, 7 $ ठग्टागरए्णल', /406, 6] 
(94]), 245 (एनंप्तंलंग्रा रण बाण) । 

२. 404७7 स्‍रिल्संत््, खैज़, 492], 9. 464; ८०/४४, !4, ] / मेज, 
[एव 

हे, शव, 48/,, ! 884, 97. 395-96« 

४. 0लार्जी, 74४48 3॥०6०७, 32. 

४. (०#क, हा; '्राला९१०, ॥40-(१०४ (०05, 92; ॥/.4$/, 34, 7; 
460676 के अनुसार शकस्थान इस क्षेत्र की सीमा से बाहर था (5लर्णा, 9) । 


नेकिन, [८:४९४ से भी इस संबस्ध में कहा है कि सीस्तान या शकस्थान 
बैलीबल्गालांबा म्र्ग्पष्टः था । 


मगध तथा भारत-यूनानी राजसत्ताओं का पतन ३७७ 


प्राप्त सिक्कों के आधार पर एक और जाति का अस्तित्व प्रमाणित होता है, 
जो कि वोनोन्स (५०१००९७$) कही जाती थी । वोनोन्स पार्थियन (?श४८40) 
नाम है। इस शाही वंश के साथ हेलमशड घधांटी में यूनानी शासन का भी उल्लेख 
मिलता है। ग़ज़नी और कन्दहार का भी काफ़ी भाग इन्हीं लोगों से सम्बद्ध 
था । बहुत से परिवार इस जाति या वंद् को 'पाथियन' कहते हैं। कुछ 
विद्धान्‌ तो यहाँ तक कहते हैं कि वोनोन्स”' एक राजा का नाम था, जिसका 
शासन 5 से १४ ईसवी सन्‌ तक था ।' किन्तु, किसी नाम को राष्ट्रीयता का 
प्रमाण नहीं कहा जा सकता । सर आर० जी० भरडारकर ने इस जाति को 
शक! ही कहा है । वैसे इस वंश को 707278727 कहना ही सबसे अच्छा है; 
क्योंकि इसके प्रभाव का मुख्य क्षेत्र हेलमरड की घाटी तथा 87०8८४०४० ही 


था ।' सिक्‍कों में वोनोन्‍्स के साथ दो राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। वे 
निम्न हैं-- 


१. श्पलहो रा ($99]975) । इसे 'महाराजा-श्राता (408”४ ७7०0४९४) 
भी कहा जाता है। 

२. ध्पलगदम, श्पलहोरा का लड़का । इधर एक ऐसा सिक्‍का मिला है 
जिसके बारे में थॉमस और कनिघम का कहना है कि यह वोनोन्स और एजेस- 
प्रथम के समय का है। किन्तु, सिक्का वास्तव में माऊस' से सम्बन्धित है। 
एक और नाँदी का सिक्‍का प्राप्त हुआ है, जिसकी एक ओर '82आं]९४५ 4092ए॥09 
$9थ्य7509 तथा दूसरी और “१॥8॥क्चाब्रं8 90790 ताक्षा॥483 $08)778982' 
के आशग्र के उल्लेख मिलते हैं। इस राजा को कुछ लोग वोनोन्स तथा कुछ लोग 





१ (दव॥8, ७/#9०4 /254., 09. 

२, 566 इ$लार्जी, (क्षाएका: 57669, 0. 5, 3 7, 7; 27९4४, 
904, 706; 906, 80; 80; 9]2, 990; 56९ 3॥80 #द#धद/ $/६॥0%, 
9, >ब78 8; 2/02/0, 906, 79. 97-58; 77745, 495, 9. 83॥; 
पृष्या।, 776 (सह के शवल्शांद दा शादाव, 33. 

३, (४१४, 53. 

ड, धरडालास्बत, (दाबापटए ए॒ (शा मे #6 2फरएं४0 रीबीबशच्ात 
(#60-07व४ (लक), 0. 90; रैंब्रका, (०7६, 37:४४ (॥950), 7: 
208 ॥; #परांफा, (वरर॥/०ु४ट, 30; 8200॥ए7 (7405, 6(, 299); 5९९ 
बाइ0 कप, (०८0, 044 |, 2, 


३७८ प्राचोन भारत का रॉजनेतिक इतिहास 


४४प९६ कहते हैं।' वोनोन्स के बाद 504॥75९5 का शासन आया । 594॥- 
775८७ के सिक्‍कों से दो तथ्यों का निरूपण होता है-- 
१. ऐसे सिक्के जिनमें एक ही राजा के नाम का उल्लेख है; तथा 
२. ऐसे सिक्के जिनमें एक ओर एक शासक का नाम यूनानी में तथा दूसरी 
ओर दूसरे राजा का नाम खरोष्ठी बिपि में मिलता है । 
दूसरे प्रकार के सिक्कों से लगता है कि राजा $90!75०४ के साथ उनका 
एक सहयोगी भी था, जिसका नाम »४2०७ था और उसका ऐसे भूभाग पर 
शासन था जहाँ कि खरोष्ठी लिपि ही प्रयोग में आती थी। ७:०४ के बारे में 
कहा जाता है कि वह पंजाब का राजा था। पंजाब के इस राजा का वर्णान 
आपको अगले अध्याय में मिलेगा । 
बैक्ट्रियन यूनानी राजाओं के भारतीय शत्रुओं के प्रसंग में सबसे पहले पुष्प- 
मित्र के राजवंश का उल्लेख आवश्यक है । कालीदास के 'मालविकाग्निमित्रम्‌' में 
कहा गया है कि पुष्यमित्र-वंश के राजाओं ने यूनानी राजाओं को सिन्धु नदी के तट 
पर पराजित किया था। पूर्वी पंजाब में यूनानी शासकों का प्रभ्॒त्व था, जिसको 
समाप्त करने में भद्रयशस नामक व्यक्ति ने बड़ी सहायता की थी। गौतमीपुत्र 
शातकरणि की 'नासिक-प्रशस्ति' में इस राजा के विषय में कहा गया है कि इसने 
ही पश्चिमी भारत के यवन-प्रभुत्व को समाप्त किया था । 
जस्टिन के अनुसार भारत से यूनानी राज्य को अन्तिम रूप से पाथियन 
ने समाप्त किया था। मार्शल' के कथनानुसार सबसे बाद में समाप्त होने वाला 
राज्य क़ाबुल की धाटी में स्थित हमेंओस (प्ल0ए्थयं००) था । इस राज्य को 
का १ प्रलर्शक्षंत ते 09५०$ को ही $79॥75९5 का भाई माना है (७488. 
57048 | [/880॥)', 69) || 
», यहू उल्लेखनीय है कि 529॥/7$2$ के कुछ सिक्‍के वोनोत्स (४०॥०7०४) 
के सिक्कों पर ही पुनः ढाले गये हैं (८///, ०74) । इसी प्रकार 894/५7$ और 
8$98/०९0७०७ के सिक्कों के सस्बन्ध में भी कहा जाता है (८#/#, 7. |, 
४0) । इससे सिद्ध है कि '59शग्र5७' ५0०7०7९५, और 5छब्एइवॉकतव्याव के 
बाद हुआ था (एफ, 07०४5, 326) । 
३, ७ छ646 0 44४8, 9. 4. 
ड. ऐद्यांबणा 98७ 75८7000॥ के अनुसार क़ाबुल की घाटी पर शासन 
करने वाले यूनानी राजाओं में थियोडेमस ( 7॥९०१७:7४४ ) भी एक था 
(८०१४४, ॥, 3, ९, 0) । 


मगध तथा भारत-यूनानी राजसत्ताओं का पतन ३७६ 


पाथियन राजा मोस्डोफ़न्स (50000०0४०४७) ने समाप्त किया था ।' चीनी 
इतिहासकार फ़ान-ई ने भी पाथियनों के क़ाबुल पर अधिकार का उल्लेख किया 
है ।। पक्ानकण्ण (भारत), (99 (कपिशा) तथा न्यान्सी ([्र७॥8४-- 
ए४४॥॥४9), इन तीन राज्यों में से जब भी कोई राज्य शक्तिशाली होता था, 
वह क़ाबुल को अपने में मिला लेता था । जब वह राज्य निबंल हो जाता था 
तो क़ाबुल उसके हाथ से निकल जाता था । अच्त में काबुल का शासन पाथिप्ननों 
के हाथ आ गया ।' क़ाबुल पर पाधियनों का वास्तविक अधिकार [900९ के 
बाद ही, अर्थात्‌ ईसापूर्व की २५-१ शताब्दी के बाद ही हो सका, क्योंकि पा्थि- 
धन साम्राज्य के इतिहासकारों ने काबुल को राज्य के पूर्वी हिस्से में वहीं शामिल 
किया । ?9॥[0508(0$ के अनुसार ४३-४४ ईसवी में पाथियनों का राज्य 
काबुल तक आ गया । 

१ भार्शल ने 87, / (02-30, 77- 56 6) में यूनानी राजाओं 
द्वारा काबुल को जीतने के बारे में अपने कथन को संशोधित करते हुए कहा है 
कि पाथियन तथा कुशाण, दोनों राजवंशों के लिए क़ाबुल की घाटी का शासन 
अपने-आप में एक बहुत बड़ा आकर्षण था। इन दोनों राजवंशों की यह प्रति- 
दरन्द्विता तब तक चलती रही जब तक कि पाथियनो का अन्तिम रूप से पतन नहीं 
हो गया। 

२, 3808, 92, 076; उण्प्राद एु ४6 226#द्वकाब्हा। तु 7.6/85, 
(व्ोप्प्रा।& एगांए्टश॥।५, ४०. ।, 2. 8). 

३. (६५ 0795, 3745, 906, 94; #स्‍द्वा0धय४ा, #06ं8॥ 
उक्लानक के हीह:- सकिबंध री0#कांवआंकों. (कि, 2, 9); १४४ए०।४प- 
वाछाज, सिदाए 879 क्ष विक्रशिकव 586, 458 ४६., 0. 400| #0०प्रणाण्ष, 
लणुफर #दए॥आं।एुए. री 204४/0॥  -॥/, 97. 9, ४7 $ (;0ण्राक्षा4$छ क्षय, 
(78909 ही रशवांद्ा ब्ाबे डव॑भादांदा 40, 99. 44 6; पि०्एॉैसी73, 4९०- 
89% शी उबर, जूए, 544 &; रिलंक, 786 उक्रांता। 27०, 90. 27 5 
अिशंफ, 4 साग थी दकऔरडीए सदादक्षद्वांक्ाव) 9... 352 5; विज 
जाय, कादाब-+॥#768 ब्कक 8 बा ४, एएऐ,. 32 ६; $िफांपी, &8/, 
९२९, 294-95; 4 क709  #किह. जा के वहदाद दा्व 0570, (0०५ 
खा; पाक, एब्र,, 788 माकंदा 2797, ५४०, ॥7, एए, 05 ६, 87 #, ०४८, 

४. वकाय, 7#6 सिटी 7. केकाहाड बाब खबाब, 53; $ोार्णी, 7॥#6 
चिद्राफंदय 54809 कर 59० ० (2६०४, 7, 


११ । उत्तर मारत में सीथियन-शासन 


१, शक 


ईसापूर्व की दूसरी और पहली शताब्दी में काफ़िरिस्तान, गान्धार तथा 
सम्भवतः हज़ारा देश में शकों का राज्य था । फ़ारस के राजा डेरियस (५२२- 
४८६ ईसापूर्व) के समय में शक लोग सोग्डियन के बाहर ही थे | वे सम्भवतः 
890 )2799 के मैदानी भूभाग के निवासी थे, जिसकी आधुनिक राजधानी 
तुकिस्तान कही जाती है।' किन्तु, पहली शताब्दी ईसापूर्व के अन्तिम दिलों में 
वे सिगल (या आधुनिक सीस्तान)' के निवासी हो गये थे। चीनी इतिहासकारों ने 
शकों के मध्य एशिया से निष्क्रमणा का उल्लेख भी किया है । स५००७ रण (6 
पड़ा विद्या तिज्ाबाए (उडयशा प्रक्या-500) में कहा गया है-- पहले जब 
हियुंगनू (माण्ण8-०५) ने ता-यू-त्शी (॥'४-४ए७ए०-८४) पर विजय प्राप्त की 
तो ता-यू-त्शी पश्चिम की ओर चला गया, और ताहिया (909) पर हावी 
हो गया । फिर से-वांग ($0-५४878) दक्षिण की ओर चला गया और किपिन 
पर अधिकार जमा लिया ।/ 

एस० कोनोव के अनुसार से-वांग ने उन्हीं जातियों का उल्लेख किया, 
जिनका जिक्र भारतीय ग्रन्थों में मिलता है, जैसे शक-मुरुएड । शकों का रूप 


१, 9, [वछार्शले6, 0445॥, 34, 3. 

२. $कर्णी, [549070, 5/4॥काछ 7ीवा।४6०, 7. 

३. (), 74-60 8, (5, 8९८०फं78 (0 50976 $ए0)45. 

४, शक लोगों ने सम्भवतः किपिन पर यूक्राटीड्स के बाद या तुरन्त बाद 
अधिकार जमाया (9748, 903, 9. 22, 4932, 958, ॥/0ब७४ 707४८, 
0 ्णों, 92], |. 464) । 

५. प्रोफ़ेसर हमने (सलपाभ्या) ने से-वांग ($2-0४278 ) को स्ट्रेबो का 
धिबप्क्रा8प0ठा या $2प्बापो0 कहां है (६98४, 97] ः) ]क%ता 
जिपाएा02, 506९ 90२ अ२, 


उत्तर भारत में सीथियन-शासन :' रे? 


बाद में बदलकर 'मुरुणड' कहलाने लगा। इस शब्द का वही अर्थ होता है जो 
चीनी शब्द वांग' का होता है। 'मुरुएड' का अर्थ राजा था स्वामी होता है । 
भारतीय शिलालेखों तथा सिक्कों में इस शब्द का अनुवाद प्रायः स्वामी शब्द 
के अर्थ में किया गया । 

जिस शक राजा ने किपिन पर अधिकार किया, उसका नाम ज्ञात नहीं हो 
सका है । इसके पूर्व जिस राजा ने शासन किया था, चीनी ग्रन्थों के अनुसार 
उसका नाम बृ-तू-लू (५४४-०४-/७०) था । उसके लड़के को युज्भ-कू (४०ण४- 
एण) के पुत्र यिन-मो-फ़, (्यागनाा०-७) ते चीनी मदद से निष्कासित कर 
दिया था ।' यिन-मो-फ़, ने सन्नाट्‌ सुआन-तोी (पलंड्प'ा-४ं) के समय में हो 
अपने को राजा घोषित किया | यह राजा ७३-४८ ईसापूर्व तक रहा । इसने यूआन- 
ती(५७०५४-४) के एक राजदूत के नौकर की हत्या कर दी थी। चेंग-ती (0॥०४६- 
४) के समय में किपिन के राजा ने चीन से सहायता माँगी थी, किन्तु वह असफल 
रहा था। ईसापूर्व की प्रथम शताब्दी के अन्त में चीनी अधिकारियों को कोई 
बौद्-प्रन्थ मिला, जिसमें तत्सम्बन्धी कुछ संकेत मिलते हैं । किपिन-राजा, यित- 
मो-फ़ का उत्तराधिकारी था। इस राजा पर यू-शी (श॥८-८॥) ने आक्रमण 
किया, जिसका चीन से आपसी सम्बन्ध था । 

एस०» लेबी के अनुसार आज का कश्मीर ही प्राचीन किपिल राज्य था । 
किम्तु, एस ० कोनोव ने इस मत का खण्डन किया है। एस० कोनोव के मता- 
नुसार, कपिशा का दूसरा नाम किपिन प्रदेश था।' किसी समय में गान्धार 

१. बुद्भु-कूृ' को योनक ([०70, 297) तथा 'यिन-मो-फ़. को सिशया्व05 
पाना जाता है (7०॥70, 346) । इस सम्बन्ध में 7,458, 895, 97 भी देखिये । 
इस दिशा में अभी शोधकार्य की अपेक्षा है । 

२, (०४. #6०., 7९७., 924, 99. 25]-252, 870, मा, 300 ९०., 
०. 258 ४; 77:48, 98, 647; व, 8:, 905--कष्णर एवं खरोष्ठी । 

३. 7%#%. #ब, ।४७., 29. 

४. यह प्रदेश जिसमें से होकर काबुल नदी की उत्तरी सहायक नदियाँ 
बहती हैं (7877., 7, 290, (/६ १४५९०४, रद (॥;67९, ए० ३, ]7- 259- 
60) । कपिशी तगर सस्भवतः घोरबन्द और पंजषिर के मिलन-बिन्दु पर था 
(#0प्रटारण, खंकबीा डप्रबीश शिक्कशांबव ॥० री, ४0% 343) | शशा 
[्र»7-४१४ के अनुसार किपिन बु-ई-शान-ली' से जुड़ा हुआ था। दक्षिणा-पश्चिम 
में अकोशिया और फ़ारस था (ठगी, #4/॥/48 56०5,4) । डॉ० हम॑न 


इयर प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


किपिन राज्य का पूर्वी भाग था। हेसचन्द्र की अभिधान-चिन्तामरि/' में एक 
अनुच्छेद से संकेत मिलता है कि से-वांग (या शक-पुरुएड) की राजधानी लम्पाक 
या लघमान (लम्पाकास्तु मुरुएडा: स्यु:) थी । एस० कोनाव का कहना है कि 
व्ृशीक्त प्रिद्ानक्रप या शयाएबो$ ती धीरे कड़ा विद्या. 0फ्र्शए के अनुसार 
शकों ने हिएल्तु (प्रांट70प) को पार किया था । किपिन की यात्रा के सिलसिले 
में वे स्कदुँ के पश्चिम से ग्रुज़रे थे। यद्यपि शकों ने किपिन (कपिशा-गान्धार) 
के कुछ भाग को वहाँ के यूनानी ज्ञासकों से छीन लिया तो भी वे काबुल को 
स्थायी रूप से अपने अधीन नहीं कर सके । क़ाबुल में वहाँ के राजा की ही 
प्रधानता बनी रही । वे (शक) भारत में अधिक सफल हुए थे । 

मधुरा और नासिक में मिले शिलालेखों से ऐसा लगता है कि शक लोग पूर्व 
में थभुना और दक्षिण में गोदाबरी तक फेल गये थे | इन लोगों ने मथुरा के 
मित्रों तथा पैठन के सातवाहनों की प्रश्नुता बिनष्ट की थी ।* 

शकों के किपिन में प्रभावशाली शासकों के बारे में कोई संगठित विवरण 
नही मिलता । रामायण" में शकों का नाम यवनों के साथ आया है । महाभारत", 
मनृसंहिता' तथा महाभाष्य में भी ऐसे ही उल्लेख हैं। हरिवंश में कहां गया 
के अनुसार गान्धार ही किपिन था (7/245, 98, 058॥) | किंपिने रे 
चाँदी और सोने के सिक्के चलते थे (८७#८, ॥, । छाए); 27.४, 9।2, 
6840) । पुष्कलावती में सोने और चाँदी के सिक्‍कों के लिए देखिये (/7/, 
387, बाते फह <णं ० 20धा4 (442 छोरिव) । 

१, लम्पाक ([,7फब8 एा वशीाय ) कपिमेन (ए७]४$९०७९) से 
१०० मील पूर्व में है (46७7, 40) | 

२. 7##, ऋब, अाए, 29, (०/#क्र, तीं, >णगी; 8४९० 25० (7-6, 
)93, 929, 959, 008, 02% 

३. अक्यायवां तु #ह ॥26दाईहाहं वी #ढ॥ह5, ४०0. 0, 0५ ९. 

४. कुछ शक सम्भवतः दक्षिण भारत तक चले गये थे । नागा जुंनिकोराडा- 
शिलालेख में एक शक मोद तथा उसकी बहन बुधि का उल्लेख मिलता है (2%, 
॥#2, ज४, 37) । 

२. 4, 54. 22; [ए, 43, 2. 

६. ॥, 32, 7, 

७. ९, 44, 


८, कद, 4४2., 875, 244, 
६. (8०७. 4, 6; 772.48, 906, 204, 


उत्तर भारत में सीथियन-शासन «.. देफरे 


है कि ये लोग अपने आधे सिर के ही बाल बनवाते थे। जैन-प्रत्थ 'कालकाचार्य 
कथानक' के अनुसार शकों के राजा को 'शाही”' कहते थे । इनमें से कुछ राजा 
जैन-उपदेशकों के निर्देशों पर सुरट्ठ (सुराष्ट्र) विषय (देश) तथा हिन्दुकु में 
उज्जैन (702) तक भी गये । वहाँ इन्होंने स्थानीय शासकों को पदच्युत्‌ किया 
ओर चार वर्ष तक वहाँ राज्य भी किया | बाद में ५८ ईसापूर्व में ये वहाँ से 
भगा दिये गये हैं । 

गोतमी पुत्र शातकर्ि और समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों में भी शकों का उल्लेख 
आया है। मथुरा के एक शिलालेख, 'कदम्ब मयूरशर्मन' के चन्द्रावल्लि-शिलालेख 
तथा 'महामायूरी' (६५! में शकों के राज्य का उल्लेख 'शकस्थान'” के नाम से 
किया गया है । 

मथुरा के शिलालेख के जिस अंग में शकस्थान का उल्लेख है, वह इस 
प्रकार है--- 

सर्वस सकस्तनस पुयए । 

कनिघम और बूहलर का कहना है कि यह अंग समूचे शकस्थान के प्रति 
सम्मान प्रकट करने के प्रसंग में आया है। डॉक्टर फ़्लीट के मतानुसार इस 
बात का पर्याप्त आधार नहीं है कि शकों ने कभी उत्तरी भारत (काठियावाड़ के 
उत्तर) और मालवा के पश्चिमी व दक्षिणी हिस्से पर आक्रमण किया था । डॉक्टर 
फ़्लीट ने 'सर्व' शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा माना है ओर उपर्युक्त अंग का अर्थ 
अपने देश के सम्मान में दान! कहा है ।* 

फ़्लीट की आपत्ति कोई बहुत सशक्त नही है । चीनी मप्रन्थों में साफ़ लिखा है 
कि शक लोग किपिन देश, अर्थात्‌ कपिशा-गान्धार में थे । जहाँ तक शकों के मथुरा 
में होने को बात है, मार्कण्डेय पुराण का यह उल्लेख महत्त्वपूर्ण है कि मध्यदेश 
शकों की निवास-भूमि रही है | डॉक्टर थॉमस'" ने संकेत किया है कि मथुरा के 


१, (2286, 34, ७9. 267 #, 262; 7७6. 488) 5. 222, 

२. 272.40,, 904, 703,, 905, 55, 643 $६. श्री मजुमदार शक- 
स्थान को शक्रस्थान कहते हैं, जिसका अर्थ है (इन्द्र का स्थान! (7.462, 924, 
7; (6. ए९९। 770 2745, 904, 705. 

३. 566९ €मा, 5605, 562, 59]; थातवे 6/#%, 7, ।, 50 4, 

४, (7020. 28. 

५. 28. ह4., 5, ००, 38 6; 77746, 906, 207 &, 25 ६. 


रे८४ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


शिलालेख में शक और फ़ारसी दोनों प्रकार के नाम भिलते हैं। उदाहरण के 
लिए, इस शिलालेख में 'भेवाकी' (४८८०) शब्द आया है जो सम्भवतः 
सीथियन ताम मेआक' ( 3॥४०ए४६०६५ ) शब्द का ही रूपान्तर है। 'कोमूसा' 
और 'शमूसो' शब्द के अन्तिम अंश “ऊस' कुछ सीथियन ढंग के ही 
लगते हैं। डॉक्टर थॉमस ने आगे संकेत किया है कि शक राज्य के प्रति आदर 
या सम्मान की बात को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि सुई- 
विहार (50 ४४७7) तथा वर्डक (१५४/०७।) शिलालेखों में हमें 'सर्व सत्व- 
नम! जैसे उल्लेख मिलते है । फ़्लीट ने 'स्वक' तथा 'शकट्ठवान' शब्दों का उल्लेख 
किया है । इसके बारे में डॉक्टर थॉमस का कहना है कि यह अस्वाभाविक-सा 
मालुम होता है कि कोई अपने ही परिवार की प्रशंसा के शब्द पत्थरों पर खुदवाये। 
यद्यपि देश की पूजा का सम्बोधन' कुछ अस्वाभाविक-सा लगता है, किन्तु शक- 
प्रदेशों में ऐसे सम्बोधनों के शिलानेख मिलते हैं । 
शकस्थान में सीथिया जिला भी शामिल था। इसी जिले से सिन्धु नदी 
निकलती है। हिन्द महासागर में गिरने वाली नदियों में सिन्धु सबसे बड़ी है । 
तक्षशिला, मथुरा तथा पश्चिमी भारत में ऐसे शिलालेख मिले है, जिनमे 
शक-राजकुमारों के नाम मिलते हैं। डॉक्टर थॉमस के मतानुसार, पंजाब या 
भारत में चाहे जो भी शक-बंश प्रभावशाली रहा हो, पर उसके बारे में यह 
निश्चित है कि वह अफ़गानिस्तान या कश्मीर से होकर भारत नहीं आया था । 
सम्भवतः ये लोग सिन्धु नदी तथा सिन्धु की घाटी से होकर भारत आये थे । 
चूँकि शक-सिक्‍कों में सिन्धु-सस्बन्धी अधिक प्रमाण नहीं मिलते, इसलिए उपयु क्त 
मत को पूरी तोर से स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा चीनी 
ग्रन्थों में भी किपिन पर शकों के अधिकार, कपिशी में सीथियन प्रभाव तथा 
हजारा में शकों के आधिपत्य का कोई महत्वपूर्ण उल्लेख नहीं मिलता । वैसे, 





१. )/४४९०, 0५9७ और )॥००४८८5, ये शक-सेतापति डेरियस की 
सहायता में गये थे ((2॥002:, 474०, 0, 42) | 6/ 8. छु०कएए, (०/#%, 
#ए0त 7. १११-१०६ ईसापूर्व में फ़रगना (]?ललट्ठी)80/) के शक-शासक का 
नाम 3 पिकए० था (७00, 6/6/७, 308 (.) । 

२, 77९45, 906, 9. 26, 

रे. (.ध7, 569 ॥; 2458, ]924, ७. 4 एुण्माठक, ५ ०कछ |] 
), !, शकों द्वारा किपिन-बविजय का यह अर्थ नहीं है कि काबुल-क्षेत्र से यनानी- 
प्रभाव खत्म हो गया था। 7॥6 #76% शी #6 ['्ध(ह सदा) 2) 


उत्तर भारत में सीथियत-शासन इ्ध्५ 


हम इस तथ्य की भी उपेक्षा नहीं कर सकते कि खोज के बाद, सोग्डियनोई 
के समीप उत्तर में रहने वाले शकों के कई नाम सामने आये हैं । इन शक नामों 
में माउस (४७४९५), मोगा (!४०४०) तथा मेबाकी (१४९९७) प्रमुख हैं । 
एरियन के अनुसार 'मेवाक' नाम ऐसा है जो एशिया में रहने वाले शक्कों, 
मुख्यतया सीथियनों, से सम्बद्ध मालूम होता है। ये लोग सोग्डियन तथा बैक्ट्रि- 
यन गबर्नरों के क्षेत्र से बाहर रहते थे | फ़ारस के राजाओं से इनकी संधि थी । 
छहरत, खखरात या क्षहरात सम्मवतः तक्षशिला, मथुरा, पश्चिमी भारत 
तथा दक्षिण के राजवंशों की ही उपाधियाँ थीं। ये समी नाम उत्तरी शक 
जाति के कराताई (5४79।०४) नाम के ही समानार्थों से लगते हैं । 

सिन्धु की घाटी, कच्छ तथा पश्चिमी भारत पर हुई जीतें भी पश्चिमी 
शकस्थान के शकों से प्रभावित मालूम होती हैं। 57006 ० (४४७7४% में भी 
इन जीतों का उल्लेख है। सीथिया राज्य सिन्धु की घाटी तक फैला हुआ था। 
सस्बरस या मम्बनस का राज्य भी सीथिया से जुड़ा हुआ था । इसके अलावा 
मिन्नगर ताम भी आया है जो सम्भवतः 'मिन' नामक तत्कालीन नगर से बना 
था । इसीदोर' ने शकस्थान में 'मिन'ः नगर के अस्तित्व का उल्लेख किया है। 
रप्सन ने चाश्तान-वंश के पश्चिमी क्षत्रपों के नामों की चर्ना करते हुए 'डामन' 
शब्द का उदाहरण दिया है, ओर कहा है कि वोनोन्स जाति के ड्रेन्जियन-वंश 


(53.), 25-220) में इस बात का उल्लेख है कि किपिन-विजय के पूर्व काबुल 
में पाथियन लोगों का प्रभाव था। हो सकता है कि सातवाहनो की तरह यनानियों 
ने भी कुछ हद तक अपना खोया राज्य वापस लौटा लिया हो । यह भी हो सकता 
है कि सीथियन सामन्तों ने कुछ समय के लिये यूनानी राजाओं की अधीनता भी 
स्वीकार कर ली हो । 

१, हब 4४/,, ।884, 9७9. 399-+00, 

२. १०४]।७ ?]2८. 

३, िब्ववीपा॥ 07 (०ए79], 

४. वेब, 40., 884, 29. 400; ८7. 6०४, 7, 7. हुए, 
खरोष्ट और माऊप (९9०८5) किपिन के उत्तरी-पश्चिमी शकों से सम्बन्धित थे, 
न कि उस वंश से जो कि सीस्तान (5०४७४) से भारत आया था। ८ रण्फ्यां 
((४886 ० 7.4०६७) 

५. 37046, 95, ७. 850, 

२५०७ 


३८६९ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


के एक राजकुमार के ताम में यह शब्द आया है । अन्त में कार्दम-बंश वर्ग का 
उदाहरण लीजिये । कन्हेरी-शिलालेख के अनुसार महाक्षत्रप रुद्र की पुत्री इसी 
वंश से उत्न्न हुई थी। इसका नाम सम्भवेतः: कादभ नदी के साम पर रखा 
गया था । यह नदी फ़ारस-क्षेत्र से होकर बहती थी । 


मारतीय शिलालेखों में आरम्भिक काल के शकों-- दमिजद और माऊस-- 
के नाम आये हैं । बाद वाला नाम 7'४»7।9 ?]8४९ के मोगा नाम का ही एक 
रूप कहा जाता है | सम्भवत: इसका उल्लेख मैर-शिलालेख' में भी आया है । 
माऊस-मोग सम्भवत: एक बड़ा ही द्ाक्तिशाली राजा (महाराज) था। इसका 
राज्य तक्षशिला के निकट चुक्ष तक फेला हुआ था । यहाँ एक बिश्वेष क्षत्रपाल 
राज्य करता था; और सिक्‍कों से प्रमाणित होता है कि इस शासक ने कपिशी, 
पुष्कराबती तथा तक्षशिला' तक अपनी राज्य की सीमा बढ़ा ली थी। इस शासक 
के क्षेत्रपों ने सम्भवत: मथुरा से भारतीब और यूनानी सत्ता समाप्त कर दी 
थी। पूर्बी पंजाब के कुछ भागों तथा आसपास के क्षेत्रों में औदुम्बर, त्रिगर्त , 
कुनिन्द, यौधेग तगा आर्जुनायन जैसी कुछ ऐसी जातियाँ रहती थीं, जिल्‍्होंने 
यूथिडीमिगन साम्राज्य के पतन के बाद अपनी स्वतंत्रता की आवाज़ उठाई। 
माउस राजा ने यृक्राटीड्स तथा डेमेट्रओोस की तरह के सिक्‍के भी चला दिये । 





१. भर्वशास्‍्त्र का शामशास्त्री द्वारा जनुबाद, 9. 86, ४.6. (/. 47/0पार्प+ 
(०]९७५, 324), (एकतव०णागाांड, ॥,.००७, 'न्‍न्वा०९7705 (3 389) । 
566 4]50 हहिढ, 4॥., 0], 27%, महाभाष्य में 'कार्दभिक' शब्द आया 
है (॥9. 2, ॥. ॥७7४ 7४०४, 9. 275); क्रमदीश्वर 747, और 'ार्द- 
मिल! ( महाभारत, ।][, 35.  )। कार्दम नदी सम्भवत्त: ज्र फ़शान 
(297४/५७४॥) की बही नदी है जो बल्ख से होकर बहती थी । रामायण के 
उत्तरकाराद में कार्दम राजाओं को बाह्ली भा बाह्लिक से सम्बद्ध किया गया है 
(6, 933, 79. 37 ॥)। 

२. 07 ऐपिगाए]909, 542॥0907 ]75., 6०/#४5५ ], 3, ]4, १6. 

३. ७77७ में एक शिलालेख मिला है, जिसकी लिपि झूरोष्ठी है तथा 
जो सम्मबत: ५८ ईसबी का है। इसमें ५(००४० ० १।०७ ० ०8० शब्द 
मिलते हैं । 

है. (.67/6, 057. ॥॥4., 4, 590 [. 

५, ॥#४४., 70, 


उत्तर भारत का सीथियन-शासन . दै८घ७ 


इन सिक्‍कों से विद्वानों ने यह निष्कर्ष भी निकाला है कि माऊस ने मेनाशडर के 
राज्य, अर्थात शाकल' जिले को अछूता छोड़ रखा था । 

विभिन्न इतिहासका रों के मतानुसार माऊस राजा १३५ ईसापूर्व और 
४५७४ ईसवी से बीच प्रभाव में रहा। उसके सिनके सामान्यतः पंजाब तथा 
मुख्यतः उस प्रान्त के पश्चिमी भागों में मिलते हैं, जिसको प्राचीन राजधानी 
तक्षशिला थी। इस प्रकार यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि माऊस 
गान्धार देश का राजा था। इसलिए, पंजाब के इतिहास में यूनानी राजा 
एन्टियलकिडस के पूर्व माऊस का होना प्रमाणित नहीं किया जा सकता। जब 
भागभद्र मध्यभारत के विदिशा राज्य में शासन करता था, उसी समय 
यूनानी राजा एन्टियलकिड्स तक्षशिला में राज्य करता था। भागभद्र का 
शासन १४ वर्ष तक चला। यद्यपि भागभद्र के समय का निर्धारण नहीं 
हो सका या अनिश्चित-सा है, तो भी उसे पुष्यमित्र के पुत्र अग्निभिन्र के बाद ही 
रखा जावेगा । अग्निमिन्न ने १५१ ईसापूर्ब से १४२ ईसापूर्व तक राज्य किया । 
इसलिए भागभद्र के शासन-काल का १४वाँ वर्ष १२६ ईसापूर्व के पहले नहीं 
हा। सकता, और एन्टियलकिड्स ईसापूर्ब की दूसरी शताब्दी उताराद्ध से पहले 
हुआ नहीं कहा जा सकता। गान्चार पर शकों का आधिपत्य भी १२६ 
ईसापूर्व के बाद ही हो सकता है । फ़्लीट के अलाबा अन्य विद्धानु माऊस को 
महाराय मोगा मानते है | इसके समय के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता । सामान्यतः: इस राजा को शक-सम्बत्‌ के ७प्वें में रखा 
जाता है । चूंकि शक-सम्बत्‌ केवल उत्तरी भारत तथा सीमावर्त्ती प्रदेशों में 
प्रचलित हैँ, इसलिए ऐसा समभा जाता है कि इन प्रदेशों पर शक्तों के राज्य के 
बाद से यह सम्बत्‌ चला है | हम पहले देख चुके है कि इन प्रदेशों पर शकतों का 
अधिकार १२६ ईसापूर्व के पहले नहीं हुआ था, इसलिए '83)9 7]9९ 
में जों समय दिया गया है, १२६ ईसापूर्व के पहले का नहीं हो सकता। इस 
सम्बत्‌ का ७-वाँ वर्ष (२९-७८ 5५१) माऊस-मोगा का झासन ५१ ईसापूर्व 
के पहले समाप्त नहीं माना जा सकता, बल्कि इस राजा को इसके बाद द्ी 
रखा जाना चाहिए । चीनी रिकार्डों से हमें पता चलता है कि ४८-३३ ईसापूर्व 


१. वृख्ला, #8 ए/हड का. सेबरदकांक. छा वंब, 322-330; 
ालालबत, उाव०-जह्ल (०85, ॥2; व, 787, 349; ० छिए 
7९४]प४पौ०, (7८.47, 485, 

२. (/. १७४5०), रै/कापाशलांफ हु ७4॥०, 4, 200॥, 


३८५ प्राचोन भारत का राजनैतिक इतिहास 


के आसपास कपिशा-गात्धार प्रदेश पर यिन-मोफ़ का अधिकार था। यह चीनी 
शासक माऊस तथा उसके पुत्रों के पहले हुआ था। चूँकि माऊस को उक्त 
चीनी शासक के उत्तराधिकारियों में गिनने का कोई आधार नहीं है, इसलिए 
उसे ३३ बर्ष ईसापूर्व के बाद ही रखा जा सकता है, फिर भी उसे पहली शताब्दी 
के प्रथमार्ध से आगे नही रखा जा सकता । हमें विभिन्‍न स्रोतों (?#र]050-॥05) 
से यह भी ज्ञात हुआ है कि जिस समय सीधिया की राजधानी तक्षशिला और 
मिननगर थी, उसी समय या उसके थोड़े दिन बाद सिन्धु की घाटी का शक- 
राज्य पाथियनों के अधिकार में चला गया था । इसलिए यह स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि माऊस-मोगा का शासन ३२३ बर्ष ईसापूर्ब के बाद, किन्तु पहली शताब्दी के 
प्रथमार्ध के अन्दर ही अस्तित्व में रहा है। फ्लीट के अनुसार मोगा का उदय २२ 
ईसवी में हुआ । यही शक-सम्बत्‌ का संभवत: ७प५वाँ वर्ष था। यह सम्बत्‌ ५८ 
ईसापूर्व में आरम्भ हुआ होगा । बाद में यही बदलकर 'कृत-मालव-विक्रम-सम्बत्‌' 
हो गया होगा । किन्तु, अभी सवाल को प्री तरह हल नहीं समभा जाना चाहिये, 
क्योंकि अनेक सामग्रियाँ ऐसी मिली हैं जिनसे संकेत मिलता है कि यह सम्बत्‌ ५८ 
ईसापूर्व के पहले ही आरम्भ हुआ होगा । इन सामग्रियों में बीमा का खलात्सी- 
अभिलेख एबं 2७04 3ए६7 ५७6 [शष्टा)४ंणा आदि मुख्य है । 


सिककों से ज्ञात तथ्यों के आधार पर गान्जार के सिहासन पर माऊस के 
बाद एजेस बेठा और उसने हिप्पोस्ट्रेटोस के राज्य को जीतकर पूर्वी पंजाब से 
यूनानियों के प्रभुत्व का अन्त क्र दिया। मार्शल के कबनानुसा र, उसने जमुना की 
घाटी पर अपना अधिकार जमा लिया, जहाँ विक्रम-सम्बत्‌ प्रयोग में आता था ।' 
शासक एज़ेस के सिक्के वोनोन्स-वंश के शासकों के उत्तराधिकारियों से सम्बद्ध 
थे। यह भी धारणा है कि पंजाब का राजा एज़ेस यही एजेस था। यह $७०४- 
7/565 का भी साभी था। वैसे एजेस नाम के दो शासक थे--एज़ेस-प्रथम $७०॥75९5 
का उत्तराधिकारी था, तथा एजेस-द्वितीय भी राजा माऊस के पहले ही हुआ था । 
लेकिन, इस मत के बाद के जंश को सही नहीं माना जा सकता । गोणडोफ्॒न्स 
तथा एज़ेस-द्वितीय के सम्बन्ध में प्राप्त सामग्री से सिद्ध होता है कि अस्पवर्मन इन 
दोनों राजाओं का सेनापति था । गोणडोफ़न्स के शासन का समय १०३० था, 
१. 72.40, 947, 22. 
२. ४/हाढबत, (८८08४८ थी (०फ्क के गिपदांबए सैवडडटअा, 9. !00, 
३. देखिये, तस्त-ए-बाही-शिलालेख । 


उत्तर भारत में सीथियन-शासन इे८& 


जबकि माऊस-मोगा ७८्वें' बर्ष में शासक था| इन दोनों तिथियों का उल्लेख 
बड़े-बड़े विद्वानों ने किया है। इसलिए गोरडोफ़र्स्स तथा एशेस-द्वितीय दोनों माऊस- 
मोगा के बाद ही हुए रहे होंगे । माऊस-मोगा एज्ञेस-प्रथम और द्वितीय के बीच 
हुआ हो, यह हो नहीं सकता; क्योंकि एज़ेस-प्रथम के बाद ही एज़ेस-द्वितीय आया । 
यह तथ्य तत्कालीन सिक्कों से प्रमाणित हो चुका है । माऊस या वो एज़ेस-प्रथम 
के पहले हुआ या एज्ञेस-ह्वितीय के बाद आया | किन्तु, यह तो हम पहले ही देख 
चुके हैं कि वह एजेस-द्वितीय के बाद नहीं हुआ | इसलिए वह सम्भवतः एज़ेस- 
प्रथम के पहले ही हुआ होगा । हो सकता है कि जब सीस्तान में वोनोन्‍्स का 
शासन रहा हो, उस समय, माऊस पंजाब का शासक रहा हो । जब वोनोन्स के 
बाद 59273९5 आया, तभी माऊस के बाद एज्ञेस-प्रथम आ गया । यह तो हम 
पहले ही देख चुके हैं कि एज्ेस-प्रथम तथा 592॥75८5 ने संयुक्त सिक्के चलवाये 
थे । यों दोनों राजाओं का आपसी सम्बन्ध ज्ञात नहीं है। हो सकता है कि उनके 
बीच रक्त-सम्बन्ध रहा हो या वे एक दूसरे के मित्र रहे हों, जैसे कि [तृावावा०05 
तथा ऊ#ुपांपा॥ रिबत॥075८5 थे | 

राजा एज़ेस-प्रथम ने अपने समय में जो सिक्के ढलवाये थे उनमें एक ओर 
यूनानी भाषा में अपना नाम तथा दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि में .५८४॥६७ का 


१, € ॥6 पद 8९ 0 7?2॥89. 

२ रबएणा ने 0/४ (97: 573, 574) में 598॥77525 के सहयोगी एजेस- 
प्रथम की समानता एजेस-द्वितीय से की है, और उसे 598 05$०७ का लड़का 
कहा हैं। इसके अलावा ५७२बें पृष्ठ पर यह भी कहा गया है कि एजेस-द्वितीय 
/ट508 का पुत्र और उत्तराधिकारी था। यह कहना कठिन है कि रंप्सन के 
मरे दोनों मत किस प्रकार सही हो सकते हैं ? इसके लिए शिवरक्षित का शाहदीर- 
शिलालेख भी देखिये (८//#८, 7. 3. 7) । एज़ेस (2७ था 3५०७) को कुछ 
विद्वानों ने ईसवी सन्‌ १३४ के कलवान-शिलालेख में मान्यता दी है । किन्तु, इस 
उल्लेख में नाम के आगे या पीछे किसी प्रकार की उपाधि के अभाव में यह कहना 
कठिन है कि यह किसी राजा का उल्लेख है ग्रा नहीं; या है तो एज़ेस-प्रथम का 
या एज़ेस-द्वितीय का है ? इसके अलावा यह भी निश्चित नहीं है कि एज़ेस मात्र 
एक शाही उपाधि ही थी या ओर कुछ | कुछ विद्वानों के अनुसार, यह कोई 
शासक नहीं था । कलवान-शिलालेख के लिए देखिये /:/., #4., #>]. 25 हीं; 
770, 932, 825; 933, 4; ##ढ॥ 70. 2932-33, 9७. 82, 

३. (7. '४्राए॥९४१, 9. 78; *॥5॥9॥, : 4४४०, 9. 6. 


३६० प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


नाम था । साथ ही एक दूसरे प्रकार के सिक्के भी प्राप्त हुए, जिनमें एक ओर 
यूनानी में ७23॥$९5 का नाम तथा दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि में एज्ेस का नाम 
मिलता है। डॉक्टर भण्डारकर तथा स्मिथ दोनों ने इस प्रकार के सम्मिलित 
सिक्‍कों से यह निष्कर्ष निकाला है कि स्वतंत्र रूप से शासक बनने के पूर्व &2॥-6५ 
एज्ञेस का सहायक तथा उसके ही अधीन था । इसी प्रकार यह भी हो सकता है कि 
शासक बनने के पूर्व एज़ेस ७27॥:2५ का सहायक ओर उसके अधीन रहा हो । 
इसलिए एज़ेस नाम के जिन राजाओं का उल्लेख ऊपर आया है, वे दो ही रहे होंगे, 
एक नही हो सकते । इन दोनों का उल्लेख एज़ेस-प्रथम और एजेस-ह्विंतीय के रूप 
में ही युक्तियुक्त है। द्वाइटहेड के अनुसार ॥27॥5७ के चाँदी के सिक्के अधिक अच्छे 
तथा एज्ञेस के समय की प्रणाली से कहीं पुरानी प्रणाली के मालूम होते है। 
एज़ेस के कुछ अन्य घातुपत्नों की तुलना 8»5९8 के उन सिक्‍कों से की गई है, 
जिनमें एक ओर 7९७४ और दूसरी ओर ॥)0#007० है। यदि 8/7(॥5९5 
एज्ञेस के पहले हुआ था तो हमें एज़ेस-प्रथम और एज़ेस-द्वितीय के बजाय 
2४)5$ प्रथम या द्वितीय कहा जाना ही ज़्यादा ठीक मालूम होता है । ह्वाइटहेड 
ने अन्त में कहा है कि एज़ेस के बंशजों में जो भेद या अन्तर पाये जाते है वे स्थाना- 
न्तरण के फलस्वरूप कह्ठे जा सकते हैं । इन लोगों का काफ़ी समय तक शासन 
हा । मार्शल" के अनुसार तक्षशिला में प्राप्त सिक्कों से तो स्मिथ का यह कथन 

कि महादेव धरघोष औदुम्बर ने 8४॥5०७ के सिक्‍कों की नक़ल की थी 
((/7/, 529; .4.0/, #, 934-35, |७. 2५, 30) । हमारे पास '४घ९४ 
और ४४९: राजाओं को नये कालक्रम में भी रखने के लिए कुछ तथ्य हैं। 
४09॥55 | ने अपने सिक्‍कों पर &भष्टप५४७- या उसके उत्तराधिकारियों 
के सिक्कों पर अंकित मूत्ति की नकल की थी । शासक ४27॥&७ को भी इस 
प्रकार ]५शा ४एएल०७ या कुपाण के हमलों के बहुत पहले या बहुत बाद 
का नही कहा जा सकता । 

२. निम्न कोटि की कारीगरी का अर्थ है गान्धार से दूर होना नकि 
पुरानापन ((/ (प्रा, 5694.) । क्षणित्रात॥। और 5६७७४ २०४०७ दो 
एज़ेस को नहीं मानते और एज्ञेस को &»565 ही कहते हैं । मार्शल के अनुसार 


2 56 उत्तरी-पश्चिमी भाग तथा कपिजशी पर शासन करता था (7/4४, 
947, 25 ॥)। 

३. स्मिथ जिन सिक्कों को एजेस-द्वितीय का कहता है, वे और बाद के ही 
मालुम होते हैं ( 770.45, 94, 976) । एस० कोनोब के मत के लिए 79%. #4., 
926, 274 और ८७//क, ॥, 4, ए7४-४। देखिये। एज्ञेस का नाम अन्य 
बाद के शासकों के साथ भी मिलता है, जबकि /»४॥5७४ का नाम केवल /१ ४65 
के ही साथ मिलता है । इससे सिद्ध है कि ७०९४ नाम के अनेक राजा हुए थे । 


उत्तर भारत में सीथियन-शासन ३६१ 


ही सत्य मालूम होता है कि 825०5 प्रथम और द्वितीय एजेस-प्रथम के बाद ही 
हुए थे । 

आठम नामक राजा के सोने के सिक्‍कों के मिलने से एक और नई खोज का 
मार्ग प्रशस्त होता है । छ्वाइटहेड इस राजा को 32० और 32॥565 के हो वंश 
का मानता है। फिर भी, राजा आठम के समय का निर्धारण अनिश्चित ही है । 

यद्यपि भारतीय-यूनानी शासक ऐसा नहीं करते थे, तो भी शक-शासक 
अपने सिक्‍कों पर अपने को 98॥0प४ ४34»]९०४० या प्राकृत में दूसरी ओर 
“महाराजस राजराजस' लिखवाते थे । वे महतस” विशेषण भी धारण करते 
थे, जिसका यूनानी रूपान्तर ,/०४०।०५ होता है ! यूनानी सिक्‍कों पर हमें यह 
यूनानी रूपान्तर ही मिलता है। 'राजराज” अर्थात्‌ "राजाओं के राजा” की 
उपाधि केवल कोरे बड़प्पन की उपाधि मात्र नहीं थी। मोगा के अधीन लिआक 
और पटिक, दो क्षत्रप या वाइसराय थे, और ये पश्चिमी पंजाब पर शासन 
करते थे। एज्रेस राजा के अधीन भी स्ट्रेटेयोस अस्पवर्मन नामक शासक था, ऐसा 
उल्लेख मिलता है । फ़ारस के बेहिस्तुन-शिलालेख में 'सत्रप' या (क्षत्रप” उपाधि का 
उल्लेख 'क्षत्रपावन' के रूप में मिलता है, जिसका अर्थ राज्य का रक्षक' होता 
है । स्ट्रेटगोस' शब्द यूनानी है, जिसका अर्थ 'जनरल' होता है । इससे स्पष्ट है 
कि सीथियन लोग उत्तर-पश्चिमी भारत पर अपने क्षत्रपों तथा सेनिक गवर्नरों के 
माध्यम से राज्य करते थे । ऊपर के क्षत्रपों के अतिरिक्त भी सिक्‍क्रों तथा शिला- 
लेखों से अन्य अनेक क्षत्रप-वंशों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है । 

उत्तरी भारत के क्षत्रपों या अन्य क्षत्रपों को भी मुख्यतया तीन हिस्सों में 
बाँटा जा सकता है-- 

१, कपिशी, पुष्पपुर तथा अभिसारप्रस्थ के क्षत्रप, 

२. पश्चिमी पजाब के क्षत्रप, तथा 

३. मथुरा के क्षत्रप । 


माणिकिजाला-शिलालेखों में केजल कापिशी के क्षत्रप का ही उल्लेख मिलता है । 





१. इस सम्बन्ध में यूक्राटीड्स के सिक्के अपबादस्वरूप हैं। उसके एक 
सिक्के में महाराज राजतिराजस”! एश्पॉप४0०5० मिलता है (6०/#४८७, !7, 
, उप ग) । 566 250 'शैप्रा।४0००१, 9. 85. 

२. (/. ऋग्वेद का 'क्षपाबरर! (764 7746९, !. 208) । "राष्ट्रपाल' अर्थ- 
शास्त्र में, तथा मालविकास्निमित्रम्‌ या गुप्त-कालीन शिलालेखों का “गोप्तृ' वा 
दिक-गोप्सु' । 


३६२ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


कपिशी का क्षत्रप ग्रववृयक (07272४॥7१७८७)' का पुत्र था । क़ाबुल-म्युज़ियम 
में रसे सन्‌ 5३' के एक शिलालेख में पुष्पपुर के क्षत्रप का नाम अंकित मिलता 
है । इस क्षत्रप का नाम तिरवर्ण (प५7४ए)०४7०) था । पृष्पपुर, अर्थात्‌ फूलों का 
नगर' से पुष्करावती का संकेत मिलता है। पंजाब भें मिली एक ताँबे की मुहर 
में अभिसारप्रस्थ के क्षत्रप का नाम शिवसेन है ।' इन तीनों क्षत्रपों द्वारा शासित 
प्रदेश सम्भवतः अशोक के समय के योन, गान्धार और कम्बोज प्रदेश थे । 

पंजाब के क्षत्रप तीन वंशों के कहे जाते हैं-- 


१. कुसुलुआ या कुसुलुक-बंश--इस वंश में लिआक तथा उसके पुत्र पटिक 
(छहरत या क्षदरात-बंश के) शामिल थे। ये सम्भवतः चुक्ष ((॥पर८४०) जिले 
पर शासन करते थे | फ़्लीट के अनुसार पटिक' नाम के दो व्यक्ति थे। किन्तु, 
माशल के अनुसार पटिक नाम का केवल एक ही व्यक्ति वाइसराय या क्षत्रप था । 
कुसुलुक का सत्रपाल-वंश मथुरा के क्षत्रपों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित था।" लिआक 
कुसुलुक के सिक्‍कीं से लगता है कि ये लोग जिस जिले के थे, वह पूर्वी गान्धार का 
एक भाग था, और यूक्राटीड्स (यूनानी शासक) के हाथ से शकों के हाथ आ गया 
था । तक्षशिला से प्राप्त सामग्री के आधार पर कहा जा सकता है कि लिआक़ 
राजा मोगा का क्षत्रप था । उसका लड़का पटिक 'महादानपति' था ।* 


१, रिव्र080, >_खिवी/व एण्ड, एं।. -ाधंशा पाव0, !4]; 7457, 
924, ]4; (७/#, ।!, 4. ।30-3. 

२, (व शिव, हुए; शिववा5$, थी, 4937, 99, 234 

३. €०७/४४85, ॥. 3, 03. 

४. ऊफपीश, 28, ॥4., 4४, ए. 54; 5. दिणा०ए७, (०6, 7], 4. 
25-28, स्टीन (50७४) के अनुसार चुक्ष आजकल के (:॥2०% का ही पुराता 
नाम था। यह सम्भवतः अटक (8॥0८५) ज़िले में था । 

५. 27245, 907, 9. 035. तक्षशिला के लेखों में से लायक (.9:9 ) 
के होने का संकेत मिलता है (८०/४, !. 3. ॥45) । एक लिआक का उल्लेख 
मानसेहरा (१४४॥$९८॥४०) शिलालेख में मिलता है। हो सकता है कि यही 
लिआक पटिक (95859) का पिता रहा हो (86. #र., हा, 257) । 

६. 77746, ]9]4, 79. 979 8, 

७, (रए, वाइटाफांणा 5, ०ा फ९ क्वातप्ब (07 09७४0, 

८5. 49800, 4शदाशाए श्र, 0. ।54, 

है, 72%. #ब,, जड़ा, 257; 7/240, 932, 953॥. 


उत्तर भारत में सीथियन-शासन ३६३ 


२. सनिग्ुुल ओर उसका पुत्र ज्ञियोनिसिस या जिहोनिक-- सिक्कों के 
आधार पर इसे एज़ेस-द्वितीय के समय में पुष्करावती का क्षत्रप माना जा सकता 
है। किन्तु, मार्शल की १६२७' की एक खोज के अनुसार जिहोनिक (8०७) 
दक-सम्बत्‌ के १६१वें वर्ष में तक्षशिला के समीप चुक्ष का क्षत्रप था। इसका 
वास्तविक कार्यक्राल अज्ञात है।' ज़ियोनिसेस (20००३०5) का उत्तराधिकारी 
सम्भवत: कुजुल-कर (उ09प७ रि०) था ।' 

३. इन्द्रवर्सस का वंश --इस वंश्ञ में इन्द्रवर्मन, उसका लड़का अस्पवर्मन तथा 
अस्प का भतीजा शश्ञ आते हैं। अस्पवर्मन एज्रेस-द्वितीय तथा गोण्डोफ़््स का 


गवर्नर था,जबकि शश गोन्डोफ़र्न्स तथा पाकोर(?8८०7८४) का सहायक शासक था । 
मथुरा के क्षत्रप 

इस वंश के आरम्भिक ज्ञासकों के बारे में विश्वास किया जाता है कि वे 
हगान और हगामश के शासक थे। इसके बाद राजुबुल ने शासन संभाला । 
मम्भवतः इसने पहले श्ञाकल प्रदेश पर भी शासन किया था। एलन" के अनुसार 
उसने बाद में मथुरा में अपने राज्य की स्थापना की थी । राजुबुल या राजुल को 
एस ० कोनोब द्वारा तैयार की गई वंश-परम्परा पाद-टिप्पणी में दी जा रहो है । 


१. 2745, 928, [न्वाण्वाए, 37 4 €##क, व, 3. 8] 

२. 7. #व,, ४४।, 255 [. 

३. ८४77, 582 9५, 588. 

४ कुछ विद्वानों के अनुसार, इन्द्रवर्मम” विजयमित्र का पुत्र इत्रवर्म था। 
विजयमित्र को वियकमित्र का उत्तराधिकारी माना गया है। अधिक विवरण के 
लिए प्रात, 7, खिब,, जएएं, । 4ी; आरा, 86९॥ ग0078/00, 
02 ॥; ##. #४,, हरझरणं, 32; 'ठगपल्तुएल, 70, डाए, 4, 948, 

- 205 4. देखिये । 
५. 00, 4., 0४०. 
६. (/0//फ6, 7, 74. 


आंत पिश्पश्नी 
कं आओ 35525 तर बात [ 
अबुहोल-खरोष्ट कमुइआ खलमश मज़ 
| | 
हयूर अयसि कोमुदआ>- 
| | 
हन नद दिअक +राजुल 





| | 
शुबस नऊलुद कलुड 


३१४ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


तत्कालीन, शिलालेखों तथा सिक्‍कों सें राहुवुल या राहुल का' अस्तित्व प्रमा- 
णित होता है । मथुरा के निकट मोरा (१/०/७) में ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख 
प्राप्त हुआ है, जिसमें उसे 'महाक्षत्रप' कहा गया है। किन्तु, यूनानी रिकार्डों में 
कुछ ऐसे सिक्कों का उल्लेख है जिसमें इस महाक्षत्रप को 'राजाओं का राजा' कहा 
गया है । इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि कदानित्‌ उसने स्वयं को स्वतंत्र 
घोषित कर दिया था । 


राजुबुल के बाद उसका पुत्र शुदस, सोमदास या शोडास उत्तराधिकारी हुआ 
र्था। मथुरा के एक शिलालेख ( िफपाब (/07 0888) [52490४०7) 
में उसे क्षत्रव' (क्षत्रप) कहा गया है जो कि “महाक्षत्रव” राजुल का पुत्र 
भी था। किन्तु, मथुरा वाले लेख के बाद प्राप्य ब्राह्मी लिपि के लेखों में उसे 
अहाक्षत्रप' कहा गया है । ऐसे ही एक शिलालेख में उसका समय भी ७२ माँ 
वर्ष दिया गया है, किन्तु सम्बत्‌ अज्ञात है। इससे यह स्पष्ट है कि अपने पिता 
के काल में वह केवल 'क्षत्रप' ही था। किन्तु, उसकी मृत्यु के बाद, अर्थात्‌ ७२वें 
वर्ष के कुछ पूर्व वह महाक्षत्रप' हो गया था। एस० कोनोव का यह भी मत 
है कि शोडइास ने अपने शिलालेख में विक्रम-सम्बत्‌' के छरवें वर्ष की तिथि 
स्वयू डलबायी थी। इस प्रकार उसके मत से यह ७२वाँ बर्ष ईसब्री सन्‌ का 
१५वाँ बर्ष है । 


डॉक्टर आर० सी० मजूमदार ने उत्तरी भारत, अर्थात्‌ तक्षशला और 
मधुरा के क्षत्रपों को शक-सम्वत्‌ से सम्बन्धित माना है और इनेका समय 
ईसवी सन्र्‌ की दूसरी शताब्दी के मध्य में रखा है । किन्तु, लगभग इसी काल 
में हुए तोनिमी ने तक्षशिला या मथुरा को इण्डोसीथियन, अर्थात्‌ शक-राज्य के 
अन्तर्गत नहीं रखा हैं। उसके अनुत्रार दूसरी शताब्दी में न तो मथुरा ही और न 
तक्षशिला ही शक-राज्य के अस्तर्गत था। तोलेमी के समय में ?2/0९४९ (सिन्धु 
का डेल्टा), &90४० ( पश्चिमी भारत का आभीर प्रदेश ) तथा!8)785७९॥/० 
( काठियावाड़ ) इंसडोसीथियन राज्य के अन्तर्गत पड़ता था। यह तथ्य 


किन्तु, इस वंश-वृक्ष को विद्वान प्रामारिषक. नहों मानने । पुराने. मत के अरे 
सार खरोष्ट, राजुल, ,क्री पुत्री का लड़का था। इसके लिए ७0, ६८-77 
85, 438 -॥॥/6 
१, रेप्सन के अनुसार ४२, किन्तु अधिक विद्वान्‌ ७२ को उचित समभते हैं। 
२, 7. है7., श०ण, जाए, 99. !39-4], 7१7 « 


उस भारत में तीचियन-शासन -. ३६४ 


शक-शासक रुद्रदामस-प्रथम के जूनागढ़-शिलालेख में भी सिलते हैँ । रुद्र दामन 
सस्बतः ईप्नन्नी, सन :की दूसरी शाताब्दी के मष्य में हुआ भ्रा । ठोलेमी के समय 
में वक्षशिला अर्स .(संस्कृत-उरशा) ; राज्य के तथा मथुरा कस्पेरेओई ,(₹७5- 
70७४) राज्य के अन्तगंत. था। डॉक्टर मजूमदार का कहना है कि तोलेमी 
ने सम्भवत: माऊस और उसके उत्तराधिकारियों के समय के शक-राज्य का 
डल्लेख किया है, जिसमें मथुरा, तक्षशिला तथा उज्जयिनी को भी शामिल कर 
लिग्ना गया,था ।' किन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि, .तोलेमी ने दक-राज्य के 
सुरूय भूभागों -- इशडोसीशिया तश्ना कस्पेरेओई- में अन्तर बताया हैं। फिर भी 
तत्कालीन कस्पे रेओई श्रेत्र में केलम. रावी और ब्रिनाब के उद्गम का निचला 
प्रदेश भी अवश्य सम्मिलित रहा होगा । कश्मीर और उसका समीपवर्त्ती भाग 
इसके अन्तर्गत रहा होगा ।" किन्तु, इस बात का प्रमाण नहीं उपलब्ध हो सका 
है कि माऊस के वंशजों ते कश्मीर पर भी कभी राज्य किया था। कनिष्क तथा 
उसके राजवंश के शासन-काल में ही कश्मीर और मथुरा केवल एक ही राज्य के 
अन्तर्गत रहे है। ७99९ 80:०7 ने कहा है कि तोलेमी का “कस्पेरेओई' 
सम्भवत:ः कुषाण राज्य की ओर संकेत करता है। ह 
हमें मथुरा के शिलालेख (0078 व॥0ा एबज़ाभ ल्प?पं०४७) से 
पता चलता है कि शोडास 'क्षत्रप' तभ्रा कुसुलुक पटिक “महाक्षत्रप' था। शोडास 
७२वें वर्ष के आसपास महाक्षत्रप था। इस हिसाब से ऐसा लभता है कि इस 
बर्ष के पहले ही बह महाक्षत्रप हो गबाथा । इसी प्रकार क्षेत्रप शोडास का सम- 





१, ॥व॑ं, 87., )884, 9. 348 

२, 74. 4॥/., 884, 9. 390, 

रे, ॥080क/ 06 /26#ढ/गाह॥ व 7०/व5, एिप्राएल5॥५ ०६ (9९७7७, 
४०, [, 9, 897. 

४,८* ?(०शापर, 7४. (॥४., 884, 9, 304 तथा शक-शासक रुद्रदामन 
का जूमागढ़-शिलालेख । 

५. कश्यप देश ? राजतरंगिणी, !.27; 24, 227. विल्सन के अनसार 
कश्यपपुर ही कश्मीर का पुराना नाम था (745%#, 899, #>ा०ए० 2, ०0 
:9-9) 4 किन्‍्सु, स्टीन (800) ने इसको अस्वीकार किया. है, और कहा है कि 
अश्मीर ही पुराना कस्पेरेओई. ( 7952ैणं,) प्रदेष्ठ, एुह्ा है,। तोलेमी. के 
'सांदय पर यह, शञात्त होता, है कि. [६४७०० प्रदेश मुल्तान - के समीप .स्थितृ ब्ला- 
अल्बेर्मी (. 298) ने मुल्तात को ही कश्यपपुरः कहा:है।। ।[ै। ,3+% + स्कत 


३६६ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


कालीन कुसुलुक पटिक भी ७२वें वर्ष के पूर्व ही महाक्षत्रप हो गया रहा होगा । 
७पवें वर्ष के तक्षशिला के धातुपत्न में पटिक को क्षत्रप' या महाक्षत्रप” नही 
कहा गया है। इसमें उसे महादानपति' तथा उसके पिता लिआक को छत्रपाल' 
(5&:7००७)) कहा गया है। डॉक्टर फ़्लीट' ने दो पटिक का उल्लेख किया 
है । इसके विपरीत, मार्शल और एस० कोनोव का मत है कि तथ्षशिला-शिलालेख 
( तापा4 707 (4.08। [75279४०० ). लिखवाने वाला महादानपति 
पटिक मथुरा का महाक्षत्रप कुसुलुक पटिक ही है। किन्तु ७२वें बर्ष के तथा 
७८वें वर्ष के शिलालेख में एक ही सम्बत्‌ का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरे 
शब्दों में जहाँ फ़्लीट दो व्यक्तियों की ओर संकेत करते हैं, वहाँ मार्शल और 
एस० कोनोव दो सम्वत्‌ बताते हैं। किन्तु, इस सम्बन्ध में सचमुच इतनी कम 
सामग्री मिलती है कि कोई निष्कर्ष निकाल सकना बहुत ही दुष्कर कार्य है। 
फिर, चूँकि लिआक़ नाम के दो व्यक्ति मिलते हैं, इसलिए फ़्लीट के मत को निरर्थक 
भी नहीं कहा जा सकता! किन्तु, पटिक नाम के दो राजाभो के होने की बात 
को मान्यता देना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि तक्ष/शला-शिलालेख से पृटिक के 
महाक्षत्रप होने की सम्भावना पर प्रतिबन्ध नही लगता । दूसरे हमें यह भी याद 
रखना चाहिये कि इस सम्बन्ध मे चाश्तान-बश के उदाहरण मिलते है क्रि क्रिसी 
महाक्षत्रप को उसके पद से अलग करके उसे नीचे का ओहदा भी दियाजा 
सकता था, जबकि परिवार के अन्य लोग ऊँचे पदों पर रहते थे ।' कभी-कभी 
क्षत्रप” का उल्लेख बिना उसकी उपाधि के भी हो सकता था ।" इसलिए यह 
भी असम्भव नहीं कि ऊपर आये ७२वें तथा ७८वें वर्ष एक ही सम्बत्‌ के रहे हों । फिर 
भी दोनों पटिक सम्भवत: एक ही थे ।' यदि एस० कोनोब तथा मार्शल ने १३४वे 


१, डाली ृणाएण,  ०/क, ४०, ॥, ९६, ,28; 7#. #ब,, ऊ। ४, 
957, 

२. 72.8, ।9]3, ]00। ॥. 

३. (६ 9] पतेबा, 7#6 72486 ण' ऊंदाडव, लि, ॥/,, |97, 

ड. रिवए४0, (गाए गी 4नवाक्व स्‍2)0450, ०९, ८अऋफए ६, 

२. /ातीयप्र ।#5ट2590075. 

६. राजतरंगिणी में एक ऐसा उदाहरण है जिसके अनुसार पुत्र के बाद 
पिता उसका उत्तराधिकारी राजा हुआ था (राजा पार्थ) । एक राजा ने अपने 
पुत्र के पक्ष में सहासन छोड़ दिया था, किन्तु फिर राजा बन गया था। राजा 
कलश ने अपने पिता के साथ-साथ राज्य किया था । जोधपुर के राजा मानसिह 


उत्तर भारत में सोथियन-शासन ३६७ 


वर्ष के कलवान-ताम्रपत्र तथा १३६वें वर्ष के तक्षशिला शिलालेख को ठीक- 
ठीक पढ़ा है तो हमें इस तथ्य का ओर उदाहरण मिल जाता है कि इस समय 
के शासकों का उल्लेख कभी-कभी बिना उसकी उपाधि के भी होता था । 

एस० कोनोव के अनुसार खरोष्ट ((॥७78०४:७) राजुबुल का श्वसुर तथा 
फ़्लीट के अनुसार, उसकी लड़की का लड़का यानी नातो था। इस प्रकार वह 
शोडास का भतीजा हुआ ।' मथुरा के शिलालेख (धैदधफ्क्‍डछ 07 (0 ]४- 
(8] ॥95८77४ं०४) में खरोष्ठ को 'युवराय खरोष्ठ”' भी कहा गया है। एस० 
कोनोव के विचार से वह मोगा के बाद “राजाओं के राजा' के पद पर आया 
था । उसके दो प्रकार के सिक्के भी मिले हैं जिनमें एक ओर यूनानी लिपि तथा 
क्षत्रप 
प्रखरोष्टस अर्टस पुत्रस ।' एस० कोनोब के अनुसार ऊपर के 'प्र' से 'प्रचक्षस' 
का संकेत मिलता है ।' 

राजुवुल-वंश के सिक्‍कों में स्ट्रेटोस तथा मथुरा के हिन्दू-राजाओं के सिक्कों 
की नक़ल मिलती है। इससे यह भी लगता है कि यूनानियों तथा हिन्दु-राजाओं 
को समाप्त करके सीथियन-शासक यमुना की घाटी की ओर पहुँचे । 

बोगेल (५०४०) ने मथुरा के समीप गणेश्रा स्थान से एक अधूरे शिलालेख 
का पता लगाया है जिसमें क्षहरात के क्षत्रप-वंश का नाम 'घटाक' दिया 
गया है ।' 
उत्तरी क्षत्रपों की राष्ट्रीयता 

कनिघम का कहना है कि मथुरा के शिलालेख (308 ॥07 08[2- 
]2) ॥॥5ट79४०॥) में सर्वते सकसस्‍्तनस पुयए” से राजुल, शोडास तथा शक- 





का भी उदाहरण हमारे सामने है । इस संबंध में विजयादित्य-सप्तम्‌ (/१8/४ 
(#ब/४2०, 0. 0. 0०यक्‍ष्टणां, 0. 704) तथा गुजरात के ज़ाफ़रखाँ का भी 
उदाहरण दिया जा सकता है (0408. 267. 77४ं., [[, 295) । 

१ 77046, 93, 99, 009. 

२, ८०७१४, 36. 

३. 60/#%४, 5८5४. प्रचक्षस ( क0त्रेणीभा०६, “० 06 8070पशए 
ग्रशयां8०४ ००८) स्ट्रेटो-प्रथम तथा ?0]५:०705 के सिक्कों पर भी मिलता है । 
हो सकता है कि 'सत्रप' (क्षत्रप) शब्द का संस्कृत रूपान्तर प्रखर ओजस' (० 
एणाए। शथींपो४_ठ८०१०९) रहा हो । 

४. 77045, 92, 9. 2. 


३६८ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास” 


शत्रप्ों के बारे में एक निश्चित! प्रमाण मिल जाता है। डॉक्टर ऑॉमसः का कथन 
है कि उत्तरी भारत ' के क्षत्रप लोग पाथियन तथा शक राज्यों के प्रतिनिधि थे | 
तक्षशिला के पटिंक से इस बात की पुष्टि हो: जाती है कि उसका फ़ारसी नाम 
है, और उसने मोगा -को अपना राजा कहा है जिसका ,नाम' छाक्त था। 
॥॥00 (0299! में फ़ारसो तथा शक, दोनों प्रकार के नाम, मिलते 
हैं।' किन्तु, यह भी ध्यान में रखते की बात है कि हरिबंशः के एक अनुच्छेद में 
पहुचों या पाधियनों को 'इमश्ुध्ारिण: भी; कहा ग्रया हैः ।/ ड्स कसौोटी,पर 
कसने पर राजुल और नहपान॑-वंश के शासक पराथियन कहे .जा सकते हैं । वे 
उसी राष्ट्रीयता के भी हो सकते हैं। किन्तु, सिक्कों पर दी गई मृत्ति में दाढ़ी- 
मूछों के चिह्न नही मिलते, इसलिए यह प्राय: निश्चय हो जाता है कि ये लोग 
शक ही थे । ; 


२. पछ्ुव या पाथियन: 


यूक्राटीड्स के समय में ही पाथिया के राजा सिथ्राडेट्स ने सम्भवतः पंजाब 
और सिन्ध को अपने राज्य में मिला लिया था | शक-राजाओं के समय में जबकि 
माऊस और मोगा राजाओं के वंश के राजा लोग राज्य कर रहे थे, शक-पह्ुव॒- 
रक्त के लोग उत्तरी भारत में क्षत्रप के रूप में शासन करते थे | परन्तु, यह तथ्य 
भी ध्यान देने योग्य है कि चारक्स के इसीदोर ([॥0076 रण (0278७) ने 
काबुल की घाटी, सिन्ध तथा पश्चिमी पंजाब को पाथियन तथा पह्लुव राज्य में 
नहीं मिलाया था। इसीदोर सम्भवत: आगस्टस का अल्पवयस्क समकालीन था, 
और वह २६ वर्ष ईसापूर्व के पहले नही हुआ था। उसका उल्लेख प्लिनी ने भी 
क्रिया है। विद्वानों ने पाथियन-राज्य के पूर्वी हिस्सों में हेरात (,५। ८०), फ़राह 


१. 79, #4., ४ण, ॥%, फए.. 58 6; 77043, 906,  25 (. ॥6# 
ला िठाठछड एां2ए९३४, 5९६ (०/कर, 7, 4, जजजजां, 

२. ।. !4, !7. ह 

३. यह अनुच्छेद वायु पुराण ((+॥. 88, 4) में भी मिलता है । 

४. 77249, 98, /0 ०७९॥, 97. 630-63] जी 

५. पार्थियन (पार्थव या पह्चव) ईरानी थे, तथा आजकंल के मजन्दरात 
तथा खुरासान दिलों की सीमा पर बसे थे। २४६-२४८ ईसापूर्व के लगभंग इन 
लोगों ने सीधियन कर्षक के नेतृत्व भें विद्रोहु भी किया था (20०० शाते 
*०लायाबा, मैं 5दए20 शा क॥ंघ४ (7४, 9. 7] )॥ । 


' असर भारत में सीथियन-शासन ३६६ 


(एफ लिराएए ए फैट 4ैघैंदषणे, 3 ४९४फरवा णेँ वैलत9, 4.०,, (४० निशा 
ए7०एं१८९), हेवने मील के जिले के और हेलमराड (सछातपावै-)।थ्याएए४0९ 
884 ०0800) के बीच के जिले तथा कंन्दहारं (०४८४० ४ छा '५फां।८ 
- रत») का भी उल्लेख किया हैं। पहली शताब्दी के मध्य में या इसी के आस- 
' पास पाथियेनों से स्वयं गान्यार में श्क-सत्ता की स्वापना की! थो ।. सेसू ४३-०४ 
हँसवीः में जबकि टीने। का अपोलोनियस (290०7०आांक '्ी गपजका॥) तथा- 
शिला आया था, यहाँ एक पाथियन राजा :.फ्रेजोटोस (#॥१४8००७४) ्तज्य करता 
थ्रा । वह पर्म्यया सथा।;बेब्रीलोन : के सज्नाटों ,के अधीन . नहीं था (सी० ३६- 
४७/४८ ईसापूर्म) और- स्वयं इतता स्रक्तिश्लाल्ी था कि सिल्धु के क्षत्रप उसकी 
अधी नता .स्वीक्र करते थे । ईसाई विद्वानों ने गृन्दक़र ग्रा गृदनफ़र ((+७6०90787 
०» (700०2) नामक एक भारतीय, राजा का उल्हेज्ञ किया है । उपयुक्त 
पााथियन राजा के भाई छा गद' नाम से उल्लेख आया है,।य्रे लोग पहली 
शताब्दी में हुए थे' तथा सेन्द्र टॉमस ने सम्भक्तः इसका प्वर्म-परिवर्शन 
भी कराया था । हमें अपोलोनियस, के जीवन-चरित्र के लेखक के सम्बन्ध में 
कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मिलता । अज्ञात. सम्बत्‌ के १०रेसरे वर्ष के प्रद्चीतत 
होने वाले रिकार्ड 'तख्त-ए-बाही' से स्पष्ट होता है कि पेशावर जिले में ग्रुदुव र 
(७००पषछता०७), या गोणडोफ़र्स नाम का एक राजा हुआ । कुछ सित्रकों पर भी 
कुछ विद्वानों के अनुसार गोशडोफ़र्स तथा उसके भाई 'गद' का नाम मित्रता है २ 
रैप्सन के अनुसार दोनों भाई आधन्स ((20ध०६.76४ 05 श्र९४79899 ) के अधीन 
थे । एस कोनोव ने गोराड़ोफ़न्स को ही आशर्थन्स, नामघादी,-भी कहा है। हुर्जफ़ेल्ड 
के मतानुस[र आथन्स, वाडन्स का, लड़का था तथा उसने वोल्गेस (५७॥५४०४८४) 


१. अप्रतिहंत ( (>०6०्‌ा ९९8 ) 2०८०फाडई 70 कराशलित ब्वातं 
/5: 5 ४/| (6७८०5 34]) । न्‍ ४3, ६ / ६ 7०) ; रु 

२..०)७४७ए०65९, # 20/॥##66/ 75/90) श[ (406, २709 हि 

३. सैल्ट श्ॉमसा -की मूल (पुस्तक तीसरी शताब्दी, की मालुभ. होती | है 
(77.45, 98| 634); (/.:अ४ढं+ 47४ , 3-. 399 

४, #फ्रा।४९9 8४ 9/- 95,,33 8, "का 9ए(0९४--- ४ पं०[०। ७१7१५, 
कशाजाल्कार्त हाफ ामधदा०क०, 2, 80, (पिश्मदरुएय ब्याप कै40) | 
इस 'राजो ने . दिवृक्षतः की... उपाधि भी. पारस , को थी. | फैधरमी०ा०७| हि ली 
की तरह सित़कों पर मिले गुडन' शब्द; को: “गोसब्ोफूल्स , बंड्, के ही किसी राजा 
का नाम माना है । हासन 0 | ४ ४२ ८ 


हु० प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


प्रथम (५५ ईसवी) के सिहासन के अधिकारी होने का दावा किया था। इसका 
उल्लेख टेसीटस ने भी किया है । डॉक्टर फ़्लीट ने तस्तवारी की तिथि के सम्बन्ध 
में मालव-विक्रम सम्वत्‌ का उल्लेख किया है । इस रिकार्ड का समय इस इतिहास- 
कार ने ४७ ईसवी माना है। डॉक्टर फ़्लीट के मतानुसार उपर्यक्त १०३ 
सरे वर्ष को विक्रम संवत्‌ का ५८वाँ वर्ष मानने में कोई हिचकिचाहुट नहीं होनी 
चाहिये । इस मत के अनुसार गोरडोफ़र््स का समय ईसवी सन्‌ का ४७वाँ बर्ष 
पड़ता है तथा गोरडोफ़न्स टॉमस का समकालीन सिद्ध हो जाता है । 

आरम्भ में गोण्डोफ़र्स का राज्य-विस्तार गान्धार तक नही था। ऐसा 
लगता है कि आरम्भ में उसका शासन केवल दक्षिणी अफ़गानिस्तान तक ही 
सीमित था । अपने शासन-काल के २६ वर्ष पहले ही उसने पेशावर पर 
अधिकार कर लिया था । यद्यपि उसने राजा एज्ेस के कुछ प्रान्तों पर अधिकार 
कर रक्‍्खा था तो भी उसके पूर्वी गान्धार के जीतने का कोई प्रमाण नहीं 
मिलता । अस्ववर्मन के सिक्‍कों से प्रकट होता है कि एज स-द्वितीय से भी इसने 
शासन हस्तगत किया था । पहले अस्पवर्मम ने एज स-द्वितीय की अधीनता 
स्वीकार की थी, किन्तु बाद में वह गोण्डोफ़न्स का मातहत शासक हो गया था । 
सिनन्‍्धु की घाटी से पराथियनों द्वारा शक-प्रभाव समाप्त किये जाने का प्रमाण 
६०-८० ईसवी के रिकार्ड (॥०४।४०४७' में मिलता है| सीथिया का एक नगर 
मिल्‍्तगर था । सिन्धु की घाटी में शक-राज्य पार्थियनों के अधीन था, तथा दोनों 
ही एक दूसरे को सत्ताच्युत्‌ करने का प्रयास सदैव ही करते रहते थे। यदि 
१३४वें वर्ष के कलवान तथा १३६वं वर्ष के तक्षशिला-लेख्लों को एस ० कोनोब 
तथा सर जान मार्शल ने सही-सही पढ़ा है (१]०, 39५० ८६०.) तो यह हो सकता 
है कि जब सिन्धु की घाटी (!०७९८7) का शासन शकों के हाथ से पाथियनों के 

१, ८०/४७, जसं; प॥6 एक्शाशिबबं28 46070 79) ० 47०, 70, 

२. 77748, 905, 99. 228-285; 4906, 57. 706-70; 907, 
एए. 469-72; 03-040; !9]3, 797. 999-009. कनिघम और 
डॉसन (74, 4. 307) के तत्सस्वन्धी मतों तथा खलात्सी (&08।8७९) और 
तक्षशिला के शिलालेखों की प्राप्ति से फ्लीट का कथन तब्र तक अद्ध सत्य प्रतीत 
होगा, जब तक कि हम दो शक-पह्ुव-संवर्तों का अस्तित्व न मानें । डॉक्टर 
जायसवाल के अनुसार गोरडोफ़न्स का समय २० ईसापूर्व हो सकता है । किन्तु, 
यह तिथि ईसबी सन्‌ से मेल नहीं खाती । 

३, 2246, 93, 003, 00, 


उत्तर भारत में सीधियन-शासन ४०९ 


हाथ में गया हो, उसी समय पूर्वी गान्धार में शक-प्रभाव का पुनरोदय हुआ 
हो, किन्तु »]० ४9०, या 82८5 के साथ कोई प्रतिष्ठासूचक शब्द नहीं मिलते । 
इसके अतिरिक्त १३६वें वर्ष में तक्षशिला में बुद्ध के अवशेषों की स्थापना के 
उल्लेख के साथ महाराज राजातिराज देवपुत्र कुषाण' का भी उल्लेख मिलता 
है। इससे लगता है कि १३४वाँ तथा १३६वाँ--दोनों ही वर्ष एज्ेस के 'प्रबद्ध मान 
विजय-राज्य' (खिला ट्व्शाएु द्वाते शलतकाठप8 7९207) से बिलकुल सम्बन्ध 
नही रखते, बल्कि उस समय से सम्बन्धित हैं जबकि एज़ेस का राज्य इतिहास 
की सामग्री (अतीत राज्य) बन चुका था। जानीबिधा-छिलालेख के उल्लेख 
'लक्ष्मगासेनस्थ-अतीत राज्ये सं ८३! से भी प्राय: उसी समय का बोध 
होता है ।' 
जब अपोलोनियस ने भारत की यात्रा की थी, उस समय क़ाबुल की घाटी 
का थूनानी राज्य प्रायः समाप्त हो चुका था । जस्टिन के अनुसार पाथियनां 
ने यूनानी बेक्ट्रियनों को हराया था। माशल' के अनुसार पार्थियन तथा कुषाण 
दोनों काबुल की घाटी को हथियाना चाहते थे। यह कथन फ़िलोस्ट्रेटो के कथन 
से काफ़ी साम्य रखता है। उसके अनुसार ४३-४४ ईसवी में भारत की सीमा 
पर रहने वाले बारबेरियन तथा पार्थियन राजाओं में काफ़ी जोर की लागडॉट 
रहा करती थी । 
गोण्डोफ़र्स के साथ उसका भतीजा अब्दगसेस ($७09898९$) (दक्षिणी 
अफगानिस्तान में). उसके सेनापति अस्पवर्मम और सस तथा गवर्नर सपेदव 
( 5०.९००७४ ) तथा सतवस्त्र (597999579), ये सब के सब उसके सहायक 
शासक थे । 
१. फ़्लीट द्वारा 'ल १३६ अयस अषडस मसस, आदि' की व्याख्या के लिए 
देखिये 77.49, 94, 9956; 450 (६८४4 7०४४७, 922, [06८९॥00०, 
493-494., एस० कोनोव के अनुसार, किसी समय “आश्वस्य” के स्थात पर 
अयस' का ही प्रयोग होता था। यह यहाँ पर 'अषडस' का विशेषण है । 
किन्तु, कलवान-शिलालेखों की प्राप्ति के बाद उसने अपना मत बदल दिया 
और अब उसका मत है कि अयस', अजस' से एज़ेस के संवत्‌ का कोई संबंध 
नहीं है। यह पाथियन शासकों से संबंधित है (7#. #४., ःज्त, 255 ६) ॥ 
उसने १३४वें तथा १३६वें वर्ष का, ५८ ईसापूर्व के साथ, उल्लेख किया है । 
२. प्त्एतावप्रतिपाण, दांत था हबांदा। 4ग्रातवृष8॥6, 09.9. ।039 4, 
३. 45५+, 48, !929-30, 56 
र६शै 


४०२ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


पार्धियन सम्राट की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट 
गया था। इनमें से एक राज्य, सम्भवतः सीस्तान पर सनबरस, दूसरे (कन्धहार 
ओर पश्चिमी पंजाब के समीपवर्त्ती भाग) पर पकोरस तथा अन्य राजकुमार 
विभिन्न भागों पर राज्य करने लगे थे। राजकुमारों का उल्लेख मार्शल द्वारा 
तक्षशिला में प्राप्त सिक्‍कों में मिलता है। पेरीप्लस' के निम्न अनुच्छेद में पार्थियन 
राजाओं के आपसी भंगड़ों का कुछ संकेत मिलता है-- 


“बरबैरिकम के पूर्व में एक छोटा-सा द्वीप है, जिसके बाद सीथिया का 
प्रमुख नगर मिननगर है। यह नगर पार्थियन राजाओं के अधिकार में था जो 
कि आपस में ही एक दूसरे को सत्ताच्युत्‌ करने के चक्कर में रहा करते थे ।”' 


कुछ सिक्‍कों तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त सामग्री के संकेतानुसार पह्व 
या पाथियन लोग अफ़ग़ानिस्तान में राज्य करते थे। पंजाब और सिन्ध की स्था- 
पना कुषाण राजाओं ने की थी। इस वंश का नाम गुषाण, खुषाण या कुषाण 
था । हमें ज्ञात है कि १०३वें वर्ष में (जो कि फ्लीट के अनुसार ईसवी सन्‌ 
का ४७ वर्ष था) गोन्डोफ़्न्स पेशावर पर राज्य करता था। पंजतर-शित्रलिख से 
पता चलता है कि ११२वें वर्ष में इस भाग की प्रभुसत्ता गुषागा या कुषाण वंग 
के हाथों में चली गई। ९१३६वें वर्ष में कुषाण-प्रभुसत्ता का विस्तार तक्षशिल्रा 
तक हो गया । उस समय के कुछ प्रमाण तक्षशिला के मन्दिर में प्राप्त हुए है । कुछ 
बुद्ध के अवशेष भी वहाँ मिले हैं । इनके साथ महाराज राजातिराज देबपुत्र 
कुषाण' शब्दावली का उल्नेख भी मिलता है । सुई-विहार तथा मोहन-जोदड़ों के 
खरोष्ठी-शिलालेखों से भी यह सिद्ध होता है कि कुषाण-बंश ने सिन्धु की निचली 
घाटी पर भी अधिकार कर लिया था । ६२ ईसबी में मृत चीनी लेखक 
पान-कू ने लिखा है कि यू-ची ने काओ- फू या काबुल पर आक्रमगा किया था और 
उसका क़ाबुल प्र अधिकार भी था। इससे लगता है कि जिस जाति से थे कुषाण 

१, इस वंश के नामों के लिए 7२, 5लावाश', 740४, 67, 4, 9. 296 हैं; 
८/, 405, 65. 7] ॥ देखिये । 

२. फ़िलोस्ट्रेटोस ( ?॥॥०६४७५०५) से हमें पता चलता है कि अपोलोनियस 
(.५99०॥०४०४) (43-44 ईसवी) के समय में तक्षशिला के परारथियन राज्य के 
सीमावर्त्ती निवासी बारबैरियन (कुषाण) लोग पहले से ही फ्रोटेस ([?0780९४) 
से लड़ते-कगड़ते रहते थे, तथा उसके राज्य पर आक्रमण करते रहते थे 
(27% 746 ! 4#707णदा७, (००७ (85अंटव 7407879, 99, 83 ह) । 





उत्तर भारत में सीथियन शासन ४०३ 


लोग सम्बन्धित थे, उस जाति का सन्‌ &२ ईसबी के पहले काबुल पर कब्जा रहा 
होगा । इसमें कोई शक नहीं कि 'काओ-फू' “तॉउ-मी”! शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप 
है। किन्तु, केनेडी के मतानुसार यह गलती सम्भव न हुई होती, यदि पान-कू के समय 
में यू-ची का काओ-फू पर अधिकार न रहा होता ।' उल्लेखनीय बात यह है कि ६२ 
ईसवी के चीनी लेखक के अनुसार इस समय से पूर्व ही यूची का काओ-फू पर 
अधिकार था | यदि एस० कोनोव पर विश्वास किया जाय तो कुषाण-बंश का 
भारतीय सीमा के प्रदेशों से संबंध तब था जबकि गोरडोफ़र्स राज्य करता था | 
'तस्त-7-बाही' शिलालेख में एर्मुण कपस पुषए'” का उल्लेख मिलता है । यह 
उल्लेख राजकुमार कप के सम्मान में आया है । कुषाण-वंश के कुजुल काडफ़िसेस 
(६ ५५४७७ ॥९20797750) के बारे में कहा जाता है कि हमेंभ्रोस के बाद काबुल की 
घाटी का राज्य उसके हाथ में आ गया था। कहते हैं कुडुल राजा ही कुइ-शुआंग या 
कुपागा-वंगी राजा था जिसका क़ाबुल पर अधिकार था । इससे स्पष्ट है कि यह 
कुषाग राजा हमश्रोस का मित्र राजा हो रहा होगा। इन दोनों राजाओं ने 
अपने सिक्के भी संयुक्त रूप से जारी किये थे । सम्भवतः राजा कुजुल काडफ़िसेस 
गास्थार के पार्थियन राजा का भी मित्र ही था। इसके अतिरिक्त यह भी अनुमान 
लगाया जाता है कि परार्थियन लोगों' ने ही हमप्रोस का राज्य भी छिन्न-भिन्न 
किया था। उसने पार्थियनों पर आक्रमण किया था और पराथियनों के उत्तरी- 
पश्चिमी भारत के सीमावर्त्ती प्रभाव को समाप्त किया था । 


१, 7774७, 92, 99. 676-678; 27.45, 92, 9, 685 ४७, 

२. 72%, 7, जेए,७, 294; ऋ एव] (926), 9, 282; 60#७, ॥%, 
62, इस सम्बन्ध में यह याद रखना आवश्यक है कि ४३-४४ ईसबी में तक्षशिला 
के पाथियन राजा ने कुछ बारबेरियनों की भी सहायता ली थी। ये देश की 
चौकसी का काम करते थे। हो सकता है, बारबेरियन लोग कभी-न-कभी कुंषाणों 
के मित्र भी रहे हों । इस राजा के समय को 60 ईसवी के बाद नहीं रखा जा 
सकता (37048, 943, 98) 

३. या इस राजा का कोई पूर्वज रहा होगा ( [ पशण, 7॥8 676#5, 
79- 339, 343) । 

४. 60 872९ ९णंए५ 8८००एपपाए (0 वैशपा, 

५. पा्थियनों की विजय के पूर्व कपिशी राज्य 8४८४ और $599[775८5 
की अधीनता स्वीकार करता था (८४7, 590 /) । फ्रोटेस (?072068) के 
शत्रु कृषाण लोगों ने सम्भवतः काबुल से अपने प्रभुत्व को नष्ट होते देखकर वहाँ 
यूनानी शासन की पुनर्स्थापना कर दी थी । 


४०४ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


३. महान्‌ कषाण 


चीनी इतिहासकारों द्वारा हमें ज्ञात होता है कि कुइ-शुआंग 
देश के शासक कुषाण यूची जाति के ही अंग थे। किग्स मिल (7गर8४9॥॥) 
के अनुसार 'यूची' शब्द का आधुनिक उच्चारण 'यूती” होना चाहिए । 
एम० लेबी (४, 7,८थं) तथा अन्य भफ्रांसीसी विद्वानों के अनुसार यह शब्द 'यूची” 
न होकर यूत्वी' है । 
प्रसिद्ध राजदूत चांग-कीन की यात्रा का सविस्तार वर्शान लिखने वाले 
चीनी इतिहासकार सू-म-चीन ($07-778-८076०) के मतानुसार यूची जाति 
के लोग तुन-ह्वांग (ए्ा-०्था्ठ) अथवा 7४८०॥7-००४०४ तथा चीनी तुर्कि- 
स्तान' स्थित इसीकुल कील के पूर्वी-दक्षिणी किनारे पर स्थित कीलिन पर्वत 
के मध्य ई०पु० १७४ से ई०१० १६५ में रहते थे। उन्हीं दिनों यूचियों को 
ह्यग-नू ने नकेवल हरा कर देशनिकाला दे दिया, वरन्‌ उनके सम्राट्‌ की 
हत्या कर उसके कपाल का मधुपात्र बना डाला | पति की मृत्यु के बाद उसकी 
विधवा रानी ने समस्त शक्ति अपने हाथों में केन्द्रित कर ली । उसके नेतृत्व में 
यूची पश्चिम की ओर धीरे-धीरे बढ़े तथा वु-सुन (५४४७-५५) पर आक्रमण 
करके वहाँ के राजा का वध कर दिया। यहाँ की लूटमार के बाद उन्होंने 
इली के किनारे तथा सीर दरया ( नदी ) ($ए7 72&79५७) के मैदान में बसने 
वाले शकों पर आक्रमण करके उनके शासक को किपिन (कपिशा-लम्पाक- 
गान्धार ) में शरण लेने पर विवश कर दिया । 


१. स्मिथ (777, 9, 263) का कहना है कि उन लोगों ने उत्तर-पश्चिम 
चीन के कन्सुह (६०४६४) ) प्रात्त पर अधिकार कर लिया था। देखिये (/मर7, 
3565; पर्वत, 7. 48, 97, $66., 65, एए. 7 7, #क' फीढ फफाए-एप- 
सिप्य 7700], दा. 5९०7४, 74, 905, 73|, 84, 

२. यूचियों की मुख्य शाखा इसीकुल भील को पार कर पश्चिम की ओर 
बढ़ी, बाक़ी लोग दक्षिण की ओर जाकर तिब्बत की सीमा पर बस गए । इन 
लोगों को 007८ शै४८७-०४' के नाम से पुकारा जाने लगा । इन्होंने गान्धार में 
स्थित पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया (कण, 77 264; 5, (00०७, 
(/#%, 7, 4, ४्सं) । 


३. घुमक्कड़ शक की एक शाखा ने फ़रग़ना को घेर लिया--८. !28 $. (. 
(870, (7८४5, 278 9, 4, 279) । 


उत्तर भारत में सीधियन-शासन ४०५ 


इसी बीच वु-सुन के वधित राजा का पुत्र वयस्क हो चुका था, अत: उसने 
ह॒युंग-न्‌ की सहायता से यूचियों को सुदूर पश्चिम में ताहिया (79-79) राज्य 
तक भगा दिया । ताहिया के निवासी शान्तिप्रिय व्यापारी थे, और युद्धविद्या 
में दक्ष न होने के साथ-ही-साथ पारस्परिक एकता के सूत्र में न बंधे रहने के कारण 
यूचियों द्वारा सरलतापूर्वक पराजित कर दास बना लिये गये थे । साथ ही उन्होंने 
वेयी (४४०) के उत्तर में सोग्डियाना ( आधुनिक बुखारा ) के भूभाग में अपनी 
राजधानी स्थापित कर ली थी। ई०पू० १२८-१२६ में जब चांग-कीन ने 
इधर का दौरा किया, उस समय भी यह राजधानी अपनी प्राचीन अबस्था में ही 
विद्यमान मिली । 

सू-मचीन की ( ई०पू० ६१ के पूर्व लिखी ) पुस्तक से-के' अथवा 'शी-की' 
में चांग-कीन की रोमांचकारी यात्रा का पूर्रा वर्णन है। इसी कथा को पान-कू 
(एथ॥-र ०) ने अपनी पुस्तक 'तीन हॉन-श्ू' (75 7& अऑद्ा-३/४) अथवा 4ाक्ावा5 
रथ #7 झपाए8 संबंध 229245/9 में फिर से लिपिबद्ध किया । इस पुस्तक में हमें 
ई०पू० २०६ से लेकर सन्‌ & अथवा २४ ई० तक का वर्णन मिलता है। सन्‌ 
६२ ई० में पान-कू की मृत्यु के बाद उसकी बहन ने यह पुस्तक पूरी की और 
इसमें निम्नलिखित तीन महत्त्वपूर्ण बातों का समावेश किया-- 

(१) ओऑक्सस के उत्तर में स्थित कीन-ची अथवा कीन-शी नामक नगर को 
ता-यूची (7'४-४०८४-८४) ने अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई । इसी की 
दक्षिणी सीमा पर किपिन (3६797) नामक नगर स्थित था । 

(२) यू ची जाति वाले खानाबदोश अथवा घुमक्कड़ जाति के नही थे । 

(३) यूची-साम्राज्य का विभाजन अब पाँच प्रदेशों में हो चुका था। वे पाँचों 
प्रदेश थे--(7) होउ-मी (7 (००)-ण०ए४)--यह प्रदेश सम्भवत: पामीर तथा 
हिन्दुकुश के मध्य स्थित वाकहान' देश था; (४) चॉऊआंग्सी अथवा शुआंग्मी 


१. 27045, 903, 99. 9-20; 92, 79. 668 है; »408, 97, 
ए79. 89 7; शन्रा|धाव्बत, 7; €म्र7, 459, 566, 70; पाक, (०/6४5, 
84, 274 2, 277; 5, छूएकछ०७, (०४४७, ?, 4, उज्ो>एया।, ॥0, फस, 

२. ([. ६€/४#४, हा, 4, हर, 

३. सम्भवत: वॉकहान के शासक बकनपति का वर्णन “महाराज राजाति- 
राज देवपुत्र कुषाणपुत्र शाहि वामतक्ष (म)' (जिसकी तिथि अज्ञात है) के लेखों 
में मिलता है। देवपुत्र की उपाधि से ही स्पष्ट है कि उनका सम्बन्ध कुषाण-बंश के 
राजकुमारों से है, व कि काडफ़िसेस-वंश के राजाओं से (4७२, 9-2, 7९६. 
3, 5; 930-34, 7६, 2, 288) । 


४०६ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


((॥0पक्ाएगां ०7 शापआ?४7)--यह प्रदेश वाकहान तथा हिन्दूकुश के दक्षिण 
में स्थित चितराल था; (7) कुइ-चुआंय अथवा कुइ-शुआंग--कुषाण-वंध् का 
मुख्य प्रदेश, जो चित्तराल तथा पंजिषर देश के मध्य स्थित था | (४) हितहुम 
(फ्ञए००७) ( पंजिषर-स्थित परवान ); और (५) कॉउ-फ़ॉड ( क़ाबुल ) ।' 

आगे चलकर यूचियों के सम्बन्ध में, फ़ॉनई द्वारा रचित पुस्तक ( 770४ 
सेंदानओीए ते कीवादाह ण॒ी ह#6 उदास उीका 7232459 ) से बहुत कुछ ज्ञात होता 
है। इसमें सन्‌ २५ ई० से सन्‌ २२० ई० तक का वर्णन है। कॉनई ने पान-यंग 
(67. ७.0. 25) तथा अन्य व्यक्तियों के आधार पर अपनी पुस्तक की रचना 
की थी । सन्‌ ४४५ ई० में उसकी मृत्यु हो गई। उस समय लानशी (चिनक्षी)' 
नगर का प्राचीन रूप ताहिया संम्भवतः यूचियों की राजधानी था । ताहिथा नगर 
ऑक्सस के उत्तर भें स्थित था । फ़ॉनई ने यूचियों द्वारा इस नगर के विजित होने 
का वर्गन इस प्रकार किया है--- 

“प्राचीन काल में हू यग-नू ने यूचियों को पराजित किया । इसके उपरान्त 
वे ताहिया पहुँचे, जहाँ उसे आपम में पाँच शी-हाँउ ( 775४-# (०) ०४ ) अथवा 
याबगूस में बाँट लिया। ये पाँचों थे--शिउमी, शुआंग्मी, कुइ-शुआंग, सीतुन 
और तूमी । लगभग १०० वर्षों के बाद शी-हाँउ कुई-शुआंग ( कुषाण ) 
वश के क्यु-ज्यु-कियों ने आक्रमणा करके और अन्य चार को पराजित कर अपने 

_आप को वहाँ का नरेश (वांग) घोषित किया । उसने न्गान्सी ( आसंकिड देश 

१. आगे चलकर एक इतिहासकार ने लिखा कि तॉउ-मी को ग़लती से 
कांउ-फ़रॉ कहा गया है, यद्यपि यह काबुल से अधिक दूर नही है (37.48, 9]2, 
669) । उपर्युक्त कथन की पुष्टि के लिये देखिये, ८०/#४, 77, 4, ।एं; ८/ 
००4४, 9035, 2!; 9]2, 669, एस० कोनोव का कहना है कि कुई-शुआंग 
गांधार अथवा इसी के उत्तर-स्थित देश से सम्बन्धित है. (5/#, #४., >ज।, 
258) । 

२, (., $ 6070७, (४/४, ॥ए-- यह घटना सन्‌ २५-१२५ ई० के 
बीच की है, जिसका वर्णान फ़ान-ई ने किया है। राजा न्गान (४७३) (१०७- 
२५) की मृत्यु के उपरान्त जो राज्य चीन के अधिक सम्पर्क में थे, उनका वर्णन 
आगे चल कर भी किया गया है (2५, #४., हेड, 258) । 

हे, अलेबज रिड्या>- ज़रिआस्पा (टब्ा889) अथवा छि्नटकांल ( ब6/क, 
(7०४५, ]5, 298; 7405, 6] (94), 242 »,) । 

४. एक मत के अनुसार जब यूत्रियों ने बेक्ट्रिया पर आक्रमण किया, उस 
समय ताहिया में पाँचों शी-हॉँउ विद्यमान थे (7.405, 65, 72 म)। 


उत्तर भारत में सीथियन-शासन छ०७ 


अर्थात्‌ पाथिया ) पर आक्रमण कर कॉउ-फ़ॉड ( काबुल ) पर अधिकार कर 
लिया । उसने पोता' और किपिन राज्यों को पराजित कर इन समस्त देशों पर 
अपना एकाधिपत्य स्थापित कर लिया । क्यु-ज्यु-कियों अस्सी वर्ष से अधिक आयु 
तक जीवित रहा । उसकी मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र येन-काऊ-चेन सिहासना- 
रूढ़ हुआ | उसने अपने शासन-काल में तीन-बाऊ ( बड़ी नदी के तट पर स्थित 
भारत, स्पष्ट है कि इसका संकेत फ़िलोस्ट्रेंटो द्वारा इंगित तक्षशिला राज्य की 
ओर है ) को जीत कर शासन के लिये अपना प्रतिनिधि छोड़ दिया । अब यूची 
अत्यन्त शक्तिशाली जाति बन गई, और अन्य सभी देश वहाँ के लोगों को उनके 
राजा के नाम पर, कुषाण कहने लगे । परन्तु, हाने ने उनको उनके प्राचीन नाम 
ता-यूची के नाम से हो सम्बोधित किया है । 

क्यु-ज्यु-कियो और कोई न होकर कुजुला काइफ़िसेस -प्रथम अथवा कोज़ोला 
काडाफ़ीज़, कुषाण-वंद का प्रथम शासक था और उसने हिन्दृकुश के दक्षिण में 
अपनी प्रुद्रा चलाई थी । इन्हीं सिक्‍कों द्वारा यह प्रमारित होता है कि क्राबुल की 
घाटी का अंतिम यूनानी राजा हमेओस का मित्र था और आगे चल कर उसका 


१. सम्भवतः यही पोताई नगर था जहाँ के राजा शुंग-युन ने गांधार के 
राजा के पास शेर के दो बच्चे उपहारस्वरूप भेज थे (फ6७), #१८०१४४ 
(४ ॥6/2क 9४, ४०, , ठ) । एस० कोनोब (2५, #४., >०७।7) ने 
पूता को ग़ज़नी' कहा, परन्तु आगे चल कर क़ाबुल से दस मील पूर्व की ओर 
, स्थित बुतखाक से सम्बन्धित किया (25%, छा, झेफटा, 258) । 

२. ८/. ४०४एए८७, इसका अर्थ सम्भवत: सुन्दर' अथवा 'शक्तिशाली' है 
(5, ६070७, (७७४, )। बरो ( 7#6 7.क्कडुबद82 शी है? कीदाका# 
206४॥४४॥४5, 82, 87) के अनुसार कुज्जुल>गुशु र--वज़ीर । डॉ० थॉमस का 
विचार है कि इस शब्द का अर्थ (59ए0०ए7 है । 

३. पहुवी में कद --मुख्य---पिसेस या पेस रूप, 2/९48, 93, 632 ऊ, 

४. फ्लोट और थॉमस, 27746, 9]3, 967, 034, कुछ विद्वानों के 
अनुसार कुषाणा-आक्रमणा के समय हमओस की मृत्यु हो छुकी थी, पर उसकी मृत्यु के 
बहुत दिनों बाद तक भी उसके नाम की मुद्रा्यें चलती रहीं। इनके अनुसार हमओस- 
काडफ़िसेस की मुद्रायें 'वंश-मुंद्रायें' थीं, किन्तु बैचोफ़र (7408,6],240 ४) इससे 
सहमत नहीं है । मित्रता के सिद्धान्त में विश्वास रखने वाले विद्वान अपने कथन 
की पुष्टि में मार्शल चांग-काई शेक तथा अमेरिका के सोने की डालर पर अंकित 
प्रेसीडेन्ट रूजबेल्ट की मृत्तियों का उदाहरण दे सकते हैं (4, 8..26/7#०, 29, 3, 
945) । 


डण्च प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


उत्तराधिकारी बना था। मार्शल के अनुसार, यह मत कि काडफ़िसेस ने हमेंओस 
को पराजित किया, सर्वथा अआ्आामक है । एस० कोनोव के अनुसार गोराडोफ़न्स के 
शासन-काल में, सन्‌ १०३ ई० के 'तख्त-ए-बाही' लेख में भी इसका उल्लेख है।' 
यह लेख सम्भवत: उस युग का है जब कुषाण एवं पाथियन शासकों में मित्रता 
थी । परन्तु, जब पाथियतों ने हमेंओस के राज्य पर आक्रमण किया तो मित्रता 
का नांता टूट गया और अंत में दोनों के बीच युद्ध हुआ । परिणामस्वरूप काड- 
फ़िसेस-प्रथम ने पार्थियनों को पराजित कर निष्कासित कर दिया । 

मार्शल के अनुसार काइफ़्सिस-प्रथम और कोई त होकर सन्‌ १२२ ईसबी के 
पंजतर-रिकॉर्ड में, और सन्‌ १३६ ई० के तक्षशिला-रिकॉर्ड में पाया जाने वाला 
कृषाण शासक ही है। हमें यह बात स्पष्ट रूप से स्मरण रखना है कि सन्‌ १३६ 
ई० में तक्षशिला में पाये जाने वाले लेख में जिस कुषाण शासक का नाम आया 
है, उसे 'देवपुत्र' की उपाधि प्राप्त थी। यह उपाधि काडफ़िसेस प्रथम अथवा 
द्वितीय के उत्तराधिकारियों की व होकर कुषारणा-वंश वालो की थी । यदि हम 
का्डफ़िसेस-प्रथम को कुयुल-कर-कफ़्स' मान लें तो यह उपाधि का्डफ़िसेस-वंश 
बालों की मानी जा सकती है | इस लेख में जो मोनोग्राम हमें मिलता है, वह 
केवल काडफ़िसेस-वंश के शासकों की मुद्राओं में ही अंकित नहीं है, वरन्‌ मार्शल 
और एस० कोनोंव के अनुसार कुयुल-कर-कफ़स आदि की मद्राओं पर भी अंकित 
है । यदि सन्‌ १८४ ई० अथवा १८७ ई० में प्राप्त खलात्से ((]89(5८) शिला- 
लेख में आये हुए ताम विमा कवधिशा' (एघ्ंाढ हे ढणा॥5&) को मार्शल तथा 
एस० कोनोब ने ठीक पढ़ा है, यदि सन्‌ १२२ ई० तथा १३६ ई० में पाये जाने 
बाले पंजतर और तक्षशिला लेखों में आये हुए 'विमा काडफ़िसेस' से सम्पर्क ठीक 
जोड़ा है; और, यदि वे वीमा के पूर्वज ही थे ((४०॥७७ ०7 १४ग्रा9) तो उसे 
काइफिसेज़-प्रथम ही होना चाहिये। परन्तु, विमा कवथिशा' ताम पढ़ना और 
फिर उसे काडफ़िसेस-द्वितीय' बताना न्यायोचित नहीं जान पड़ता है । 

१. 5, 4070७ द्वारा की गई व्याख्या प्रो० रेप्सन को मान्य नहीं ( 7/0- 
45, 930, 9६ 89 ) | 

२. सन्‌ १३६ ई० के कुषाण राजा को विमा, अर्थात्‌ काडफ़िसेस-द्वितीय 
बताया गया है (77048, 94, ए99. 977-78; ७७७, 0877, 582) | 

३. आर० डी० बनर्जी ने अपनी पुस्तक प्राचीन मुद्रा” में पृ० ८५५ पर इसका 


उल्लेख किया है। परन्तु, इसका पाठ ठीक किया गया है। मैं इसकी प्रामाणिकता 
के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता । 


उत्तर भारत भें सीथियन-शासंत ४०६ 


ऐसा अनुमान किया जाता है कि काडफ़िसेस-प्रथम ने सोने की मुद्रा न चला 
कर केवल ताँबे की मुद्राय ही चलायी थीं। निस्संदेह ही उसके अपर रोम राज्य 
का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है।' इस दिशा में उसने सम्राट ऑगस्टस अथवा उसके 
उत्तराधिकारियों और श्रुख्य रूप से सम्नाट्‌ क्लॉडियस (सन्‌ ४१ ई० से सब्‌ 
५४ ई०)' की मुद्राओं की नक़ल की थी। साथ ही उसने 'यथुग' ( शासक ) 
महाराज, 'राजातिराज' और 'सचभ्रम थित” की उपाधि धारण की थी ।' 
क्यु-ज्यु-कियो अथवा काडफ़िसेस-प्रथम की मृत्यु के पश्चात्‌, उसका पुत्र येन- 
कॉव-चेन--मुद्राओं में विमा या वीमा काडफ़िसेस के नाम से प्रसिद्ध--काडफ़िसेस- 
द्वितीय की उपाधि धारण कर सिंहासनारूढ़ हुआ । यह तो हमने पहले ही जान 
लिया है कि उसने तीन-चाऊ ( भारतीय भूभाग, सम्भवतः तक्षशिला) की जीत 
कर वहाँ का शासन-भार यूची नाम से शासन करने वाले अपने एक सरदार पर 
छोड दिया था । स्मिथ" और स्टेन कोनोब" के अनुसार काडफ़िसेस-द्वितीय ने 





उसके एक प्रकार के ताँबे के सिक्कों पर रोमनिवासी का सिर अंकित 

है, जो सम्भवतः सम्राट्‌ ऑगस्टस ( ई०पू० २७ से सन्‌ १४ ई० ), टिबेरियस 
( सत्र १४ से ३७ ई० ) अथवा क्लॉडियस ( सन्‌ ४१ से ५४ ई० ) की नक़ल 
है ( 77245, 92, 679; 93, 92; 5$फ४0॥, (६८/०४/०८५४, 66; (:६॥0, 
5%०/ /75/., 74) । रोम और उसके निवासी, रोमकों, आदि का वर्णन सर्व- 
प्रथम महाभारत (77, 5, 7) में आया है; और, फिर उसके बाद की अन्य 
- प्लामग्रियों में भी उसका उल्लेख मिलता है। रोम और भारत के बीच कूटनीतिक 
सम्बन्ध ऑगस्टस के शासन-काल में ही स्थापित हो गया था । उसके दरबार में 
राजा पांडियन' का राजदूत था ( 38458, 860, 309 _*ैं.. (दा? , 4/75/ 
/04., ।, 0997) । ६६ ई० के लगभग ट्रोजन (६८ ई० से ११७ ई०) के दरबार 
मे भारतीय राजदूत निवास करता था। स्ट्रेबो, प्लिनी और पेरिप्लस ने भारत 
तथा रोम के बीच होने वाले व्यापार का भी उल्लेख किया है । यह व्यापार 
प्रथम शताब्दी में होता था (देखिये 77.49, 904, 59]; /.4, 5, 28; 923 
50 )। 

२. 7#6 (कह बंढ० 5॥067 595, 74, 79, 

३. शायर, (बादाग१४2, 07 |; $, ६0त0७, (०/%, 7, 4, ।पंए 
एश्रंप्णाट१०, 28, 

४, 72॥6 0श्ुमव धाउ/वऊ ला ४74, 9. 28, 

॥, 7५, राब,, 279, 9, ।4, 

26 3 


ड१० प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


सन्‌ ७८ ई० में शक-सम्बत्‌ आरम्भ किया। यदि इस विचार को हम सत्य 
मान लें तो कह सकते हैं कि शायद वह नहपाण का शासक था, और कदाचित्‌ 
वही कुषाण-सम्राट्‌ था, जिसे चीनी सम्राद्‌ होती ( सब्‌ ८५६ ई० से सन 
१०५ ई० तक ) ने सन्‌ ७३ से सनु १०२ ई० के मध्य न केवल पराजित किया 
था, वरन्‌ वार्षिक कर देने पर भी बाध्य किया था । परन्तु, हमारे पास ऐसा कोई 
प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है जिससे सिद्ध किया जा सके कि काडफ़िसेस-द्वितीय ने कोई 
सम्वत्‌ चलाया । इसके विपरीत हमारे पास पूरा प्रमाण है कि कनिष्क ने नया 
सम्बत्‌ चलाया था जिसे उसके उत्तराधिकारियों ने भी प्रचलित रखा। आज 
भी हमारे पास सन्‌ १ से लेकर सन्‌ €€ तक की तिथियाँ हैं । 

काडफ़िसेस सम्राठों द्वारा विजय करते के पश्चात्‌ भारतवर्ष, चीन एवं रोम 
साम्राज्य के बीच व्यापार आदि में पर्याप्त उन्नति तथा वृद्धि हुई । सिल्क, मसाले 
तथा हीरे-जवाहरात के मूल्य के रूप में रोम-साम्राज्य का स्वर्ण भारतबषं में 
प्रचुर मात्रा में निरन्तर आने लगा । स्वर्ण की अधिकता से प्रभावित होकर 
काडफ़िसेस-द्वितीय ने सोने के सिक्‍के प्रचलित कराये । उसने सरकऔर सब के 
मिश्रण से भी बनी मुद्रायं चलायी ॥ मुद्रा के एक ओर सम्राट का सजीव 
चित्रण किया गया था और दूसरी ओर केवल शिव की उपासना दिखाई गई थी । 
पतंजलि के कथनानुछार हिक्अभगियेतों' कें समय स ही, शिव की उपासना बढ़ती 
जा रही थी । खरोष्ठी-शिलालेख में का्डफ़िसेस-द्वितीय को “महाराजा, राजा- 

१. सैकड़ों छोड़े गये सिद्धान्त” की आलोचना के लिये देखिये 7/९:3$, 93, 
980 |. 

२. विमा ( /८, 934, 232 ) की एक स्वर्गा-मुद्रा में उसकी उपाधि इस 
प्रकार है--.847/26 24//६05 ४०/₹ +4 ६७५४ (4800, 07९८५, 334 ॥ 3 )। 
इस उपाधि के द्वारा अनामधारी राजा सोतर मेगास के सम्बन्ध में बहुत कुछ 
जाना जा सकता है । 

३. विमा काडफ़िसेस द्वारा चलाई गई साधारण ताँबे की छोटी-सी मुद्रा से 
मिलती-जुलती चाँदी की एक दूसरी मुद्रा पाई गई है (४]४८४९००, /#0-0976४/: 
८०४०७, 74 ) । इसी सम्राट्‌ की चाँदी की अन्य मुद्राओं के सम्बन्ध में मार्शल ने 
कनिष्क का हवाला दिया है (6&#४£ /० 7०४7०, 98, 8) । देखिये 487. 
47, 925-26, 9. +र्ध, स्मिथ (/2/77*, 9. 270) और अत्य लोगों ने हुविष्क 
की चाँदी की मुद्राओं का हवाला दिया है । 

४. ९, 2, 76 / देखिये पारिनि-कृत शैव', 7७, , ]2 





उत्तर भारत में सीथियन-शासन ४११ 


घधिराजा, सम्पूर्णा विश्व का स्वामी, महेश्वर एवं रक्षक'” आदि उपाधियों से 
सम्बोधित किया गया है । 

शएए-म०0०्ण की पुस्तक वी-लिओ (#/#४-४०) (२३६-२६५ ई०) में महा- 
राजा वी (५४८) के शासन-काल से लेकर सम्राट भिग! (२२७-२३६ ई०) 
के शासन-काल तक हमलों का वर्णन मिलता है । उक्त लेखक ने लिखा है कि 
यूची की शक्ति किपिन (कपिशा-गांधार), ताहिया (ऑक्सस घाटी), क्रॉउ-फ़ॉउ 
(काबुल) तथा तीन-चाऊ (भारतवर्ष) में निरंतर बढ़ती जा रही थी । यह शक्ति 
तीसरी शताब्दी के द्वितीय चरणा में भी स्पष्ट थी। परन्तु, प्राचीन काल के चीनी 
इतिहासकार येन-कॉव-चेन (काडफ़िसेस-द्वितीय) के उत्तराधिकारियों के नाम के 
सम्बन्ध में पुर्णातया मौन हैं वेसे चीनी सूत्रों से यह अवश्य ज्ञात होता है कि ता-यूची 
को, जिस शासक का नाम पोति-आऑँव (?०-४०७०), पूआ-डीउ (?४७-०ं'८०), 
था सम्भवत: वासुदेव था, उसने चीनी सम्राट्‌ के दरबार में सन्‌ २३० ई० में अपना 
राजदूत भेजा था ।” भारतवर्ष मे पाये जाने वाले लेखों के आधार पर हमें 
कुषाण-वश के राजाओं के बारे में पूरा-पूरा परिचय ज्ञात है। इस आधार पर 
काइफ़िसेस-वंश के अतिरिक्त कनिष्क-प्रथम (१-२३)," वासिष्क (२४-२५), 


१. जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, स्टेन कोनोव ने, विमा([श्यंग७) 
कवधिज्ञा (काइफ़िसेस ? ) का नाम खलात्से (लद्ाख) के सन्‌ १८७ (?'* के लेख 
में पढा था ( (०/#७, [7, 3. 8॥ )। यह राजा कौन था, इस सम्बन्ध में 
निश्चयास्मक ढंग से कुछ नहीं कहा जा सकता । 

२, | ध5/वऊ रथ (#० करत 22% (20, 72. 220--264) । 

३. (0|5, ह, , [५, 

४, (०68, वे, ), एफ, 

५. देखिये 7/(.45, 93, 980; 924, 9, 400; देखिये दयाराम साहनी, 
इ॥ावर ##रतए707 क्ा्व पका अशकाकहुड: ता ॥#6 अऑंड्कदा!: 27%: 
770, ४०, ॥4, 4927, 9, 853; $६शा ुठाठए, #क्रा#ंश रक्वांडडद 
०657 बाते /#, #आब,, अा५, 20, 

६. यदि वासिष्क शासक वही है जिसका उल्लेख साँची-लेखों में वास कुषाण 
के नाम से किया गया है, तो उसका शासन-काल सन्‌ २२ के बाद किसी भी 
प्रकार से आरम्भ नहीं माना जा सकता, जैसा कि उसी वर्ष की बनी भगवान्‌ 
बुद्ध की मूत्ति के लेख से स्पष्ट है (7+०, श ॥॥6 ढवाशाई 3कउ|क शु ॥॥6 4, से, 
(नाईा57, (४१738, 9. 35) | 


४१२ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


हुविष्क (२८-६०) , वाफरेष्क के पुत्र कनिष्क-द्वितीय (४१) और वासुदेब' 
(६७-६८) का पता चलता है। मिलकर राज्य करने वाले हुविष्क, वाभेष्क 
और कनिष्क-द्वितीय को कल्हरण ने हुष्क, जुष्क और कनिष्क के नाम से सम्बोधित 
किया है । हम देखेंगे कि कनिष्क-द्वितीय सन्‌ ४१ में राज्य करता था। यह तिथि 
हुविष्क के राज्य-काल (२८-६०) में पड़ती है । इस प्रमाण के द्वारा स्पष्ट हो 
जाता है कि जो कुछ कल्हण ने लिखा है, वह सर्वथा सत्य एवं प्रामारिकक है । 

जिस तथ्य की सत्यता क्रमबद्ध रूप में मुद्रा के द्वारा भी प्रमाणित होती है, 
उसी के आधार पर कहा जा सकता है कि काडफ़्सिस-वंश के उत्तराधिकारी 
कनिष्क-वंश के शासक थे । परन्तु, बहुत से विद्वान इस मत से सहमत हहीं हैं । 
इसके अतिरिक्त कनिष्क-वंश को काडफ़िसेस-वंश के बाद का बताने वाले 
लोग भी इस विषय में एकमत नहीं हो पाये हैं । कनिष्क की तिथि के सम्बन्ध 
में दिये गये मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है--- 

१. डॉ० फ्लीट के मतानुसार का्डफ़िसेस-वंश के पूर्व कनिष्क राज्य करता 
था । ई०पू० ५८ में उसने विक्रम-सम्वत्‌' की स्थापना की । यह सिद्धान्त (जिसे 


१. ((. 2#. आबं,, जज, 55॥--344॥#क्षव फबाकिएा 96790 
॥#6 ४४६४ 26, /#, #्व., जज]! 35-]न904 /8677#77०॥ (/ 28. 

२, कब, माऊा।, (काहुः55, 64, 

३. विक्रम-सम्बत्‌ का आरम्भ कब से हुआ, इस सम्बन्ध में देखिये 7/९.!8, 
9]3, एए, 637, 994 र्पि; लिल07फ%, ॥र्, .(6,, *% (89), 24 ६६, 
397 ई, #क्ाब, (०0४, 7०., 79. 487 ई; मा, ए7. 768, 333, 357; 
47276, 922, 99. 250 ॥; ##. #6४., ?एपंत्र , 48 4; >फ़रा, 9 8. कीलहार्न 
और अब अल्तेकर ने उपलब्ध सूत्रों, तिथियों आदि से जो निष्कर्ष निकाला है, उससे 
ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में सम्बत्‌ का प्रयोग केवल दक्षिणी-पूर्बी राज- 
पूताना, मध्यमारत तथा गंगा के उत्तरी मैदान में ही प्रचलित था। अत्यन्त प्राचीन 
लेखों में जहाँ इस सम्बत्‌ का उल्लेख मिलता है, वहाँ हमें पेन्द्र के 'कृत' राजा 
की उपाधि का स्मरण भी हो आता है (7#&8 0966 ९५7०2, 77, 9) ॥ 
फ्लीट ने भी कृतीय शासकों का उल्लेख 7/04& (93, 998 ४) में किया है । 
युद्ध एवं अशान्ति के पश्चात्‌ जो स्वर्णा-युग आया, उसका सम्बन्ध भी कत' से 
है। पाँचवीं शताब्दी से नवीं शताब्दी तक इस सम्वत्‌ का उपयोग मुख्य रूप से 
मालव-नरेशों ने ही किया है। इस सम्बत्‌ के साथ विक्रम” शब्द घीरे-धीरे नवीं 
शताब्दी के पदचात्‌ डी जुड़ पाया । अगली शताब्दी की कविताओं तथा लेखों को 


उत्तर भारत में सीथियन-श्ासन ४१३ 


कभी कनिघम और डॉउसन ने भी स्वीकार किया तथा फ्रेंक ने प्रतिपादित किया 
था) कैनेडी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था । परन्तु, डॉ० थॉमस द्वारा जिसकी 


आदि में सम्वत्‌ के स्थान पर “विक्रम-सम्बत्‌', 'श्रीडृप विक्रम-सम्वत्‌' आदि का 
प्रयोग होने लगा । यह परिवर्त्तन सम्भवत: मालवा के शझत्र, गुजरात-नरेशों 
एवं निवासियों के सतत्‌ परिश्रम के कारण ही सम्भव हो सका था। सातबाहनों 
को इस सम्बत्‌ अथवा किसी अन्य सम्बत्‌ का पता नहीं चल पाया, इसीलिये 
उन्होंने सन्‌ का ही प्रयोग किया है, भारतीय साहित्य में 'विक्रम' एवं 'शालिवाहन' 
सम्बत्‌ में विशेष अंतर पाया जाता है। एज स के कथन के सम्बन्ध में देखिये 
(६८४४४ 7४7०४, 922, 706८९७४००७, 97. 493-494, फ्लीट का मत है 
कि यद्यपि यह सही है कि इसके साथ किसी वास्तविक राजा का नाम सम्बद्ध है, 
और अनुवाद करने पर इसका अर्थ अमुक राजा का ज्ञासन-काल' में होता है । 
फिर भी, इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि उसी राजा ने इस सम्बत्‌ को प्रच- 
लित किया था । एक शताब्दी तक चल लेने के पश्चात्‌ जिस प्रकार सम्बत्‌ का 
नामकररा हुआ, वही इस बात को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है कि इसका स्रोत 
और मूल वह नहीं हो सकता । अत: सन्‌ १३४ तथा सन्‌ १३६ के कलवान तथा 
तक्षशिला शिलालेखों के लेखों में अयस” अथवा 'अजस' शब्दों का जो'प्रयोग हुआ है, 
उससे यह निष्कर्ष कदापि नहीं तिकलता कि इसको एज़स ने प्रचलित कराया था । 
हो सकता है कि आगे आने वाली पीढ़ियों ने ही उसका नाम सम्बत्‌ के साथ 
जोड़ दिया हो, जैसे कि बलभी-नरेश का नाम ग्रुप्-काल के साथ, सातवाहन का 
शक-सम्बत्‌ के साथ और विक्रम का 'कृत' सम्बत्‌ के साथ जोड़ा गया है।इस 
सम्बन्ध में विक्रम' का अधिकार कहाँ तक है, देखिये ##क्ा्द, (०8, 0, था 
शरद, 4४४. पुराणों में यद्यपि हमें गदंभिलल' का उल्लेख मिलता है, परन्तु 
विक्रमादित्य के सम्बन्ध में वे भी मौत हैं। जैन श्रुति के अनुसार विक्रमादित्य का 
स्थान नहवाहन अथवा नह॒पाण के बाद ही आता है। फ्लीट के इस कथन के 
सम्बन्ध में, कि विक्रम-सम्वत्‌ उत्तर में ही सीमित था, मैं आप का ध्यान कीलहारन 
के लेख ((/॥#०/८-7&॥८9८ 7577/४27००5” तथा प्रो० सी० एस० श्रीनिवासचारी 
के 7४6 #०#ड 24% ० ४44, जुलाई १६२६ में प्रकाशित, की ओर आकर्षित 
करना चाहता हूँ । प्रोफ़ेसर महोदय के अनुसार ५वीं शताब्दी में इस सम्वत्‌ का 
प्रयोग 'मदुरा' में किया जाता था । कीलहारन ने स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर दिया 
है कि इस सम्बत्‌ का प्रचलन केवल उत्तर-पश्चिम भारत तक ही सीमित नहीं था । 


४१४ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


विद्वतापूर्ण आलोचना की गई थी और जो अब मार्शल द्वारा अनुसंधान करने के 
उपरान्त कदापि ग्राह्म नही रहा । लेखों, मुद्राओं तथा छ्वेनसांग के बर्णान से स्पष्ट 
ज्ञात होता है कि कतिष्क के राज्य में गांधार देश सम्मिलित था। परन्तु, हमने 
यह भी लक्ष्य किया है कि चीनी प्रमाण के आधार पर किपिन (कपिश्ञा-गांधार) 
में कुषाणों का राज्य न होकर ई०प० प्रथम शताब्दी के द्वितीय चरणा में, इनमो-फू 
( ध-70-9) का राज्य था। एलन का सत है कि “कनिष्क के युग की 
सोने की मुद्राओं की प्रेरणा सम्राट को रोमन-सोलिडस से मिली थी ।”' साथ ही 
हम कृषाण-सम्राटों की तिथि टाइटस (७८-६१ ई०) तथा राजा ट्रेजन (६८- 
११७ ई०) के पूर्व किसी प्रकार भी नहीं रख सकते । 

२. मार्शल, स्टेन कोनोव, स्मिथ तथा अनेक दूसरे विद्वानों के अनुसार 
कनिष्क सन्‌ १२५ ई० अथवा १४४ ई० में सिहासनारूढ हुआ और उसका राज्य 
दूसरी शताब्दी के द्वितीय चरण ' में समाप्त हुआ । सुई-विहार में पाये जाने वाले 
लेखों से ज्ञात होता है कि कनिष्क के राज्य में सिन्धु-घाटी के निचले भाग का थोड़ा- 
बहुत अंश भी सम्मिलित था। जूनागढ़ में पाये जाने वाले रुद्रदामन के लेखों से 

१, प्फरणा०७, 20049, 93; (६एघ४०), 27045, 94, 

२. ((द्यामीएव26 ,५॥077 /765/079, 9, 77. 

३. अभी हाल में ही (3/४78॥7%॥ में कनिष्क की तिथि सन्‌ १४४-१७२ 
ई० निर्धारित की है (226676॥, रिश्टीशबोह 47द4९०/0674ू00 ९( ींड/074४6 
590 /! 7०४८/4७) । सन्‌ १२५ ई० में भारत पर कनिष्क अथवा हुविष्क का राज्य 
न होकर एक वायसराय का राज्य था, यह विचार थॉमस द्वारा 770.46 (9]3, 
024) में पूर्ण रूप से खर्डित किया जा चुका है। उनका मत है कि बाद के 
हान-इतिहासका रों ने विमा-काइफ़िसिस के आक्रमणा के समय की दशा का वर्गान 


किया है, न कि सन्‌ १२५ ई० की दशा का । 
४. डॉ० स्टेन कोनोव के विचारों को समझ लेना अत्यन्त कठिन प्रतीत होता 


है । शाबीका बह 7 सातक वी ९, को, 2.क्काका (पिंशरक्ाव एप्रास्टाओआए 
7८58) में पृष्ठ ६५ पर वे लिखते हैं कि उनके तथा डाँ० वान विज्क के अनुसार 
कनिष्क-युग का आरम्म सन्‌ १३४ ई० से हुआ है (4८६६ 077&#॥/4/४, 7, 34 
)। उन्होंने डां० बान विज्क के साथ सन्‌ १२८-२६ को ही मान्यता दी है 
(70, व, 927, छ, 85]; (०#क्र, जरा; तद 0/6/वहव, ४, 468 
हैं )। दोनों मतों में पाये जाने वाले इस भेद का उल्लेख प्रो० रेप्सन ने किया है 
(270.45, 930, 86 8) । उनका कथन है कि “सन्‌ ७६ ई० अविश्वसनीय प्रतीत 
होती है जब कि सभी सन्‌ १२८-१२६ को हीं स्वीकार करने के पक्ष में हैं। 


उत्तर भारत में सीथियन-शासन ४१५ 


ज्ञात होता है कि महाक्षत्रप ने सिन्धु तथा सौवीर (पुराण तथा अल्बेहनी के अनु- 
सार मुलतान भी सम्मिलित था) पर विजय प्राप्त की थी, साथ ही सतलज के 
ओर की भूमि भी जीत ली थी । इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि रुद्रदामन ने सब 
१३० से १५० ई० तक राज्य किया । महाक्षत्रप के रूप में वह किसी अन्य के 
प्रति उत्तरदायी नहीं रहा (स्वयं अधिगत महाक्षत्रप नाम) । यदि हम यह स्वी- 
कार करें कि कनिष्क द्वितीय शताब्दी के मध्य में शासन करता था तो हम सुई- 
विहार तथा सिन्धु-धाटी के निचले भाग पर उसका तथा उसके समकालीन रुद्र- 
दामन' का राज्य एकसाथ किस प्रकार न्यायोत्तित ठहरा सकेंगे ? साथ ही कनिष्क 
की तिथि १-२३, वासिष्क की तिथि २४-२०, हुविष्क की तिथि २८-६० और 
वासुदेव की तिथि ६७-६८ इस बात को सिद्ध करती है कि इनमें एक प्रकार का 
क्रम पाया जाता है । दूसरे शब्दों में कनिष्क एक नवीन युग का स्रष्टा था । परत्तु, 
हमें कही से किसी प्रकार का भी यह प्रमाण नहीं मिलता कि दूसरी शताब्दी में 
उत्तर-पश्चिम भारत में किसी तवीन युग का उदय हुआ था । 

३. डॉ० आर० सी० मजूमदार का मत है कि कनिष्क ने सन्त २४८ ई० में 
'त्रेकुटक-कल च्रि-चेदि-सम्बत्‌' की स्थापना की थी। परन्तु, प्रो० जुब्यू इुब्नील 
([०५५४८७४-१0070एं|) का विचार है कि ऐसा कदापि सम्भव नही हो सकता ।' 
“वास्तव में कुषाण-वंश के अंतिम शासक वामुदेव का अंत कनिष्क का राज्य 
आरम्भ होने के ठीक सौ वर्ष के पश्चात्‌ हुआ था। अनेक लेखों से इस बात का 
प्रमागा मिलता है कि वासुदेव मथुरा प्र भी शासन करता था। यह भी निश्चित 
है कि वह देश, जहाँ वासुदेव का राज्य था, यौधेयों तथा नागों द्वारा लगभग 
३५० ई० में जीत लिया गया था। साथ ही साथ यह भी सम्भवतः सत्य हैं कि 
समुद्रगुप्त द्वारा पराजित किये जाने के पूर्व लगभग एक शताब्दी तक यहाँ पर इन 
लोगों का शासन चलता रहा। नागों की राजधानी भअथुरा, कान्तिपुर तथा 
पद्मावती थी ।” सन्‌ ३६० ई० में भारतीय सीमा पर कुषारणों की ओर से ग्रम- 
बेटस" शासक था । डॉ० मजूसदार का यह कथन तिब्बती परम्पराओं से बिल्कुल 





« 2#. 7, रत, 44. 

- 0९, ४7०00, 930, 49, 

. इस सम्वत्‌ के लिये देखिये 777.4७, 905, 99. 566-68, 

> खगदरंढगाई अ7979 ०/ 88 22266६८४, 9, 27, 

डा, छ, 290, प्रल एशांग्याक्ष 48679॥०0 99 एपाया।- 
हिफिबाय जाप हे प्रशाश्षा3, 


76 ७& - _ए ० 


४६ प्राचीन मारत का राजनेतिक इतिहास 


मेल नहीं खाता, क्योंकि उसमें कहा गया है कि कनिष्क खोतान' के राजा विजय- 
कीत्ति के समकालीन थे । साथ ही भारतीय परम्परा के अनुसार हुविष्क नागार्जुन 
के समकालीन थे । ये सातवाहन-बंश के थे, अतः इनकी तिथि दूसरी शताब्दी के 
बाद किसी प्रकार भी नहीं रखी जा सकती । हुविष्क को 'तीन सागर का शासक' 
तथा उत्तरी दक्षिण में कोशल का सम्राट बताया जाता है। अंत में चीनी त्रिपि- 
टक के सूचीपत्र से विदित होता है कि कनिष्क के पुरोहित अन-शिह-काव' (सन्न्‌ 
१४८-१७० ई०) ने संघरक्ष के मार्गभूमि-सूत्र” का अनुवाद किया था। इससे 
यह बात निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाती है कि कनिष्क की तिथि सन्‌ १७० ई०' 
के पूर्व ही होनी चाहिये। जितने भी तर्क डॉ० मज़ूमदार के कथन के विरोध में दिये 
गये हैं, वे सभी सर आर० जी० भंडारकर के इस निष्कर्ष के विरुद्ध भी दिये जा 
सकते हैं कि कनिष्क का राज्याभिषेक सन्‌ २७८ ई० में हुआ था। 

४. फ़र्गुसन, ओल्डेनबर्ग, थॉमस, बनर्जी, रेप्सन, जे० ई० वॉन लोहुइज़ न-डी 
लीऊ, बैचोफ़र तथा अन्य दूसरे विद्वानों के अनुसार कनिष्क ने ७८ ई० में शक- 
सम्बत्‌" का प्रचलन किया । प्रो० जूब्यू डुब्रील ( ९7०. [[०एए८०प- 
]0977८णां)) इस मत के विरोध में अग्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं-- 





१. &#, #४., >ं।५, ७, 42, 

२. राजतरंगिणी, ।, 73; हर्षचरित (0०७४८॥), 9. 252; '४ाध्टा5, 
206४ (छद्एह, ,9, 200, हर्षचरित (8०7०% ह 6 ह। ॥) में आये हुए 'त्रिसमुद्राधि- 
पति' का प्रयोग नागार्जन के मित्र सातवाहन के लिये किया गया है। इससे हमें 
गौतमीपुत्र शातकरशि की याद आ जाती है, जिन्होंने तीन सागरों का जल पी 
लिया था। (तिसमुदतोयपितवाहन), अथवा इससे उनके बाद के ही उत्तराधिकारी 
का आभास होता है। 

रे, जाए, परडबंदंका कार्व कैबर्बबींएएओ, 4, ७, 64 7, ऊ्पराशंप 
गििवागरी05 (द/6/०४४०, 579. 4, 4, 

४. डॉ० मजूमदार के कथनानुसार वासुदेव-प्रथम ने सन्‌ (२४६---७४) ३२३ 
ई० से लेकर सन्‌ (२४६९-६८) ३४७ ई० तक राज्य किया | परन्तु, चीनी सूत्रों से 
ज्ञात होता है कि पोतिआव (वासुदेव ?) सन्‌ २३० ई० में राज्य करते थे। यों 
खलात्से-अभिलेख से भी इस सम्बन्ध में कठिनाई बढ़ती ही है । 

*, शक-सस्वत्‌ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में देखिये, 7]०८६, ८४४, 97८०९ 56; 
ज7१३४, 93, 99, 635, 650, 987 हि; ॥2पफंएटएं, 47772, 26; ॥७ए5०7, 
4ंध्वी0० (605, 9. ९ए; 8, जाए, (०/#४, ॥7, 4. हर +. जो नेहपाण सब्र 


उत्तर भारत में सीथियन-शासन ४१७ 


(अ) यदि हम यह स्वीकार करें कि कुजुल-काडफ़िसेस और हमेंओस सम्भवतः 
सन्‌ ५० ई० भें शासन करते थे, और कनिष्क ने ७५ ई० में शकसम्बत्‌ की स्था- 
पना की, तो काडफ़िसेस-प्रथम और काडफ़िसेस-द्वितीय के सम्पूर्ण राज्य की 
समाप्ति के लिये हमारे पास २८ वर्ष कठिनता से ही शेष बचते हैं । 

(परन्तु, काडफ़िसेस-प्रथम के लिये सन्‌ ५० ई० की तिथि अनिश्चित-स 
प्रतीत होती है । यदि इसे हम सही मान लें तो काडफ़िसेस-द्वितीय के लिये २८ 
वर्ष का समय कुछ कम नहीं है, क्योंकि 5० वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के बाद 
ही वह सिहासनारूढ़ हुआ था। काडफ़िसेस-प्रथम अपनी मृत्यु के समय ८० वर्ष 


४२-४४ में महाक्षत्रप भी नहीं था तथा जो कभी भी ख़तंत्र शासक नहीं था, वह 
इस युभ का प्रवर्तक किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता । सन्‌ ४२-४६ के जिस 
लेख के आधार पर उसे हम इसका जनक कहते हैं, वह जैन-परम्परा के द्वारा 
(जिसका विश्वास स्टैन कोनोव ने (/४#%, |, 3, &%रशंप में किया है) भी 
खंडित की गई है, क्योंकि इसके अनुसार वह केवल ४० वर्षों तक ही रहा। 
चाइतान का इस दिशा में किया गया अधिकार उचित प्रतीत नहीं होता; क्योंकि 
'पेरीप्लस' के अनुसार ७८ ई० में बह उज्जैन का शासक नहीं हो सकता था | 
यदि हम काइफ़िसेस-ठ्ठितीय को इसका जनक मानते हैं, तो इस सम्बन्ध में हमें 
केवल इतना ही कहना है कि उस युग के किसी भी लेख अथवा मुद्रा से इसका 
प्रमाण नहीं मिलता | केवल कनिष्क ही एक ऐसा सम्राट है जिसने एक नये 
सम्बत्‌ को चला कर उसे अपने उत्तराधिकारियों द्वारा मान्यता दिलाई । साथ ही 
भारतीय लेखकों ने भी चालुक्य-काल से लेकर सर्वप्रथम ७८ ई० में ही शक- 
सम्वत्‌ को मान्यता प्रदात की । 

जहाँ तक इस आक्षेप का सम्बन्ध है कि शक-सम्बत्‌ उत्तर वालों के लिये 
विदेशी है, यह कहा जा सकता है कि ई० पू० ५४८ सुदूर उत्त री-पश्चिमी भारत 
के लिये पूर्णतया विदेशी है। यह कहना कि शक-सम्वत्‌ का प्रयोग उत्तरी-पश्चिमी 
भारत में कभी हुआ ही नहीं, भ्रमात्मक है । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि 
कनिष्क-बंश के द्वारा जिस सम्वत्‌ का प्रयोग हुआ, वह शक-सम्वत्‌ नहीं है । 
'शक' नाम से ही प्रतीत होता है कि यह विदेशी है और इसकी उत्पत्ति उत्तरी- 
पश्चिमी प्रदेश में हुई, क्योंकि इसी क्षेत्र में शक-राजाओं का निवास था। मालवा, 
काठियाबवाड़ तथा दक्षिण में केवल उनके प्रतिनिधि बाइसराय (उपराजा) शासन 
करते थे । प्राचीन परम्पराओं के आधार पर कहा जा सकता है कि शक-सम्बत 
किसी वाइसराय के द्वारा न चलाया जाकर राजा के द्वारा ही चलाया गया । 

२७ 


४१८ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


से अधिक आयु का था, अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि उसका पुत्र अपने राज्या- 
भिषेक के समय बूढ़ा था । इसी से यह असम्भव प्रतीत होता है कि उसने अधिक 
समय तक राज्य किया होगा । ) 

(ब) मार्शल का कथन है कि प्रो० जी० ज़ुव्यू डुब्ील ते तक्षशिला-स्थित चिर- 
स्तूप में एक ऐसे पत्र का पता लगाया है, जो सन्‌ १३६६० का है । विक्रम-सम्वत्‌ 
के अनुसार यह ७६ ई० का है। इसमें सम्भवत: का्डफ़िसेस-प्रथम का भी उल्लेख 
है, परन्तु इतना अवश्य निश्चित है कि कनिष्क का उल्लेख कहीं नहीं है । 

( सन्‌ १३६ ई० में तक्षशिला में पाये जाने वाले लेख के अनुसार दिवपुत्र' 
की उपाधि काडफ़िसेस-वंश के सम्राटों के लिये प्रयोग में व आकर कनिष्क-बंश 
बालों के द्वारा प्रयोग की जाती थी । अतः, जिन लोगों को यह विश्वास है कि 
सन्‌ ७८ ई० कनिष्क-युग है, उनके विश्वास को इससे तनिक भी आघात नहीं 
पहुँचता । कुषाण-वंश के नरेशों का व्यक्तिगत रूप से नाम होने का अर्थ यह 
कदापि नहीं है कि उनका अभिप्राय कुषाण-वंश के प्रथम सम्राट से है। उदाहरण 
के लिये, कहा जा सकता है कि कुमारगुप्त तथा बुधगुप्त के समय के अनेक ऐसे लेख 
पाये जाते हैं जिनमें सम्राट्‌ को केबल 'ग्रुप्त-हप' कह कर ही सम्बोधित किया 
गया है। ) 

( स ) प्रो० डुब़्ील का कथन है कि स्टेन कोनोव के अनुसार तिब्बत तथा 
चीन में उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि दूसरी शताब्दी 
में महाराज कनिष्क राज्य करते थे ।” 

( जिस कनिष्क का उल्लेख यहाँ किया गया है, वह सम्भवतः ४१वें वर्ष 
के पाये जाने वाले आरा-शिलालेख में उल्लिखित कनिष्क है। शक-सम्वत्‌ के अनु- 


१. मुभे यह जानकर अत्यन्त हर्ष हुआ कि कुछ इसी प्रकार का विचार डॉ० 
थॉमस (8, ८, /6०, 7“०/., !॥, 32) ने व्यक्त किया है । पर, यह बात स्पष्ट 
नहीं होती कि यह क्‍यों कहा गया कि इस बात की भी सम्भावना है कि दिवपुत्र' 
की उपाधि कनिष्क-वंश के लिये होते हुए भी उसे अनदेखा कर दिया गया है । यहाँ 
पर उल्लिखित काडफ़िसेस से अभिप्राय कुडुल (का्डफ़िसेस-प्रथम) तथा विमा (बीमा) 
से है न कि कुयुल-कर-कफ़्स से है। कदाचित्‌ 'कर' या 'कल' का अर्थ महा- 
राजपुत्र' अथवा 'राजकुमार' से है (807070७, 7#6 /,क्कहबबडुर तु ऊँगदा०/ह 
206७४॥85, 82) । और यदि कयुल-कर का अर्थ कुजुल (0०8४, ॥4, 3, ४९) 
और तक्षशिला-लेख १३६ में आये हुए कुषाण राजा से है, तो भी यह निश्चय- 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि १३६ तिथि का अभिप्राय विक्रम-सम्वत्‌ से है । 


हे कक के बनिजणननमना-+०+--- ५..> 


उत्तर भारत में सीथियन-शासन ४१६ 


सार यह राजा दूसरी शताब्दी में राज्य करता था। स्टेन कोनोव' ने जिस 
पोतिआँव राजा का उल्लेख किया है, वह सम्भवत:ः वासुदेव-प्रथम का उत्तरा- 
धिकारी तथा यूची-बंश का वहू राजा था जिसने सन्‌ २३० ई० में चीन के राजा 
के यहाँ अपना राजदूत भेजा था। “वासुदेव की मृत्यु के पश्चात्‌ बहुत दिनों तक 
उसके नाम की मुद्राये प्रचलित थी ।” स्मिथ, श्री आर० डी० बनर्जी तथा स्वयं 
एस० कोनोव ने यह स्वीकार किया है कि एक से अधिक राजा वासुदेव के नाम 
से राज्य कर चुके हैं। ) 
( द ) स्टेन कोनोव ने यह भी सिद्ध किया है कि कनिष्क-युग तथ शक-युग 
में पाई जाने वाली तिथियाँ एक ही ढंग से नहीं लिखी गयी हैं । 
(परन्तु उसी विद्वान ने यह भी सिद्ध किया है कि कनिष्क-युर में पाये जाने वाले 
भी लेखों की तिथियाँ एक जैसी नहीं हैं । खरोध्ठी-लेखों में कनिष्क तथा उसके 
उत्तराधिकारियोंने तिथि उस विधि से लिखी है, जिस विधि का प्रयोग उनके पूर्वज 
शक-पक्कव नरेशो ने किया था, अर्थात्‌ उन्होंने महीने के नाम के साथ दिन का नाम 
भी दिया है । दूसरी ओर, ब्राह्मी-लेखों में कनिष्क तथा उसके उत्तराधिकारियों ने 
प्राचीन भारतीय ढंग से ही तिथि दी है । तो क्या अब हम इससे यह निष्कर्ष निकाले 
कि खरोप्ठी भाषा में लिखे गये कनिप्क के लेखों की तिथि वह नहीं है, जो ब्राह्मी 
भाषा के लेखों की है ? और यदि हम यह स्वीकार करें कि कनिष्क ने तिथि लिखने 
के दो ढग अपनाये थे तो पश्चिमी भारत में प्रयोग होने वाले ढंग को हम तीसरा 
ढंग क्यों न स्वीकार कर लें ! स्वयं स्टेन कोनोव ने बताया है कि खरोष्ठी भाषा में 
पाई जाने वाली तिथियों की तरह शक-तिथियाँ भी दी गई है, केवल उनमें पक्ष 
का उल्लेख और कर दिया गया है। “परिचिमी क्षत्रपों ने शक-सम्बत्‌ का प्रयोग 
इसलिये किया कि उत्तर-पर्चिम में उनके भाई इसी का प्रमोग कर रहे थे। साथ 
ही देश की परम्परा को मान्यता प्रदान करते हुए उन्होंने पक्ष' का भी उल्लेख 
किया ।”” जहाँ कनिष्क ने सीमा-प्रान्तों में शक-पहक्छमतव की तरह, तथा भारत में 
प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार, तिथि लिखने की कला को अपनाया, वहाँ 


१. वासुदेव ? /# 7४, ४३७, ७छ. 4;69०#, 77, 4, ।*एणां, (, 
466 4, 33 

२, €म77, आठ 00,, 0, 272 

३, 7804,, [[2. 272-278; (/श#८७, 7, 3, फैफरों 

४. 74०, व... >ं।ए, 9, 4, इसके अपवाद के लिये देखिये 7:4., 
डा, 60, ः 


४२० प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


यह किसी प्रकार भी असम्भव नहीं कि उसके अधिकारियों ने प्रदेश को परम्परा 
के प्रति आदर प्रकट करते हुए इन तिथियों में 'पक्ष' शब्द का भी समावेश कर 
दिया हो ।' ) 

स्टेन कोनोव के अनुसार कनिष्क छोटे यूची-बंश से सम्बन्धित था और 
खोतान' से यहाँ आया था। इस सिद्धान्त को मान लेने पर अनेक कठिनाइयाँ' हमारे 
सामने आ जाती हैं | यह तो निश्चित ही है कि सन्‌ २३० ई० में उसके उत्तरा- 
घिकारी ता (महान्‌ ? )-यूची की उपाधि से सम्बोधित किये जाते थे। कुमारलता 
की कल्पना-मसिडिटीका के अनुसार वंश का नाम क्यु-शा था। 

उत्तरी भारत को विजय करके कनिष्क ने कपिशा', गांधार तथा कश्मीर 





१. जहाँ तक यह कथन है कि उत्तरी भारत में शक-सम्वत्‌ विदेशी था, इसकी 
पुष्टि एस ०कोनोव ने भी की है (८०५४, /४४ए), किन्तु इस सम्बन्ध में कीलहार्न 
(सतह थी गीछ्र, श श०7॥४४ /॥47०, ४०४, 354, 352, 362,364, 365, 368, 
379) के मन्तव्य की ओर ध्यान देना आवश्यक है । जहाँ तक उत्तरी-पश्चिमी भारत 
का प्रश्न है, हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर हम कह सकें 
कि ७८ ई० के सम्बत्‌ के समान विक्रम-सम्वत्‌ का भी प्रयोग होता था । गंगा के 
उत्तरी मेदान में इस प्रकार के लेख केवल इसीलिये नहीं पाये जाते, क्योंकि वह 
क्षेत्र ई०पू० ५८ से प्रभावित था। इसके बाद के अन्य काल, जैसे गुप्त-काल, 
हर्ष-काल आदि, यद्यपि भुलाये जा चुके हैं, फिर भी ई०पू० ५८ का काल अब भी 
प्रचलित है । दक्षिणी भारत की दक्षा कुछ दूसरी ही है। मौर्य ( इनमें से बहुत 
से दक्षिण में पाये जाते थे ), सातवाहन, चेत आदि ने शक-द्षत्रपों द्वारा 
प्रचलित सम्बत्‌ की केवल इसीलिये स्वीकार किया, क्योंकि उसकी पूर्वगणना 
के लिये अन्य कोई साधन प्रचलित नही था । चालुक्य-नरेशों द्वारा विक्रम-सम्बत्‌ 
के अपनाये जाने का मुख्य कारण यह था कि वे लोग शक-सम्बत्‌ को अपनाना 
नहीं चाहते थे, क्योंकि उसकी उत्पत्ति विदेशी थी । यह बात उत्तर एबं दक्षिण 
दोनों ही स्थानों पर है। 

२, ७ ०/#क व, 4, ऋषणं; ० ४; 77.45, ]903, 334, 

हे. 0४, 9. डरा, 

४. देखिये करिक-लेख का कुश और पुराणों का कुशद्वीप; $#ब्रि, 
इएाजाक खा #5772, 7408, 67, )२०, 4, एछए. 296 4. 

३. (ए, पफरट 509 ० फार (एश।ट2४ ॥0596९. प्रत्व०ण7९० ४५ 
पर, प5००३. हे 


उत्तर भारत में सीथियन-शासन ४२१ 


से लेकर बनारस तक के विस्तृत क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित कर लिया 
था । चीन तथा तिब्बत के लेखकों' ने पूर्वी भारत में साकेत तथा पाटलिपुत्र के 
नरेशों के द्वारा किये गये युद्ध का पूर्णा विवरण अपने-अपने लेखों में दिया है । अन्य 
लेखों के ह्वारा उसके समकालीन विवरणों, तिथियों का शान हमें न केवल पेशावर, 
युज् फ्जाई देश में स्थित ज् दा, (कदाचित्‌ उणड) से ही होता है, वरन्‌ रावलपिडी 
के निकट माणिकिआल, उत्तरी सिंध में बहावलपुर से १६ मील दूर, दक्षिण-पश्चिम 
कोने में स्थित सुई-विहार, मथुरा, आवस्ती, तथा बनारस के निकट स्थित सारनाथ 
आदि से भी होता है ।' पूर्व में गाज़ीपुर ओर गोरखपुर में भी उसकी मुद्राये 
भारी संख्या में पाई गई हैं ।' उसके साम्राज्य के पूर्वी भाग में महाक्षत्रप खरपल्लान 
तथा क्षत्रप वनष्पर का शासन था। उत्तरी भाग में सेनापति लाल तथा क्षत्रप 
बेस्पसी तभा लिआक शासक थे । उसने पेशाबर ( पुरुषपुर ) को अपना निवास- 
स्थान बनाया तथा कदाचित्‌ कश्मीर में कनिष्कपुर' नामक नगर की भी स्थापना की। 
भारा-लेख के अनुसार यह और भी सम्भव है कि उसने अपने नाम पर कनिष्कपुर 
बसाया । दक्षिण (भारत) में अपनी स्थिति सुहृड करने के बाद उसने अपना ध्यान 
पश्चिम की ओर दिया और पाथियन नरेश्ों' को पराजित कर दिया । अपनी वृद्धा- 
वसस्‍्था में सेना लेकर वह उत्तर की ओर बढ़ा और पामीर की चट्टान तथा खोतान 
के मध्य स्थित जुंगलिग पर्वत (तागदुम्बाश पामीर) को पार करते समय परलोक 
सिधार गया । इस उत्तरी अभियान की चर्चा ह्ननसांग ने भी की है, क्योंकि 


१, 2#, #४,, 377, छ, [42; 8, 4७/, 903, 9. 382; (०#८, !7, 
5, 79, ज्यों 800 %७९२, संम्भवतः कनिष्क-द्वितीय की ओर संकेत है । 

२. अभी हाल में श्री के० जी० गोस्वामी ने हमारा ध्यान कनिष्क के युग के 
एक ब्राह्मी-लेख की ओर आक्ृष्ट किया है। इसका समय २ वर्ष (?) दिया है और 
इसे उन्होंने इलाहाबाद म्युजियम से प्राप्त किया है ((६/८४4 #९४०४८०, पाप, 
934, 9. 83 )। 

३. महास्थान (बोगरा) में पायी गयी सोने की एक मुद्रा में कनिष्क की खड़ी 
मूत्ति है। इसमें उनके दाढ़ी भी है--कदाचित्‌ यह महान्‌ कुषाण सम्राटू की 
नकल है। 

४. कनिघम इसे श्रीनगर के सिकट बताते हैं (46/',4) | स्टीन और स्मिथ 
के अनुसार यह आधुनिक कांसीपुर है, “जो वितस्ता नदी तथा वराहमूल से 
कदमीर जाने वाली सड़क के बीच स्थित है ।'' 

४. खा, 4४/., 4903, 9, 382, 


हरेर प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


उसके अनुसार उसका राज्य जुंगलिंग पर्वत पर भी था। साथ ही उसने एक 
चीनी राजकुमार को अपने दरबार में बन्दी भी बना रखा था। 

महाराज हो-ती (सन्‌ 5६-१०४ ई०) के सेनापति पानचॉऊ द्वारा पराजित 
राजा कदाचित्‌ स्वयं कनिष्क ही था । निःसंदेह यह तक दिया जाता है कि “कनिष्क 
एक उच्च राजा था और यदि चीनी सेनापति द्वारा वह पराजित किया गया होता तो 
इसका उल्लेख चीनी इतिहासकार अवश्य ही करते ।”” परन्तु, यदि हम पानचॉऊ के 
समकालीन को काइफ़िसेस-द्वितीय स्वीकार करते हैं तो उससे भलीभाँति परिचित 
चीनी इतिहासकारों का मौन रहना अत्यन्त रहस्यमय हो जाता है । दूसरी ओर 
वे कनिष्क को बिलकुल ही नहीं जानते थे । अतः, यदि वही पानचाँऊ का सम- 
कालीन है तो उसका उल्लेख न कर इतिहासकारों के चुप हो जाने में कोई 
विचित्रता दिखाई नही देती । कनिष्क ही पानचॉँऊ का विरोधी था, इस सम्बन्ध 
में हम कह सकते हैं कि उसने ही चीन से युद्ध किया था। परन्तु, वीमा के सम्बन्ध 
में यह बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि चीनी इतिहासकारों ने ऐसे किसी भी 
युद्ध का उल्लेख नहीं किया है। एस० लेवी ने कनिष्क की मृत्यु के सम्बन्ध में जो 
लोककथा प्रकाशित की है, उसमें एक महत्त्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार दिया गया है -- 
“मैंने तीन प्रदेशों को जीत लिया है; सभी मेरी शरण में हैं, परन्तु केवल उत्तरी 
प्रदेश के लोगों ने मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की है ।'”' इस घटना से क्‍या 
हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि उसके उत्तरी पड़ोसी ने ही उसे 
हराया था ? 


शाक्यमुनि के धर्म को संरक्षण देने के कारण जितनी प्रतिद्धि उसकी है, उसके 
विजयों के कारणा कदापि नही है । मुद्राओं एवं पेशादर में पाये जाने वाले लेख के 
आधार पर कहा जा सकता है कि सम्भवत: अपने राज्य-काल के प्रारम्भिक दिनों 
में ही उसने बौद्धर्म अंगीकार कर लिया था। उसने पुरुषपुर अथवा पेशाबर में 
संघाराम-स्तम्भ बनाकर धर्म के प्रति अपनी निष्ठा एवं उत्साह का परिचय दिया 
है ! स्तम्भ की सुन्दरता की चीनी तथा मुसलिम यात्रियों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की 


१. देखिये #77*, 9. 285, 27.48, 92, 674, 
२, जैसा कि देवपाल के समय के गोश्रावण-अभिलेख से पता चलता है, 


कनिष्क द्वारा निमित महाविहार की प्रसिद्धि बंगाल के पाल-नरेशों के काल तक 
फैली थी। अल्वेरूनी ने भी कनिष्क के चैत्य का उल्लेख किया है । 


उत्तर भारत में सीथियन-शासन ४२३ 


है। कश्मीर अथवा जालच्धर' में उसने बौद्धधर्म की अंतिम महान्‌ सभा का आयो- 
जन किया था। यद्यपि कुषाण बौद्धधर्म के अनुयायी थे, फिर भी ग्रीक, सुभेरियन 
इलामाइट, मिथ इक फ़ारसी तथा हिन्दू धर्म के देवताओं की उपासना उसके दूर-दूर 
के प्रदेशों में होती थी, तथा वह स्वयं भी उनका आदर-सम्मान करता था। कनिष्क 
के दरबार में पाश्व, वसुमित्र, अश्वधोष', चरक ,नागाजु न ', संघरक्ष, माठर, ग्रीक- 
निवासी एजिसीलाओस तथा अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जिनकी देख-रेख' में धार्मिक, 
साहित्यिक, वेज्ञानिक, दार्शनिक एवं कलात्मक कार्य उसके शासन-काल भें निरंतर 
होते थे । मथुरा के निकट माट में जो खुदाई हुई है, उसमें इस महान्‌ राजा की 
कहेआदम ( उसकी वास्तविक लम्बाई की ) मूर्ति मिली है ।" 


१. एक लेख से पता चलता है कि सम्भवतः गांधार में सभा बुलाई गई थी । 
परन्तु, प्राचीततम आधार पर कश्मीर को ही सभा-स्थान माना गया है। वसुमित्र 
के सभापतित्व में कदाचित्‌ सभी बौद्ध-भिक्षुक कुरडलवन-विहार में एकत्र हुए थे । 
ऐसा प्रतीत होता है कि इसका मुख्य उद्देश्य मूल नियमों को एक जगह रख कर 
उन पर की गई आलोचनाओं को लिपिबद्ध करना था ($गरंफ, #//', 99. 288 
्ि 8७, रीबदब।77८ 6/॥४/७, 7) । 

२. देखिये 77.45, 9]2, 99, ॥003, 004, सम्भवत: इलामाइट 
(सुमेरियन ? ॥4950788, 5, 827 ) देवी नाना के नाम पर ही उसने प्रसिद्ध 
नाणक मुद्राएँ प्रचलित की थीं (देखिये सिद्वा्, (47%, 2.०८,, 92],, 9. 6 ) ॥ 
भारत में कृषाणों पर मिहिर ( मिहर, ) का क्या प्रभाव पड़ा, इसके लिये देखिये 
नआर० जी० भरडारकर, दावा, बाएं दाद वेब शा हा 
5)2/0॥४, 9. 54, प्रो०रेप्सन के अनुसार नाना प्रकार की मुद्राओं का अर्थ 
धार्मिक 'उत्साह नहीं है । इससे तो केवल इतना ही ज्ञात होता है कि उसके विशाल 
साम्राज्य के विभिल प्रदेशों में नाना प्रकार के धर्म प्रचलित थे । देखिये असावरी 
तथा इल्तुत्मिस एवं हैदरअली के समय में प्रचलित बेदनुर प्रकार की सुद्राय । 

३. कनिष्क तथा अश्वधोष के सम्बन्ध में एक नवीन लेख की ओर आपका 
ध्यान आक्ृष्ट किया जाता है, जिसे 7. ४४, छक्वा८ए ( 27745, 942, 9।, ॥) 
ने खोतान पाणडुलिपि के एक भाग का अनुवाद कर तैयार किया है। उसमें राजा 
के नाम का उच्चारण “चन्द्र कनिष्क' दिया गया है । 

४. यह भी सम्भव है कि नागाजु न कनिष्क-प्रथम के समकालीन न होकर 
कनिष्क-द्वितीय अथवा हुविष्क के समकालीन रहे हों । 

४. मर, 9. 272; (7 (वेए-फणएएभ, 3284७, 92, 670, 


४२४ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


कनिष्क के पश्चात्‌ वासिष्क, हुविष्क और आरा-लेख में उल्लिखित कमिष्क 
एक के पश्चात्‌ एक सिहासनारूढ़ हुए । हमें वासिष्क की २४ तथा २८ तिथि के जो 
लेख उपलब्ध हैं, उनके आधार पर सिद्ध किया जा सकता है कि उसका राज्य 
मथुरा तथा पूर्वी मालवा तक फैला हुआ था।' कुछ लोगों का मत है कि आरा- 
लेख में आये, कनिष्क के पिता वाभेष्क तथा श्रीनगर के उत्तर में स्थित आधुनिक 
जुकुर जिसे जुष्कपुर भी कहते थे, के जन्मदाता तथा राजतरंगिणी में वर्णित जुष्क 


और कोई व्यक्ति न होकर स्वयं वासिष्क ही थे । 
हुविष्क की तिथि सन्‌ २८ से लेकर ६० ई० तक फैली लगती है । मथुरा में 


पाये जाने वाले एक अभिलेख के अनुसार वह किसी ऐसे राजा का पोत्र था जिसे 
“सचच्रम थित' की उपाधि मिली थी। कुयुल कफ़स में पायी जाने वाली एक मुद्रा 
पर यह उपाधि अंकित थी । कल्हण के वर्णन से ज्ञात होता है कि वह जुष्क और 
कनिष्क, अर्थात्‌ सन्‌ ४१ के आरा-लेख में आये वाभरेष्क और कनिष्क का समकालीन 
था। वारडाक में मिले पात्र-अभिलेख के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है,मानो काबुल 
उमके साम्राज्य का ही एक अंग रहा है। हाँ, ऐसा कोई प्रमाण नही मिलता 
जिससे यह सिद्ध हो सके कि सिन्धु-घाटी के उस निचले भाग पर उसका अधिकार 
रहा हो जिसे रुद्रदामन ने कनिष्क-प्रथम के उत्तराधिकारियों से छीन लिया था | 
कश्मीर में हुविष्क ने हुष्कपुर'' नामक नगर की स्थापना की थी। कनिष्क-प्रथम 
के समान वह भी बोद्धधर्म का संरक्षक था और मथुरा में उसने अत्यन्त सुन्दर 
बिहार का सिर्माण कराया था। विभिन्‍न मुद्राओं के चलाने का उसे भी कनिष्क- 
प्रथम के समान ही चाव था । उन मुद्राओं पर जहाँ ग्रीक, फ़ारसी एवं भारतीय 
देवताओं की मूत्तियाँ अंकित हैं, वहीं एक मुद्रा पर रोमा” की सुन्दर मूत्ति भी है । 

१. सम्भवत: साँची की मू्तियाँ मथुरा से लाई गई हैं, अतः जहाँ-जहाँ वे 
मूत्तियाँ पाई गई हैं, सब स्थान उसी के साम्राज्य के अंग थे, कहना असंगत होगा । 

२. &77* 9, 275 

27९48, 924, 9, 402 


४. खरोष्ठी-लेख में पाये गये लेख “अंगोक' के सम्बन्ध में भी यही सत्य है 
(80770७, 9. !28) | 


2. बारामुला दर के भीतर पाई जाने वाली उष्कूर से इसका अभिप्राय है 
(खा 287) । 


६. देखिये 7 परव275, 7.8 ९०, 62, 

७. देखिये ८८:४४. 5#807/ /775/., 79, मुद्रा के आधार पर कहा जा सकता 
है कि महान कुषारा के लिये 'सिह-पताका' का बही महत्त्व था जो गुप्त-राजाओं के 
लिये गरुडघ्वज' का ( देखिये ५४7:८7८४०, 96 )। 


उत्तर भारत में सीथियन-शासन ४२५ 


मथुरा-लेख से ज्ञात होता है कि अपने बाबा के युग के टूटे-फूटे 'देवकुल' को पुनः 
निर्मित कराने का श्रेय उसको ही प्राप्त था । 

स्मिथ महोदय इस बात से सहमत नहीं हैं कि ४१वें वर्ष के आरा-लेख 
के कनिष्क और कनिष्क-महानु, दो अलग-अलग व्यक्ति थे । डूड़र्स, 
फ्लीट, कैनेडी, स्टेन कोनोव आदि के अनुसार दोनों कनिष्कों' में महान्‌ अंतर है । 
लुडसे के अनुसार आरा-लेख के कनिष्क के पिता का नाम वासिष्क और पितामह 
का नाम कनिष्क-प्रथम था| कनिष्क-द्वितीय ने 'महाराज', 'राजाधिराज,' 'दिव- 
पुत्र' और सम्मवतः कैसर' ((४४८४७7) की उपाधि धारण की थी । इस बात की 
भी अधिक सम्भावना है कि कश्मीर में 'कनिष्कपुर' बसाने बाला कनिष्क-प्रथम न 
होकर वह स्वयं रहा हो । 

कनिष्क-वंग का अंतिम महान्‌ राजा वासुदेव-प्रथम था । इस पुस्तक में जिस 
तिथि-तालिका को अपनाया गया है, उसके अनुसार वह सन्‌ १४५ से १७६ ई० 
के बीच हुआ था । वह बौद्धवर्म का अनुयायी नहीं प्रतीत होता । उसकी मुद्रा में 
शिव 0वं नन्‍्दी की मूर्ति है। अत: इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने पूर्वज काडफ़िसेस- 
द्वितीय के शैवधर्म को उसने भी अपना लिया था । काब्य-मीमांसा में वासुदेव को 
'कबियों का संसक्षक' तथा 'साहित्यकारों का सभापति' कह कर सम्बोधित किया 
गया है। अश्वधोष, नागार्जुन आदि अन्य बिढ्वानों की साहित्यिक कतियों से यह 
सिद्ध होता है कि कुषाण-काल साहित्यिक युग था । इस युग में धामिक क्षेत्र में भी 
काफ़ी कार्य हुआ, और शैवध्र्म के अधीन कात्तिकेय-सम्प्रदाय की, बौद्धधर्म के 
अधीन महायरान तथा मिहिर एवं वासुदेव कृष्ण सम्प्रदाय की भी उत्लति हुई। 
कश्यप मातंग (सी० ६१-६८ ई०) ने चीन में बौद्धधर्म का प्रचार किया | “इस 


प्रकार कनिष्क के राज्य-काल ने पूर्व तथा मध्य एशिया में भारतीय सम्यता का 
द्वार खोल दिया ।/! 


१ . देखिये (०#६८७, की 3, झैएड, 63: /#. झा्ब,, झू०७, 9. 48. 
38456, 93, 98, २४ से ४० सम्वत्‌ के बीच का कोई भी ऐसा लेख नहीं 
मिलता, जिसे कनिष्क का कहा जा सके । इस काल में कुषाणा-राजवंश वासिष्क, 
और सम्भवत: हुविष्क (द्वितीय साभीदार) के हाथों में था । अतः, यह सिद्ध हो 
जाता है कि सम्बत्‌ ४१ के कनिष्क का सम्वत्‌ १-२३ के कनिष्क से कोई सम्बन्ध 
नहीं रहा । 

२. पालिखेड़ा ( मधुरा-म्युजियम नं० २६०७ ) में पाई गई भगवान्‌ बुद्ध की 
मूत्ति के निचले भाग के लेख का हवाला देते हुए श्री एम० नागोर कहते हैं कि 
यह मूत्ति वासुदेव के शासन-काल में, सम्बंत्‌ ६७ में, बना कर स्थापित की गई थी । 

278 


४२६ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


वासुदेव के लेख केवल मथुरा-स्षेत्र में ही पाये गये हैं। अत: इससे यदि हम 
यह निष्कर्ष निकालें कि धीरे-धीरे कुषाण-साम्राज्य के उत्तरी-पश्चिमी भाग से 
उसका अधिकार मिटता रहा, तो अनुचित नहीं होगा । तीसरी शताब्दी के मध्य 
में हम देखते हैं कि यूचियों के अधीन चार राज्य हो गये थे, और सम्भवतः यूची- 

राजबंश' के राजकुमारों का चारों पर राज्य था । 

१.देखिय्रे कैनेडी, 77.48, 93, 060 4. बासुदेव-प्रथम के उत्तराधिकारियों 
में कनिष्क-तृतीय का भी नाम आता है (देखिये #४क्राटाट्यव, [श6-(सहलौ 
60, ए9. 2, 2; (९ /08, 7.45%, ५०, ॥७५ ( 908 ), 8 #: 
जाल, ४7, ४७], ]4 ॥) । बसु अथवा वासुदेव-द्वितीय का पोतिआव (सन्‌ 
२२० ई० (6००४ » व ,, ऋण) और ग्रमबेटस (५ >74)4|) 6 ८8) (सन्‌ ३६० 
ई० ) (कणांती, #प। ,, 9. 290) कहा गया है । राजा अपने को कनिष्क के 
वंशज कहते हैं । वे किपिन तथा गांधार पर, उनकी मृत्यु के बहुत दिनों बाद तक 
शासन करते रहे (///#€०/) श॒ (26002, (०४, रि८५,, 4922, 2 प-56७६,. 
(7. ।93, 489 ) | परम्परा तथा जनश्रुति के अनुसार कनिष्क-वश का अंतिम 
राजा लगतूर्मात था, जिसे अल्बेरूनी के अनुसार, उसके ब्राह्मगा-मंत्री कल्लार ने 
पदच्युत कर दिया था । कुषागा-वंश के अंतिम काल में ससानियन-राज्य के जन्म- 
दाता अर्देसिर बाबगान ( 6० व/ब'्ठवा), ५. ), 220-4]) के तथा- 
कथित भारत-आक्रमण के लिये देखिये, फ़रिश्ता (्रि॥0६ श्याते (205560, ४ ], 
7. 357 )। व््लान-द्वितीय ने सम्पूर्णा शकस्थान को जीत कर अपने पुत्र बहुनि- 
तृतीय को वहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया | शापूर-ह्वितीय के समय तक शकस्थान 
ससानियन-राज्य का अंग बना रहा । पर्सोपोलिस के एक पहलवी लेख में शकस्थान 
के शासक को शकान्साह' तथा हिन्द, शकस्थान तथा तुखारिस्थान के शासक को 
'दबिरान' दबीर (मंत्रियों का मंत्री) कहा गया है (॥/.3७/, 38, 36) । इस लेख 
को सन्‌ १६२३ ई० में हर्जफ़ ल्ड ने पढ़ा । लेख कदाचित्‌ सन्‌ ३१०-११ ई० का है, 
जब शापूर-द्वितीय का राज्य था। तीमरी शताब्दी के अंतिम चरगा के पैकुली-लेख 
मे ज्ञात होता है कि उत्तरी-पश्चिमी भारत के शक-नरेश, वर्ह्लान-तृतीय, शकस्थान 
के राज्यपाल के दरबारियों में से थे (7/2.08$, 933, 29) । पश्चिमी भारत के 
आभीरों ने भी कदाचित्‌ ससानियों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था (॥२०]9५०॥, 
-विर्दंिद (7000, एज) |. एवाफुलाल' (जाउक्काइक्क (०४, 7०/,, 6) 
का मतहै कि कोसमास के काल में सिधु नदी के दक्षिण में स्थित डेल्टा ( 700480 
०५४०४, (४, 300 ४.]0.) फ़ारस के अधीन था। कालिदास के 'रघुवंशम्‌' तथा 
चालुक्यों के शासन-काल में भी फ़ारसवासियों का उल्लेख मिलता है ! 


उत्तर भारत में सीथियन-शासन ४२७ 


इनमें ताहिया ( ऑक्सस-प्रदेश ), किपिन ( कपिशा ) कॉउ-फ़ॉउ (क्राबुल) 
और तीन-चॉऊ ( भारतवर्ष, कदाचित्‌ इससे उत्तका अर्थ सिन्धु तदी के दोनों 
ओर फैले हुए विस्तृत भाग से था ) आदि आते हैं । सन्‌ २३० ई० में ता-यूची' 
अर्थात्‌ महानू थूची राजा पोतिआव ने चीन-सम्नाट्‌ के यहाँ अपना राजदूत 
ज्जा था। इसके पश्चात्‌ धीरे-धीरे भारतवर्ष भें उसका यूची-साम्राज्य नष्ट होने 
लगा और चौथी शताब्दी में उसका वह महत्वपूर्ण स्थान खो-सा गया। नागों ने 
दूर के कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार जमा लिया था। सिन्धु नदी के पास अनेक 
छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो चुके थे । वर्ह्नन-द्वितीय (सन्‌ २७६-२६३ ई०) के 
जशासन-काल में शकस्थान तथा उत्तरी-पश्चिमी भारत पर ससानियन-बंश का 
आधिपत्य हो गया था । शापूर-द्वितीय (सन्‌ ३०६-३७६ ई०) के प्रारम्भिक काल 
में इन प्रदेशों पर ससानियन-वंश का ही अधिकार था । 


४. नाग तथा अन्तिम कृषाण 


मथुरा तथा उसके निकटवर्ती प्रदेश में कुषाणों के उत्तराधिकारी नाग 
जाति' के शासक थे । तीसरी तथा चौथी शताब्दी में उत्तरी तथा मध्य भारत 
के एक विद्याल भूखणड पर नागों का राज्य था। इसका प्रमाण कई जगह से 
मिलता है। लाहौर में प्राप्त चौथी शताब्दी के ताम्र-सील के लेख के अनुसार वहाँ 
नागभट्ट का पुत्र महेश्वर नाग राज्य करता था। इलाहाबाद के स्तम्भ-लेख 
राजा गगापति नाग का उल्लेख मिलता है। वाकाटक-विवरणों से ज्ञात होता 
है कि भारणशिव के शासक भवनाग के पौत्र का पौत्र रुद्रसेन-द्वितीय चन्द्रयुप्त- 
हितीय का समकालीन था, और वह गुप्त-साम्राज्य के उत्थान के पूर्व से हो था । 
अबनाग के वंदाज कितने शक्तिशाली शासक थे, इसका अनुमान हम इसी से लगा 
सकते हैं कि उन लोगों ने दस बार अश्वमेध यज्ञ किया, अपने बाहुबल एवं 
शक्ति के द्वारा गगाजल प्राप्त कर उसे वहाँ छिड़का और स्थान को पवित्र 
बनाया । दस बार अध्वमेष यज्ञ से ही यह बात प्रमारित हो जाती है कि वे 


१. जयपुर राज्य में स्थित बरनाला में पाये गये यूपा-लेख से, राजाओं की एक 
ऐसी सूची का पता चलता है, जिनके नाम के अंत में 'बद्ध न' का प्रयोग हुआ है । 
वे सोहत्त अथवा सोहत्त गोत्र के थे, परन्तु उनके राजवंश का ज्ञान नहीं है 
(77#. /॥४४., >»रं, 20) | इसकी तिथि कृत २८५४, अर्थात्‌ सनु २२७-२२८ है । 
2, फ्लीट, (77, ७. 283. 

3, (7४, 9, 24]; 470), 9, 72. 


डर्‌द प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


किसी के अधीन न हो कर स्वतंत्र शासक थे। पुराणों से हमें ज्ञात होता है कि 
तागों ने अपने को विदिशा ( भिलसा के निकट बेसनगर ), पद्मावती ( सिन्धु 
और पार के संगम पर स्थित पदम-पवाया ),, कान्तिपुरी ( जिसका ठीक से 
पता नहीं चल पाया है ) और कनिष्क और उसके उत्तराधिकारियों की दक्षिणी 
राजधानी' मथुरा में मिला लिया था। कदाचित्‌ नागों के महान्‌ राजा का 
नाम चन्द्रांश' 'नखवन्त-द्वितीय' था। दिल्ली के लौह स्तम्भ-लेख में यही नाम आया 
है । परन्तु, यह बात पूर्णतया स्पष्ट नहीं हो पाई कि दोनों चन्द्र एक ही व्यक्ति हैं ।* 


१. इस स्थान पर महाराज अथवा अधिराज भवनाग की मुद्राये पाई गई 
हैं । डॉ० अल्तेकर का कथन है कि ये वाकाटक-लेख के भवनाग ही थे(7/. .५४७॥, 
७, /, ५. 9६ ॥7) । ये तथ्य भविष्य में और अधिक खोज हो जाने पर ही 
माना जा सकता है । 

२. स्कन्द-पुराणा ( नागरखण्ड, (9०. 47, 4 7 ) में कान्तिपुरी का 
वर्णन आया है। मेघदूत के समय में पूर्वी मालवा में विदिशा भी सम्मिलित था । 
वहाँ की घाटी धसान या (दशाणं) की राजकुमारी से कान्तिपुरी के राजकुमार ने 
विवाह किया था । अतः कान्तिपुरी सम्भवत: विदिशा के निकट ही थी । 

3, 77006, 905, 9. 233, 

४. नृपान्‌ विदिशकांश च्‌ः श्रापि भविष्यांस्तु निबोधत 

शेषस्य नागराजस्य पुत्र: पर पुरंजय: 

भोगी भविष्यते (? ) राजा नृपो नाग-कु लोदूभव: 

सदाचन्द्र स तु चल्धांशो द्वितीयों नखबांश तंथा। 
--+72)768/76 ता (॥6 औ६/६ 486, [0,49., 

५. विष्णु की उपासना से प्रतीत होता है कि वह चन्द्रमुप्त-प्रथम अथवा चर्द्र- 
गुप्त-द्वितीय था । यदि हम इसे स्वीकार करते हैं तो फिर हमें यह्‌ सिद्ध करना होगा 
कि 'धाव' शब्द का प्रयोग गुप्त के लिये क्‍यों हुआ, क्योंकि चद्ध्रगुप्त-द्वतीय को 
धाव' न कह कर देवगुप्त' या देवराज' कहा जाता था। इस सम्बन्ध में 
हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि उसने सित्धु-पार के लोगों पर अपनी शक्ति के 
द्वारा विजय प्राप्त कौ थी। इस सम्बन्ध में उसके पूर्वजों की ख्याति का कोई 
प्रभाव उस पर नहीं पड़ा था । विष्णु की उपासना के कारण अब इस बात की 
कोई भी सम्भावना नहीं रह जाती कि यही राजा चन्द्र कनिष्क था। इसको 
प्रथम मौर्य राजा बताना भी नितान्त पागलपन ही है, क्‍योंकि जो तिथि इत्यादि 
दी गई है, उस में विश्वेष रूप से अंतर है। साथ ही जो विवरण उपलब्ध है, 
उसमें न तो नन्द-राजाओं की पराजय का ही उल्लेख है, और न ही कहीं यवनों 
के साथ होने वाले युद्ध का । अत: यह भी हमें किसी प्रकार मान्य नहीं है । 


उसर भारत में सीथियन-शासन ४२६ 


यदि गरुप्त-साञ्नाज्य के उत्थान के पूर्व ही चन्द्र राजा थे, तो स्वाभाविक है कि हम 
उनके सम्बन्ध में पुराणों में खोज करे, क्योंकि गुप्त-वाकाटक-काल तक इस पुस्तक 
का संकलन नहीं हो पाया था । 

चौथी शताब्दी में चन्द्रगुप्त-द्वितीय ने नाग-राजकुमारी के साथ विवाह करना 
चाहा था तथा स्कन्दगुप्त' के शासन-काल में गंगा तथा दोआब के क्षेत्र में नाग राजा 
अपने अधिकारियों के माध्यम से राज्य करते थे। क़ाबुल की घाटी तथा भारतीय 
सीमा के कुछ प्रदेशों पर कुषाण राजा राज्य कर रहे थे । उनमें से एक शासक ने 
फ़ारस के ससानियन-वंश के राजा होरमिसदास ( अथवा होरमुज्द ) द्वितीय 
(सन्‌ ३०१-३०६ ई० ) के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी किया था । जैसा कि 
पहले ही बताया जा चुका है, वर्ह्नन-द्वितीय ( सत्र २७६-२९३ ई० ) और 
उसके उत्तराधिकारी शापूर-द्वितीय के समय तक अपने पड़ोसियों पर राज्य 
करते रहे । “सन्‌ ३५० ईं० में जब शापूर-द्वितीय ने अमिदा पर आक्रमण किया, 
उस समय उसकी सेना में हाथी भी थे ।'”” इसके कुछ समय के बाद ससा- 
नियन-बंश को पराजित कर गुप्त-सम्राटों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । 
साथ ही उत्तर-पश्चिम प्रदेश के कुषाण शासकों ने, जिनकी उपाधि दिवपुत्र 
शाहि शाहानुशाहि' थी, समुद्रगुतत के पास अनेक मूल्यवान्‌ उपहार भी भेजे । 
पाँचवीं शताब्दी में किदार कुषाणा ने कश्मीर' तथा गांधार पर अपना राज्य 
स्थापित कर लिया था । छठी शताब्दी में कुषाणों को हुणों के साथ भयंकर युद्ध 
करना पड़ा और फिर उसके बाद की शताब्दियों में मुसलमानों से बराबर लोहा 
लेना पड़ा । नवी शताब्दी में सीस्तान में सफ़ारिद-वंश के मुसलमानों का राज्य 


१. बाद के नाग-राज्य के विषय में जानने के लिये देखिये, ४०७४, 042., 
8. 2, 99, 28, 292, 33, 574; 77५, 7४... ॥> 25, 

२. 37.45, 493, छ, 4062, #िांफा (&मा', >. 290) धाव 
सका शलित ( +4.4$/, 38, 36) हए८ पट वंबा८ 5, 70. 360, 

३. ( ४050 2458, 908, 93, 

४. और, सम्भवतः इससे भी पूर्व (अल्तेकर, .४/४४7/?, ४।, 2। के अनुसार 
चौथी शताब्दी के मध्य में ) । 


२. >7745, 93, ७, 064, 8॥#शरं0, (६76/०8४, 04, 89; 7२, 0. 
ऐशगारा), 72452, 908, 9, 


४३० प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


स्थापित हुआ । धीरे-धीरे इनका प्रभ्नुत्व गज़नी, ज़ाबुलिस्तान, हेरात, बल्ल्न, 
तथा बामियान प्रदेशों में भी फैल गया। कनिष्क-वंश के अंतिम राजाओं ने 
अपना निवास-स्थान गांधार प्रदेश के नगर उरुड, ओहिन्द, वैहन्द अथवा 
सिन्धु के किनारे स्थित उदभाणड को बनाया । उनकी दूसरी राजधानी क़ाबुल 
की घाटी में थी । अंत में कल्लार या लल्लिय नामक ब्लाह्मणा ने इस वंश का 
सम्पूर्ण विनाश कर दिया तथा नवी शताब्दी के अंतिम काल में उसने हिन्दू- 
साम्राज्य की नीव डाली। दसवीं शताब्दी में क़ाबुल के राज्य का एक भाग 
अन नगीन (| पंष्टा।) के हाथों में आ गया । 


१. फिबथा)एओ, उ॥60 77960 कार्व 7 काठ ० क्रींदा वैवापिपार्त, 00, 
२, ढटांआ, ०१, 6/, 70. 26, 


दक्षिणी तथा पद्चिचमी मारत में ४; 
सीथधियन शासन र्‌ 


१. क्षहरात 


पिछुले अध्याय में हमने देखा कि ई०पू० की द्वितीय एवं प्रथम शताब्दियों 
में सीथियनों ने किपिन (कपिशा-गांधार) तथा शकस्थान (सीस्तान) पर अपना 
आधिपत्य जमा कर धीरे-धीरे उत्तरी भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना राज्य 
स्थापित कर लिया था। इस वंश की मुख्य शाखा उत्तर में ही राज्य करती 
रही । क्षत्रपाल-बंश के क्षहरातों ने अपनी शक्ति पश्चिमी भारत तथा दक्षिण 
की ओर बढ़ा कर सातवाहन-नरेशों से महाराष्ट्र की कुछ भूमि भी छीन ली । 
सातवाहन-शासक अपने राज्य के दक्षिणी भाग, सम्भवतः सातवाहनिहार जनपद 
जो आधुनिक वेलारी जिले में पड़ता था, और जो क्रिसी समय सेनिक राज्यपाल 
( महासेनापति ) स्कन्दनाग के झ्ासन में था, में चले गये । पेरीप्लस के 
निम्नलिखित गद्यांश से स्पष्ट हो जाग्रेमा कि उस समय किस प्रकार दक्षिण 
के नरेशों की शक्ति घटती जा रही थी तथा आक्रमणकारियों की शक्ति प्रबलतर 
होती जा रही थी । “सरगनुस (कदाचित्‌ शातकरशि-प्रथम) के शासन-काल में 
कल्याण नगर शान्तिप्रिय बाज़ार के रूप में उन्नति कर रहा था। परन्तु, जब 
से यह नगर सन्दनेस (कदाचित्‌ सुतत्दन शातकर्णि) के अधिकार में आया, 
उस समय से यह बन्दरगाह प्रायः अरक्षित हो गया तथा ग्रीस (यूतान) के जो 
जलयान यहाँ आते थे, उन्हे रक्षकों की देखरेख में बरिगाज़ा (बरोच) भेजा 
जाने लगा ।”' 
१, 79%. हब, हुए, 55, 

२. विलसन, 7.4329, 904, 272; 57, 27200, 5८०9५., 3903; 
/70, 932, 234; 27#0/७, 932, 77. जब तक किसी 'छोटे सरगनुस' 
का उल्लेख नहीं होता, तब _ तक '“बड़े' शब्द का कोई महत्त्व नहीं है। अतः यह 
शब्द 'सन्दनेस' के लिये ही हो सकता है, क्योंकि बहाँ एक “छोटे सन्दनेस'' का भी 
उल्लेख मिलता है । 





४३२ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


महाराष्ट्र प्रदेश के बरौच क्षेत्र में जिस सीथियन राजा क्षहरात का राज्य था, 
वह सम्भवतः कराताई ((७४0) था। भूगोलवेत्ता तोलेमी के अनुसार 
यह जाति उत्तर में पाई जाने वाली शक जाति की ही एक शाखा थी । 

क्षहरात, खखरात अथवा छहरात वंश के प्रुख्य व्यक्तियों के नाम लिआक, 
पतिक, घटाक, भूमक तथा नह॒पाण थे । इनमें से लिजाक, पतिक तथा घटाक 
क्रमश: तक्षशिला तथा मथुरा के निवासी थे । भूमक काठियावाड़ के क्षत्रप थे । 
रप्सन के अनुसार, भूमक नहपाणा का पूर्वज था। उसकी मुद्राओं में 'तीर, ढाल 
और बिजली” बनी मिलती है । इनकी तुलना मुद्राओं की दूसरी ओर बने 'ढाल, 
तीर और धनुष' से की जाती है । दूसरी ओर की वस्तुएं ताँबे की उन मुद्राओं 
में मिलती हैं, जिन्हें स्पैलिरिसिस तथा एज स-प्रथम ने मिल कर बनवाया था। 

क्षहरात-क्षत्रपों में सबसे महान्‌ राजा नह॒पाण था । पूना ज़िले में नासिक, 
जुन्नार और काले के निकट पारडुलेन में पाये जाने वाले आठ गुफ़ालेखों से सिद्ध 
होता है कि उसके साम्राज्य में महाराष्ट्र प्रदेश का एक बहुत बड़ा भाग भी 
सम्मिलित था। इनमें से सात लेख उसके दामाद शक उशवदात (ऋषभदत्त) 
की दानकथा तथा आठवाँ अयम अथवा अमात्य (जिला-अधिकारी) की महिमा 
का वर्गान करता है। उश्ववदात के लेख से ज्ञात होता है कि नहपाणा का राज- 
नीतिक प्रभाव पूना (महाराष्ट्र और सूरपारक (उत्तरी कोंकणा में) से लेकर 
प्रभास (काठियावाड़ में), मन्दसौर (दशपुर) और उज्जैन (मालवा में) तथा 
प्रसिद्ध तीर्थस्थान पुष्कर समेत अजमेर के कुछ ज़िलों तक फैला हुआ था । 
मालयों अथवा मालवों पर विजय प्राप्त करने के पदश्चात्‌ पविश्रीकरण के लिए 
स्वयं उशवदात आये थे 

नासिक में प्राप्त होने वाले लेखों में किसी अज्ञात सम्बत्‌ के ४९, ४२ तथा 
४५ वर्षों का तथा नहपाण दे क्षत्रप होने का उल्लेख है, जबकि अयम द्वारा 
लिखवाये गये जुन्नार-लेख में ४६ सम्वत्‌ का विशेष तौर पर उल्लेख है, और 
उसमें नहपाण को महाक्षत्रप बताया गया है । अधिकांश इतिहासकारों का मत है 
कि जो तिथियाँ इनमें दी गई हैं, वे सब सन्‌ ७८ ई० के शक-सम्बत्‌ की ओर 
ही संकेत करती हैं । निस्मंदेह ही 'नह॒पाण' नाम फ़ारसी है, और बह इसलिए 


बन 


१. 4, 4४/,, 884, 9, 400, वाई० आर० गुप्ते (/॥6. 4॥/,, 926, 
78) का कथन है कि दक्षिण के गड़रियों में कुछ की उपाधि “'खरात' है जो 
कदाचित्‌ खखरात (क्षहरात) शब्द का ही संक्षिप्त रूप है । 


दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में सीथियन-शासन ४३३ 


कि नहपाण्ण शक-बंश का था। इसका प्रमाण हमें उसके दामाद उद्यवदात से 
मिलता है । उछवदात अपने आप को शक-वंश का बताता है। अतः, यह भी 
सम्भव है कि सन्‌ ७८ ई० का सम्बत्‌ शक-सम्बत्‌ हो, जिसे कदाचित्‌ नह॒पाण 
के उत्तराधिकारियों में से किसी एक ने अलाया हो। प्रो० रेप्सन इस मत से 
सहमत हैं कि नहपाण की जो तिथियाँ दी गई हैं, वे सन्‌ ७८ ई० से प्रारम्भ 
होने वाले शक-सम्बत्‌ से ही सम्बन्धित हैं। इसी आधार पर वे नह॒पाण की 
तिथि सन्‌ ११९ से १२४ ई०' के बीच आँकते हैं । बहुत से विद्वानों का विचार है 
कि नह॒पाण और कोई न हो कर “'मम्बरुस' अथवा “नम्बनुस' है।' यह नाम 
'पेरीप्लस” का दिया हुआ है । उसकी राजघानी मिन्नगर अऑरियक (ऐथींड/#8872 
॥॥ /7७८) में थी। एक मत के अनुसार मिन्नगर आधुनिक मंदसौर है और 
'अरियक' अपर रान्तिक' का ही नाम है । 


१. एलन का मत है कि नहपाणा की मुद्राओं को दूसरी शताब्दी का कहना 
उचित नहीं होगा । वे नहपाण की चाँदी की मुद्राओं पर पाये जाने वाले सिर 
की तुलना राजुबूल की मुद्राओं से करते हैं । परन्तु, वे यह भी स्वीकार करते 
है कि यह सम्भवत: इसलिए है क्रि दोनों का स्रोत स्ट्रंटो-प्रथम की मुद्राये हैं 
(6४8, $#॥०४8 /75., 80 ) | 

२. उदाहरण के लिये, )४, 87 वध उत्कदद। 4ठाद्ाव४, 897; 
3457, 904, 272, कैनेडी (7/24$, 98, 08) कहते हैं कि नाम के अंत 
में 'बनोस” न आकर “बरेस' अथवा 'बरोस' आता है। 

३. 7248, 92, 9, 785, 
, ४. यही विचार डी० आर० भराडारकर का भी है। वे बाम्बे-गज़टियर 
(7, , 3 एघ) को मानते हैं। देखिए #व8. 4॥8.,, 926, 9, 43--04#7/%४ था 
औ4/4/६४०.. (+ . प्०यथ7) । फ्लीट के अनुसार, मिन्नगर पंचमहाल के दोहद 
का नाम है (77245. 92, 9. 788; 938, 993 3) | परदना के औरियं- 
टरलिस्ट के छठे सम्मेलन में एक पत्र पढ़ते हुए डॉ० जायसवाल ने जैन सामग्री 
का उल्लेख किया है, जिसमें ब्रोच को नह॒पाण की राजधानी बताया गया है 
(देखिये आवश्यक सूत्र, 780/25, 930, 5०9,, 700८, 290) । एक अन्य मत 
के लिये देखिये (772, ]929, 356---वसुधर (?) नगरी । 

५. देखिये /.4, 7, 259, 263---अरियक सम्भवतः बराहमिहिर की 'बृहत्‌ 


संहिता” में आये हुए 'आर्यक' का ही दूसरा नाम है। 
श्ष ८ 


३४ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


आर० डी० बनर्जी तथा जी० जूव्यू डब्रील (9, ०एए८्श्षाा >प०८णॉां।) 
के अनुसार, नहपाण की तिथियों का शक-सम्बत्‌ से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
उनका कथन है कि यदि हम यह स्वीकार कर लेते हैं क्रि नहपाण के लेख शक- 
सम्वत्‌ के अनुसार ही हैं, तो इस राजा के लेख में जो सम्बत्‌ ४६ है, और 
रुद्दामन के लेखों में जो सम्बत्‌ ५२ मिलता है, केवल पाँच वर्षों का ही अंतर 
मिलेगा । तब इन्ही पाँच वर्षों में निम्नलिखित बातें अवश्य घटित हुई थीं-- 

(१) नहपाण के राज्य का अंत । 

(२) क्षहरातों का विनाश । 

(३) क्षत्रप चाह्तान का क्षत्रप-राज्य आरम्म होकर उसका 'हाक्षत्रप' 
की उपाधि धारण करना तथा राज्य का महाक्षत्रप-राज्य कहलाना । 

(४) जयदामन का क्षत्रप' की उपाधि से सिहासनारूढ होना तथा “महा- 
क्षत्रप' की उपाधि धारण करना । 

(५) रुद्दामन का सिंहासनारूढ़ होना तथा अपना शासन आरम्भ करना । 

इतनी घटनाओं की भीड़ पाँच वर्षो के छोटे-से दायरे (सम्बत््‌ ४६ जो कि 
नहपाण के राज्य की अन्तिम जानी हुई तिथि है और सम्बत्‌ ५२ जो कि रुद्रदामन 
के राज्य-याल की जानी हुई पहली तिथि है) में इकट्ठा करने की कोई विशेष 
आवश्यकता दिखाई नहीं पड़ती । हमारे पास ऐसा कोई भी प्रमाण नही है, 
जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि चाश्तान-वंश का राज्य क्षहरात-वश 
के विघटन के बाद ही आरम्भ हुआ। जैसा कि सम्बत्‌ ५२ के आंधव-अभिलेख 
से ज्ञात होता है, सम्भव है चाश्तान-नरेश कच्छु तथा उसके आसपास के देशों पर 
राज्य करते रहे हों और क्षहरात-बंश वालों का राज्य मालव तथा महाराष्ट्र में 
रहा हो । साथ ही इस बात को भी स्वीकार करने का कोई बड़ा कारण नहीं 
है कि चाब्तान तथा रुद्रदामतन के राज्याभिषेक की तिथियों में कोई बहुत अधिक 
अंतर था। डॉ० भश्डारकर तथा डॉ० आर० सी० मजूमदार का मत है कि 
आंधव-अभिलेख से स्पप्ट हो जाता है कि चाइतान तथा रुद्रदामन दोनों ही 
सम्बत्‌ ५२ में साथ-साथ राज्य कर रहे थे। प्रो० जे० ड्ुब्नील इस मत से 
बिलकुल ही सहमत नही होते, क्योंकि अभिलेख में रुद्दामन के बाद “च' (और) 
संयोजक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है---राज्ञ चाइतानस यशामोतिक-पुत्रस 
राज रुद्रदामस जयदाम-पुत्रस वर्ष द्विपचासे, ५०, २।' इसका अनुवाद प्रो० 


डुब्रील ने इस प्रकार किया है, “४२वें वर्ष में जयदामत के पुत्र, चाश्तान के पौत्र 
तथा यशामोतिक के प्रपौत्र रुद्रमादन के राज्य-काल में; 


दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में सीधियन-शासन है ६:24 


बैसे प्रोफ़ेसर महोदय 'च' शब्द पर आपत्ति करते हैं, परन्तु स्वयं उन्होंने 
और', 'पौत्र' तथा 'प्रपौत्र' शब्दों का प्रयोग किया है, जो कि मूल पाठ में नहीं 
पावे जाते । यदि उनका अनुवाद आंधव-अभिलेख के लेखक महोदय की इच्छानुसार 
ही होता तो यश्ामोतिक का नाम पहले आता, और फिर चाश्तान के नाम के बाद 
जयदामन और रुद्रदामन का ताम आता---यशामोतिक-प्रपौजस ज्ञाश्वान-पौत्रस 
जयदाम-पुत्रस रुद्रदामस ।”' साथ ही एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात यह भी है कि 
प्रो० डुब्नील के अनुसार जो जयदामन, चाइतान तथा रुद्रदामन के बीच में राज्य 
करता था, मूल पाठ में उसके नाम के साथ किसी प्रकार की उपाधि नहीं मिलती । 
दूसरी ओर, चाइतान तथा रुद्रदामन, दोनों को “राजा' कहा गया है। दोनों ही 
नामों के पूर्व आदरसूचक एक ही शब्द राजा” का प्रयोग हुआ है । अतः लेख 
का शाब्दिक अनुवाद इस प्रकार होगा--सम्बत्‌ ५२ में यज्ञामोतिक के पुत्र राजा 
चाव्तान, जयदामन के पुत्र राजा रुद्रदामन' ''।' इससे स्पष्ट हो जाता है कि सम्बत्‌ 
५२ में चाश्तान तथा रुद्रदामन' दोनों का ही शासन था । प्राचीन हिन्दू-समाज के 
लेखकों द्वारा इस प्रकार सहशासन' के बर्शान अक्सर मिलते हैं। चाश्सान 
तथा उसके प्रपौत्र के सहशासन का सिद्धान्त इसलिये भी माना जा सकता है कि 
जयदामन 'महाक्षत्रप' नहीं बन पाये थे, कदाचित्‌ इसलिए कि उनकी मृत्यु उनके 
पिता के सामने ही हो गई थी; क्योंकि चाश्तान तथा रुद्रदामन के समान ही 
उसके नाम के भी पहले केवल क्षत्रप' का ही प्रयोग हुआ है । 'महाक्षत्रप' अथवा 


१, देखिये जूनागढ़, गुरड तथा जसधन अभिलेख । 

२. देखिये, मुद्रा-सम्बन्धी कथा 'हेरमयस कलियपय'”, “गुदुफरस ससस””, 
“खतपान हगानस हगामषस'” आदि । इनमें भी दूसरे नाम के अंत में 'च' शब्द का 
प्रयोग नहीं हुआ है । देखिये, #४|ग्राट7280,  म#0-67०४& (०४४8, 96, 47; 
(मा, 338, 

३. देखिये, अथर्ववेद (५७, 20,9) में द्विराज; कोटिल्य के अर्थशासत्र (०.325) 
में दे राज्य; आयारंग सुत्त का दोरज्ज । पटलीन के वर्रान में देखिये 9.259 &6; 
महाभा रत में देखिये---धृतराष्ट्र तथा दुर्षोधन का राज्य; जस्टिन की पुस्तक में 
यूक्राटीड्स तथा उसके पुत्र का राज्य, स्ट्रेंटो प्रथम तथा द्वितीय; एज स तथा एजि- 
लिसेस आदि-आदि। महावस्तु ([7, 432) में तीन भाइयों के एकसाथ राज्य करते 
का उल्लेख मिलता है--- कलिगेषु सिहपुरम्‌ नाम नतगरम्‌ तत्र अगोश्नातरों एक- 
मात्रिका राज्य कारयन्ति ।” देखिये 74, 6, 29; ([. िगोन्‍्नत8 ४ब5त7, 
काब)का अंडहबं॥, 20, 22, 80, 


४३६ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


'भद्रमुख' का प्रयोग जयदामन के लिए उसके उत्तराधिकारों के लेखों में भी 
नहीं मिलता । हमने इस बात का उल्लेख पहले ही कर दिया है क्रि आंधव-लेख में 
आाइतान तथा रुद्रदामन को 'राजा' की उपाधि दी गई थी, परन्तु इसका प्रयोग 
जयदामन के नाम के पहले नहीं हुआ है । 


श्री आर० डी० बनर्जी का कथन है कि जो सम्बत्‌ चाइतान के सम्बन्ध में 
मुद्राओं तथा लेखों में मिलता है, वही नहपाण के लेखों का नही बताया जा सकता, 
क्योंकि यदि हम यह मान लें कि नहपाण को सम्बत्‌ ४६ में ही राज्यच्युत्‌ कर 
दिया गया था, तो ऐसी स्थिति में नासिक सम्बत्‌ ५२ में (२४वें बर्ष तक) 
गोतमोषुत्र तथा सम्बत्‌ ७४ में पुलुमायि के (अपने राज्य के २२वें बर्ष तक) 
अधिकार में रहा होगा । परन्तु, कुछ सूत्रों से ऐसा ज्ञात होता है कि इस तिथि से 
पूर्व ही रुद्रदामन ने पुलुमायि को पराजित कर नासिक पर अधिकार कर लिया 
था । बनर्जो की भूल यह है कि उन्होंने यह कल्पना क्र लो है कि शक-संवत्‌ ७३ 
के पूर्व रुद्रामन ने नासिक पर दो बार अबिकार किया था, भले ही उसने सात- 
बाहनों से मालव तथा कॉकरा छीन लिये हों। परन्तु, हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण 
नही है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उसका अधिकार पूना तथा 
नासिक पर भी हो गया था। बनर्जी की दूसरी ग़लत परिकल्पना यह है कि राजा 
रुद॒दामन सम्वत्‌ ५२, अर्थात्‌ सन्‌ १३० ई० के पूर्व ही अपनी विजय-यात्रा समाप्त 
कर चुका था। परन्तु, आन्धव-लेख से ज्ञात होता है कि चाशतान-वंश का राज्य 
केवल कच्छु तथा उसके आसपास के प्रदेशों तक ही सीमित था । 


जिन लोगों का यह मत है कि नह॒पाण की तिथि झ्षक-सम्बत्‌ से मेल खाती है, 
उनकी पुष्टि प्रो० रंप्सन तथा डॉ० भराडारकर ने भी की है । उनके इस मत का 
आधार नहपाणा का नासिक-अभिलेख है, जहाँ सोने के एक ऐसे सिक्‍के का उल्लेख 
मिलता है, जिससे सिद्ध होता है कि प्रथम झताब्दी के पूर्व भारत में कुषाण- 
वंश का राज्य था। 


१, (१ पार एचा04 बाते [छज्वाद्ा 405ट८790078, 

२, रि&9800, (०7 शत ॥#86 4कब्शव 27क/9, ९८८, ए. शा, 
करऊर; छिबातबाएंदा, कब, ॥0,, 98-॥99; (28664 ([ (#6 3६ ६04- 
गद्ाद 2070व॑, 


दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में सीथियन-शासन ३७ 


नहपाण त्तथा उसके मित्र उत्तमभद्रों की शैक्ति को उत्तर में मालवों से 
तथा दक्षिण में सातबाहनों से भयंकर खतरा था। उश्वंदांत ने मॉलंबों के 
आक्रमण को तो पीछे ढकेल दिया था, परन्तु महाराष्ट्र में सातवाहनों द्वारा किया 
गया आक्रमण शकों के लिए घातक सिद्ध हुआ। 


पुराणों में उल्लिखित चकोर और श्षिवस्वाति राजाओं के बारे में हमारी 
जानकारी बहुत कम है। पुराणों के अनुसार ये सुनन्दन के उत्तराधिकारी थे । 
इनके शासन-काल में शातकर्शि सातवाहनों की शक्ति इतनी क्षीण हो गयी थी कि 
बरिगाज़ा' का बन्दरगाहू, जिसकी सुरक्षा कभी सातवाहन राजा शातकरणि-प्रथम 
के हाथ में थी, अब समुद्री लुटेरों का अड्डा बन गया था । लेकिन, इस सूची में 
भाये हुए दूसरे राजा गौतमीपुत्र ने अपने वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनः- 
स्थापित किया और उत्तर से आने वाले हमलावरों के दाँत खट्टे कर दिये । 
नासिक-प्रशस्ति में उसे क्षटरात-वंश का विनाशक तथा सातवाहन-बंश की प्रतिष्ठा 
को पुनः लाने वाला' कहा गया है। नासिक ज़िले में स्थित जोगलथेम्बी में पाई 
जाने वाली मुद्राओं से सिद्ध हो जाता है कि नहपागा को ग्ौतमीपुत्र ने पराजित 
किया था । गोतमीपुत्र ने नहपाश द्वारा चलाग्रे गये सिक्‍कों पर, उसे पराजित 
करने के बाद, अपना विरुद पुनः अंकित करबाया । इन पुनमुंद्रित मुद्राओं में नहपारा 
के अलावा किसी भी दूसरे राजा की मुद्राएँ ब्रिल्कुल नहीं मिलतीं । अत: स्पष्ट है कि 
नहपाण ओर गौतमीपुत्र के बीच होने वाले संघर्ष में किसी ने भी बीच-बचाव 


नहीं किया । 
२. सातवाहन-राज्य का पुनर्स्यापन 


हो 


क्षदरातों पर विजय प्राप्त करके गॉतमीपुत्र ने पुनः महाराष्ट्र तथा उसके 
निकटवर्त्ती प्रदेश में सातवाहनों की प्रतिष्ठा स्थापित की । नासिक में प्राप्त सम्बत्‌ 


१, सम्भवतः: रोहितकों (देखिये ०४४४ ॥. ४0प्रण-८३७ ऐेपण्युं३०) के 
साथ एक सूची में गणों' का उल्लेख है, जिससे ज्ञात होता है कि उत्तमभद्र भद्र 
जाति के ही अंग थे । ये आग्रेगों (आगरा के ?) और मालबों ( महाभारत, ॥7, 
253, 20) में थे। महाभारत ( ४7. 50, 47) में प्रभद्रों को गणों से 
या राजपूताना के रेगिस्तानी क्षेत्र के दासेरकों के संघ से सम्बद्ध माना भया है । 
(१०ांटा' शाप्राद्या5, ०, 405) । 


डइ्८ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


१८ के एक अभिलेख से तथः काल में स्थित मामाल में प्राप्त अमात्य के नाम के एक 
आदेश-पत्र से सिद्ध होता है कि महाराष्ट्र पर पुनःविजय प्राप्त कर ली गई थी। 
गौतमीपुत्र का केवल यही एक महत्त्वपूर्रा कार्य नहीं था। नासिक में पाये जाने 
वाले, रानी गौतभी बलश्नी के, रिकार्डों से यह ज्ञात होता है कि उनके पुत्र ने शक 
(सीथियन), यवन (ग्रीक) और पहधवों (पाथियन) को नष्ट क्र दिया। उसके 
राज्य की सीमा न केवल असिक', असक (गोदाबरी-तट पर स्थित महाराष्ट्र' का 
एक भाग, सम्भवत: अईइ्मक) और मूलक (पैठन के आसपास का भरूभाग) तक 
ही बढ़ी, बरन्‌ सुरथ (दक्षिणी काठियावाड़), कुकर, पारियात्र अथवा पश्चिमी 
विच्ध्यँ के निकट पश्चिमी अथवा मध्य मारत में अपरान्त (उत्तरी कोंकरशा), 
अनूप (नर्मदा के किनारे माहिष्मती के आसपास का भूभाग), विदर्भ (बृह्तत्तर 
बरार) और आकर-अवन्ती (पूर्वी' तथा पश्चिमी मालव) तक फेल गई थी । विन्ध्य 
से लेकर मलय पर्वत अथवा ट्राबनकोर की पहाड़ियों तक जितने भी पर्वत थे, उन 
सब का अधीश्वर वह स्वयं था । 

संबत्‌ १० के नासिक-अभिलेख में कनेरी देश में वेजयन्ती के ऊपर अधिकार 
का संकेत किया गया है । मगर आन्ध्र प्रदेश (आंध्रपथ) तथा दक्षिणी कोशल का 
उल्लेख न होना अत्यन्त आश्चर्यजनक है । मुद्राओं, लेखों तथा ह्वोनसांग के विव- 
रणों से ज्ञात होता है कि कभी न कभी दोनों देशों पर सातवाहन-वंश का आधि- 


१. नासिक का आज्ञापत्र वेजयन्ती सेना की विजय के उपलक्ष्य में निकाला 
गया था (/#. व, शव, 72), तथा उसमें गोवर्धन (नासिक) के अधिकारी 
अमात्य को सम्बोधित किया गया था | सरकार के अनुसार वेजयल्ती किसी नगर 
का नाम न होकर, सेना की ही एक उपाधि थी | 

२, कृष्णवेणा, अर्थात्‌ कृष्णा नदी के तट पर । देखिये खारवेल के लेख, १० (4 

938, 275; (./ #कऋकादव, 2बाकांब/, 7५, 2,2, 

३. देखिये शामशा्त्री द्वारा अनूदित अर्थशास्त्र, 9, 43, ॥ 2, इसकी राज- 
धानी पोतन सम्भवत: निज्ञाम राज्य मे पाया जाने वाला नगर बोधन है। 

४, बृहत्संहिता, “(9, 4. 

४. कृषाण-सम्बत्‌ के र८वे वर्ष में, अर्थात्‌ सन्‌ १०६ ई० में सम्भवतः पूर्वी 
मालव में वासिष्क का राज्य था। यह्‌॒ तिथि इस पुस्तक में दी गई तिधि-पट्टिका 


मर आधार पर है। उज्जैन से ३५ मील उत्तर-पूर्व में स्थित आगर ही आकर है । 
देखिये 2०#४, छब८ट,, (प्रवब, 340; 26, ॥४4., ज्ज्ांग, 02, | ५ 


दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में सीथिथन-शासम ४३६ 


पत्य अवश्य था । सातवाहन-नरेज्ों में से सबसे पहला अभिलेख हमें आन्श्र-प्रदेशा 
में गौतमीपुत्र पुलुमाधि का प्राप्त हुआ है । यह भी सम्सव हो सकता है कि केवल 
डींग हाँकने के लिये ही यह कह दिया गया हो कि गौतभीपुत्र का राज्य विन्ध्य 
तथा पूर्वी घाट (महेंद्र) तक फेला था तथा उसके अद्व तीनों समुद्रों का पानी 
पीते थे । साथ ही यह भी अनुमान लगाया जाता है कि असिक में कृष्णा की 
घाटी का एक बड़ा भूभाग भी सम्मिलित था। 

नासिक-प्रशस्ति से विदित होता है कि गौतमीपुत्र को केवल विजेता ही नहीं, 
एक समाज-युधारक भी बताया गया है। “उससे क्षत्रियों के कुठे अभिमान तथा 
गर्व को कुचल कर द्विज (ब्राह्मणों) तथा 'द्विजावर-कुट्रब विविधान'' का उत्थान 
कर चतुर्वर्ों में पायी जाने वाली कुरीतियों को दूर किया था ।”! 

सर आर० जी० भराडारकर तथा डॉक्टर डी० आर० भराडारकर के अनुसार 
गौतमीपूत्र अपने पुत्र पुलुमायि के साथ-साथ राज्य करता था । अपने इस कश्नन 
की पुष्टि में वे निम्नलिखित प्रमाण देते हैं-- 

(१) गौतमी के अभिलेख (जो उसके पौत्र के राज्य के १६वें वर्ष का है) 
से यह विदित होता है कि वे महाराज की मात्ता तथा महाराज की दादी भी थीं । 
यदि वे एक ही समय में माता और दादी न होती तो यह लेख व्यर्थ हो जाता । 

(२) यदि यह तथ्य स्वीकार कर लिया जाये कि राजमाता का यह लेख जब 
लिखा गया था, तब तक गौतमीपुत्र की मृत्यु हो चुकी थी, तथा पुलुमायि अकेला 
ही राज्य कर रहा था तो उसकी विजय की चर्चा का इस लेख में होना आवश्यक 
है । किन्तु, उसकी प्रशंसा में एक शब्द भी इसमें नहीं कहा गया है । परन्तु १६ 
वर्ष पूर्व मृत राजा की प्रशंसा तो की जाये ओर शासन करने वाले राजा के बारे 
मैं कुछ न कहा जाये, यह समभ में नहीं आता । 

(३) नासिक की गुफा नं० ३ के बरामदे की पूर्वी दीवाल पर जो लेख है, 
यह सम्वत्‌ २४ का है । उससे ज्ञात होता है कि राजमाता ने गुफा में रहने वाले 
कुछ बौद्ध-भिक्षुओं को अपने तथा अपने जीवित पुत्र की ओर से एक पवित्र उपहार 
दिया था । संभवत: पुलुमायि के राज्य के १९वें ब्षे में ' नासिक ग्रुफा नं० ३” ही 
उपहार में दी गई थी । 


१. 'कुंदुम्ब' का अर्थ 'परिवार' से है, तथा अवर कुद्रुब' का अर्थ कदाचित्‌ 
समाज में हीन लोगों के कुद्॒म्ब से है। क्ुटुब” शब्द का अर्थ 'समाज में हीन' 
व्यापारी अथवा किसान आदि वर्ग के लोगों से है। ऐसे लोगों को कुद्ुम्बिक 
कहते थे । 


४० प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


जहाँ तक पहले तर्क का प्रश्न है, बहुधा रानी अपने पति अथवा पुत्र को ही 
सिहासन पर देखती थीं; परन्तु यह रानी गौतमी बलश्री का सौभाग्य अथवा 
दुर्भाग्य ही था कि वह उन थोडी-सी रानियों में से एक थी जिन्होंने अपमे पौत्रों 
को भी राजबिहासन पर आरूढ़ देखा । इसीलिये तो उसने अपने आपको महाराज 
की माता तथा महाराज की दादी कह कर सम्बोधित किया । 


जहाँ तक दूसरे तक का प्रश्न है, क्या एकसाथ राज्य करने की बात से इस 
चुप्पी का कोई समाधान निकल आता है ? जो इसके विपरीत सोचते हैं, वे यह 
तक दे सकते हैं कि यद्यपि यह सही है कि किसी नागरिक का इतना साहस नहीं 
हो सकता कि वह शासन करने वाले राजा के बारे में कुछ न कहे और मृत राजा 
का गुणगान करता रहे | लेकिन, राजमाता के लिये यह स्वाभाविक भी हो सकता 
था कि अपने वृद्धावस्था में वे अपने पुत्र के समृद्ध अतीत का गुणागान करे । 


तीसरे तर्क में यह स्पष्ट नहीं है कि सम्व॒त्‌ २४ में जिस उपहार का उल्लेख आया 
है, वह वही था जो पुलुमायि ने अपने राजत्व-काल के १९वें वर्ष में दिया था | यह 
उपहार गौतमीपुत्र तथा राजमाता की ओर से दिया गया था । स्पष्ट है कि यह्‌ 
राजमाता गौतमी बलश्नी ही थी, जबकि पुलुमायि के १६वें वर्ष मे दिया गया 
उपहार केवल राजमाता ने ही दिया था। सम्बत्‌ २४ के अभिलेख में राजमाता 
को 'महादेवी जीवसुता राजमाता' के नाम से पुकारा गया है ओर यह कहा गया 
है कि उनका पुत्र सम्राट्‌ अभी जीवित है। पुलुमायि के अभिलेख में यद्यपि 'महा- 
देवी' तथा 'राजमाता' शब्द आये हैं, तो भी 'जीवसुता” अर्थात्‌ जिसका पुत्र 
जीवित हो', शब्द का प्रयोग न होना, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। पहले अभिलेख के 
अनुसार यह दान तिकिरसि' अथवा त्रिरश्मि' साधुओं को साधारखतया मिला 
था, जबकि दूसरे लेख के अनुसार दान प्राप्त करने वाले भदवानीय सम्प्रदाय के 
बौद्ध-भिक्षु थे । पहले उपहार में गुफा नम्बर हे का केवल बरामदा ही दान में 
दिया गया था, क्‍योंकि इसी में सम्वत्‌ २४ लिखा हुआ है । साथ ही पुलुमायि के 
१६वें वर्ष के शासन-काल के पूर्व भी यह बरामदा था, क्योंकि गोतमीपुत्र के १५ढें 
वर्ष के लेख से यह स्पष्ट ही है। दूसरी ओर, हमें भली भाँति ज्ञात है कि भदवा- 
नीय भिक्षुकीं को सम्पूर्ण फगा नम्बर ३ दान में दी गयी थी । 

यदि गौतमीपुत्र तथा उसका पुत्र साथ-साथ ही शासन करते थे, तथा उसका 


पुत्र पुलुमायि महाराष्ट्र में अपने पिता के साथ एक सहश्ासक था तो यह क्षम- 
भाना अत्यन्त कठिन हो जायेगा कि गौतमीपुत्र ने अपने लिये गोवधनस बेनाकटक- 


दक्षिणी तथा परि्चिमी भारत में सीथियन-शासन ४४९ 


स्वामि' अर्थात्‌ गोवर्धन (नासिक)' में बेनाकटक के राजा' की उपाधि क्‍यों धारण 
की थी ? साथ ही यह बात भी समझ में नहीं आती कि उसने गोवर्धन के अधि- 
कारी को सौधे आदेश क्‍यों दिया जबकि उसका पुत्र उसके साथ शासन करता था 
तथा वह (पुलुमाथि) अपने राज्य के १६वें वर्ष में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं शक्ति- 
शाली शासक स्वीकार किया जाता था। यही नहीं, यद्यपि उसके पिता उसके पहले 
से शासन करते आ रहे थे, फिर भी शासन में तिथि पुलुमायि के नाम से ही 
दी गई ।* 

लगभग सर्वस्वीकृत धारणा यह है कि गौतमीपुत्र के पश्चात्‌ ही पुलुमायि 
शासक बना था । 

गौतमीपुत्र शातकशि की तिथि के सम्बन्ध में विद्वानों में बहुत अधिक मत- 
भेद पाया जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि उसके लिये जो उपाधियाँ 
अरवारण-विक्रम, चारु-विक्रम', अर्थात्‌ उसकी चाल एक सुन्दर हाथी के चाल 
के समान थी' तथा 'शक-निशुदन', अर्थात्‌ शकों का विनाश करने वाला' दी 
गई हैं, उनसे विदित होता है कि पौराणिक कथाओं में आने वाला राजा विक्रमा- 
दित्य वही था, जिसने ई०पू० ५८ वाला विक्रम-सम्बत्‌ चलाया। परन्तु, जैसा- 
कि पहले ही बताया जा चुका है, गौतमीपुत्र अथवा उसके उत्तराधिकारियों ने 
किसी सम्बत्‌ अथवा काल को जन्म नहीं दिया । इसके अतिरिक्त, भारतीय 
साहित्य में उज्जैन के विक्रमादित्य तथा प्रतिष्ठान के सातवाहन अथवा शालिवाहन 
में दोनों को प्रथक्‌ू-पृथक्‌ बताया गया है। अतः इस पुस्तक में हम इस मत को 
स्वीकार करते हैं कि गौतमीपुत्र ने नहपाण को पराजित किया था तथा उनका 
१८वाँ वर्ष शक-सम्बत्‌ ४६ के पश्चात्‌ ही पड़ता है, जो उनके शत्र नहपाण के 


* १. गोवधनस' शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट है कि इसके अतिरिक्त और भी 
दूसरे स्थान थे, जैसे कि बेनाकटक, जिससे गोवर्धन' को अलग बताया गया है। 
प्रवरसेन-द्वितीय ( ? तृतीय ) के तिरोदि-प्लेट के अनुसार बाकाटक राजा के पू्वी 
भाग में बेनाकटक नामक एक स्थान का उल्लेख आता है (0, 935, 295; 
2%, 7४र्द,, अजगर, 67 8) । बेणा' अथवा बेन्ना' का अर्थ किसी भी स्थिति 
में एक छोटी धारा ही से है । 

२, देखिये आर० डी० बनर्जी, 77246, 97, 9. 28 ८ व्‌, १६वें 


बष की प्रशस्ति में पुलुमायि को “दक्षिण-पथ्चेश्वर'---'दक्षिण का सम्राट्‌' 
कहा गया है । 
28 8 


४४२ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


विनाश की अन्तिम तिथि है। दूसरे शब्दों में गौतमीपुत्र ने नासिक को सन्‌ ७५+- 
४६८-१२४ ई० के लगभग जीता होगा, और इस प्रकार वहु सन्‌ १२४ - १८८८ 
१०६ ई० में सिंहासनारूढ़ हुआ होगा । चुंकि उसने लगभग २४ वर्षों तक राज्य 
किया, अतः उसके राज्य का अंत सन्‌ १३० ई० के बाद ही हुआ होगा । 

पाजिटर द्वारा संकलित पुराणों की सूची में गौतभीपुत्र के उत्तराधिकारी का 
नाम पुलोमा, जो उसका पुत्र था, तथा श्ातकर्शि बताया गया है । निस्संदेह पुलोमा 
और कोई न होकर त्तोलेमी द्वारा बताया गया बेंठान के सिरो-पोलिमेओस तथा अभि- 
लेखों एवं मुद्राओं भें उल्लिखित वासिष्ठीपुत्र खामी श्री पुलुमावि ही हैं । शातकर्णि 
सम्भवत: कन्हेरी-गुफालेख मे उल्लिखित वासिष्ठीपुत्र श्री शातकरणि ही हैं, अथवा 
नानाघाट में पाये जाने वाले विवरण में आये हुए वासिष्ठीपुत्र क्षतरपारा (क्षत्रपारिण ?) 
शातकरि है । यह आधिकारिक रूप से नहीं कहाजा सकता कि वशावली में उनका 
उचित स्थान क्या है ? कन्हेरी-लेख से विदित होता है कि वासिष्ठीपुत्र श्रीशातकर्रिण 
ने महाक्षत्रप रुद्र की लड़की के साथ विवाह किया था। रेप्सन के अनुसार, यह 
महाक्षत्रप रुद्र और कोई न होकर रुद्रदामन-प्रथम थे । इसमें तनिक भी सदेह नहीं 
कि कन्हे री-लेख में वगिात सातवाहन-नरेश अथवा इसी नाम के उनके एक सम्बन्धी 
और कोई न होकर दक्षिरा के शातकरग्गि ही थे, जिन्हे रुद्रदामन ने युद्ध में दो बार 
पराजित किया था, परल्तु निकटतम सम्बन्ध होने के कारण जिनका सम्पूर्सा 
विनाश नहीं किया था | डॉ० भरादरकर ने कन्हेरी में वर्णित वासिष्ठीपुत्र श्री- 
शातकरशि, और मुद्राओं के वासिष्ठीपुत्र शिव श्रीशातकर्णि तथा मल्सय पुराण में 
आये हुए शिवश्री को एक ही बताया है । परन्तु, यह तो उनका अनुमान मात्र है, 
वास्तविकता नहीं । हो सकता है कि जिस शासक का उल्लेख कन्हेरी-लेख मे किया 
गया है, वह पुलुमायि का भाई रहा हो । 

हमने यह भी देखा है कि पुलुमायि की राजधानी पैठान (बैठान) थी । पैठान 
अथवा प्रतिष्ठान गोदावरी के तट पर स्थित था ओर जिसे भराडारकर ने नवनतर 
अथवा नवनगर (नया नगर) बताया है | अभिलेखों तथा मुद्राओं से यह बात स्पष्ट 
ही जाती है कि भहाराष्ट्र एवं कृष्णा-गोदावरी क्षेत्र दोनों ही उसके साम्राज्य में 
सम्मिलित थे | यह बांत भो पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है कि गौतमीपृत्र के 
साम्राज्य में जिन प्रदेशों का उल्लेख मिलता है, उनमें आन्ध्र-देश को शामिल 
नहीं किया गया है। अत: यह असम्भव नहीं कि उक्त क्षेत्र में सातवाहन-बंश 
की शक्ति को सर्वप्रथम वासिष्ठीपुत्र पुलुमायि ने ही स्थापित किया हो। 
बेलारी ज़िले के अदोनी तालुक में पाये जाने वाले एक अभिलेख में सात- 
वाहन-नरेश श्री पुलुमाथि का उल्लेख आया है । सुक्थाकर के अनुसार यह पुलुमायि 


दक्षिगी तथा पश्चिमी भारत में सीथियन-शासन ४३ 


बही गौतमीपुत्र पुलमायि है । परन्तु प्रामाणिक आधार के अभाव में ऐसा अनुमान 
किया जाता है कि अभिलेखों में आया हुआ यह नाम पुराणों में वर्णित पुलुमायि- 
प्रथम अथवा इसी बंश का उसी नाम का कोई अन्य राजकुमार हो सकता है| 
डी० सी० सरकार के अनुसार पाजिटर की सूची में दिया गया अंतिम नाम इसी 
राजा का है| मुद्राओं के आधार पर कहा जा सकता है कि 'पुलुमायि' का राज- 
नैतिक प्रभाव कारोमरडल-तट से लगाकर मध्यप्रदेश के चशड प्रदेश तक फेला 
हुआ था । परन्तु, इस बात का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, अतः इसको 
प्रामाणिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता । साथ ही प्रामाणिक तिथि के 
सामने न होने से कभी-कभी यह पता नहीं चल पाता कि वासिष्ठीपुत्र' से अभि- 
प्राय महान्‌ पुलमायि (गौतमीपुत्र की संतान) से ही है । 

वास्तव में वासिष्ठीपुत्र पुलुमायि १३० ई० के बाद ही सिहासनारूढ़ हुआ 
होगा । काल-अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने लगभग २४ वर्षों तक राज्य 
किया, अत: उसका शासन-काल सन्‌ १५४ ई० तक रहा होगा । पाजजिटर ने 
राजाओं की जो पौरारिक सूची बनाई है, उसके अनुसार पुलोमा के उत्तरा- 
घिकारी शिवश्री' पुलोमा नथा शिवस्कन्द (अथवा शिवस्कन्ध)' शातकरि थे । 


यज्ञञ्री शातकणि 
पाजिटर के अनुसार शिवस्कन्द के उत्तराधिकारी यज्ञश्री थे। यदि पुराणों 
पर विश्वास किया जाये तो उनका राज्याभिषेक गोतमीपुत्र शातकरि के राज्य के 


द १. उम्मााद। थी ॥88 ६४, 5०८., ॥ (940), 9, 88 में मिराशी का 
कथन है कि तरहाल में मुद्राओं का जो ढेर मिला है, उसमें प्राप्त शिवश्री पुलुमायि- 
तृतीय के सिक्के उसी शिवश्री पुलोमा के थे | इस राजा (पुलुमायि) तथा रेप्सन 
द्वारा बताये हुए राजा वासिष्ठीपुत्र शिवश्री शातकर्णि में विशेष अंतर था। 
लेकिन, विष्णुपुराण में शिवश्री को शातकर्रिंग कहा गया है, पुलुमायि नहीं । 

२, मिराशी ( 78४7४., ४9 ) के अनुसार अकोला ज़िले में पाये गये तरहाल 
सिक्कों के ढेर में उल्लिखित राजा सिरिखद अथवा स्कन्द शातकर्णि यही था। स्मिथ 
ते चड शातकर्णि तथा रेप्सन ने रुद्र शातकरशि' भूल से पढ़ लिया था । इस रुद्र 
को आंध्र देश का राजा बताया गया है । 

३, 7245, ]ण५, 4934, 560 3. में डॉँ० डी० सी० सरकार का कहना 
है कि इस राजा का नाम श्रीयज्ञ शातकर्शि' था जोकि मुद्राओं पर लिखा है, न 
कि यज्ञश्री' जो पुराणों में मिलता है। यह स्मरणीय है कि 'श्री' झज्द का 
प्रयोग आदरसूचक है, तथा सातवाहन-वंश के नरेज्षों के नाम के पूर्व इसका 


'डड४ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


३५वें वर्ष के उपरान्त, अर्थात्‌ सनु १६५ ई० के बाद हुआ होगा तथा झ्ासन 
सन्‌ १९४ ई० के बाद समाप्त हुआ होगा । 

महाराष्ट्र में नासिक, अपरान्त में कन्हेरी, तथा कृष्णा जिले में चीन आदि 
स्थानों पर ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि 
यज्ञश्नी ने २७ वर्षों तक राज्य किया । गुजरात, काठियावाड़, अपरान्त, मध्यप्रदेश 
के चराड ज़िले तथा वर्तमान मद्रास प्रान्त के कृष्णा जिले में उसके राज्य-काल की 
मुद्रायें प्रा्त हुई है। इसमें ततिक भी सन्देह नहीं कि यज्ञश्नी का शासन महाराष्ट्र 
तथा आसन्ध्र प्रदेश पर भी था और उसने रुद्रदामन-प्रथम के उत्तराधिकारियों से 
अपरान्त (उत्तरी कोंकण) को पुमः जीत लिया | स्मिथ के अनुसार उज्जैन के शक- 
नरेशों की चाँदी की मुद्राओं के समान उसने भी अपनी मुद्रा चलवाई । इससे अनु- 
मान लगाया जाता है कि कदाचित्‌ उज्जैन के शक-राज्य पर उसने अपना अधि- 
कार कर लिया था। कुछ मुद्राओं पर जहाज़ भी अंकित है, जिससे अनुमान 
लगाया जाता है कि उसके साम्राज्य का विस्तार समुद्र पर भी था। उसे गोवा के 
कदम्बों, शिवाजी तथा अंगरीस' आदि की ओर से समुद्री आक्रमण का भय 
भीथा। 

यज्ञश्री अपने वंश का अंतिम महान्‌ शासक था। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
कदाचित्‌ आभीर-वंश के राजा ईव्वरसेन ने उत्तरी-पश्चिमी महाराष्ट्र को सात- 
बाहनों के हाथ से छीन लिया । ऐसा प्रतीत होता है कि सातवाहन-वंश के अंतिम 
प्रयोग होता था। (देखिये वेद में स्कन्दश्नी, हकुश्नी, बलश्री, शिवश्री आदि, 
रैप्सन, हव#व (८०७, 79, ४], ), ४) । कुछ पत्रों में राजा के नाम के पूर्व 
श्री” आने का अर्थ यह नहीं कि श्री” शब्द का प्रयोग आदरसूचक नहीं था । 
खारवेल के प्रसिद्ध अभिलेख में राजा को 'सिरि खारवेल' तथा खारवेल-सिरि' 
दोनों ही कहा गया है । मुद्राराक्षस में श्रीमत्‌ चन्द्रगुप्त को चन्द-सिरि' कह 
कर सम्बोधित किया है ( देखिये परिशिष्टपर्वन्‌ू में अशोक-श्री, ४, 4) । 

१, (०785 रु (#० #ब/7६ 20)0॥45/9, 9. 22 में र॑प्सन कहते हैं कि को रो- 
मण्डल-तट पर कुछ मुद्राय जस्ते की मिली हैं । इनमें से हर मुद्रा के एक ओर दो 
मस्तूलों वाला जलयात है। यद्यपि उस पर का लेख ठीक से पढ़ा नहीं जाता, 
तो भी उस पर अंकित 'सिरि पु (लुमा) विस” स्पष्ट समभ में आता है। 

२. पतञ्जलि के महाभाष्य में सर्वप्रथम आभीर-वंद्य का उल्लेख मिलता है । 
महाभाष्य तथा महाभारत दोनों ही उनका सम्बन्ध शुद्रों से बताले हैं। सिकन्दर के 
इतिहासकारों ने उन्हें सोदई कहा है। उनके देश अबीरिया का उल्लेख पेरीप्लल तथा 


दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में सीथियन-शासन है 88 


राजकुमार विजय, बणडश्नी (अद्श्री) तथा पुराणों में वणित पुलुमावि--का राज्य 
मात्र बरार, पूर्वी दक्षिण तथा कनेरी प्रदेश तक ही सीमित रह गया था।' 
मुद्राओं के द्वारा भी प्रमाणित होता है कि विजय नाम का एक शासक था 
बराडत्ी और कोई न होकर वासिष्ठीपुत्र सामि-सिरि चंड सात' ही था। इसका 
ज्ञान हमें गोदावरी प्रान्त में स्थित पिठापुरम के मिकट प्राप्त कोदावली-चद्रान- 
लेख से होता है। डी० सी० सरकार के अनुसार बेलारी जिले में प्राप्त म्यकदोनी - 
लेख में उल्लिखित राजा पुलुमावि ही पुलमायि है । हमें मुद्राओं के द्वारा कुछ 
दूसरे राजाओं का भी पता चलता है, जो सम्भवतः अंतिम सातवाहन-काल के रहे 


तोलेमी दोनों ने किया है । दूसरी शताब्दी के तीसरे चरणा में पश्चिमी भारत के 
शक-नरेशों के यहाँ आभीर लोग सेतापति के रूप में काम करते थे | कुछ समय 
पश्चात्‌ एक आभीर योद्धा ईश्वरदत्त महाक्षत्रप बन गया। इसमें अभी सन्देह है 
कि उसका सम्बन्ध शिवदत्त के पुत्र आभीर राजा माधरीपुत्र ईश्वरसेन से था 
अथवा नहीं । कुछ विद्वात्‌ दोनों को एक हो व्यक्ति मानते हैं। यह भी कहा जाता 
है कि अपरान्त का तेकुटक-बंश यही वंश था। त्रेकुटक-संबत्‌ २४८ का आरम्भ 
उसी समय से होता है जब उत्तरी महाराष्ट्र तथा उसके आसपास के प्रदेशों की 
सत्ता आभी र-वंश ने सातवाहनों से ग्रहण की । त्रेकुटक-वंश के अंतिम राजा का 
नाम इन्द्रद्त था। उसका पुत्र घरसेन ( ४५५-४५६ ई० ) और उसका 
पुत्र व्याप्सेन था जिससे वाकाठक राजा हरिसेण ने राज्य-सत्ता हस्तान्तरित 
कर ली। 

” १ बरार (अकोला) की सूची में कुछ ऐसे राजकुमारों के नाम भी आये हैं जिनका 
उल्लेख पुराणों में नहीं है, जैसे श्री कुम्म शातकशि, श्री कर्शा शातकरशि (यदि इसे 
पाजिटर की सूची के १४वें राजा स्वातिकर्णा से न मिलाया जाय ) तथा श्री शक 
शातकर्णि (मिराशी, 7. (४87. ७००., [, 940) । चरड में मिले सिक्कों में आये 
कृष्ण-द्वितीय का वास्तविक नाम मिरांशी के अतुसार कर्ण था। जिन राजाओं के 
सम्बन्ध में अभी तक प्राय: ज्ञात नहीं हो सका है, वे अमरावती-लेख के श्री सिव- 
सके सात तथा कन्हेरी के माथरीपुत्र श्री सात हैं। 


२, मिराज्ी, उनडााद! ला 7/#6 रैंध्रा४, 5०८, था रीब्बधबि, थे ( 940) / ?. 
90, स्पष्ट रूप से पढ़े जाने बाले शब्द केवल य-शातकरणि' हैं। अतः 'विजय' शब्द 
का केवल अनुमान ही लगाया गया है । 


डडद्‌ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


होंगे । कृष्णा, गुरट्र तथा बेलारी ज़िले में सातवाहनों का राज्य धीरे-धीरे इध्वा- 
कुओं' तथा पल्‍लवों के हाथ में आ गया । 


१. कृष्णा जिले के जगरय्यपेत-स्तृप के अवशेष से प्राप्त अभिलेख तथा गरुराटूर 
जिले के गुज ल तथा नागार्जुनिकोर्ड अभिलेखों से इक्ष्वाकुओं का पता चलता है 
(25५0, #., 929, । ॥; 94], 23 /) | सम्भवत: प्राचीन मेसूर के शासक 
कैकेयों से इनका वैवाहिक सम्बन्ध भी था ([0पआ८ए०ं, 4472, 99, 88, 0)॥ 
बर्वी दक्षिण में इक्ष्वाकु-वंश के प्रसिद्ध शासक चांतमूल, श्री वीरपुरुषदत्त, एहुवल 
चांतमूल-द्वितीय, और कदाचित्‌ रुलुपुरिसदात थे (7#, #्., >णशं, 25)॥ 
इक्ष्वाकु के पश्चात्‌ गुराटूर के राजा आनन्द, कुंदुराहार ( मछलीपट्रम के निकट) 
के बृहत्‌ू-फलायन, वेंगी के शालंकायन ( देखिये 7.4, 5, 75 और तोलेमी के 
अनुसार सालाकेनोई ) तथा लेंदुलूर ( वेंगी के निकट ) के विष्णुकुशिइन ने सत्ता 
हस्तांतरित करके आपस में बाँट ली । 

२. सुदूर दक्षिण में मातवाहनों के बाद जितने भी वश हुए, उन सबमें अधिक 
शक्तिशाली पल्‍लब थे । यद्यपि इनकी उत्पत्ति के बारे में हम कुछ नहीं जानते, फिर 
भी वे अपने को अश्वत्थामन तथा नाग-राजकुमारियों की संतान बताते हैं। 
अपने को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण कहने वाले, अश्वमेध यज्ञ करने वाले और 
संस्क्ेत भाषा के संरक्षक होने के नाते उनका सम्बन्ध शुंग-वंश से जोड़ा जा 
सकता है जबकि कब्राह्मण-नाग-सम्बन्ध ( देखिये संकीर्ण जाति, ब्रह्मक्षत्र, ७77, 
७५०, पं, ४०४, 7, 46), वैदिक यज्ञादि ( जिसमें अश्वमेध यज्ञ भी है), बेलारी 
जिले में प्राचीन सातवाहन-जनपद के साथ सम्बन्धित होने की स्थिति तथा प्राकृत 
भाषा के प्रयोग के कारण वे सातवाहनों से सम्बन्धित बताये जाते हैं। फिर, यह 
क इस वंश के किसी भी व्यक्ति का नाम पाथ्थियनों जैसा न होने के कारण, समझा 
जाता है कि इतका सम्बन्ध प्राथियनों से नहीं था । म्रुकुट में हाथी की हड्डी के प्रयोग 
से ही किसी जाति-विशेष का बोध नहीं होता । चोल-वंश के साथ घोर शन्रुता के 
होने तथा उत्तरी सम्यता को अपनाने के कारण विश्वास किया जाता है कि उनका 
सम्बन्ध तमिल जाति से नही था। गुंटूर के 'मयिदबोलु' तथा बेलारी में हिरहडगगल्लि 
के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि शिवस्कन्दवर्मन पल्‍लव-वंशका प्रथम महान्‌ राजा 
था, जिसका राज्य कांची, आंध्रपथ, सताहनि रद्रु तक फेला हुआ था और उसने 
अध्वमेध यज्ञ भी किया था। चौथी श्चताब्दी के मध्य में महाराज समुद्रगुप्त ने 
दक्षणी भारत पर आक्रमण किया, तथा वहाँ के पल्‍लव शासक विष्णुगोप को 
पराजित कर कांची-जैसे शक्तिशाली राज्य को ऐसा आधात पहुँचाया कि आगे 


दक्षिणी तथा परिचिमी भारत में सीथियन-शासन ४४७ 


सातवाहन-काल में प्रान्तीय शासन 

सातवाहन-नरेशों के आन्तरिक शासन के सम्बन्ध में थोड़ा उल्लेख आवश्मक 
है। राजाया तो 'प्रतिष्ठान' में रहता था, या गोवर्धन (नासिक ज़िला), 
वैजयन्ती (उत्तरी कनारा) के सैन्य-स्कान्धावार तथा अन्य स्थानों में । 

सम्पूर्ण राज्य प्रशासकीय इकाइयों में विभाजित था, जिन्हें आहार अथवा 
जनपद' कहते थे ! इनके शासक दो प्रकार के होते थे : (१) असैनिक कार्यों के 
अध्यक्ष को अमात्य, तथा (२) सैनिक राज्यपाल को महासेनापति, महारथी 


जल कर यही उसके पतन का कारण बन गया । परन्तु पेनुकोन्दा-प्लेट, तालगुएद- 
अभिलेख, तथा हेबात-दानपत्र (70, 927, 434) से प्रतीत होता है कि कुछ 
समय तक पललव राजाओं का आधिपत्य अनन्तपुर तथा पूर्वी मैसूर के गंगों, 
वैजयस्ती ( बनवासी ) तथा महिंष-विषय ( मेसूर ) के कदम्बों ने भी स्वीकार 
किया था । पाँचवीं तथा छठी शताब्दी में पल्‍लवों का इतिहास अंधकारमय है । 
कुछ अभिलेखों में निम्नलिखित नरेशों की सूची दी गयी है, लेकिन इनके बारे में 
कोई जानकारी नहीं मिलती-- 


कृष्णा, गृण्ट्र तथा कांचो के नरेश | 
नेल्लोर जिले के शासक विष्णुगोप-प्रथम ' 
स्कन्दभूल , 
फाणगोप 
वीरकूचं-द्वितीय# , 
स्कन्दवर्मन-प्रथम ' 
(स्कन्दशिप्य) 
। ; 
कुमारविष्णु-प्रथम 
(कांची को पुनः जीता) : 


बुद्धवर्मन (चोलों को | 
प्राजित किया) ! गयलूर 


|... | वैलूरपलैयम 
| | | (दर्शि तथा 
स्कन्द-द्वितीय कुमार | चेन्दलु र दान- 
विष्णु-ह्ितीय , पत्रों से 


+* जिनमें इस प्रकार के चिह्न हैं, वे दोनों में हैं, परन्तु इसका अर्थ 
यह नहीं कि यही ठीक है। इस दिशा में अभी और अधिक अनुसंधान की 
आवश्यकता है । 


४ ढप प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


महाभोज और कभी-कभी राजन भी कहते थे। अपरान्त (उत्तरी कोंकण), 
गोवर्धन ( नासिक), मामाद (ल) (पूना), बनवासी (उत्तरी कतारा) और खहु- 
बली (गोदावरी-कषेत्र) के प्रशासक अमात्य थे, जबकि चीतलद्ब॒ग, नानाघाट, कार्खे 





|. कुमारविष्णु बुद्धवर्मन 
। | 
| स्कन्दवर्मन-प्रथम स्कन्दवर्मन-तृतीय 
| । 
|. वीखर्मन# विष्णुगोप-द्वितीय | 
| विष्णुदास । 
| (१) विजय स्कन्दवर्मन-द्वितीय स्कन्दवर्मन-चतुर्थ.. | 
।... [तांब्राप) 
को ! | सिहवर्मन-प्रथम' |! 
हु प्रथम, (२) युव-महाराज विष्णुगोप. बीरवर्मन* । 
और द्वितीय | (पलक्कद) | । 


वुसुवुपल्लि, | ५६७७5 


मांगलूर, ! (३) सिंहवर्मन (दशनपुर, सिंहवर्मन-द्वितीय 


पिकिर, : मेनमातुर और वेंगोराष्ट्रर) (४३६ई०?) ': 

बिलवत्ति ' | ! उदयेन्दिरम 
तथा चूर , स्कन्दवर्मन-घष्ठम | दानपत्र 
दानपत्र ; | | 'लोक-विभाग 


' (४) विजय विष्णुगोपवर्मस नन्दिवर्मन-प्रथम ४५५ ई० तथा 
। (बिजय-पलोत्कट ) सिहवर्मन तृतीय, चतुर्थ पेनुकोरड- 
(दो राजा इसी नास के): प्लेट 

। विष्णुगोप-तृतीय 

| सिहवर्मन-पंचम 

| सिहविष्रणु 


| 
। महेन्द्रवर्मन-प्रथम 
। 
। तरसिहवर्मन-प्रथम 
(पुलकेशिन-द्वितीय का समकालीन) 

# जिनमें इस प्रकार के चिह्ठ हैं, वे दोनों में हैं; परन्तु इसका अर्थ 
यहू नहीं कि यही ठीक है। इस दिशा में अभी और अधिक अनुसंधान की 
आवश्यकता है। 

१. पलनाद-अभिलेख में भी सीहवर्मम का उल्लेख है, परन्तु उसकी तिथि 
आदि के बारे में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता । 


२. तांब्ाप को चेम्बोलु भी कहा जाता है । 


दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में सीथियन-शासन ४६ 


और कन्हेरी ( उत्तरी कोंकण में ) सैनिक प्रशासकों के अधीन थे । ये प्रशासक 
राजघरानों तथा छुतु, कौशिक तथा वासिष्ठ' जाति से अपने वैवाहिक सम्बन्ध 
स्थापित करते थे, ओर कभी-कभी राजघरानों के नाम पर भी अपने नाम रख 
लिया करते थे । उदाहरणार्थ, महाभोजों का बनवासी के छुतु शासकों से अत्यन्त 
निकटतम सम्बन्ध था। यज्ञश्नी के शासन-काल में नासिक तथा पुलुमायि के शासन- 
काल में बेलारी 'महासेनापति' के अधीन प्रशासकीय इकाइयाँ थी | कौशिक-बंश ' 
के सैनिक प्रशासकों का वैवाहिक सम्बन्ध राजघराने से था, यह तथ्य अन्तिम 
सातवाहन-काल में अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है । कोल्हापुर-क्षेत्र के प्रशासकों 
की उपाधि 'राजा' की थी। इनमें से अधिक प्रसिद्ध वासिष्ठीपुत्र विलिबायकुर, 
माथरीपुत्र शिवलकुर तथा गौतमीपुत्र विलिवायकुर-द्वितीय थे । विलिवायकुर-कुल 
से हमें अनायास ग्रीक-भूगोल वेत्ता तोलेमी (सी० १५० ई० ) द्वारा उल्लिखित 
हिप्पोकौर के बेलिओकौरेस की याद आ जाती है । 


सातवाहन-राज्य के पतन के बाद इन्हीं सामन्‍्तों, सैनिक तथा असैनिक 
प्रशासकों के द्वारा छोटे-छोटे राज्यों का विकास हुआ। उदाहरण के लिये, 
शालंकायन (सालाकेनोइ) लोग शुरू-शुरू में आन््न के सामन्‍्त (उपशासक) की 
हैसियत रखते थे, जिन्होंने आगे चल कर स्व॒तन्त्र आन्ध्र-राज्य स्थापित कर लिया । 
इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं कि बेलारी जिले के सैनिक राज्यपाल ही आगे चल 
कर पल्‍लव नरेश बने । 


कुन्तल के शातकाणि 


बलश्नी के पुत्र गौतमीपुत्र-महान्‌ के राज्य-काल में बनवासी अथवा वैजयन्ती' 
(कनारा) सम्भवतः शिवगृप्त अमात्य के अधीन एक राजकीय प्रान्त था। कुछ 
अनजान कारणों से इस प्रदेश का शासन एक ऐसे वंश के हाथों में चला गया, 


१. आगे चल कर वासिष्ठ-वंश' कलिंग के शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ । 

२. कोशिकीपुत्र शातकरिं का ज्ञान हमें एक मुद्रा से होता है (8/88०$7%#॥9 
रु शदाकक (शो, शिद्ा। 7, 950, 9, 36) । 

२६ 8 


४५० प्राजोत मारत का राजनैतिक इतिहास 


जो अभिलेखों के अनुसार छुतु-वंश के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन, सातवाहन 
ज्ञातकरशि तथा छुतु-वंश के आपसी सम्बन्धों के बारे में कोई जानकरी नहीं 
मिलती । स्थकदोनी-अभिलेख तथा वात्स्यायन के कामसूत्र', गाथासप्तशती' 
और 'काव्य-भीमांसा' से ज्ञात होता है कि कुन्तल अथवा कनेरी देश में छुतु- 
कुल के पूर्व सातवाहनों का शासन था । उनमें से कुछ तो प्राकृत भाषा के बड़े 
संरक्षक थे । इनमें 'हाल' सर्वाधिक प्रसिद्ध था। पुराणों के अनुसार हाल के पूर्वज 
कामसूत्र में उल्लिखित कुन्तल शातकरि थे जो स्वयं भी प्राकृत भाषा के एक 
महान्‌ संरक्षक थे। छुतु-वंश के प्रतिनिधि शासक हारितीपुत्र विष्णुकड-दछूतु 
कुलानन्द शातकरशि थे । ये वैजन्तीपुर के राजा थे । इनके नाती (पुत्री के पुत्र) 
शिवस्कन्द-तागश्नी थे, जो प्रो० रेप्पन के अनुसार, कन्हेरी-अभिलेख में 
उल्लिखित स्कन्दनाग शातक अथवा वैजयन्ती के राजा हारितीपुत्र शिव (स्कन्द) 
वर्मन थे, जिनका उल्लेख मेसूर के शिमोगा ज़िले से प्राप्त मालावल्ली-अभिनेख 
में मिलता है। अंतिम नाम के बारे में अभी संदेह है, क्योंकि विष्णुकड की 
माता एवं पुत्री का एक ही गोत्र का होना कठिन प्रतीत होता है। स्पष्ट है 
कि हारितीपुत्र शिववर्मन के पश्चात्‌ कदम्ब-बंश वालों के हाथ में सिंहासन 
आ गया | 


१. कुछ विद्वानों का मत है कि 'छुतु' किसी राजवंश का नाम नहीं था। 
उनके अनुसार यह व्यक्तिगत नाम हो सकता है। (7०8, 77%. श #6 454 
%, ८४०४८, 494]-2, ७, 5) । 

२. कदम्ब-वंश का संस्थापक “मयूरशर्मन' नामक एक ब्राह्मण था, जो 
'बूहद्‌ बाण' तथा अन्य राजाओं की सहायता से पलल्‍लव-राजाओं के विरुद्ध उठ 
खड़ा हुआ और पललवों को इस बात के लिए विवश कर दिया क्रि वे उसे 
सैनिक राज्यपाल का पटुबन्ध' (पत्रबन्ध) प्रदान कर दें। शीघ्र ही उसने 
अपने राज्य की सीमा पश्चिमी घाट तक विस्तृत कर ली। उसके अ्रपौत्र 
काकुस्थवर्मन ने अपनी पुत्रियों का विवाह गुप्त तथा अन्य नरेशों के साथ किया । 
इसी वंश के क्ृष्णावर्मन-प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ भी किया । मृगेशवर्मन ने गंगों तथा 
पत्लव नरेशों को पराजित कर वैजयन्ती को अपनी राजधानी बनाया। इसी 
वंश के छोटे राजकुमार पलाशिका, उच्चश्ृज्जी तथा त्रिपर्वत पर राज्य करते 
थे। अंत में चालुक्यों ने अंतिम रूप से उन्हें पराजित कर दिया (देखिये मोरेस, 
'कदम्बकुल'; आप, उस्‍स, 4936, 30] )। 


दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में सीथियन-शासन ४५१ 


३. उज्जेन तथा काठियावाड़ के शक 

पु्र्स्थापित सातवाहन-साम्राज्य के सबसे बड़े शत्र उज्जेन के शक- 
क्षत्रष थे। शक-वंश का प्रथम शासक यज्ञामोतिक था जो महाक्षत्रप चाश्तान 
का पिता था। यशामोतिक नाम शक नाम है। यशामोतिक के जिस उत्तरा- 
घिकारी को चद्धगुप्त-ट्ठतीय ने पराजित किया, उसे महाकवि बाण ने अपने 
“हषंचरित' में एक शक राजा कहा है। अतः इतिहासकारों का अनुमान है कि 
उज्जैन के क्षत्रप शक-बंश के थे । 

इस वंश का उचित नाम हमें ज्ञात नहीं है। रेप्सन का अनुमान है कि 
सम्मबतः इस राजवंश का नाम कार्टूमक-वंश था। रुद्रदामन की पुत्री ने गर्व के 
साथ अपने को कारईमक-वंश का बताया है। परन्तु, इसके लिये उसे अपनी 
माता का आभारी होना चाहिये था। फ़ारस में कार्दम नाम की एक नदी है, 
उसी के आधार पर इस वंश का नाम कार्ट्मक पड़ा ।* 

डुब्रील के अनुसार, चाश्तान ७८ ई० में गद्दी पर बेठा था, तथा शक-सम्बतु 
का जन्मदाता भी वही था | उसकी राजधानी उज्जैन बताई जाती है, परन्तु यह 
बात असम्भव-सी प्रतीत होती है, क्योंकि पेरीप्लस के लेख से ज्ञात होता है कि 
प्रथम शताब्दी के सात दशकों में उज्जैन राजधानी थी ही नहीं ।' उसका कथन है 
कि उसके पहले यह राजधानी अवश्य थी। चाश्तान की सबसे पहली ज्ञात तिथि 
शक-सम्वत्‌ ५२, अर्थात्‌ सन्‌ १३० ई० है। आन्धव-अभिलेख के अनुसार चाइ्तान 
सन्‌ १३० ई० में अपने पोत्र रुद्दामन के साथ-साथ शासन कर रहा था | प्रोफ़ सर 
रेप्पन तथा डॉ० भराडारकर स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि उसकी विदेशी उपाधि 


१. 07245, 906, 9. 24. लेवी तथा एस० कोनोब (6०/#४४, 7, 4. 79७) 
यश्ञामोतिक को 'भूमक' बताते हैं, क्योंकि शक शब्द यशम' का अर्थ भूमि 
होता है। परन्तु, आवश्यक नहीं कि नाम के अर्थ पर ही कोई व्यक्ति हो । इस 
सम्बन्ध में देखिये कुमारगुप्त तथा स्कन्दगुप्त । ह 

२. पारसिक । शाम शास्त्री द्वारा अअ्थंशाज्ष का अनुवाद, 9. 86. देखिये 
270, 933, 37 ॥, (/ ४६ &7घ४ा05 ० ९४0५, ५]. ].2--ऑक्सस 
की एक सहायक नदी । 

३. पेरीप्लस में 'पि४०७६८४८७7४ के राजा मलिकोस (मलिकु) का उल्लेख 
आया है। इनकी मृत्यु ७५ ई० में हुई थी। &०5णाए्रा०5 के राजा ज़ोस्केलीज्ञ 


(जा हकेल) ( राज्य सन्‌ ७६ ई०-८० ई० ) का भी उल्लेख है (77045, 
१97, 827-830) । 


४५२ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


क्षत्रय तथा उसकी अपनी मुद्राओं पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग--इन दोनों 
बातों से सिद्ध होता है कि वह किसी विदेशी शासक--सम्भवत: उत्तर के कुषारों 
द्वारा नियुक्त एक उपश्ासक था। चाश्तान का पुत्र जयदामन मात्र एक क्षत्रप 
ही रहा और अपने पिता के पहले ही उसकी मृत्यु हो गयी। अतः चाश्तान 
के परनात्‌ उसका पौत्र रुद्रदामन-प्रथम सिहासनासीन हुआ और उसने महाक्षत्रप 
की उपाधि घारण की । 

सम्बत्‌ ५२ तथा ७२ (सन्‌ १३० से १५० ई०) के बीच किसी भी समय 
रुद्रदामन' ने स्वतंत्र ज्ञासक बन कर महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। सम्बत्‌ 
७२ के जुनगढ़-शिलालेख से ज्ञात होता है कि सभी जातिवालों ने उसे अपना 
संरक्षक चुना, और इसीलिए उसने अपने को “महाक्षत्रप' कहना आरम्भ 
किया । इससे अनुमान लगाया जाता है कि किसी दूसरे ने--सम्भवत: गौमती- 
पुत्र ने--उसके वंश की शक्ति कम कर दी, जिसे उसने अपने बाहुबल से फिर 
स्थापित किया । 

लेख में आये हुए नाम से अनुमान होता है कि रुद्रदामन ने अपना राज्य 
पूर्वापर-आकर-अवन्ती ( पूर्वी तथा पश्चिमी मालब ), अनुप-नियुत अथवा 
माहिष्मती प्रदेश (निमाड़ में मांधाता अथवा महेश्वर), आनर्तत (द्वारका के 
आसपास का प्रदेश), सुराष्ट्र (जुनागढ़ के आसपास का प्रदेश), स्वश्न (साबरमती- 


१. साहित्य में रुद्दामन के लिये, देखिये (१॥8॥0९०९९, #॥4 27578 ७:०७ 
(९०, [,8५७), 9. 384. 


२. 2.4, 4, 346, 


३. कुछ विद्वानों के अनुसार “आनर्त्त! वडनगर ज़िले के आसपास का 
प्रदेश था (800, 0८८., !, , 6 )। अतः कुकुर को द्वारका प्रदेक्ष में होना 
चाहिये । भागवत पुराण (, , 0) में द्वारका को “कुकुरान्थक-वृष्णिभिः 
गुप्ता” कहा गया है। वायु पुराण (00, 96, 34) में यादव राजा उम्रसेन 
को कुकुर-वंश का (कुकुरोदभव) कहा गया है । महाभारत (, 83, 32) में 
भी बुकुरों को दशाहों तथा यादव जाति के अंधकों के निकट का बताया गया है । 
महाभारत (7, 52, 5) में ही उनको अम्बष्ठों तथा पह्नवों के साथ जोड़ा 
गया है। कदाचित्‌ उनकी एक शाखा चिनाब तथा सिन्‍्धु की घाटी में निवास 
करती थी, जबकि दूसरी काठियाबाड़ में रहती थी । 


दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत भें सीथियन-शासन ४५३ 


सट के प्रदेश), मर (मारवाड़), कच्छ (कच), सिन्चु-सौबीर (सिन्धु-घाटी का 
निचला भाग),' कुकुर (सम्भतः सिन्ध तथा पारियात्र पर्वत के बीच का भाग) , 
अपरात्त ( उत्तरी कोंकणा )', तिषाद (सरस्वती तथा पश्चिमी विख्घ्य- 
प्रदेश ), आदि तक फैला रखा था। इन स्थानों में से सुराष्ट्र, कुकुर, 
अपरान्त, अनूप तथा आकरावन्ती गौतमीपूत्र के राज्य के भाग थे जिसे 
या तो स्वयं गौतमीपुत्र या उसके उत्तराधिकारियों से, महाक्षत्रप रुद्रदामन ने 
जीता होगा । जूनागढ़-अभिलेख से ज्ञात होता है कि रुद्रदामन ने दक्षिण के 
सम्राट शातकरणि को दो बार पराजित किया, परन्तु निकट सम्बन्धी होने के 
कारण उसे नष्ट नहीं किया । डॉ० डी० आर० भण्डारकर के अनुसार, यह 


१. सिच्धचु नदी के पश्चिमी तट का अन्तर्वत्ती भाग सिंघ कहलाता है 
(५गांलड, बह (४४, ॥7, 252, 253, कटबते छाए) 256; वात्स्पायन, 
कामसूत्र, बनारस-संस्क रण, 295) । लिटोरल (मिलन्दपञ्ह, $#2, #|ऋ%ए।, 
269) तथा सिन्धु नदी का पूर्वी अन्तर्वर्त्ती प्रदेश मुलतान तक सौबीर कहलाता था 
(अल्बेखनी, ।, 302; 74, 7, 259) । जैनियों के प्रवचनसा रोद्धार में वितमय' 
को इसकी राजधानी बताया गया है । 

२. बृहत्संहिता, ५, 7; उद्ाए, 4. 

३. अपरान्त प्रदेश का विस्तार (देखिये अशोक, २7८, ७) केवल सूरपारक 
तक ही नहीं था, बल्कि उसमें नासिक, भरुकच्छ, महीधाटी, कच्छ, सुराष्ट्र, 
आनर्त्त, आबू आदि भी शामिल थे (वायु पुराण, 45, 29 |; मत्स्य पुराण, !!4, 
50-5]; मार्क॑गडेय पुराण, 57, 49 ६.-पुराणों में दिया गया सूरपारका: कच्छिया: 
तथा आनर्त्ता: ग़लत हैं । इनके स्थान पर सूर्यारका:, काश्मीरा: तथा आवसन्त्या 
होना चाहिये) । परन्तु, जूनागढ़ के लेख द्वारा अपरान्त को सुराष्ट्र तथा आनत्तं 
से भिन्न बताया गया है। अतः, निश्चय ही इसका प्रयोग यहाँ अत्यन्त सीमित 
अर्थ में हुआ है । 

४. देखिये “निषाद-राष्ट्र'' महाभारत, !7, 30, 4, सरस्वती नदी के 
अहष्य होने के (विनाशन) स्थान को निषाद-राष्ट्र का द्वार कहा गया है। पारि- 
यात्रचर: भी देखें, महाभारत, >7], 35, 3.5 में भी यही है। महाभारत (9, 
34.4-7) में चम्बल तथा मत्स्य (जयपुर) के बीच के भाग को “निषादभूमि' कहा 
गया है । वेद के आलोचक महीधर का कथन है कि मिषाद का अर्थ भील है 
(प्थ्था८ ॥46, 4, 454) । बृूहलर (74, 7, 263) के अनुसार 'निषादभूमि' 
हिसार तथा भटनीर का ही नाम था। 


४५४ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


शातकर्णि स्वयं गौतमीपुत्र था, जिसका पुत्र वासिष्ठीपुत्र, शातकर्शि रुद्रदामन 
का दामाद था | रेप्सन के अनुसार, दक्षिण का शासक शक-नरेश पुलुमायि के 
हाथों पराजित हुआ था । इस बात की सम्भावता अधिक मालूम होती है कि 
पराजित राजा वासिष्ठीपुत्र शातकरि स्वयं रहा होगा जो कदाचित्‌ पुलुमायि का 
भाई अथवा पूर्वज रहा होगा । 

महाक्षत्रप रुद्रदामन ने सतलज के पास जोहियाबार के योधेयों को भी 
पराजित किया था। एक प्रस्तर-लेख के अनुसार इन यौधेयों ने भरतपुर 
राज्य के विजयगढ़-क्षेत्र को भी अपने अधिकार में कर लिया था | यदि कुषाण- 
वंश की स्वीकृत तिथियाँ सत्य हैं तो निश्चय ही रुद्रदामन ने सिन्धु-सौवीर को 
कनिष्क-प्रथम के उत्तराधिकारियों में से किसी एक से छीन लिया होगा । 

रुद्रदामन का दरबार उज्जैन में ही लगता रहा होगा, जो तोलेमी के 
अनुसार उसके पितामह चाश्तान की राजधानी थी। तोलेमी के अनुसार, 
आनर्त्त तथा सुराष्ट्र प्रात्त पह्लव (पाथियन) अमात्य' सुविशाख के शासन के 
अन्तर्गत थे । इस अमात्य ने प्रसिद्ध सुदर्श भील पर बाँध भी बंधवाया था। 
इस बाँध का अस्तित्व “मौर्य शासन-काल में भी था जबकि इस दूर-स्थित प्रदेश 
में भी सिंचाई की पूरी व्यवस्था की गयी थी ।” 

महात्‌ क्षत्रप' शब्द (व्याकरण), अर्थ (राजनीति), गन्धर्व (संगीत), तथा न्याय 
(तर्क) के अध्ययन और प्रसार के लिए विख्यात थे। चरित्र के नैतिक दृष्टिकोण 
से उन्होंने यह सिद्धान्त बना रखा था कि सिवा युद्धक्षेत्र केवे कभी भी 
नरह॒त्या नहीं करेंगे । सुदर्श झील को ठीक कराने में जो बहुत 
अधिक धन व्यय हुआ, वह उसने अपने कोष से दिया और उस ख़्च को 
पूरा करने के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों पर बेगार, या कर इत्यादि 
नही लगाया गया । शासन-व्यवस्था में राजा की सहायता के लिये विद्वानू, गुण- 
सम्पन्न मंत्रिजन हुआ करते थे । ये मंत्री दो प्रकार के ये--प्रथम, मतिसचिव-- 


१. अमात्य की इस उपाधि से सुराष्ट्र के शासक 'तुषास्फ' (अशोक के 
राज्य-काल) के नाभ के साथ पायी जाने वाली उपाधि 'राजा' तुलनीय है 
(24, 7, 257 9); जबकि कुछ जिलों तथा प्रान्तों में अमात्य शासन करते थे, 
और उनका कार्य केवल असेनिक होता था । परन्तु, अन्य प्रान्तों में महादंडनायक 
राज्य करते थे। यह नाम साँची के अभिलेख से पुष्ट होता (7455, 923, 
348) 

२. 80708, 06८., 4, ], 39 


३ 7 7 


दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में सीथियन-लासन 04 


जो केवल मंत्रणा देते थे; तथा द्वितीय, कर्मसचिव--इनका कार्य राज्य की नीतियों 
को लागू करना था । 

शुद्रदामन के दो पुत्र तथा एक पुत्री थी। राजकुमारी का विवाह दक्षिण के 
सातवाहन-वंश के वासिष्ठीपुत्र श्री शातकर्शि के साथ हुआ था। नागार्जुनिकोंड- 
अभिलेख' में किसी एक उज्जैन की राजकुमारी रुद्रधर भट्गारिका का उल्लेख 
आता है जिसका विवाह गुरटूर तथा कृष्णा-धाटी के आसपास के इक्ष्वाकु-बंशीय 
शासक के साथ हुआ था। बोगेल के अनुसार, वह राजकुमारी चाश्तान-वंश की 
थी, उसके पिता स्वामी रुद्रसेन-तृतीय (सी० ३४८ से ३७८ ई०) थे, और संभवत: 
सम्राट समुद्रगुप्त के समकालीन थे। उन्होंने 'महाराज' की उपाधि धारण 
की थी । यह उपाधि रुद्रदामन-प्रथम के उत्तराधिकारी अक्सर अपने नाम के साथ 
लगाया करते थे । फिर भी यह कहना अत्यन्त कठिन है कि इक्ष्वाकु-वंश की रानी 
(महादेवी) रुद्रसेन-तृतीय की पुत्री थीं, अथवा किसी दूसरे राजा की । 


रुद्रदामन के पश्चात्‌ उसका ज्येप्ठ पुत्र दामगसद ([077985809) प्रथम 
सिहासनारूढ़ हुआ । रेप्सन के कथनानुसार, उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ गद्दी के दो 
उत्तराधिकारी सामने आये--एक उसका पुत्र जीवदामन और दूसरा, उसका 
भाई रुद्रसिह-प्रथम । इन दोनों के बीच हुए युद्ध में रुद्रसिह विजयी हुआ । रुद्रसिंह 
के राज्य-काल में सन्‌ १८५१ ई० में प्राप्त गुरड-अभिलेख में बरापक या बाहक के 
पुत्र एक आभीर सेनापति रुद्रभृति का उल्लेख आता है जिसने एक तालाब 
खुदवाया था। आगे चलकर इन्हीं आभीरों ने महाक्षत्रप-पद रुद्रदामन के 
उत्तराधिकारियों से छीन लिया। डॉ० भरडारकर के अनुसार, ईश्वरदत्त 
नामक एक आभीर सेनापति सन्‌ १८८-१६० ई० में “महाक्षत्रप” था, परन्तु 
रेप्सन के अनुसार ईश्वरदत्त सनु २३६ ई० के बाद हुआ था । 


रुद्रसिह के पश्चात्‌ उसके पुत्र रुद्रसेन-प्रथम, संघदामन तथा दामसेन 
सिहासन पर आसीन हुए । दामसेन के तीन पुत्र--यशोदामन, विजयसेन तथा 
दामजद-श्री महाक्षत्रप बने | दामजद-श्री के पश्चात्‌ उसका भतीजा रुद्रसेन-द्वितीय 


१. 72%. ४, जुड़, ।47 


२. मुलवासर तालाब का लेख तथा जसधन-स्तम्भलेख रुद्रसेन के शासन- 
काल (२०५ ६०) के ही हैं। जसधन-स्तम्भलेख में जयदाम को छोड़कर रुद्रसेन 
के ध्रमी पूर्वजों के नाम के पूर्व 'भद्रमुख” शब्द का प्रयोग हुआ है 


४५६ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


औौर उसके परचात्‌ उसके पुत्र विश्वसिह और भतृ दामन सिहासनारूढ़ हुए। 
भतृ दामन के शासन-काल में उसका पुत्र विश्वसेन मात्र क्षत्रप था। 


भतृ दामन तथा विश्वसेन के पश्चात्‌ महाक्षत्रप रुद्रदामन-द्वितीय सिंहासन पर 
बैठा, परन्तु भतृ दामन अथवा विश्वसेन से उसके संबंध के बारे में हमारे पास 
ज्यादा जानकारी नहीं है । इस वंश का अंतिम सम्राट रुद्रसिह-तृतीय था जिसने 
लगभग सभम्‌ ३८८ ई० तक राज्य किया। 


रंप्सन का मत है कि सन्‌ २९५ से लेकर सी० ३४० तक कोई भी महाक्षत्रप 
नहीं हुआ | ३०५ ई० के लगभग इस वंश की अग्रज शाखा का अंत हो गया, तथा 
उस परिवरत्त नशील काल में कोई अज्ञातवंशी क्षत्रप तथा महाक्षत्रप के रूप में राज्य 
करने लगा। सन्‌ २६९५ से ३३२ ई० तक जितने भी शासक हुए, उन सभी ने 
क्षत्रप' जैसी दूसरे दर्ज की उपाधि धारण की, “महाराज क्षत्रप” अथवा “राजा 
महाक्षत्रप' जैसी स्वतंत्र उपाधि सन्‌ ३४८ ई० के तनिक पूर्व रुद्रसेन-तृतीय ने फिर 
ग्रहणा की थी। इसी समय जबकि प्राचीन बंश प्रायः लुप्त हो चुका था तथा महा- 
क्षत्रप का पद रिक्त पड़ा था, भारत का शकस्थान नामक भाग ससानियन राज्य में 
मिला लिया गया, तथा उनके राज्यपाल ही शासन करते रहे । वह्नि (बहराम) 
द्वितीय के शासन के अंत के पूर्व ही (२६३ ई०) ससानियन-वबंश के लोगों ने विजय 
करना आरम्भ कर दिया तथा शापूर-द्वितीय ( ३०६-७६ ई० ) तक अपने राज्य 
को बनाये रखा । चौथी शताब्दी के मध्य में फ़ारस-निवासियों का भारत पर 
अधिकार शने:-शने: कम होता गया, जबकि रुद्रसेन-तृतीय ने 'महाराजा' की 
उपाधि धारग्य की तथा समुद्रगुप्त ( कालिदास के रघुबंश के रघु” ) ने उत्तरी- 
पश्चिमी सीमा-प्रान्त के विदेशी शासकों को बाध्य किया कि वे उसे अपना 
सम्राट स्वीकार करे । 

पश्चिमी भारत में शकों ने यद्यपि अपना राज्य पुनःस्थापित कर लिया था, 
तो भी वह अधिक समय तक चल नहीं सका, और अंत में गुप्त-सम्राटों द्वारा शक 
पूर्णा रूप से पराजित हुए । समुद्रगुप्त के शासन-काल से ही हमने देखा कि शकों ने 
अपनी कन्याओं का विवाह करके तथा अन्य दूसरे अज्ञाकारी ढंगों से शान्ति से रह 
सकने का प्रयत्तन करना आरम्भ कर दिया था। चन्द्रगुप्तद्वितीय के उदयगिरि- 
अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने पूर्वी मालव को जीत कर अपने राज्य में 
मिला लिया था। एक अन्य लेख से ज्ञात होता है कि एक बार राजा के साथ एक 
मंत्री यहाँ आया था। राजा के आने के उपलक्ष्य में उसमे एक गुफा बनवाई थी। 


दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में सीचियन-शासन ४४७ 


एक लेख में 'सिंद विक्रान्तगासिनि” शब्द के प्रयोग से ज्ञात होता है कि 
पश्चिमी मालव को जीत कर 'सिंह-विक्रम', अर्थात्‌ चन्द्रगु-द्वितीय ने मन्दसौर 
के नरवर्मन' को अपना उपशासक बना लिया था। चन्द्रगुत की रजत-मुद्राओं 
( जिन्हें उसने शक-अत्रपों की मुद्राओं के समान बनवाया था ) से ज्ञात होता है 
कि उसने सुराष्ट्र को भी अपने राज्य में सिला लिया था। अंत में, हर्षजरित' में 
बाण का कथन है कि चन्द्रगुत् ने किसी शक-राजा का वध किया था--- 


झरि (लि ?) पुरे च परकलत्र-कामुक कामिनोवेश गृप्सश् 
चन्रगुप्तः शकपलिमशातयदिति ।' 


१. /॥/, 4॥/., 93, 9, 62, चद्धगरुप्त-द्वितीय ने छोटी-छोटी चाँदी की 
मुद्राएं, जिन पर एक युराहीनुमा बर्तन की आकृति बनी है, सम्भवतः मालब में 
चलायी होंगी जो दूसरी शताब्दी में शकों के अधिकार में रहा होगा | (47, 
८:८7, ८४) ॥। 

२. टीकाकार शंकर के अनुसार 'परकलत्र”' और 'कामनी' ध्रुवदेवी के लिये 
प्रयुक्त हुआ है; और, ध्रुवदेवी के वेश में ( जिससे प्रेम करने के लिये शक-नरेश 
आगे बढ़ रहा था) स्वयं चन्द्रगुत्त ने जाकर शक-नरेश का बध कर दिया। भोज के 
शुज्ञार-प्रकाश' के द्वारा इस पर और अधिक प्रकाश पड़ता है, क्योंकि उसमें 
दिवीचल्धगुप्तम' से कुछ अंश उद्धृत किया गया है। ( देखिये 479क&कक (०४, 
70., 359 #; ॥८रं, > 4, 928, 20। ॥; रंगस्वामी सरस्वती द्वारा 
सम्पादित 'दिवीचद्धगुप्तम', /#४. 4४/., 923, 9, 8] 8 ) | अंतिम कृति 
भरुद्गाराक्षस' के लेखक 'विशाखदत्त' द्वारा लिखी गई है। रामचन्द्र तथा गुशाचन्द्र 
के 'नाट्य-दर्षण' में भी 'देवीचन्द्रगुतम्‌' से उद्धरण दिये गये हैं । 

29 8 


उज्जन के शक-नरेशों को वंशावली 
यशामोतिक 


चाहतान सच्‌ १३० ई० 
जयदामन 
रुद्रदामन-प्रथम सन्‌ १३०-१५० ई० 
| 
दाम (ग़) जयश्री-प्रथम रुद्रसिह-प्रथम पुत्री ०४४28 
। श्री श' 
| क्षत्रप, १८६०-८८ ई० 


सत्यदामन जीवदामन | महाक्षत्रप १८६१-८८ ई० ! 
सु १७5 (7) हे १६७-६८ ई०.. तथा १६ १-६ ई०... | 


| | है | 

रुद्रसेन-प्रथम संघदामन द प्रभुदमा 
२००-२२२ई०. २२२-२२३ ई० | २२२-२२६ ई० 

| | नम 
पृष्वीसीस दामजदश्री-द्वितीय | | । | 
क्षत्रप, २३२-३३ ई० | | 

क्षत्रप, वीरदामन*- यशोदामन-प्रथम विजयसेन दामजदभ्ी-तृतीय 

२२२६० क्षत्रप, २३४-२े८६ई० २३६ ई० २४०-१५०ई० २५१-५४ ई० 


रुद्रसेन-द्वितीय 
सन्‌ २५६ (?)-२७४ ई ० 





बिश्वसिह, सन्‌ २७७-७८ ई० भतृ दामन, सन्त्‌ू २८९६-६५ ई० 


स्वामी जीवदामन विश्वसेन 
ला _____ क्षत्रप, सन्‌ २६९४-३० १ ई० 
| 
रुद्रसिह-द्वितीय रुद्रदामन-द्वितीय 
| क्षत्रप, ३०५ ई० | 





यशोदामन-द्वितीय, क्षत्रप, 
सन्‌ ३१७-३२ ई० 





| | 
रुद्रसेन-तृतीय पुत्री 
सन्‌ रेडप-७८ ई० _ । 


(हल, सब ३८२ ई० का 
रद्रसेन-चतुर्थ रुद्रलिह-तृतीय 


दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में सीथियन-शासन ४५६. 


४. सीक्षियन (शक ) यूग का प्रशासन 

सीथियन युग की शासन-प्रणाली के बारे में हमें जितना भी थोड़ा ज्ञात है, 
उससे हम यह निष्कर्ष तो नहीं ही निकाल सकते कि उनकी शासन-पद्धति नये-नये 
सैनिक विजेताओं की अस्त-व्यस्त भौर अवैज्ञानिक शासन-पद्धति थी । बल्कि, इसकी 
जगह शताब्दियों और पीढ़ियों से चले आते हुए राजनीतिशास्त्रियों तथा व्याव- 
हारिक प्रशासकों द्वारा विकसित वह एक उच्चकोटि की शासन-प्रणाली थी--यह 
कहना अधिक संगत होगा । 

भारतीय शक-दासन-तंत्र पर राजनीतिक विचारकों (अर्थचिन्तकों) का 
गहरा प्रभाव दिखाई देता है । उस युग के सबसे योग्य राजकुमार को अर्थविद्या' 
की पूर्ण शिक्षा दी जाती थी । युवराज को हर प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता 
था, और मंत्रिपद के लिये केवल वे ही व्यक्ति चने जाते थे जिनमें अमात्य-गुण 
विद्यमान होते थे | मंत्रियों, अन्य उच्च पदाधिकारियों तथा सचिवों का वर्गी- 
करण किया जाता था। युवराज को बताया जाता था कि किसी प्रकार की 
बेगार (विष्ठि ) आदि न लें। साथ ही नगरवासियों तथा देशवासियों 
के लिये लाभदायक एवं कल्याणकारी कार्य करें। इन बातों से यह सिद्ध होता है 
कि अर्थशात्र' की शिक्षाएँ सीथियन-शासन में एकदम लुप्त नहीं हो गयी थीं । 
उनकी शासन-प्रणाली पहले की शासन-प्रणाली से अधिक भिन्न नहीं थी । उनके 
बहाँ भी महामात्र, रज्जुक, सम्बचरंतक अथवा सझ्जारिन' गुप्तचर आदि पाये जाते 


१. 'सीथियन युग' का प्रयोग यहाँ पर हमने एक विस्तृत अर्थ में किया है । 
इसमें मौर्य-काल के पश्चात्‌ आने वाले उन सारे राजवंशों का बर्णान है, जो ईखी 
सन के आसपास राज्य करते थे । इस काल में अधिकत्तर भाग में सबसे शक्तिशाली 
सीधियन (राजाओं का राजा) शासक था, जिसकी राजधानी कहीं उत्तर-पश्चिम 
में थी, लेकिन उसका आदेश गंगा और गोदावरी के तट तक माना जाता था (देखिये 
(6४, #४7., 8९98,; 4925)। 

२. रुद्रदामन का जूनागढ़-अभिलेख (8४, 4४., 878, 9. 26; 59, 
शा, ४7ा!, 36 £ ) [| 

है, /परंधव! ॥98., ०५, 937, 44, सातवाहत-राजा ने एक श्रमरा 
(जैन साधु) को अपना 'महामात्र' नियुक्त किया था । 

४. 29., 7९०४, 46, 95, देहाती क्षेत्र में 'रज्जुक' भूमिमापक तथा 
न्यायाधीश हुआ करते थे । 

४. ॥8., ९०, [200; ८९ 4., 5, 52, 55. 


४६० प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


थे। इससे अनुमान होता है कि कम से कम दक्षिणी भारत में मोर्य-शासन-प्रणाली 
अभी एकदम समाप्त नहीं हो गयी थी । परन्तु, इससे हमें यह अर्थ नहीं निकालना 
चाहिये कि सम्पूर्ण शासन-प्रणाली मोर्य-शासन-प्रशाली की नक़ल भर थी। 
उत्तरी-पश्चिमी भारत के विदेशी विजेता जिन देशों से भी विजय प्राप्त करते हुए 
आये, अपने साथ उन देशों में सहस्नों वर्षों से चली आ रही शासन-प्र णाली भी 
साथ लाये थे । इस प्रकार इन क्षत्रपों ने शासन की फ़ारसी प्रणाली को उत्तरी- 
पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत के अनेक प्रान्तों में लागू किया । इस तरह यूनाती 
उपाधि वाले मेरीदाक्क (४८४४०७०८॥', सम्भवत:ः झिला-अधिका री) तथा स्ट्राठेगो 
(8072/८८०5, राज्यपाल अथवा सेनानायक) भारतीय उपाधि वाले अमात्यों 
( ज़िले का अधिकारी कोई मंत्री आदि) तथा महासेनापतियों (सैनिक राज्यपाल) 
के साथ-साथ शासन करते थे । 

शकों के निरंतर आक्रमण होने पर भी बुद्ध तथा सिकन्दर के काल से चली 
आ रही कबाइली प्रजातंत्र-शासन-प्रगाली पूरी तरह समाप्त न हो सकी थी | 
अभिलेखों तथा मुद्राओं से ऐसे अनेक कबाइली तथा जातीय राज्यों का पता चलता 
है। उनमें से लिच्छिवियों तथा शाक्यों की तरह ही अत्यन्त शक्तिशाली राज्य 
हमेशा अपने पड़ोसी शक-राजवंश से लोहा लिया करते थे। दुर्भाग्यवश उस समय 
की सामग्री में, उनके सम्बन्ध में हमें बहुत कम ही ज्ञात हो पाता है | ऐसी स्थिति 
में यह उचित नहीं प्रतीत होता कि हम उन शासन-प्रणालियों को, जो उनके 
उत्तराधिकारों ने विकसित किया, उनके नाम के साथ जोड़ दें । 

यह्मपि सीथियन लोग सारे भारतीय लोकतंत्रों को समाप्त नहीं कर सके, 
फिर भी उन्होंने पश्चिमोत्तर भारत के कई राजवंशों को नष्ट करके वहाँ एक 
विशिष्ट प्रकार की अपनी राजतंत्र-व्यवस्था क्रायम की । इसका पता हमें दो बातों से 
चलता है--प्रथम, सारे सीथियन-सम्राटों द्वारा बड़ी-बड़ी देवी उपाधियों का धारण 
करना; और दूसरे, मृत सम्राटों को देवता-रूप में खीकार करना । यद्यपि यह सत्य 


१. स्वात खरोष्ठी-लेख में एक मेरीदार्ख ध्योदोरा' का भी उल्लेख मिलता 
है। तक्षशिला के खरोष्ठी-अभिलेख में एक दूसरे 'मेरीदार्स' का उल्लेख आया 
है । इन दोनों का उल्लेख बौद्धधर्म तथा मूत्तियाँ स्थापित करने वाले के रूप में 
किया गया है (८०७/४, ॥, 4, ४५) | 

२. उदाहरण के लिये, मालव (मलय), यौधेय, आर्जूनायत, तथा सम्भवतः 
ओदुम्बर, कुलृत, कुनिरद (5८९, (०88. :7/5/, 70४४., 528, 529) तथा उत्तम- 
भद्र (देखिये $#7/8, (०7४/०४४४ शा (०४४, $८९, शा)। 


दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में सीधियन-श्षासन ४६१ 


है कि प्राचीस काल में भी भारतीय नरेश अपने को दैवी सन्तलि कहते थे तथा 
अ्रड़ी-बड़ी उपधियाँ धारण करते थे। फिर भी, यह ध्यान देने बोस्य बात है कि 
अशोक-जैसे महात्‌ सम्राट ते अपने को केवल राजा अथवा दिवानांपिय पिंयदस्सि!! 
कहकर ही संतोष किया था। परन्तु, सीथियन-काल के नरेश इस प्रकार की 
विवश्न उपाधियों से संतुष्ट नहीं थे, वे बड़ी-बड़ी उपाधियाँ, जैसे 'लफ़वर््तिन', 
अधिराज', 'राजातिराज', दिवपुत्र' आदि धारण करते थे । 

दक्षिणी भारत में उस काल में राजाओं के नाम के साथ धामिक उपाधियाँ 
भी देखने को मिलती हैं, जैसे क्षेमराज', “धर्म महाराजाधिराज' तथा धर्म युव- 
महाराज'' आदि । इन उपाधियों को धारण करते का अर्थ यह था कि राजा प्राचीन 
धर्म-प्रचारकों और शिक्षकों द्वारा प्रवत्तित धर्म की रक्षा करेगा और कलियुग की 
बुराइयों तथा विदेशी नास्तिकों और उत्तर-पश्चिम की बबर विजातियों से देश 


की रक्षा करेगा । 
जिस प्रकार इस युग के राजाओं ने बड़ी-बड़ी उपाधियों' से अपने को विभूषित 


किया, उसी प्रकार उनकी मुख्य रानियों को भी बड़ी-बड़ी उपाधियाँ दी गईं। 


१. “0[ (ब्चएं०पड 27, ऊैटा०77८१ 04 धार (50957 
२. /&४60५ 7॥8., ०, 345; “दयालु एवं धामिक राजा', शान्तिप्रिय 


राजकुमार । 
३, 'सद्चरित्र महाराजाधघिराज', 'सद्चरित्र युवराज 2छंक्षए! ॥0,, ०5, 


96, 200, उपाधियों के महत्व के लिये देखिये 74, 5,5], “कलियुग-दोषाव- 
सन्न धर्मोद्धरण नित्य सन्‍नद्ध/, “मन्‍्वादि प्रणीत विजि-विधान-धर्मा धर्मराज 
इब”, प्रक्षालित कलि-कलंक:” उपाधियाँ वलभी के मेत्रक राजाओं के लिये प्रयुक्त 
हुई हैं (भवनग र-अभिलेख, ३१) । कभी-कभी शक-नरेश भी अपने को “धर्मविजयी' 
” कहते थे (7.458, 923, 343) | 

४. भारतीय इतिहास की यहू विशेषता रही है कि जो उपाधियाँ एक काल 
में राजाओं द्वारा ग्रहण की जाती थीं, वही दूसरे काल में सहायकों द्वारा प्रयुक्त 
होती थीं। इस प्रकार अशोक द्वारा घारण की गयी “राजा' की उपाधि शकों तथा 
गुप्तों के समय में उपशासकों द्वारा धारणा की जाने लगी । सम्राटों द्वारा उस काल 
में 'राजराजा', 'राजाधिराज', 'महाराजएणिराज', प्रमभट्रारक' तथा परम- 
राजाधिराज”, आदि उपाधियाँ अपनाई गयीं (8॥॥80, 63) । परन्तु, पार्थियनों के 
शासन-काल में 'महाराजाधिराजा' की पदवी फिर सहायकों ने ले ली, क्योंकि 
नरेश्ों में 'परमभट्रारक', 'महाराजाधिराज', 'परमेश्वर' जेसी उपाधियाँ ज्यादा 
प्रचलित हो ऋछुकी थीं। 


४६२ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


अशोक की महारानी को दिवी' कहा गया। तीवर' की माता को (द्वितीय देवी” 
कहा गया है । इसका अर्थ यह हुआ कि मुख्य रानी को 'प्रथम देवी' कहते रहे होंगे । 
परन्तु, सीथियन-काल में रानियों के लिए 'अग्रमहिषी' तथा “महादिवी' की 
उपाधियाँ अधिक प्रचलित मिलती हैं। 'महादेवी' उपाधि से सुख्य रानी को 
उसकी दूसरी सौतों से अलग किया गया है। इस प्रकार की उपाधियाँ 'अयसि 
कमुइआ', नागनिका' तथा बलश्री' के नामों के साथ मिलती हैं । 

सीथियन-काल में राजा की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी मूर्ति बनाने और 
उसे स्थापित करने की विचित्र प्रथा प्रचलित थी। इस तरह के मुत्तिगहों को 
दिवकुल' कहते थे । इनमें सबसे प्रसिद्ध मथशुरा-अभिलेख' में उल्लिखित हुविष्क के 
पितामह का 'देवकुल' था । राजवंश के इन देवकुलों, उनके मन्दिरों तथा स्वयं 
जीवित देवपुत्रों (तत्कालीन शासक राजाओं) के ही कारण सम्भवत: मथुरा का 
नाम 'दिवताओं की नगरी” पड़ा। 

हम यहाँ जिस युग की चर्चा कर रहे हैं, उसमें कुछ लेखकों ने राजधर्म 
की भी चर्चा की तथा राजा को मनुष्य के रूप में 'महती देवता' की उपाधि प्रदान 
की । परन्तु, सम्भवतः सर्वप्रथम यह उपाधि शकों ( सीधियनों )' द्वारा घारण 


. 27046, 924, 9. 402, अन्तिम राजाओं की मूर्तियों के लिए 
देखिये---.2८6/#7865 शा $०४/# फँद॥/ साउ77>, 744, 53; 7९४ए८॥४, 
प्रदाबदुढा, 2, 522 (८६४४ ण शाप्ब्रणभुा);) 0... 5, कगंग्रांएब४8८ां, 
4१% झफांएइश शा 20/#66 मफा[|ाश5 रत ४०४ गा 6, 5९९,, [५४ 
(77% 27क्रह सेवक थी काबाद, उदार कार्य उम5, 2928, 9. 5) । तंजोर के 
मंदिर में सुन्दरचोल तथा उसकी एक रानी की मूर्ति मिलती है। सी० वी० वैद्य 
(2/व्बाबल्ादां संता 4४4०, 7, 98) का मत कि जहाँ पर मृत राजा का दाह- 
संस्कार किया जाता था, वहीं एक मन्दिर बनवा दिया जाता था । परन्तु, यह बात 
स्पष्ट नहीं है कि उसमें मृतक राजा तथा उसकी रानी की मूर्ति भी स्थापित की 
जाती थी, या नहीं । मृत राजाओं की मूत्तियों का स्थापन और उनकी पूजा की 
तुलना कौटिल्य (77, 6) के 'देवपितृपूजा' से की जा सकती है । 

२. एक दूसरे ही मत के लिये देखिये 0, 7#86 6॥#6४; 8 ह#6 
कबदाांद द्ा्व 74०, 252, परन्तु, टार्न ने तोलेमी के वाक्यांश का अनुवाद 
देवताओं की पुत्री' किया है (देखिये (,८ए४, 274, 95, 9. 9) । 

१. कुछ मारतीय-ग्रीक राजाओं ने 'थियोसा तथा थियोद्रोपोस' की 
उपाधि का भी प्रयोग किया है। परन्तु, इसका खुल कर अनुकरण नहीं 


दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में सीधियन-शासन ६३ 


की गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने राजा का आदर्श फ़ारस, चीन तथा रोम के 
राजाओं के आद्शों के आधार पर रखा था। रैप्सत के अनुसार, “राजातिराज' 
की उपाधि अपने मूल रूप में फ़ारसी राजवंशों की ही उपाधि है। इस उपाधि 
का इतिहास डेरियस ( ॥08४05 ) अभिलेखों में उल्लिखित 'क्षायथियानाम्‌' 
अथवा क्षायथिय'' से लेकर आधुनिक 'ज्ाहांशाह' तक फैला हुआ है। कुषाण राजाओं 
द्वारा अपनाई गयी उपाधि देवपुत्र' अपने मूल रूप में एक चीनी उपाधि है, 
जो चीती 'तीन-त्जे तीन-त्जु” अथवा 'स्वर्ग-पुत्र” का अक्षरश: अनुवाद है। यदि 
सूडर्स के कथन पर विश्वास किया जाये तो भारतीय शक-नरेश्षों में से कम-से-कम 
एक (आरा-अभिलेख के कनिष्क) ने रोमन उपाधि कैसर' धारण की थी | सम्भव 
है जिस प्रकार वहाँ टाइबर नदी के तट पर राजाओं की स्मृति में मन्दिर बनागे 
जाते थे, उसी अनुकरणा में यहाँ भी जमुना-तट पर 'देवकुलों' की स्थापना की 
जाती थी । 

शक-काल की एक महत्त्वपूर्ण प्रथा उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में ेराज्य' 
(सहशासन) तथा उत्तरी-पश्चिमी भारत एवं सुदूर दक्षिण में “यौवराज्य! 
हुआ । यह सत्य है कि गोरडोफ़रन्स ने अपने को देव” अथवा “देवपुत्र' न कह कर 
'देवव्त” कहा है । जहाँ तक कुषारा-राजाओं द्वारा अपनायी गयी उपाधि 'देव- 
ताओं का पुत्र” का सम्बन्ध है, इस बारे में अभी तक कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध 
नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि यह उपाधि हयुंगों से ली गयी 
ओर चीनियों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है (28०९, 2, €, (6७ 7०क्काब, ।], 
305 £) । 'पंचाओ' के समय से कुषाणों का चीनियों से सीधा सम्बन्ध रहा था । 
- १. देखिये, क्षपयित्वा' शब्द का प्रयोग सिमुकों के द्वारा शुंग-राज्य को समाप्त 
करने के लिए किया गया है । क्षत्रस्य क्षत्र' (बृहदारएयक उपनिषद्‌, !, 4, 4), 
“अधिराज', 'चर्कत्तिन” आदि शब्द निस्संदेह प्राचीन भारत में भी प्रचलित थे । 
परन्तु, पिछली दो उपाधियों के मौर्य-काल के बाद तक भी प्रयुक्त होने का कोई 
प्रमाण नहीं मिलता, जबकि अन्तिम का प्रयोग तो कभी हुआ ही नहीं । 

२. उ7748, 897, 903; 492, 67, 682; &का, (७४% #6 
(७44 22)4क//6, _5शं, /ै7६थ००४४०५ ( प्रथम अथवा द्वितीय) अपने को 
'देवपुत्र” कहता था । (7, 786 672८5, 9. 92) । यह यूनानी प्रभाव का 
भी संकेत करता है । कुछ लेखक साहित्य में तथा अभिलेखों में प्रयुक्त उपाधियों 
के बारे में भ्रम में हैं ( 8, 6, 7.८७ 77४, 4, एछए, 305 8 । 


४४ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


( युवराजों का शासन) थी। इन दोनों ही प्रथाओं के अनुसार राजा के पुत्र, 
पोत, भतीजों आदि का शासन में सहशासक अथवा उपशासक की हैसियत से 
महत्त्यपूर्र स्थान था । ढ्वे राज्य-प्रणाली में सहशासक अपने पूर्ष राजा के बराबर के 
स्थान का होता था, जबकि यौवराज्य-प्रथा में युवराज राजा का प्रतिनिधि या उप- 
छासक होता था। द्वेराज्य के उदाहरण में लीसियस तथा एन्टियलकिडस, 
आरथोक्लिया तथा स्ट्रंटो-प्रथम, स्ट्र टो-प्रथम तथा स्ट्र ठो-द्वितीय, स्पैलिरिसेस तथा 
एज स, हगान तथा हगामष, गोरडोफ़र्स तथा गद, गोरडोफ़र्स तथा अब्दगसेस, 
बाश्तान तथा रुद्रदामन, कनिष्क-द्वितीय तथा हुविष्क, आदि का नाम लिया जा 
सकता है। युवराजों की कोटि में खरोष्ट तथा पल्‍लव, युवमहाराजों में शिव- 
स्कन्दवर्मत, विजयबुद्धवर्मम तथा पलक्कद के विध्णुगोप का उल्लेख आता है । 
राजा अथवा युवराज जिस नगर में रहते थे, उसे 'अधिष्ठान” कहते थे । 
इस प्रकार के अधिष्ठान तथा अन्य प्रकार के नगर-नगरी आदि की संख्या बहुत 
अधिक थी । परन्तु, उनके सम्बन्ध में हमारा ज्ञान अत्यन्त अल्प है। अभिलेखों 
के द्वारा हमें ज्ञात होता है कि 'निगमसभा' तथा “नगराक्षदर्श'' आदि की व्यवस्था 
थी, जिनके कर्त्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख हमें नहीं मिलता, लेकिन ये सम्भवत:ः मौर्य- 
काल के 'नगर-व्यावहारिक' (नगर-न्यायाधीश) से मिलते-जुलते रहे होंगे । 
सामान्य प्रशासन--प्रान्तों, जिलों तथा ग्रामों के शासन--के सम्बन्ध में हमारे 
पास विस्तृत विवरण उपलब्ध है। कुछ बड़े-बड़े अधिकारियों के पद वही थे, जो 
मौर्य-काल में थे। सातवाहन और सीधियन राजाओं के समय में महामात्र तथा 
रज्जुक उतना ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे जितना महत्त्वपूर्ण स्थान उनका 
अज्ञोक के समय में था। परन्तु, इनके साथ ही अनेक ऐसे पदाधिकारियों के 
सम्बन्ध में भी सूचना मिलती है जिनमें से कुछ का उल्लेख कोटिल्य के “अर्थ- 
शास्त्र' में तो मिलता है, परन्तु मौर्यकालीन अभिलेखों में नहीं मिलता । 
राजाओं के अत्यन्त निकट रहने वाले पदाधिकारी जूनागढ़-लेख के अनुसार 


१. 770, 933, 2॥. 

२. &मा, 226; 7405! ॥8., ०, 355] (उदयगिरि गरुफ़ालेख)। 
( अक्षदर्श, पतंजलि, 7४66४ रथ ॥#०४5; (078, अमरकोश, 23; अग्नि 
पुराण, 366, 3; विनय पुराण, ॥, 47, अन्तिम स्रोत के अनुसार 'अक्खदस्स' 
को अश्योक के युग में 'महामत्त' कहते थे । आगे चल कर सम्भवतः “अक्षदर्श' का 
कार्य कर एकत्रित करना था ( देखिये अमरकोश में क्षीर' की टीका)। इस 
सम्बन्ध में गुप्त-काल के 'अक्षपतलिक' के कर्त्तव्यों का भी उल्लेख आवश्यक है । 


दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में सीथियन-शासन इद्भ 


'मतिसचिव,' तथा पललव-दानपत्र के अनुसार “रहस्याधिकृत' थे। दूसरे प्रमुख 
अधिकारी “राजवैद्य'' तथा “राजलिपिक'' थे | 

सैनिक-अधिकारियों में 'महासेनापति,'' 'दराडनायक' तथा 'महादराडनायक'' 
--जो कौटिल्य के अर्थक्षास्त्र के अनुसार सेनापति' तथा 'नायक”' के समानस्तरीय 
थे--का स्थान किसी प्रकार भी इन उपर्युक्त अधिकारियों से कम नहीं था। 
इन महत्त्वपूर्ण पदाधिकारियों के नीचे दूसरे सहायक अधिकारी, जैसे सेनागोप, 
गौल्मिक', आरक्षाधिकृत”", अश्ववारक, भटमनुष्य' आदि होते थे । 

असैनिक अधिकारियों (अमात्य या सचिव), जैसे मतिसचिव के सम्बन्ध में 
हम पहले ही बता छुके हैं। इसके अतिरिक्त अमात्यों का एक वर्ग मर भी था 
जिल्‍्हें कर्मसचिव कहते थे । इन्हीं में से राज्यपाल", कोषाध्यक्ष'', अधीक्षक, 
सचिव आदि अधिकारी चुने जाते थे । ठीक वैसे ही जैसे ये अधिकारी मेगास्थ- 
नीज़ के समय में चुने जाते थे । 


१, ॥0,, 2490-93, 
- उ5., 27; कौटिल्य, 7, 0. 
. 424, [!46, 
. 328, देखिये मज़ूम दार, 2757 ० %ैफः 25,, १०. 96, दंड- 
नायक के कर्त्तव्यों के लिये देखिये 74, 4, ]06, 2750; 5, 49; ॥१०८६, 
(८74, 6, कभी-कभी “दंडनायक' अपने लिये भी राज्य प्राप्त करते थे (7.45, 
923, 343) । 
५. कौटिल्य, औ, ऊँ, (॥, ], 2, 5. 
३. सबरबधडा आ5,, 200, 2#, ऋब,, >7५, 55, देखिये मनु, 
राव, 90. 
७, /.४४०५, 200, 
८. 4.४६४5, 38, 728, 
€, <॥४४४5, 4200, 
१०, «वंश 79,, 965, 
११, !4], 
१२, 86, 
१३, 25, 
३० ०४ 


क्र । 


(ऋचा 


४६६ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


कोष-सम्बन्धी अधिकारियों में गंजवर', कोष्ठागारिक' और भारडागारिक' 
जो मुख्य राजामात्य में से कोई एक होता था, विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 
परन्तु, विन्ध्य के 'शैल' तथा कोशल के 'सोमवंशी' राजाओं के पूर्व का कोई ऐसा 
अभिलेख नहीं मिलता, जिससे हमें 'सन्निधातृ” अथवा 'समाहतृ ' के सम्बन्ध में कुछ 
भी ज्ञात हो सके । जैसा कि जुनागढ़-अभिलेख से ज्ञात होता है, मुख्य-मुख्य कर, जैसे 
“बलि', 'शुल्क' तथा भाग” मारणडागार अथवा कोष में सीधे जमा होते थे । इन 
करों से ही इतना पर्याप्त तन मिल जाता था कि रुद्रदामन-जैसे उदार राजा के 
कोष भी स्वर्ण, रजत, वज्ञ (हीरे-जवाहरात), वैदूर्यरत्न आदि से भरे रहते थे । 
लेकिन महाक्षत्रप से निम्न वर्ग के शासक जनता को सताते थे और उनसे मन- 
माना कर, बेगार इत्यादि (कर-विष्टि-प्रणय-क्रिया-भि:) लेने से नहीं च्रूकते थे । 
भाण्डागार (जिसके बारे में हमें लूडर्स-लेख, संख्या ११४१ से पता चलता है) 
के अतिरिक्त कीष्ठागार' भी होते थे, जिनका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र, 
भाग २, अध्याय १५ में मिलता है | अभिलेखों से मालूम होता है कि 
कर द्वारा प्राप्त धन केसे खर्च किया जाता था। इस सम्बन्ध में पीने 
के पानी का प्रबन्ध विशेष रूप से उल्लेखनीय है । जुनागढ़-अभिलेख से 
हमें पता चलता है कि किस प्रकार एक शक राजा तथा उसके अमात्य ने अपने 
निजी कोष से धन देकर सुदर्शन कील का पु्निर्माण करवाया था। इन लेखों में 
तालाब, कुएँ, फील आदि के बनवाने तथा उनकी मरम्मत करवाने का उल्लेख 
बहुचा मिलता है। लुडर्स-लेख, सं० ११३७ में हाइड्रालिक इंजन (ओऔद्यान्त्रिक) 
के निर्माण का भी उल्लेख मिलता है । यही नहीं, अन्य लेखों' में 'पानीयधरिक' 
(जल-विभाग के अधीक्षक) का भी उल्लेख आया है। लेख, सं० ११०६ में एक 
तालाब के दान, नाग देवता तथा विहार के उल्लेख के पश्चात्‌ एक अमात्य स्कन्द- 
स्वाति का उल्लेख आया है जो कर्मान्तिक' (अर्थशार्र' में आया एक पद)--कार्य 
का अधीक्षक--के पद पर काम करता था । 


१. ४05, 82; राजत रंगिणी, ४, !77, एक शक राजा ने एक ब्राह्मण को 
कोषाध्यक्ष बनाया था। 

२, 2#, शझाबं,, ४, 28, 

३. 2ब4८ईंशड, ]4], 

४, 25., 7४०, 937, 

प्र, स्‍.पर्वश5, ।279, 

६, 80, ।, (४७७. 2, 


दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में सीथियन-शासन ४६७ 


विदेश-विभाग के अन्तर्गत दूत” का उल्लेख मिलता है, परन्तु 'संधिविग्नहिक , 
कुमारामात्य' आदि पदाधिकारियों का उल्लेख, जो गुप्त-काल और उसके बाद बहु- 
प्रचलित था, इस काल में हमें कहीं नहीं मिलता । 

इस काल के अभिलेलों भें उपर्यक्त अधिकारियों के अलावा 'महासाभिय' 
रिकार्ड रखने वाले' का उल्लेख आता है। इसके अतिरिक्त अम्यन्तरोपस्थायक' 
(रनिवास की देखभाल करने वाला), माडबिक', तृथिक तथा नेयिक' का भी 
उल्लेख आया है, किन्तु इनके कार्यों के बारे में हमें कोई सूचना नहीं मिलती । 

उत्तरी-पश्चिमी भारत का साम्राज्य अनेक बड़े-बड़े क्षत्रपियों तथा छोटे-छोटे 
प्रान्तों में विभाजित था, जहाँ महाक्षत्रपों तथा क्षत्रपों द्वारा शासन चलाया जाता 
था । क्षत्रपियों, और झक राज्य-प्रान्तों के अतिरिक्त जो दूसरे राज्य थे, वे अनेक 
जिलों, यानी राष्ट्र, आहार, जनपद, देश अथवा 'विषय' में विभाजित थे । शक 
शासन-काल में हमें भ्रुक्ति (जागीर) के बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता, जो 
शक-काल के बाद बहुप्रचलित थी । ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्र आहार (हार) 
और जनपद इस काल में पर्यायवाची शब्द थे, जैसाकि 'साताहनि-रद्ठ' (राष्ट्र) या 
'सातवाहनि-हार' से मालूम होता है, जिसे म्यकदोनी-अभिलेख में जनपद' कहा गया 
है । राष्ट्र अथवा आहार का मुख्य अधिकारी राष्ट्रपति, राष्ट्रिक (रठिक) अथवा 
अमात्य हुआ करता था । उदाहरण के लिये, अमात्य सुविशाख, महाक्षत्रप रुद्र- 


१. कुमार का अर्थ 'युवक' अथवा 'राजकुमार' से है । अतः, 'कुमारामात्य' 
का अर्थ सहायक मंत्री” अथवा “राजकुमार-मंत्री' हो सकता है । कुमार' शब्द 
'प्रौढ़' शब्द का विलोम है और दक्षिण के 'चिक्‍्क', चेन्न' अथवा इम्मडि' से 
मिलता-जुलता है। इसका एक दूसरा भी अर्थ सम्भव हो सकता है । 'कुमारा- 
मात्य' का अर्थ उस अमात्य से भी हो सकता है जो युवावस्था से ही मंत्री हो-- 
जैसे कुमार-सेवक का अर्थ 'आकौमार-परिचारिक:” (कुमारावस्था से ही सेवक का 
काम करने वाला) है । 

२, दूसरे अर्थ के लिये देखिये 7887.45, ४. 5., 39, 928, 9. 64,72; 
4470, 933, 22!, बी? एस० बाखले के अनुसार 'महासामिय' से अभिप्राय 
सम्भवत: नगरसभा' से था । 

३, 'माडबिक' शब्द जैन-कल्पसूत्र (89, 9878 62) में आगे हुए 'माडम्ब' से 
मिलता-जुलता है । उसी में 'माडम्बिय' नामक अधिकारी का भी उल्लेख आया 
है। 'मराडपिका' कर के लिये देखिये £#. क,, >४या], 937. 

४. सरकार' ने नेयिक' की समालता “नैयोगिक' से की है । 


धु६८ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


दामन के राज्य-काल में सुराष्ट्र का शासक था। अमात्य विष्णुपालित, श्यामक 
तथा शिवस्कन्ददत्त गोवर्धन (नासिक) आहार में गौतमीपुत्र शातकर्शि तथा पुलु- 
मायि के शासन-काल में शासन चलाते रहे । इन्हीं दिनों पड़ोस का आहार 'मामाल' 
(ज़िला पूना में) एक अन्य अमात्य के अधीन था, जिसके नाम के अंत में गुप्त” की 
उपाधि लगी हुई थी। सुदूर दक्षिण में आहार के मुख्य अधिकारी को शायद 
व्याप्त” कहते थे । सुख्य रूप से सीमा पर के कुछ जनपद सैनिक राज्यपालों के 
अन्तर्गत रखे जाते ये । इनको स्त्रातेगों, महासेनापति, महादशनायक आदि कहते थे । 
उदाहरणा के लिये, सातवाहनिहार का जनपद महासेनापति स्कन्दनाग के प्रशासन 
में रखा गया था। गुप्त-नरेशों के द्वारा अपने राज्य में मिलाये जाने के पूर्व पूर्वी 
मालव किसी एक शक महादराडनायक के प्रशासन में था। एज़स तथा गोण्डोफ़न्स 
के शासन के अन्तगंत आर्यावर्त्त का सीमान्त प्रदेश स्त्रातेगोइ (अश्पवर्मन, सस) के 


प्रशासन में था । हा 
राष्ट्र! अथवा 'जनपद' के पर्याय रूप में 'देश' शब्द का भी प्रयोग बहुत अधिक 


होता था | इसके शासक को 'दिशाधिक्ृत', जो मध्यकाल में 'देशमुख' के नाम से 
विख्यात थे, कहते थे (देखिये शिवस्कन्दवर्मन द्वारा दिया गया ही रहडगल्लि-दान) । 
इसके नीचे का प्रशासकीय क्षेत्र विषय” कहलाता था, जिसका ज्ञासक 'विषयपति' 
होता था । कभी-कभी 'विषय' का प्रयोग दिेश' तथा “'राष्ट्र' के पर्याय रूप में भी 
होता था। उत्तर गुप्त-काल में विषय” शब्द का प्रयोग राष्ट्र” से अपेक्षाकृत 
अधिक व्यापक भूभाग के लिए होता था । 

प्रशासन की सबसे छोटी इकाई 'ग्राम' अथवा 'ग्रामाहार' थी, तथा छोटे नगर 
या इम्पोरिया “निगम'' कहलाते थे । ग्रामों की देखभाल करने वाले को '्रामेयिक 


१. ४05, 327, [328 

२, देखिये, भ्यकदोनी का लेख । 

३, 'सस' नामक अमात्य के लिये देखिये सातवाहन-नरेश श्रीचगड 'साति' 
अथवा 'शात' का कोदावली-शिलालेख (£#, #ब,, झएा, 38)। 

४. 929 (प्यबंध5) । 

५. गिल्ल, (77, 32 ए. 

६, सबबंधडा 05, 7१०, 95, 

७. पालि-साहित्य में निगमों को ग्राम एवं नगर से काफ़ी भिन्न बताया गया 
है । नगरों के चारों ओर ऊँची-ऊँची दीवालें तथा तोरण होते थे ॥(हढ़ प्राकार 
तोरण)। 


दक्षिणी तथा परिचिमों भारत में सीथियन-शासन ४६६ 


आयुत्त'' कहते थे तथा इनके ऊपर ग्रामणी, ग्रामिक,' ग्राममोजक अथवा (ग्राम) 
महत्तरक होते थे। लुड्स ने (मथुरा) लेख-संख्या,४८ में, जयदेव तथा जयनाग नामक 
दो ग्रामिकों के नाम दिए हैं। दक्षिणी भारत में ग्रामों के मुर्थ अधिकारी को 
“मुलुद” कहते थे ।" निगमों के मुख्य अधिकारी गहपति'' कहलाते थे तथा यही गाँवों 
में ग्रामवृद्ध' होते थे । लूडर्स-लेख, संख्या ११५३ से भी इस बात की पुष्टि होती 
है, क्योंकि उसमें धम्म-निगम के मुख्य को 'गहपति' कहते थे । उसके कार्यों का 
बर्णात भी हमें इसमें मिलता है । प्राचीन भारत के प्रशासन में 'ग्राम' तथा निगम 
का इतना स्थायी महत्त्व बना रहा कि सैकड़ों वर्षों तथा शासन करने के बावजूद 
शक-सम्राट्‌ इसे नष्ट नहीं कर पाये। वास्तव में अनेक प्रकार के सामाणिक 
संगठनों, संस्थानों आदि में व्यक्त होने वाले और मान्यता प्राप्त करने वाले 
सिद्धान्त, चिन्तन और विचारों के जन्म-स्थल भी यही 'ग्राम' तथा निगम' थे । 
इस प्रकार के संगठनों, जैसे गोष्ठी”ण, निकाय, परिषद्‌', संघ”, आदि के बारे में 
अभिलेखों में काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलता है। राजा तथा ग्रामवासियों के बीच 
सम्बन्ध स्थापित करने वाली संस्था 'गोष्ठी' थी | लूडसं-लेख, संख्या १३३२ 
से १३३८ में एक ऐसी गोष्ठी का उल्लेख मिलता है जिसका सभापति कोई एक 
“राजन” था और उस गोष्ठी में गाँव के मुखिया का पुत्र भी शामिल था । 

प्राचीन भारतीय कूटनीति में ध्यान आकर्षित करने वाली एक और जिस 
व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, वह है गुप्तचरों की नियुक्ति। इन्हें 'संचरंतक', अर्थात्‌ 

१, 4327. 

२. 333, 

३. 48, 698, 

४, 4200, 

५. 2४.,  494., देखिये मुरुएड- स्वामी (शक) । शकों के सुदूर 
दक्षिण के होने के सम्बन्ध में देखिये 2#, #ब,, ह ४, 37. 

६. गहपति' (गृहस्वामी) शब्द की उपाधि बहुधा सभ्य जनों में मुख्य व्यक्ति 
को, मध्य वर्ग के धनवान व्यक्ति को अर्थात्‌ 'कल्यारा-भत्तिको' तथा परुजारियों 
आदि को दी जाती थी । परन्तु, वे पुजारियों तथा दरबारियों से सर्वधा भिन्न होते 
थे। देखिये (राइस डेविड्स तथा स्टीड) । 

७, :र्बधड 2#., 273, 832, 335, 998, 

८, 4]33_ 

६. !25, 925, 

१०, 5, 37. 


४७० प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


घुम-घुम कर दिये हुए विचार और समाचार एकत्र करने वाले कहते थे। इनके 
कार्यों एवं कर्त्तव्यों का विशद्‌ वर्णन अर्थशाखत्र' में मिलता है । लेकिन मौर्य तथा 
गुप्त काल में आने वाले विदेशी यात्रियों द्वारा दिये गए विवरणों से ज्ञात होता है 
कि जनता का राजनैतिक स्तर इतना नीचे नहीं गिर गया था, जैसाकि “अर्थशास्त्र 
के अध्ययन से लगता है । सम्भवत: वात्स्थायन ने वस्तु-स्थिति का वास्तविक चित्रण 
करते हुए कहा है कि सिद्धान्त की दृष्टि से निश्चित प्रत्येक कार्य एवं विचार को 
व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सकता, और न वे व्यवहार में ढलने के लिये होते 
ही हैं। ऐसा ठीक भी है। जहाँ तक सिद्धान्त का प्रश्न है, उसे अत्यन्त 
विशद्‌ रूप में लिखा जाना चाहिये, परन्तु उसका व्यावहारिक क्षेत्र सदैव ही 
सीमित माना जाना चाहिये । यद्यपि वैद्यक की पुस्तकों में कुत्ते के मांस को न केवल 
सुस्वादु, बरन्‌ अत्यन्त शक्तिवर्धक भी बताया गया है, परन्तु इस पर भी शायद ही 
कोई स्वस्थ व्यक्ति कुत्ते का मांस खाता पसंद करे । 

न शास्त्रमस्तीत्ये तावत्‌ प्रयोग कारशं भवेत्‌ 

शास्त्राधान्‌ व्यापिनों विद्यात्‌ प्रयोगास्त्वेकदेशिकान्‌ 

रस-बीय॑ विपाका हि. श्वमांसस्थापि बंचके 

कीतिता इति तत्‌ किम्‌ स्थाद भक्षरीयम्‌ विचक्षरा: । 


गुप्त-साम्राज्यः गुप्त-शक्ति का उदय । १३ 

इसाम सागर पर्यन्ताम हिमवदु-विध्य-कुन्डलाम 

महीम एकातपन्नांकाम राजसिंह' प्रशास्तु नः। 
“देतवाक्यम्‌ 

१. गुप्त-वंश का उदभव 

हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि शकों की बढ़ती हुई विजय-शक्ति, जिसे 
सातवाहनों ने कुछ समय के लिए रोका था, अंतिम रूप से युप्त-सम्राटों द्वारा 
समाप्त कर दी गयी । यह एक मनोरंजक और ध्यान देने योग्य तथ्य है कि शकों 
को पराजित करने वाले सातवाहन-विजेताओ में अनेक गुप्त-बंश के अधिकारी थे, 
जैसे सम्वत्‌ १८ के नासिक-अभिलेख में उल्लिलित शिवगुप्त अथवा कालें-अभिलेख 
मे पुर अथवा पुरुगुप्त तथा शिवस्कन्दगुप्त आदि । यह कह सकना अत्यन्त कठिन 


. ह. 'चन्द्रगुप्त-द्वितीय की मुद्राओं में जिस नरेन्द्रसिह का उल्लेख मिलता है, 
वह सम्भवतः: राजसिह ही था (880, ००४7८ (०४७, 43) । इनमें प्रयुक्त 
सारे अक्षर स्पष्ट नहीं हैं (70४४, ०09), परन्तु अनेक मुद्राओं पर 'सिंह॒विक्रम' 
लिखा हुआ अवश्य मिलता है (77. 38 £) । 'दूतवाक्य' में उत्तरी भारत के 
एक शक्तिशाली राजा का उल्लेख है, जिसका साम्राज्य समुद्र से लेकर हिमालय 
ओर विध्य की श्रेणियों तक फैला था तथा जो सिंह के समान! शक्तिशाली था। 


यह शासक दूसरा कोई न होकर चद्धगुप्त-द्वितीय ही था। कदाचित्‌ द्तवाक्य' 
के लेखक का संकेत इसी सम्राट की ओर था। यदि वह कालिदास का अग्रज 


भास था तो उसने काव्य-रचना चद्द्रगुप्त-द्वितीय, विक्रमादित्य, नरेन्द्रसिह' के 
राज्यारोहरा के पूर्व शुरू की होगी जो कि महात्र्‌ संरक्षक कविराण समुद्रगुप् 
का समकालीन रहा होगा । 


है प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


कार्य है कि इन मुप्तों तथा गुप्त-राजवंश के उन सम्राटों में कोई सम्बन्ध है 
अथवा नहीं, जिनमें से दो का नाम स्कनन्‍्दगुप्त तथा पुरुगुप्त था ।' 


ब्राह्मी-अभिलेखों में गुप्त-नरेशों का बहुधा उल्लेख मिलता है । 


१, 0407१ ९७४८७ ([४०४., 4929, 9. 499 ६ ) के अनुसार सुप्त-वंश 
का उद्भव 'कारस्कर' से हुआ । परत्तु, इस सम्बन्ध में जो प्रमाण हैं, उनसे 
कोई निष्कर्ष नहों निकाला जा सकता । कौमुदी-महोत्सव” के चरडसेन (सुन्द'र- 
वर्मन का दत्तक पुत्र) के वंश का उन्मूलन चन्द्रगुप्त-प्रथणम (जो कि महाराज श्री 
घटोत्कच का पुत्र था तथा जिसके बंशजों ने शत्ताज्दियों तक शासन किया था) 
के साथ हो छुका था (9. 500), यह कहना स्पष्टत: आधारहीन है । केवल इस 
आधार पर कि लिच्छवियों ने चणडसेन की सहायता की थी, यह नही कहा जा 
सकता कि चरड्सेन ही चन्द्रमुप्त-प्रथम थे | पाँचवीं शताब्दी ईसापूर्व से ही 
लिच्छवियों और मागधो की शत्रुता प्रसिद्ध हो गयी थी। इस सम्बन्ध में किसी 
लेखिका द्वारा रचित नाटक के कथानक के लिये देखिये 4796॥६€०/ (:०॥४, 7०/,, 
36] [, यदि सुन्दरवर्मम तथा उसका पुत्र कल्याणावर्मस वास्तव में 
ऐतिहासिक व्यक्ति हैं तथा उन्होंने वास्तव में मगध पर शासन किया, 
तो वे महाराज श्रीगुप्त के पूर्व अथवा बालादित्य ( ६ठीं शताब्दी) के पर्चात्‌ 
हुए थे। महाशिवगुप्त के सीरपुर-पाषाण-लेख के समय मगध पर वर्मन-आधि- 
पत्य की काफ़ी चर्चा थी (2#, #४., 2>, 9]) । साथ ही हमें चीनियों के 
वर्सान से पूर्णावर्मम एवं देववर्मम तथा मौखरी-वंश के अन्य शासकों से संबंधित 
जानकारी भी मिलती है । अतः, गरुप्त-वंश की उत्पत्ति अत्यन्त रहस्यमय है | हम 
केवल इतना ही जानते हैं कि सम्भवतः वे धारण' गो के थे (/70, 930, 
565) । सम्भव है कि अग्निमित्र की मुख्य रानी धा;., से उनका कोई सम्बन्ध 
रहा हो । डॉँ० आर० सी० मजूमदार (/7/, 9335, 930 8) का मत है कि 
जावा के एक लेख (तमन्त्रि-कामंदक) से पता चलता है कि इक्ष्याकु जाति के राजा 
महाराज ऐश्वर्यपाल अपने वंश का सम्बन्ध समुद्रगुप्त के वंश से जोड़ते थे। बाद 
के लेखकों को कोई समर्थन प्राप्त नहीं है, अतः उन पर अधिक भरोसा नहीं किया 
जा सकता । उनसे भी अधिक अविश्वसनीय “भविष्योत्तर पुराण” है जो कि 
कुछ आलोचकों के अनुसार “वरत्तमान युग की जालसाज़ी' है (/म्रा?, ए।, 
]8॥) ॥ €[ ?6०व्वव्वंछ85 शी # 4, श॒, (/०१४१८55, 944, छ. 49 #, 


गुप्त-साम्राज्य : गुप्त-शब्ति का उदय ४७३ 


इच्छावर' के बुद्धमू सति-अभिलेख' में कहा गया है कि श्री हरिदास की रानी महादेवी 
गुप्त-वंश की ही थी। शुंग-काल के भरहुत में पाये गए बुद्ध-स्तम्भ-अभिलेख' में 
राजन विसदेव की रानी गौप्ति' तथा घनभूति की दादी गुप्त-वंश की थीं । 

दूसरी शताब्दी में ही गंगा के तटीय क्षेत्र तथा मगध में ग्रुप्त-बंशी राज्य के 
चिह्न मिलते हैं । ७वीं शताब्दी में भारत में 'आई-ज़िग' तामक एक चीनी यात्री 
आया था । उसके अनुसार, नालन्दा से लगभग ४० योजन पूर्व की ओर स्थित मृग- 
सिखावन के निकट महाराज श्रोगुप्त ने एक मंदिर बनवाया था। उसके अनुसार, 
उसका राज्य सन्‌ १७५६० के लगभग था। एलन उक्त समय को अस्वीकार करते 
हुए कहते हैं कि श्रीगुप्त समुद्रगुप्त के परदादा थे । अतः एक ही क्षेत्र में थोडे से समय 
के अतर से एक ही वंश और एक ही नाम के दो राजाओं का होना असंगत-सा 
प्रतीत होता है। परन्तु, क्या थोड़े समय में ही दो “चन्द्रगुतः तथा दो 'कुमारगुप्त' 
नही हुए ? इसमें सचमुच कोई उचित कारण नहीं कि १७५ ई० के श्रीगुप्त को 
लगभग १०० वर्ष बाद के समुद्रगुप्त के परदादा से सम्बद्ध किया जाय । 

श्रीगुत्त के बाद के उत्तराधिकारियों के बारे में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। 
मगध के गुप्त-सम्राटों में सबसे पहले हमें महाराज ग्रुप्त का नाम मिलता है, 
जिसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र महाराज घटोत्कच था। 

२. चन्द्रगुप्त-प्रथम 
घटोत्कच के पृत्र चन्द्रगुप्त-प्रथम इस वंश के प्रथम “महाराजाधिराज”' 

(खतंत्र शासक) थे। वे सत्र्‌ ३२० ई० के आसपास सिहासनारूढ़ हुए होंगे । इसी 
तिथि से गुप्त-काल' आरम्भ होता है। अपने अग्नज बिम्बिसार के सामने ही उसने 

१, जिला बाँदा । 


२. ८६४०5, 7१०, 44, 
३, <.बर405, ४०. 687, 


४. शी80, ७86 ( ०00, गचण०प्ेपछणा, ७, 5९; रु. #वं, ४॥(,, 
४ (88), 0, 


५. ऋद्धपुर के प्लेटों (7452, 924,58) में चन्द्रगुप्त-प्रथम तथा समुद्रगुप्त 
को भी केवल “महाराज' कहा गया है । 

६. 27045, 893,80; (एप्रपणांगट्2रगग70, 4766, ईद, 769., १०, [रे 
7. 2), इस बात का पता ठीक से नहीं चलता कि सन ३२० ई० का काल 
(गुप्त-प्रकाल, ग्रुप्तानम्‌ काल) किस राजा के राज्य-काल से आरम्भ होता है ? 
सम्भव है कि यह तिथि महाराजगुप्त (770, 942, 2737) अथवा सपुद्रगुप्त 
के राज्यारोहणा की ही तिथि हो । 


७४ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


भी धीरे-धीरे अपनी स्थिति हढ़ कर ली | ऐसा उससे नेपाल” अथवा वैज्ञाली के 
लिच्छवियों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करके किया। इस प्रकार उसने 
दूसरे मगध-राज्य की नींव डाली । चन्द्रगुप्त-प्रथम तथा लिच्छवि-वंश के इस वैवा- 
हिक सम्बन्ध का आख़्यान अनेक मुद्राओं द्वारा किया गया है। इन मुद्राओं पर 
एक ओर चन्द्रयुप्त तथा उसकी लिच्छवि-वंशीया रानी कुमारदेवी की मूत्ति है तो 
दूसरी ओर लक्ष्मी, अर्थात्‌ सुख एवं सम्पन्नता की देवी की । यह सम्भबतः इस 
लिए है कि इस रानी के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने के पश्चात्‌ ही उसके 
बंध का वैभव बढ़ा था। स्मिथ का मत है कि लिच्छुवि-यंश के शासक पाटलि- 
पुत्र में कुषाणों के सामन्‍त के रूप में राज्य करते थे और चन्द्रगुप्त ने उनसे वैवा- 
हिंक सम्बन्ध स्थापित करके अपनी पत्नी के सम्बन्धियों का यह श्रधिकार प्राप्त 
किया था और परिणामत:ः वह पाटलिपुत्र का शासक बना। परन्तु, एलन का 
मत है कि श्रीगुप्त के समय से ही पाटलिपुत्र गुप्त-वंश के अधिकार में था । 


समुद्रगुप्त के विजय-विवरर्शों से यह निष्कर्ष निकलता है कि उसके पिता का 
राज्य मगध तथा उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था । एलन के अनु- 
सार पुराणों में इसी गुप्त-साम्राज्य की परिभाषा दी गई है -- 


१. इस विवाह के, सन्‌ २२० ई० के बाद, होने का उल्लेख कहीं नहीं मिलता । 
सन्‌ ३८० ई० के पूर्व का गुप्त-वंश का इतिहास संदेहात्मक है । जब तक कि हमें 
चन्द्रगुप्त-प्रथम के शासन-काल की अवधि ज्ञात नहीं हो जाती तथा यह नही पता 
चल जाता कि वह तथा उसका पुत्र समुद्रगुप्स कब गही पर बैठे, तब तक विवाह 
की तिथि निश्चित नहीं की जा सकती । कुछ विद्वानों का मत है कि चब्द्रगुप्त- 
प्रथम ने नेपाल (77९45, 889, 9, 55) अथवा पाटलिपुत्र ( 27245, 893 
ए. 8]) के शासक के यहाँ विवाह किया था । 


२. इन मुद्राओं के सम्बन्ध सें विद्वानों में बहुत मतभेद है (देखिये 4:८८७7., 
जक्रघ5% 6, ०, >,एत; 27457, ]77, 937, ]00. 2, 346) । जब तक 
चन्द्रभुप्त-प्रथम के कॉल की कोई ऐसी मुद्रा नहीं मिल जाती, जिसके सम्बन्ध में 
तनिक भी संदेह न हो, तब तक कुछ भी कहना सम्भव नहीं है । 


३, खिलाफ, जल सबका र05०7877%, 7०, 54], इसमें लिच्छ- 
बियों तथा पुष्पपुर (पाटलिपुत्र) का आपसी सम्बन्ध निर्देशित है। 


गुप्त-साज्ाज्य : गुप्त-शक्तित का उदय ४७५ 


झतुर्गंगा प्रयागंध साकेतम मगधांस्तथा 
एतान्‌ जनपवान्‌ सर्वात्‌ भोक्यस्ते गुप्तवंशजाः । 


“गंगा-तट पर स्थित प्रयाग, साकेत (अवध) तथा मगध (दक्षिण बिहार) 
गुप्त-वंश के राजाओं के शासन के अन्तर्गत हैं ।'' 


यह बात ध्यान देने योग्य है कि वैशाली (उत्तर बिहार) का नाम इस सूची 
में नहीं है । अत: एलन के इस मत से, कि चन्द्रगुप्त ने अपने शासन के प्रारम्भिक 
काल में ही वैशाली पर अधिकार कर लिया था, हम सहमत नहीं हैं । समुद्रगुप्त 
की विजय-सूची में भी वैशाली का नाम नहीं मिलता, यद्यपि इलाहाबाद के स्तम्म- 
लेख से यह अवश्य ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त के राज्य की सीमा नेपाल तक थी । 
इससे यह सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वैशाली उस समय तक 
गुप्त-साम्राज्य की सूची में सम्मिलित की जा चुकी थी। प्रामारिक रूप से 
वैशाली गुप्त-वंश के अधिकार में सर्वप्रथम चन्द्रगुप्त-द्वितीय के शासन-काल में 
आयी जबकि उसने एक राजकुमार को वहाँ का उपशासक नियुक्त कर दिया । 
कदाचित्‌ प्रयाग भी किसी राजवंश से जीतकर साम्राज्य में मिला लिया गया 
था। इस राजवंश का उल्लेख भीटा' के अभिलेख में मिलता है। इनमें से दो 
राजा गौतमीपुत्र श्रीेशिवमघ तथा राजन्‌ वासिष्ठीपुत्र भीमसेन, मार्शल के अनु- 
सार, दूसरी अथवा तीसरी शताब्दी के हैं। शिवमेघष (अथवा शिवमघ) से हमें 
'भेघ' (अथवा माघ) राजाओं की याद आती है, जो तीसरी शताब्दी' में कोशल 
पर राज्य करते थे। तीसरी अथवा चौथी शताब्दी में एक दूसरे राजा महाराज 
मौतमीपुत्र वृषध्वज भी राज्य करते थे । चन्द्रगुप्त-प्रथम ने एक सराहनीय कार्य यह 
किया कि सभी सम्यों (सभासदों) ओर राजवंश के राजकुमारों की सभा बुलाकर 
समुद्रगुुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया । 


१. देखिये, अनुगंगम्‌ हस्तिनापुरम्‌, अनुगंगम्‌ वाराणसी, अनुशोणाम्‌ पाटलि- 
पुत्रमू-पतञ्ञलि, ], ], 2 

२. देखिये बन्धोगढ़ (रीवा)---4#७7४6 24८67 26/7766, !,0,388, 9, 
2; ४77/४, एत, 44. फतेहपुर से प्राप्त मुद्राओं में भी मण राजाओं का 
उल्लेख है । 

३. 38.46 49], 32; एश2॥०७, 284, ७. 5]; देखिये काका 
८४/४०८, 777, 4936, 77 9 में ए० घोष द्वारा उद्धूत महाराज भीमवर्मन का 
कोसास-पाषाणा-लेख; और 70, 694, 75, 


४७६ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


३. समुद्रगुप्त पराक्र माऊू' 

चन्द्रगुप्त-प्रथम के उपरान्त समुद्रगुप्त के राज्यारोहण की निश्चित तिथि 
मालूम नहीं है । यदि तृपुर से प्रेषित नालन्दा-लेख को प्रामारिशक माना जाये 
तो यह धटना गुप्त-काल से ५ वर्ष पूर्व, अर्थात्‌ सन्‌ ३२४ ई० में घटी थी । 
परन्तु, यह तिथि अत्यन्त संदेहजनक है। यह बात न केबल इलाहाबाद-प्रशस्ति 
से, वरन्‌ तत्‌पादपरिगृहीता' (समुद्रगुप्त के ऋद्धपुर के लेख) से भी स्पष्ट हो 
जाती है कि चन्द्रगुप्त-प्रथम ने अपने सभी पुत्रों में सबसे योग्य पुत्र समुद्रगुप्त 
को अपना उत्तराधिकारी चुना। नये राजा को काच के नाम से भी सम्बोधित 
किया जाता था । 


१. पराक्रम, व्याप्रपराक्रम' तथा पराक्रमांक' आदि उपाधियाँ अनेक 
मुद्राओ पर अंकित हैं (5॥80, ६६/०८/०४४८, 0. ०४, । /) तथा इलाहाबाद- 
प्रशस्ति (८77, 9. 6) में पायी गयी हैं। हाल ही में एक ऐसी भी मुद्रा मिली है, 
जिसमें एक ओर “श्री विक्रम:” लिखा है (सिब्धागबो प्र०क्षावे, पिए दवा त804९0, 
जउँ. रैंक, 50. 24., श०ण, 9७, 9६, 2, 9. 40, 706ट९८7७८ 949) । 

२. काच की मुद्राओं पर सर्वराजोच्छेत्ता' लिखा हुआ मिला है, जिससे पता 
चलता है कि वह सम्भवत: समुद्रगुप्त ही था (7. शआयंफा, (६(६०६४८९, 90; 
44, 902, 259 4.) । दूसरे मत के लिये देखिये $0700, 77046, 897, 9; 
रिल्0307, 27245, ]893, 8] $ मींकाब5, कब  एरए 700 #/#क्ाव॑बराईवा 
(/हशाधद! महश्ब्राती। ॥5777४/0, ५४०, 5, 9छ. 88 4. हम तो यह सोच भी 
नहीं सकते कि जिस गुप्त-सम्राद्‌ ने वास्तव में ऐसा किया (समकालीन लेख से 
पता चलता है कि उसने ऐसा ही किया), उसके अतिरिक्त कोई दूसरा राजा भी 
अपने लिये 'झत्रविनाशक' की उपाधि धारण करे। पुना-लेख से ज्ञात होता है 
कि यह उपाधि समुद्रग॒ुप्त के पुत्र चन्द्रगुप्त-द्वितीय के लिये थी। परन्तु, यह भी स्मरण 
रहे कि ये लेख गुप्त-सम्राटों के प्रामाणिक लेख नहीं हैं । समुद्रगुप्त को छोड़कर 
अन्य किसी भी गुप्त-सम्राट ने अपने “लिये सर्वराजोच्छेत्ता' की उपाधि धारण 
नहीं की । पूना-लेख में यह उपाधि चद्धगुप्त-द्वितीय के नाम उसी असावधानी के 
क्रारण लिखी गई, जिस असावधानी में चन्द्रगुप्त-प्रथण को “'महाराजाधिराज' 
ने लिखकर केवल “महाराज' लिखा गया। आमगाछी तथा बाणागद अभिलेखों के 
तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि इन प्रशस्तिकारों ने अपनी असावधानी 
के कारण। एक नरेश की उपाधि उसके उत्तराधिकारी के नाम के साथ भी 
टाँक दी । 


गुप्त-साम्राज्य : गुप्त-शक्ति का उदय ,. ४७७ 


भारतवर्ष को राजनंतिक एकता के सूत्र में बाँधना तथा अपने को 'महापदृम' 
के समान एकमात्र (एकराट) शासक बना लेना ही समुद्रगुप्त का उददश्य था। 
परन्तु, उसकी स्थायी विजय गंगा और उसकी सहायक नदियों की ऊपरी घाटी 
से लेकर मध्य तथा पूर्वी भारत के कुछ जिलों तक ही सीमित थी। उनके पूर्वज 
सर्वक्षत्रांत्त' के समान इस सर्वराजोच्छेत्ता' (समस्त राजाओं का उन्पूलक) ने 
रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चन्द्र वर्मम, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नन्‍्दी, बल- 
वर्मन तथा आर्यवत्त के अन्य राजाओं का उन्मुलब कर, कोट-बंश के राजा को 
बन्दी कर शेष वन-प्रदेश (आटविक-राज) के नरेशों को अपना दास बना लिया । 
श्री दीक्षित के अनुसार, रुद्रदेव अन्य कोई न होकर रुद्रसेन वाकाटक ही था । परन्तु 
वाकाटकों ने आर्यावत्त पर भी राज्य किया था, यह अमान्य है। अतः, समुद्रगुप्त 
के शासन-काल में उनके उन्मूलन का प्रश्न ही नही उठता । इसी प्रकार यह भी 
अविश्वसनीय है कि बलवर्मम असम का राजकुमार था, क्‍योंकि उस युग में 
असम आर्यावत्त का भाग न होकर सीमा-प्रान्त (प्रत्यन्त) था । मध्य दोआब 
में बुलन्दशहर में एक सील मिली है, जिस पर “'मत्तिल' नाम अंकित है। सम्भ- 
वत: इसी को 'मतिल' कहा गया है। इस सील प्र कोई भी आदरसूचक शब्द 
नही है । अतः एलन का ऐसा अनुमान है कि यह किसी की व्यक्तिगत सील थी । 
परन्तु, हमे अनेक ऐसे राजकुमारों के नाम भी मिले हैं जिनके नाम के पहले 
किसी भी आदरसूचक शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। सुसूनिया के अभिलेख 
में चन्द्रव्मन नामक एक राजा का उल्लेख मिलता है। सम्भवतः: वही यह 
चन्द्र वर्मन होगा जो पुष्करण का राजा था तथा 'घुग्रहाती-ग्राएट' के अनुसार, 


१. 'महापद्म' की एक उपाधि, क्षत्रियों का विनाश करने वाला । 

२. कद सदाब5 (वक्त, 20, 75., स्‍%, 9, 88 ) का मत है कि 
समुद्रगुप्त ने आर्यावत्त पर दो बार आक्रमण किया । परन्तु, इस सिद्धान्त के अनु- 
सार प्रथम आक्रमण में अच्युत तथा तागसेन को पराजित कर दूसरे आक्रमण में 
उन्हें पूर्णतया नष्ट-अष्ट कर दिया गया था। किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, 


इसीलिये उन्मूलन” (पए7००८०) शब्द का अर्थ पराजित करने से लिया गया 
है । यह बात संतोषजनक नहीं है । 


३. (7. /84, 7, 2, 254, सी० पी० के चन्दा जिले के देवतेक से रुद्रसेन 
सम्बन्धित है (6&86# (7. (०र्श,, 63 है; ##, #ब,, >णं, 47, 50) | 
४. बाँकुरा के उत्तर-पश्चिम में १२ मील दूर पर स्थित एक पर्वत । 


४७८ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


सन्द्रवर्मन-कोट की नींब डालने वाला भी था। कुछ विद्वानों का मत है कि 
पुष्करण मारवाड़-स्थित पोकरन अथवा पोकुर्न नगर था। साथ ही चद्धवर्मन 
के पिता, मंदसौर-वंदा के सिहवर्मन को उपर्युक्त सिहवर्मम बताया गया है। 
परन्तु, इस सम्बन्ध में कुछ अधिक सामग्री नहीं मिलती। पश्चिमी मालव के 
वर्मन-बंश के लोगों में चन्द्रव्मणन अथवा उसकी बिजय का कोई उल्लेख नहीं 
मिलता । वास्तव भें सुसूनिया पहाड़ी' के उत्तर-पूर्व में २५ मील दूर, बाँकुरा 
जिले में दामोदर नदी के तट पर स्थित 'पोखरन' गाँव ही पुष्करण है । 


१. देखिये दीक्षित, 487, 4#, 927-28 9, 88; एस० के० चर्टर्जी, 
इर+# 0988. क्ा्द उव०९०शए/... ण. #ह0 #क्कदुका। क्राइण्०&०, 7, 
06; (४0९, [, 2, 255. पंडित एच० पी० शास्त्री का मत है कि 'महाराज' 
की उपाधि धारण करने वाला यहाँ का स्थानीय शासक श्री मेहरौली के लोह 
स्तम्भ-लेख में अंकित (भूमिपति प्राप्त ऐकाधिराज्य) राजा चन्द्र ही था जिसने 
अपनी वीरता से समस्त संगठित शत्रुओं को भगाकर सात मुँह वाली सिन्धु पार 
कर युद्ध किया और वाह्लीकों को हराया था । दूसरे लोग “चन्द्र! को चन्द्रगुप्त- 
प्रथम अथवा द्वितीय बताते हैं । परन्तु, चन्द्र ने अपने आपको न कभी चन्द्रवर्मन 
कहा और न कभी चबन्द्रगुप्त ही । यही नही, गुप्त एवं वर्मन वंश के चाररों के 
समान यद्यपि इसके चारण भी बताते हैं कि उसने अपने बाहुबल से अपना राज्य 
दूर-दूर तक फैला रखा था, तो भी उसकी वंशावली के सम्बन्ध में वे भी मौन 
ही लगते हैं। यही नहीं, नाम तो उसके पिता तक का भी नहीं दिया गया है। यह्‌ 
बात ध्यान देने योग्य है कि पुराणों के अनुसार चौथी शताब्दी के प्रारम्भ में 
जमुना की घाटी तथा मध्यभारत में नागों का राज्य था। विष्णु-पुराण से ज्ञात 
होता है कि पद्मावती तथा मथुरा में नागों का राज्य था। पाजिटर (#८&6 
48०, 9. 49) के अनुसार विदिशा में भी नागों का राज्य था। आंध्र-देश के 
नाग-राजाओं के बाद के दो राजाओं--सदाचन्द्र तथा चन्द्रांश (नखबन्त-द्वितीय)-- 
का भी उल्लेख मिलता है। इनमें से एक (सम्मभवत: अंतिम) प्रसिद्ध शासक था 
और कदाचित्‌ सेहरौली-स्थित लोह स्तम्भ में वर्सित राजा चन्द्र' था। सात 
मुँह वाली सिन्धु के उस पार रहने वाले वाह्लीक 'बकत्रिओई' थे, जिन्होंने तोलेमी 
के समय में अकोशिया प्रदेश पर अधिकार कर रखा था (2४४, 4४४., 4884, 
7. 408) । वैभार पर्वत पर जैनियों की एक सूत्ति पर 'महाराजाधिराज श्रीचन्द्र 
लिखा हुआ मिला है (478, 47९, 925-26, 9. 725) । ज्ञात नहीं कि यह 
बन्द्र' कौन था ? 


गृप्त-साज्ाज्य : गृप्त-शक्ति का उदय .. ४७६ 


ऐसा प्रतीत होता है कि गनपति नाग, नागसेन तथा नन्‍्दी नाग-राजकुमार 
थे। यह निश्चित है कि गलपति नाग नाग-राजकुमार ही थे। मथुरा' में प्राप्त 
मुद्राओं से भी इस राजकुमार के सम्बन्ध में बहुत कुछ ज्ञात होता है। ऐसी ही 
सूचना नरवर के निकट पवाया तथा बेसनगर में प्राप्त मुद्राओं से भी मिलती 
है। सिन्घु-तट पर ग्वालियर तथा भाँसी के बीच नरवर के निकट पद्मावती में 
नागसेन की मृत्यु हुई थी । इस राजा का उल्लेख ह्षचरित में भी है (नागकुल- 
जन्मन: सारिकाश्रावित मंत्रस्य आसीदनाशो नागसेनस्थ पद्मावत्याम्‌ ) । 
सम्भवत: नंदी भी नाग-राजकुमार ही था । पुराणों में आये हुए शिक्षुनन्दी तथा 
नन्दीयश मध्य भारत के नाग-बंश के ही थे । एक दूसरे नाग-बंशीय राजकुमार 
शिवनन्दी' के बारे में भी पता चलता है। अहिच्छत्र (बरेली ज़िले के आधुनिक 
रामनगर) में कदाचित्‌ राजा अच्युत राज्य करता था। अहिच्छत्र" में अनेक 
छोटी-छोटी ताँबे की मुद्राएँ मिली हैं, जिन पर 'अच्यु' लिखा हैं ओर जो सम्भवत: 
इसी की हैं। रैप्सन' हमारा ध्यान कोट-कुल की मुद्राओं की ओर आकर्षित 





१. काला, ४४४०, एं, 37, 

२. 70, 7, 2, 255, धार्मिक इतिहास की दृष्टि से इस राजा के नाम 
के महत्त्व पर ध्यान दीजिए (देखिये बृहत्संहिता का गजमुख, 58.58) । आगे चल 
कर “भावशतक' में भी गणपति नाग का उल्लेख संदेहजनक है। उस लेख के 
गजवक़-श्री वास्तव में गतवक्‍त्र-श्री थे /20, 936, 33#; काथ्यमाला ॥५, 
77. 406४, 60)। 

३. पद्मावती” के अनुसार, तागसेन का जन्म नागबंश में हुआ था और 

: उसकी अज्ञात तपस्या 'सारिका” पक्षी द्वारा भंग हो जाने पर उसकी मृत्यु हो 
गई थी। 

४ 7प्लफी, 4दशशयर सछाण्‌) शु ॥86 26548, 9. 3), यह 
अत्यन्त विचित्र बात है कि गुप्त-सम्नराटों का राजचिह्ल॒ गरुड़ था, जिन्होंने नायों 
को कुचलने का भरसक प्रयत्न किया था। देखिये स्कन्दगरुप्त का जूनागढ़-लेख--- 

तरपति भुजगानाम्‌ सानवर्पोत्‌ फशानाम्‌ 
प्रतिकृति गरराज्ञाम निविशीम्‌ चाथकर्ता । 

“पुराणों के अनुसार गुप्तों के आराध्य कृष्णा 'कालिय' नाग और दूसरे सर्पों 
के सिर को कुचल डालते हैं ।”” 

३, खाक, 684 ६0%, जया; 6647, फंड, 

६, 27745, 898, 449(. 


४८० प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


करता है। इन मुद्राओं पर 'कोट' अंकित है और गंगा के उत्तरी मैदान में राज्य 
करने याले श्रीवस्ती के राजा की शश्रुत मुद्राओं' से मिलती-ज्ुलती हैं।' 

विजित प्रदेशों को साम्राज्य में मिलाकर 'विषय' की संज्ञा दी गई थी। बाद 
के लेखों से दो (विषयों' का पता चलता है। इनमें से एक दोआब में था, जिसका 
नाम अंतर्वेदी' था; और दूसरा 'ऐरिकिन' पूर्वी मालब में था । समुद्रगुप्त के 
शासन-काल में नांग-बंश का राजा 'विषयपति सर्वनाग' अंतवदी में राज्य 
करता था । 

उपर्यक्त उत्तरवर्त्ती राज्यों को ही समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में नहीं 
मिलाया था, वरन्‌ उसने आटविक राज्यों' के शासकों को भी अपना दास बना 
लिया था । किन्तु, उसकी अत्यन्त साहजिक विजय दक्षिण की विजय थी, जहाँ 
पूर्वों दक्षिण के राजाओं ने उसका लोहा मान लिया था। पूर्व में तो मगध-सम्राटो 
के समान वह 'दिग्विजयी'' ही प्रसिद्ध था। परन्तु, दक्षिण में महाकाव्यों तथा 
कौटिल्य द्वारा निदेशित 'धर्मविजयी' तक ही उसने अपने को सीमित रखा । यद्यपि 


१. स्मिथ ((/७४%४४ 7४ /#8 /॥४74॥ 2८४४४, 208) का कथन है कि कोट- 
मुद्रायें पूर्वी पंजाब तथा दिल्ली के बाजार में भारी संख्या में प्रचलित थीं । ऐसा 
कहा जाता है कि कोट की एक जाति नीलगिरि में भी रहती थी (3277.45, 
897, 863; कब, 4७/,, 7, 36, 96, 205) । इलाहाबाद-अभिलेख में यह्‌ 
वाक्य “समुद्र गुप्त की सेना ने कोट-वंश के एक राजा को बन्दी बनाकर पुष्पाद्धय 
में अपना मनोरंजन किया” का अर्थ कुछ विद्वान यह बताते हैं कि कोट-नरेश 
कभी पाटलिपुत्र पर भी राज्य करते थे (( ]8988फ०), मउ/0() शी /॥४/6, 
८. 250 4. 20. /० 350 4. 2., 9. 3) । 'कोम्रुदी-महोत्सव' में 
वर्णित मगध-बंश के शासक कोट-कुल के थे, इसका कोई प्रमाण हमें नहीं 
मिलता । 

२, इस प्रकार की विजय 'असुर-विजय' कहलाती है (देखिये अर्थशासत्र, 0. 
382) । यह नाम कदाचित्‌ असोरियनों से लिया गया है जो युद्धक्षेत्र में अपनी 
क्ररता के लिये प्रसिद्ध थे। “अश्सुर'' शब्द से ही असुर' शब्द की उत्पत्ति हुई 
है (देखिये 77746, 96, 355; 924, 265 8 )। इस प्रकार को बिजय का 
भारत में सर्वप्रथम उल्लेख ई०पू० छठी शताब्दी में हुआ था (देखिये अजातशत्रु 
द्वारा लिच्छवियों तथा विडुडभ (विदर्भ) के शाक्यों पर विजय) । उस समय भारत 
तथा असीरिया में फ़ारस बीच की कड़ी था । 


गुप्त-साम्नाज्य ; गुप्त-शक्ति का उदय डंघर 


वहाँ के राजाओं को उसने पराजित तो किया, परन्तु उनका राज्य अपने साम्राज्य 
में नहीं मिलाया । सम्भवतः उसने यह अनुमान लगा लिया था कि दक्षिण के इन 
दूरस्थ भागों पर सुदूर उत्तर भारत में रहकर किसी तरह का प्रभावशाली नियं- 
श्रणा रखना सम्भव न होगा। वैसे उसके उत्तराधिकारियों ने वेबाहिक सम्बन्ध 
स्थापित कर दक्षिण पर अपना अधिकार बनाये रखा। निस्संदेह ही आटविक 
राज्य में आलवक (गाजीपुर) तथा डभाला (जबलपुर)' को मिलाने वाला बन- 
प्रदेश भी सम्मिलित था । समुद्रगुप्त के एरखण-अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने 
इस प्रदेश पर भी विजय प्राप्त की थी। 

दक्षिणापथ के जिन राजाओं ने ग्रुप्त-संम्राटों के साथ युद्ध किया था, उनके 
नाम इस प्रकार हैं-- कोशल के महेन्द्र, महाकांतार के व्याप्नराज, कौराल के 
मगटराज, कोट्टूर के स्वामिदत्त, पिष्टपुर का एक अज्ञातनाम शासक', एरण्डपल्ल 
के दमन, काँची के विप्णुगोप, अवमुक्त के नीलराज, बेंगी के हस्तिवर्मन, पलक्क 
के उग्रसन, देवराषप्ट्र के कुबेर, कुस्थलपुर के धनञ्जय, तथा अन्य नरेश । 

दक्षिगापथ के कोशल अर्थात्‌ दक्षिणी कोशल में आधुनिक बिलासपुर, राय- 
पुर, सम्बलपुर जिले तथा गंजाम के कुछ प्रदेश सम्मिलित थे। इसकी राजघानी 

१, 6८, 677, 9, 4; ४#. #८., ५]7], 284-287, पाँचवीं शत्ताब्दी 
के अंत तथा छठी शताब्दी के प्रारम्भ में डभाल प्रदेश पर गुप्त-वंश के अधीनस्थ 
'परिव्राजक महाराज' शासन करते थे । महाभारत (४, 3], 3-5) में इलाहा- 
बाद-प्रशास्ति की तरह आटबविकों तथा कांतारकों में अंतर बताया गया है। 
संध्याकर नन्‍्दी के रामचरित की टीका (9. 36) में आया हुआ “कोटाटबि' 
- सम्भवत: आटविक का ही दूसरा नाम है (&#. #४., भता, 9. 26), और एक 
दूसरे लेख में 'बटाटवि' कहा गया है जबकि लूडर्स की सूची, संख्या ११६४५ में, 
“सहलाटवि' बताया गया है । 

२. “पेष्टपुरक महेन्द्रगरि कोट्टूरक स्वामिदत्त” के सम्बन्ध में विविध 
अर्थों के लिये देखिये फ्लीट, ८४//, ५४०, 3, ए7. 7; 7724७, 897, 99. 420, 
868-870; 7स्/, 925, 252; बरना, 0/6 #7द्वक्िय #/807//#भ8 9, 224, 
हो सकता है कि इसमें आया हुआ 'महेन्द्रगिरि' नाम किसी का व्यक्तिगत नाम हो । 
कीलहॉर्न ( ७, 7/8., 596) के अनुसार भोदावरं! जिले के एक भाग में कोंडविडु 
के राजा का नाम कुमारगिरि था । 77046 (897, 870) में सिंधिया के मित्र 


राजा का नाम कामतागिर था । 
३. रतनपुर भी सम्मिलित था (देखिये £/#. 7॥र्.., 2. 26; कोंगोद--2#. 
ख4., ४7१. 4, तभी जब तोसल को कोशल पढ़ लिया जाये )। 


३१ ४ 


डेपरे प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


जप 


श्रीपुर (आधुनिक सीरपुर) रायपुर से पूर्व तथा उत्तर की ओर ४० मील पर 
स्थित था । महाकांतार कदाचित्‌ मध्य प्रदेश का वन-श्रदेश है, जिसमें सम्भवत: 
कांतार भी है, और जिसमें महाभारत में वेरवातट (वैनगंगा की घाटी) तथा 
प्राक्कोशल का पूर्वी भाग भी शामिल था । 

'कौराल” 'कोल्लेर' अथवा 'कोलैर' कभी भी नहीं हो सकता, जो कि 
कदाचित्‌ वेंगी के हस्तिवर्मम, जिनका उल्लेख अलग से किया गया है, के राज्य 
में सम्मिलित था | डॉ बानेट के अनुसार, दक्षिणी भारत में कोराड' नामक 
ग्राम ही यह स्थान था। गंजाम में रसेलकोंदा के निकट कोलाइ मामक एक 
स्थान है । 

गंजाम में महेन्द्रगिरि से १२ मील पूर्व-दक्षिग में स्थित 'कोशूर' ही 'कोट्टूर' 
है। गोदावरी जिले का पिष्टपुर ही पिठापुरम है । प्रलीट के अनुसार, खानदेश 


१. गर्ल, 077, 9. 293; (ए 7. ॥४., ही, 8 4. 

२, महाभारत, 77, 3,2-3, जी० रामदास (/20, ।, 4,684) के अनु- 
सार गंजाम तथा विशाखापटनम के क्षेत्र में 'फारखंड' क्षेत्र को महाकांतार कहा 
गया है । महाकांतार के राजा का राज्य उत्तर की ओर अजयगढ़ राज्य के नाचना 
तक फैला हुआ था (8फ्रंफ, 2724, 94, 320) । ए, $4फ्राब्राशगंश' 
($:घरवील का (#ीह 4ादालाई संडा/त0) वा प्र कब॑द्ाादार्व7 (वा) ने बहुत से दक्षिणी 
राज्यों के सम्बन्ध में जो चर्चा की है, वह विश्वसनीय प्रतीत तही होती । उसका 
यह निष्कषष, कि समुद्रगुप्त सर्वप्रथम पूर्वी किनारे पर पिठापुरम में आया और वहीं 
से पश्चिमी दक्षिण पर विजय प्राप्त की, निस्संदह अस्पष्ट प्रमाणों पर ही आधा- 
रित है । 

३. (७४, 2४०., #००., 4924, 253 ४; देखिये कुर्सलम, ॥|, 590, .( 
उकह्ाकीएटद 245/ ण हा फुराग वी (० जैईवदाक 640६0, 07५ ४, 
रि089८०0॥३7०५७७, इस पुस्तक के कुछ संस्करणों में ययातिनयरी (729, /४4,, 
>(, 89) को ही बताया गया है । परन्तु, पबनदूत' मे केरली' पढ़ना भी कुछ 
असम्भव नहीं है | कोलाड के लिये देखिये /:#, व, 0४9., 42, 

४. विशाखापटनम जिले में पहाड़ी की तलहटी में 'कोट्टू र' नामक एक अन्य 
प्रदेश भी है। और भी देखिये 'कोट्टू र' (/4, 4, 329) और “कोट्टूरनाडु' (१४७, 
333, रंगाचार्य की सूची) । 


गुप्त-साञ्राज्य : गुप्त-शक्ति का उदय ४८३ 


का एरशडोल ही एरण्डपल्ल है, जबकि डुब्रील के अनुसार, गंजाम'! जिले के 
एरगडपली का एक नाम एरण्डपल्ल था। परन्तु, जी० रामदास' का कथन है कि 
यह नाम विशाखाटनम के येणडीपल्ली अथवा एलोर तालुका के येरडापिल्ली से 
मिलता है । मद्रास के निकट काँची ही कांजीवरम है। अवमुक्त का पता ठीक से नहीं 
चलता; परन्तु इसके राजा 'नीलराज' से हमें गोदाव री * ज़िले में यानम के निकट 
स्थित प्राचीन बन्दरगाह नीलपलली की याद आती है। बेंगी वास्तव में बेगी 
अथवा पेदाबेगी था, जो कृष्णा तथा गोदावरी के बीच एलोर से सात मील उत्तर 
की ओर था। हल्टज़ के अनुसार, इसका राजा हस्तिवर्मन वास्तव में आनन्द- 
बंश' का अत्तिवर्मत था । परन्तु, अधिक विश्वसनीय यह प्रतीत होता है कि वह 
शालंकायन-बंश" से सम्बन्धित था। पलकक्‍्क सम्भवतः दक्षिण भारत के नेल्लोर 
अथवा गुगट्र जिले के पललव-राजा अथवा उसके प्रतिनिधि का निवास-स्थान 
पलक्कद अथवा पालत्कट था। एलन तथा जी० रामदास के अनुसार, यह 
नेल्लोर जिले' में ही था । देवराष्ट्र, येल्लामंचिली तालुका था जो विशाखापटनम" 


१. जिपोआल), 477), 909. 58-60, 'एरणडबल्ली' नामक स्थान का 
उल्लेख गोविन्द-तृतीय के लेख में भी है (#/#द्ष्ा 27665 उद्वाए, रीक्ावंबाव, 
4२, >9५७१)। 

२. 270, ,4, 9, 083, पादुम (स्वर्गं-खश्ड, 45, 57, 6) में 'एरण्डी” 
तीर्थ का उल्लेख मिलता है । 

२. गोदावरी जिले का गज़ टियर, ७०, ॥, 9. 23, ब्रह्म पुराण (0४०9. 
, 443, 22 ) में अविमुक्त क्षेत्र को गौतमी या गोदाबरी के तट पर बताया गया 
है। रंगाचार्य की सूची में १६४ पर देखिये अविमुक्तेश्वर, अनन्तपुर । 

४. अत्तिवर्मन को भूल से पल्‍लव-वंश का कहा गया है (देखिये 770, १,2, 
9. 4353; 04. 40, 7>, 02) | परन्तु, वास्तव में वह प्रसिद्ध संन्‍्यासी आनन्द 
का वंशज था (8088, 66८,, !, 3, 334; कीलहान, ७. /9., 05; 74, ४, 
02; 457, 924-25, 9. 8) ॥ 

५. हस्तिवर्मन वास्तव में शालंकायन-वंशावलो में मिलता है (7४70, 927, 
429; 933, 22; नन्दीवर्मन-द्वितीय का पेदवेगी-लेख) । 

६, 70, ॥, 2, 686; 67 259. ॥#४., उल्वए, 40, 

७. पंएफो, 40, ७, 60; 457, 908-09, ७, 23; 934-35, 
43, 65. 


हद ४ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


जिले में था। उत्तरी आर्काट' में पोलूर के निकट कुत्तलपुर सम्भवत:, डॉ० बार्नेंट 
के अनुसार, कुस्थलपुर था। 
महेन्द्रगिरि पर्वत के निकट मुख्य रूप से कोट्टूर के शासक के बन्दी बनाये जाने 
तथा उसके मुक्त होने से हमें कालिदास के रघुवंशम्‌ की इन पक्तियों का स्मरण हो 
आता है--- 
गृहीत-प्रतिमुवतस्य॒ स धर्मंबिजयी नृप: 
श्रियं महेन्द्रनाथस्य जहार नतु मेदिनीम्‌ । 


“न्याय विजयी महाराज रघधु ने महेद्वगिरि के राजा को बन्दी बनाकर छोड़ 
दिया । इस प्रकार उन्होंने उसका यश लेकर राज्य वही छोड़ा ।”' 


इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि इलाहाबाद की प्रशस्ति में वाकाटकों 
का संदर्भ नहीं मिलता, जिन्होंने बुन्देलखशड तथा पेनगंगा के कुछ भागों पर पाँचवीं 
शताब्दी में अधिकार कर रखा था । वाकाटकों का सर्वप्रथम उल्लेख अमरावती के 
कुछ अभिलेखों में मिलता है । विध्यशक्ति-प्रथम तथा उसके पुत्र प्रवरसेन-प्रथम के 
शासन-काल में इस वंश का उत्थान हुआ । सम्मवतः प्रवरसेन के पोज्र रुद्रसेन- 
प्रथम ने उसके राज्य के उत्तरी भाग पर शासन किया था। रुद्रसेन-प्रथम की 
पुत्र एवं उत्तराधिकारी पृथिवीषेण-प्रथम समुद्रगुप्त तथा कदाचित्‌ उसके पुत्र चन्द्र- 
गुप्त-द्वितीय का समकालीन था । उसका पुत्र रुद्सेन-द्वितीय ने चन्द्रगुप्त-द्वितीय की 
पुत्री के साथ विवाह किया था। ृथिवीषेण-प्रथम का राजनैतिक प्रभाव बहुत 
दूर-दूर तक फैला हुआ था । "नाचने की तलाई' तथा गज '* प्रदेश में उसके आधि- 
पत्य को स्वीकार कर व्याप्नदेव राज्य करते थे। प्रो० डुब्बील का मत है कि 
“नाचना' तथा गंज के अभिलेखों में जिस व्याप्र का उल्लेख है, वह प्रथिवीषेण- 
प्रथम के समय का न होकर उसके प्रपौत्र पृथिवीषेण-द्वितीय के समय का ही 
अधिक लगता है। यह तथ्य विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि पृथिवीषेणा-द्वितीय के 





१. ८७४, /४०., 924, 9, 253 3. देखिये--कुतलपर्र, 349, ]79 ०६ 
रिव्या2807 2799/5 .80, 


२. &#., #४., झूए, 7, 26।, 267, 


रे, एटा, ६77, 9. 233, 5#. गब, झएा।, 2; €/ रब, 4॥/7., 
उंगाल, 929., 


गुप्त-साज्ाज्य गुप्त-शक्ति का उदय ४८५ 


प्रदादा के समय से, यदि इससे भी पूर्व नहीं तो, 'नाचना' तथा गंज और बाकाटक' 
प्रदेश के बीच की भूमि पर गुप्त-सम्राटों का शासन था । नाचना” तथा गंज के 
विवरणों से ज्ञात होता है कि व्याप्न ने वाकाटक पृथिवीषेण का आधिपत्य स्वीकार 
किया था | अतः वह उथिवीजेरण-प्रधम ही होगा, जिसने गुप्त-बंश के सपुद्रगृुप्त तथा 
चन्द्रमुप्त-द्ितीय' के आधिपत्य की स्थापना के पूर्व राज्य किया होगा। वह राजा 
पृथिवीषेण-द्वितीय नहीं हो सकता, क्योंकि उसके काल में, जैसा कि परित्राजक 
महाराज * के विवरणों से ज्ञात होता है, वाकाटकों का न होकर गुप्त-साआटों का 
आधिपत्य एवं राज्य मध्यप्रदेश में था । 

हरिषेश की प्रश्स्ति में पृथिवीषेण-प्रथम का उल्लेख केवल इसीलिये नहीं 
मिलता कि समुद्रगुप्त ने अपनी विजय उत्तरी भारत के पूर्वी भाग तक ही सीमित 
रखी थी। इस बात का कोई प्रमारा नहीं मिलता कि सहुद्रमुत्त ने दक्षिणी भारत 
के मध्य तथा पश्चिमी भाग पर भी आक्रमण किया था, या नही । अतः, प्रथिवी- 
घेर-प्रथम के राज्य पर समुद्रगुप्त का आक्रमण कभी हुआ ही नहीं । प्रो० 
डुब्बील का कथन है कि देवराष्ट्र को महाराष्ट्र वथा एरणडपल्ल को खानदेश का 
एरण्डोल बताना शायद ग़लत होगा । 

यद्यपि समुद्रगुप्त ने पश्चिमी दक्षिणापथ पर आक्रमण नहीं किया, फिर भी 
एरण-अभिलेख से स्पष्ट है कि उसने मध्य भारत में वाकाठकों को प्रभुता समाप्त 
कर दी थी । इन प्रदेशों पर वाकाटक-नरेशों का सीधा राज्य तहीं था, वरन्‌ यहाँ 


१. यह प्रदेश बरार तथा उसके आसपास का प्रदेश था (7#. मा्द,, हुए, 
47) | बृहत्संहिता से ज्ञात होता है कि नाचना तथा गंज ग्रुप्त-काल में दक्षिगापथ 
में सम्मिलित थे । उसके अनुसार चित्रकूट भी दक्षिणी भारत में ही था। हाल ही में 
द्रग जिले में एक वाकाटक-अभिलेख का पता चला है, जिसमें पद्मपुर का उल्लेख 
है । प्रो” मिराशी के अनुसार यह स्थान भवभूति की जन्मभूमि था, तथा मध्य 
प्राल्त के भणडारा जिले में आमर्गाव के निकट था ( /0 , 935, 299; 77%, 
मद, >एवी, 207 री) । बासिम-ग्राएट से ज्ञात होता है कि अजन्ता-क्षेत्र के दक्षिण 
में बरार के एक भाग पर इस वंश का अधिकार था । 

२. देखिये-- एरण तथा उदयगिरि लेख। पुरामूगोल के साक्ष्य के लिए 
देखिये --27९.45#8, हआ, 2, 946, 73. 

3, एए 2०4४ अटशं८०४, /फ्ाए), 492, 9. 475, डुब्नील के विचार 
जानने के लिए देखिये---7४४. 4४४., ][ए४८, !926, 

4, र शै।7वबंधा 22277००८, 392], 9. 427. 


डष्दि प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


पर उनके प्रतिनिधि राज्य करते थे । पृथिवीषेशा के राज्य-काल में यह 
प्रतिनिधि व्याप्र थे । अतः यह स्वाभाविक ही है कि वाकाटक के 
प्रतिनिधियों तथा गुप्त-विजेताओं के बीच समय-समय पर संघर्ष होता रहा। 
आश्चर्य की बात है कि इलाहाबाद-प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने 
महाकांतार' के राजा व्यानप्नराज पर विजय प्राप्त की थी। हो सकता है कि 
यह व्याप्न राज वही व्याप्न हो, जो नाचना-अभिलेख के अनुसार, मध्य भारत में 
पृथिवीषेश का प्रतिनिधि था । समुद्रगुप्त की विजयों के कारण वाकाटकों के ऊपर 
गुप्त-सम्नाटों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। अब से वाकाटकों की शक्ति 
केवल दक्षिण में ही सीमित रह गई थी । 

समुद्रगुप्त की इन विजयों का गहरा प्रभाव उत्तरी-पूर्वी भारत और 
हिमालय क्षेत्रों के प्रत्यन्त' तृपतियों अथवा सीमावर्त्ती नरेशों पर भी पड़ा। साथ ही 
पंजाब के कबाइली राज्य भी इस प्रभाव से अछूते न रह सके । इनके अतिरिक्त 
परिचिमी भारत, मालव तथा मध्यप्रदेश के शासकों ने 'हर प्रकार के कर 
दकर तथा उसकी प्रभ्रुता को मानकर” उसके 'प्रचशड शासन' को स्वीकार 
किया । पूर्वी राज्यों में जिन प्रदेशों ने गुप्त-सम्राटों का आधिपत्य स्वीकार किया, 
उनमें से मुख्य प्रदेश समतट (पूर्वी बंगाल का समुद्र-तटबवर्त्ती प्रदेश जिसकी 
राजधानी कोमिल्ला' के निकट कर्मान्त या बडकाम्त थी)”, डबाक (अभी तक 
ठीक से इसका पता नहीं चल सका है) तथा कामरूप (असम में) थे। दामोदरपुर- 


१. समुद्रगुप्त के कुछ सिक्‍कों पर शेर को पैरों से कुचलते हुए राजा को 
दिखाया गया है तथा उस पर “व्याप्र-पराक्रम' लिखा है । तो क्या इसका कोई 
सम्बन्ध सम्राट्‌ के व्याध्रराज पर विजय प्राप्त करने से है? यह कम आश्चर्य 
की बात नहीं है कि दूसरे सम्राट्‌ ने अंतिम क्षत्रप रुद्र सिह-तुतीय पर विजय प्राप्त 
करके 'सिहविक्रम' की उपाधि धारण की थी । 

२. इस शब्द के महरव के लिए देखिए--दिव्यावदान, 9. 22. 

३. मआधबा5्थां, #607/44/9, 909. 4 |; 37455, 94,85 ६. 
देखिये कि छठी शताब्दी के प्रारम्भ में महाराज वैन्यगुप्त के नीचे महाराज 
रुद्रदत्त की क्‍या स्थिति थी ? 

४. देखिए देकक (ढाका), मि०शग्ाएं, 7#6 ##कु/ढ दा ॥60 - (/ढ4/ 
22०8०, 9. !4. श्री के० एल० बरुआ मध्य असम में कोपिली-घाटी को दवाक' 
बताते हैं ( 2८6 आउ।णछ श ऊदाढा॥88, 42 7) । ग्रुप्त-काल का प्रयोग 
दबोका-कषेत्र में देखने के लिए देखिए---2#, फ़र्द,, रेआाों, 48 4. 


गृप्त-साम्राज्य : ग्रुप् -शक्ति का उदय डपघ७ 


प्लेट से पता चलता है कि उत्तरी बंगाल का पुंडुवर्धन भक्ति नामक एक बहुत 
बढ़ा भाग सन्‌ ४४३ से ५४३ ई० तक गुप्त-साम्राज्य का एक महत्त्वपूर्ण अंग 
था ओर उपरिकों द्वारा, गुप्त-बंश के प्रतिनिधि के रूप में, शासित था। अतः 
उत्तरी बंगाल के कुछ जिलों को 'डवाक' बताना अ्रमात्मक होगा । उत्तरी 
प्रत्यन्तों में नेपाल तथा कत्त पुर नामक राज्य थे । कत्त पुर में सम्भवतः कर्तारपुर 
(जो जालन्धर जिले में था), कुमायू' का कतूरिया अथवा कत्यूर 'राज”, गढ़वाल 
और रोहिलखगड सम्मिलित थे ।' 

वे सभी कबाइली राज्य जो समुद्रगुप्त को कर देते थे, आर्यावत्त के पश्चिमी 
और दक्षिणी-पश्चिमी सीमान्त पर स्थित थे । इनमें से मुख्य-मुख्य राज्य मालव, 
आर्जुनायन, यौधेय, मद्रक, आभी र, प्रार्जुन, सनकानीक, काक और खरपरिक थे । 

सिकन्दर के आक्रमण के समय मालबों ने पंजाब के कुछ भाग पर अपना 
अधिकार कर रखा था | जिस समय उनका संघर्ष उषवदात से हुआ, उस समय 
सम्मवत: वे पूर्वी राजपुताना में थे। समुद्रगुपष्त के समय की उनकी वास्तविक 
स्थिति मालूम नही की जा सकती । समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारियों के समय में 
उनका सम्बन्ध सम्भवत:ः मन्दसोर प्रान्त से था। हमने देखा है कि मन्दसोर के 
राजा ५८ ई०पू० से आरम्भ होने वाली तिथि को मानते थे, जो सम्भवत: उन्हें 


मालवगणा से मिली थी । 
बहत्संहिता के लेखक ने आर्जुनायनों तथा योधेयों को उत्तरी भारत का 


बताया है । तोलेमी के अनुसार, शायद पंजाब' में बसे हुए पारण्डुगोई अथवा 
पांडव जाति से उनका सम्बन्ध था । आर्जनायनों का सम्बन्ध पाशडव 
अर्जुन" से था, यह स्पष्ट है। य्रोधेय कदाचित्‌ महाभारत" में आए हुए युधिष्ठिर 

१. कर्ता, 302 ४; 7745, 898; 98; 72%, क४., >तत, 4; 
८/ 7. ए. 2, 7४8, 3००., | ण५-70००,, 945, 97. 27/7., जिसमें पावेल 
प्राइस के अनुसार कुरिन्दों तथा कत्यूरों के बीच कुछ सम्बन्ध अवश्य था । 

२. ए किमां0, €४/०/०४४९,. ]0]; 2७४, ((:.44, 9, ९ए., जयपुर 
राज्य में मालव की मुद्रायें भारी संख्या में पाई गई हैं (77.45, 897, 883) 

३. हव, -49/., जीत, 33], 349, 

४. उनकी मुद्रायें मथुरा में भी मिली हैं (5029, ८८/८०४८०, !60) | 
अभिधान चितामरणि! (9.434) में आर्जूनी नामक नदी को बाहुदा (शामगड्भा ?) 


नदी बताया गया है । के 
५. महाभारत, आदिपर्व, 95, 76, पाणिनि यौधेयों के बारे में जानते थे 


(५. 3, 77) । 


हे प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


के पुत्र का नाम था | हरिवंश में योधेयों को उशीनर' से सम्बद्ध बताया गया 
है। विजयगढ़-अभिलेख में इस जाति के निवास-स्थान का हल्का-सा संकेत 
मिलता है । राजपूताना के भरतपुर राज्य में बयाना के दक्षिसा-पश्चिम में दो 
मील दूर विजयगढ़ का पहाड़ी किला स्थित है। परन्तु, योधेयों का राज्य इससे 
अधिक क्षेत्र में विस्तृत था तथा उसमें सतलज के दोनों ओर की भूमि (जिसका 
नाम जोहियाबार था) तथा बहावलपुर का प्रदेश भी सम्मिलित था ।*ै 

मद्रकीं की राजधानी पंजाब में शाकल अथवा शियालकोट थी। सिन्धु-घाटी 
का निचला भाग तथा विनाशन ' के निकट पश्चिमी राजपूताना का वह ज़िला जिसे 
'पेरीप्लस" ने तथा तोलेमी ने अपने भूगोल में अबीरिया' कहा है, आभीरों के अधि- 
कार में थे। हमने पहले ही पढ़ा है कि एक आभीर-सामन्त ने पश्चिमी भारत में 
'महाक्षत्रप” का पद पाने के बाद तीसरी शताब्दी के मध्य तक महाराष्ट्र के एक 
भाग में सातवाहनों को स्थापित किया था । इसी जाति की एक शाखा मध्यभारत 
में जा बसी और उसने भाँसी तथा भिलसा के बीच के प्रदेश को आहिरवार देश 
नाम दिया ।' प्रार्जुनों, सनानीकों, काकों और खरपरिकों के राज्य सम्भवतः 
मालव तथा मध्यभारत में स्थित थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र” में प्रार्जनों का 
उल्लेख मिलता है । स्मिथ के अनुसार इनका राज्य मध्यप्रान्त के नरसिंहपुर 
जिले में स्थित था। पूर्वी मालवा में चन्द्रगुप्त-द्वितीय के प्राप्त उदयगिरि-अभिलेख 
से सनकानीकों के स्थान का कुछ पता चलता है । काकों का उल्लेख महाभारत ' में 


१, एब्प्डाप्ण, मार्कशडेय पुराण, 9. 3980. 

२. 7९८६८, ८77, 9. 25, यौधेयों की कुछ सीलें लुधियाना जिले में भी 
पाई गई हैं (77246, 897, 887) । सहारनपुर से मुलतान तक के प्रदेश में 
मुद्रायें मिली हैं (3॥97, ८८47, ८॥) | 

३. शंकर, 27.48, 4897, 9. 30; ए. (एणाशशएसथया, 4०7, 
]924, 28. 

४. महाभारत, >, ,37,-- शुद्राभिरानृप्रतिद्वेषाद यत्र नष्टा सरस्वती ।! 

५. ( कब, ७, ], 226 (६, 

६. 77046, 897, 89; देखिये 4कनां-#६१47४7, 7, 65; १0/6०/८०9४, 
67. |, 20, 

७. 7, 94, 

८. 77९46, 897, छ. 892, 

६. महाभारत, ५], 9, 64, 


गुत-साज़ाज्य : गृतत-शक्ति का उदय ' डंबमह 


मिलता है-- ऋषिका विदभा: काकास तंगना: परतंगना: । बॉम्बे-गर्ज टियर 
में काक को बितूर के निकट काकूपुर बताया गया है । स्मिथ का मत है कि काकों 
का सम्बन्ध काकनाद (साँची) से था | खरपरिकों के अधिकार में सम्भवतः मध्य- 
प्रदेश का दमोह ज़िला था ।' 

उत्तरी-पश्चिमी सीमा-प्रान्त, मालब, सुराष्ट्र (कठियावाड़) आदि में विदेशियों 
का राज्य था | अत: जब उन्होंने एक भारतीय राजा की शक्ति को बढ़ते देखा तो 
उसकी सत्ता स्वीकार कर, व्यक्तिगत रूप से सेवा कर तथा सुन्दरियों को उपहार 
में देकर सन्धि कर ली, साथ ही प्रार्थना की कि 'गरुड़-चित्न' (गरुत्मदंक) देकर 
उनको उनके ज़िलों और प्रान्तों पर शासन करने दिया जाये।' इस प्रकार 
सम्राट समुद्रगुप्त से कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने बाले बिदेश्ियों भें 
दैवपुत्र-शाहि-शाहानुशाहि, शक मुरुएड,' सिंहल तथा अन्य द्वीपों' के निवासी 
भीये। 


१. भराडारकर, /70 , 925, 258; 26. 7/4., >7], 46, एच० सी० 
राय (/2/7/४7, , 586) लिखते हैं कि खरपर पद्रक' मालब में है। 'बेरणा- 
कार्प र-भाग” का उल्लेख सिवानी-प्लेट में मिलता है । 

२. हिन्दू-राजाओं के रनिवास में शक-सुन्दरियों का होता कोई जआाइचर्य की 
बात नहीं । चन्द्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्युकस और शातकर्शि का बिवाह एक 
क्षत्रप की पुत्री से हुआ था (€[, ?एलाश०, [, 47; एप, 770)॥ 

३. देखिए---नीलकंठ शास्त्री, बट 2कार्द)बा #७84४०४, 45, “विजेता 
ने घामिक दात के रूप में चोल राज्य वापस कर दिया, इसकी पुष्टि पाण्डया 
की सील बाली राजाज्ञा द्वारा की गई ।” 

४. दिव' शब्द के लिए >(८:४८$ का एकीमीनियन-अभिलेख देखिये, जिसमें 
भीमरथी' के स्थान पर 'भेमरथी”' लिखा है। 

५. समुद्रगुप्त ने कुषाणों की मुद्रा को अपना कर उल्टी ओर “अदोच्चो” 
अंकित कराया ( 4॥99, #हणंां, अड़झाए, ४४ ) । विद्वानों के अनुसार ये 
मुद्रायें उत्तर-पश्चिम के छाकों द्वारा चलायी गयी थीं । 

६. 'धनद-वरुणेन्द्रान्‍्तकसम” (“'धनद', कुबेर, संपत्ति के देवता तथा उत्तर के 
स्वामी), (वरुण, समुद्र के भारतीय देवता तथा पश्चिम के स्वामी), (इन्द्र', 
देवताओं तथा पूर्व के स्वामी) तथा (“अंतक', यम, मृत्यु के देवता तथा दक्षिण के 
स्वामी) के अनुसार समुद्र के आसपास के द्वीपों पर भी अधिकार था। समुद्रगुप्त 


की तुलना उपर्युक्त देवताओं से करने का अर्थ यह है कि उसने न केवल चारों 
8 8 


8० प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


देवपुत्र-शाहि-शाहानुशाहि निश्चय ही उत्तर-पश्चिम के कुषाण-राजवंध्ष से 
सम्बद्ध थे, तथा 'दिवपुत्र' कनिष्क' की वंद्द-परम्परा में थे । शक मुरुण्डों में उत्तर 
के, अर्दोच्चो' मुद्रा चलाने वाले शक-शासक तथा सुराष्ट्र एवं मध्यभारत के 
गड्भा के मैदान पर भी राज्य करने वाले शक-राजा सम्मिलित थे । स्टेन कोनोव 
का कथन है कि 'मुरुरड' शक शब्द है, जिसका अर्थ संस्कृत शब्द स्वामिन(मालिक) 
से मिलता-जुलता है। स्वामिन्‌” उपाधि का प्रयोग सुराष्ट्र और उज्जैन के क्षत्रप 
अपने लिए किया करते थे | मार्शल द्वारा पाये गये साँची-अभिलेख से पता चलता 
है कि सत्‌ ३१९ ई० में एक और शक-प्रान्त था जिस पर नन्द के पुत्र महादड- 
नायक श्रीधरवर्मम राज्य करते थे। मध्यभारत के खोह-अभिलेख में किसी 
एक मुरुशड-स्वामिनी का उल्लेख मिलता है। भारी संख्या में पूर्वी विष्य तथा 
उसके आसपास के क्षेत्रों में पायी जाने वाली पुरी कुषाण' मुद्राओं का संबंध 
सम्भवतः विन्ध्य प्रदेश के शक-शासकों से है । समुद्रगुप्त से दो सौ वर्ष पूर्व गंगा के 
मैदान में, तोलेमी * के अनुसार, शकों का राज्य था। जैन ग्रंथ 'प्रभावक चरित' 
से ज्ञात होता है कि किसी समय महाव्‌ राजधानी पाटलिपुत्रः भी शक राजा के 
अधीन थी । 


दिश्लाओं में अपनी विजय-पताका ही फहरायी, वरन्‌ कुबेर के समान उसके पास 
अथाह धन था तथा समुद्र एवं अनेक प्रतापी राजाओं पर उसका प्रभुत्व था। 
गड़ा तथा मलय (रक्तमृत्तिका के महानाविक) में पाई गई मुद्राओं तथा लेखों से 
ज्ञात होता है कि भारतीय निवासी नाविक-विद्या में भी प्रवीण थे तथा गुप्त-काल 
में उन्होंने सैनिक आक्रमण आदि भी किये । 

१. स्मिथ (77९45, 897, 32) ने इनको ग्रमबेट बताया है। कुछ विद्वानों 
के अनुसार यह किसी दूसरे राजा अथवा सरदार के लिए प्रयुक्त हुआ है 
(280, >>४४) । यह उल्लेख सम्भवत: ससानिदों के लिए भी आया हुआ 
लगता है। 

२. &#. /ब., डर, 232; 37745, 923, 336, 337 ॥, 

है, शब, 4का., 884, 377; दशा, जरझांड; (*, कावाद 4677 दृपद 
(५०8८ ४ण०्णट, 947), 7; १(ए7प्फव88 गंध 6 0ब्याइटड ए ७९५ 
€. 245 4, 72, झाट्यं0ाटप 99 गर८ट (एरांत्रूट, 

४. 0. |. अआब्क, उब्काआा #४ जे, मादाब, 9. 494; € मब्बीका 
(४४/फ४४०, 477, 49, 


गुप्त-साम्राज्य : गुप्त-शक्ति का उदय ४६१ 


लंका का राजा मेघवर्सा समुद्रगुप्त का समकालीन था। चीनी लेखक वांग 
छुन-से के अनुसार, ची-मी-किया-पो-मो (श्री मेघवर्मन या मेघवर्) ने बहुत-सा 
उपहार तथा दूत भेजकर, समुद्रगुप्त से बोधगया में पविन्न बृक्ष के पास एक 
विशाल विहार बनाने की आज्ञा माँगी थी, जहाँ लंका से जाने वाले बौद्ध यात्री 
ठहर सके । 

एलन के अनुसार जिस अश्वमे्र यज्ञ की सूचना हमें समुद्रगुप्त के उत्तरा- 
घिकारियों द्वारा निर्मित शझ्िलालेखों से मिलती है, उसे सम्राट ने अपनी बिजयें 
पूरी कर लेने के बाद ही किया होगा । परन्तु, यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
इसी बीच (पुष्यमित्र से लेकर समुद्रगुप्त तक) बहुत से नरेशों ने भी अश्वमेध यज्ञ 
किया था, उदाहरण के लिए पाराशरी-पुत्र सर्वतात, शातकार्णि (नायनिका के 
पत्ति), वासिष्ठीपुत्र इक्ष्वाकु श्रीचांतमूल, देववर्मम शालंकायन, प्रवरसेन-प्रथम 
वबाकाटक, शिवस्कन्दवर्मन पल्‍लव और भारशिव-वंश के नाग-राजा । यह संभव 
है कि गुप्त-वंश के दरबारी कवियों को इन राजाओं के संबंध में कुछ भी ज्ञात व 
रहा हो । इस अब्बमेध यज्ञ के पश्चात्‌ समुद्रगुप्त ने जो मुद्रायें चलायीं, उन पर 
अध्वमेघपरराक्रम:' (अर्थात्‌ जिसकी शक्ति अश्वभेध-यज्ञ * द्वारा प्रतिष्ठापित) अंकित 
कराया । 


१, 0लां2०, महावंश (अनु ०), 9, १०७5; 7.८एं, 70४४४, 45., !900, 
77. 36 ॥, 40] हैं; #84, 4७/., 992, 94, 

२, ए. छारवागा, 4665 तु १8४ कक्बंदाईका सफाशशक्रार, भा, 99, 
64-65---इलाहाबाद-प्रशस्ति तथा अध्वभेध' । पूना-लेख में समुद्रग॒ुप्त को 'अनेका- 
ख़मेधयामिन्‌! (अनेक अश्वमेध यज्ञों को करने वाला) की उपाधि से.विश्वित 
किया गया है । उसने एक से अधिक अश्वमेध यज्ञ किए थे । इनमें से कई अश्व- 
मेघ-विजयें, जिनका उल्लेख इलाहाबाद-प्रशस्ति में है, उन्हें अश्वमेघ में छोड़े 
जाने वाले धोड़े की रक्षा में चलने वाले राजकुमारों या सेना के अधिकारियों ने 
पूरा किया होगा । हरिषेण-अभिलेख में कई प्राजित . नरेशों को बन्दी बनाने का 
श्रेय सेना को दिया गया है। बड़े-बड़े सेनानायकों में तिलभदूटक तथा श्रुवभूति 
के पुत्र स्वयं हरिषेश भी थे । 

३. रैप्सन तथा एलन एक ऐसी सील का उल्लेख करते हैं जिस पर अश्ब 
बना है तथा 'प्राक्रम” अंकित है । यह सेल लखनऊ में है। अनुमान है कि 
इसका संबंध समुद्रगुप्त के अश्वमेष-यज्ञ से है (24700, 90।, 02;. 6६#/७ 


(०४४, १००४) । 


४8२ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


यदि इलाहाबाद-प्रशस्ति के लेखक हरिषेश का आधार लिया जाये तो 
कह सकते हैं कि यह गुप्त-सज़्ाट्‌ एक बहुमुखी प्रतिभावाला व्यक्ति था। “उसने 
अपनी तीदश और संस्कारबान्‌ योग्यता, बुद्धिमानी तथा गायन-कला से देवताओं, 
तुम्बुरु,' नारद आदि को भी लज्जित कर रक्‍्खा था। बहुत-सी कविताओं की 
रचना कर उसने 'कविराज' की उपाधि ग्रहण की थी ।'” “बड़े-बड़े विद्वानों के 
के लिये वह स्वयं ही विचार का विषय था.. .उसकी शैली कवित्वमय, तथा मन- 
नीय थी । उसके काव्य से दूसरे कवियों को आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती थी ।”' 
दुर्भाग्यवश उसका कोई भी काव्य-ग्रन्थ आज प्राप्त नहीं है ४! परन्तु, बह उत्तम 
कोटि का गायक था, हरिषेण के साक्ष्य पर इसकी पुष्टि उसकी एक मुद्रा से होती 
है । मुद्रा पर वीणा अंकित है। हर्ष, महेद्धवर्मम तथा अन्य नरेशों की भाँति 
वह स्वयं भी एक कवि था । उसने अपने ही समान अन्य महान कवियों के सहयोग 
से कवियों के बीच चलने वाले वाग्युद्ध (सत्यकाव्य-श्रीविरोध) को समाप्त कर 
दिया था । परिणामस्वरूप विद्वानों के समाज में उसका बड़ा प्रभाव और 
प्रभुत्व था । इसका कारण उसकी अनेकानेक कवितायें थीं। 

समुद्रगुप्त कविता एवं शास्त्र, दोनों का ही उपासक था, जबकि अशोक ने 
केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही दक्षता प्राप्त की थी। जैसा कि उसके लेखों से ज्ञात 
* होता है, समुद्रगुप्त समस्त संसार को जीतना (सर्व-पृथिवी-जय) चाहता था, परन्तु 
अशोक ने कंलिग-युद्ध के बाद युद्ध करना बन्द कर दिया था तथा तीनों महाद्वीपों 
में धर्म-विजय के लिये सेना संगठित की थी। इतनी सारी असमानताएं होने 


१. तुम्बुर/ के लिये देखिये 'अद्भुत्‌ रामायण, ४]. 7; 27, 4. 236 

२. काव्य-मीमांसा (370 ८००,, ७08, एए. 5९, »>०पां, 9) के अनुसार 
कबिराज' का पद “महाकवि” से ऊँचा होता है तथा वह विभिन्‍न भाषाओं, 
दैलियों सथा विचारों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होता है। ग्रुप्त-काल की साहित्यिक 
उपलब्धियों के लिये देखिये---भराडरकर, 4 2680 0 ॥#॥४ 4609 फमैंउ- 
#09 ए[ ॥॥606, 9, 0]-74; तथा बूछर, 7.4, !9!3, ससुद्रगुप्त के पुत्र तथा 
उत्तराधिकारी को 'रूपकृती' (नाटकों का रचयिता) की उपाधि मिली थी । 

३. 'कृष्शाचरितम्‌” नामक काव्य-ग्रंथ के लेखक का नाम विक्रमांक महराजा- 
घिराज परमभागवत श्री समुद्रगुप्त था (7८, 5, 79 ००.) । परन्तु, विद्वान 
आालोचकों को इस पर संदेह है (८ ]०हमायक्षती थ 4०5, 2070, 
बात॑ 00थ5) । 

४. अश्वमेष में वीणावादक (वीणागाणित्र) का महत्त्वपूर्ण स्थान होता था । 


गृत-साअआज्य : गुप्त-भक्ति का उदय , ४६३ 


पर भी दोनों श्रद्राटों भें कई समान विशेषताएं भी हैं। दोनों ने पराक्रम--जो 
कार्य हाथ में लो उसे अपनी समस्त योग्यता एबं शक्ति के साथ सम्पादित करो-- 
पर विशेष बल दिया । दोनों ने ही अपनी प्रजा की भलाई का विशेष ध्यान रखा । 
साथ ही पराजित व्यक्तियों के साथ उनका व्यवहार अत्यन्त सहानुभूतिपूर्णा रहा । 
यही नहीं, दोनों ने धर्म पर भी विशेष बल दिया। समुद्रगुप्त ने 'धर्माशोक' की 
तरह सत्य-धर्म को हढ़ बनाने के लिये भी कुछ कम प्रयास नहीं किया (घर्म-प्राचो र- 
बन्‍्ध:) । 

इसे स्वीकार करना हो होगा कि काच के नाम पर जो मुद्रायें चलाईं गईं, वे 
समुद्रगुप्त की ही थीं। परन्तु, फ़रीदपुर-ग्रारट में प्रयुक्त धर्मादित्य” (सत्य-धर्म का 
सूर्य) उपाधि से समुद्रगुप्त को मिलाना बिलकुल भ्रामक होगा। इस सच्राद ने 
निम्नलिखित उपाधियों का प्रयोग किया था--अप्रतिरथ' (रथविद्या में अद्वितीय), 
“अप्रतिवार्यवीर्य' (साहस में अद्वितीय), 'क्रतांत-परशु' (मृत्यु का फरसा), सर्व- 
राजोब्छेत्ता' (समस्त राजाओं का उच्छेदक), व्याप्न-पराक्रम' (शेर-जैसा शक्ति- 
शाली), अश्वमेघ-पराक्रम (जिसने अपनी शक्ति अश्वमेष द्वारा दिखाई हो) 
तथा पराक्रमांक' (शक्ति से भरा हुआ) । परन्तु, इस पूरी यूची में 'धर्मादित्य' 
का प्रयोग कहीं नहीं मिलता । इनमें बहुत-सी उपाधियाँ सम्राट समुद्रगुप्त द्वारा 
जारी की गई मुद्राओं पर अंकित मिलती हैं। एक विशेष प्रकार की मुद्राओं की 
दूसरी ओर पराक्रम” शब्द अंकित मिलता है। “अगप्रतिरथ' शन्द धनुषाकार 
मुद्राओं पर, 'कृतान्त-परशु” युद्ध में प्रयुक्त होने वाले फरसे -जैसी मुद्राजों पर, 
ससर्वराजोच्छेतता' कार्य-मुद्राओं पर, व्याप्र-पराक्रम” (राजा) शेर-जैसी मुद्राओं पर 
व्रथा अश्वमेध-पराक्रम” अश्वमेष '-सुद्राओं पर पाये जाते हैं। सिहवाहिनी देवी 
(सिहबाहिनी दुर्गा अथवा पार्वती, विन्ध्यवासनी अथवा हैमावती) से अनुमान होता 
है कि गुप्त-साम्राज्य विन्ध्य तथा हिमालय-क्षेत्र तक फेल चुका था । चीता तथा 
नदी की देवी (मकरवाहिनी) से अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त का राज्य 


१. देखिये सर्वक्षत्रांतक' की उपाधि, जो उसके पूर्व महापद्म नन्‍्द की थी । 

२. उदुम्बरों (८४77, 539) और जयदामन (7२७७807०, 4४67०, ०६८०, 76) 
की मुद्राओं पर भी युद्ध के फरसे अंकित थे । 

३. देखिये--वाश्तान की चोकोर मुद्राओं पर भी ऐसा ही अश्व अंकित है । 
इस वंश को भुप्तों ने समाप्त किया था। 

४. हुविध्क की मुद्राओं पर 'शेर पर नाना” की मूर्ति से इस प्रकार की मुद्राओं 
की प्रेरणा दी थी ((॥८४८७०, 207) । 


डश्ड प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


गंगा की थाटी से लेकर महाकांतार प्रान्त (जहाँ चीते पाये जाते हैं) तक फैला 
हुआ था । ग्रुप्त-काल के कपाटों पर गंगा तथा जमुना अंकित हैं। इससे यह 
सारांश निकलता है कि उसका सम्बन्ध गंगा के मैदान से भी था । 

उसके शासन-काल के एरण-अभिलेख में उसकी सत्यनिष्ठा एवं पतिक्रता पत्नी, 
सम्मबतः दत्तदेवी का उल्लेख मिलता है । इस महान्‌ शासक की शासन-सम्बन्धी 
तिथि के लिये हमारे पास कोई प्रामारियिक पत्र नहीं है । नालंदा' तथा गया के 
दानपत्रों से ज्ञात होता है कि वे उसके शासन के क्रमशः १५वें तथा €वें वर्ष में लिखे 
गये थे, परन्तु, उन पर पूरा-पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। साथ ही गया- 
लेख में संख्या का पढ़ना भी अनिश्चित-सा ही है । स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त के लिये 
दी गई तिथि (सब ३३० ई० से ३७५ ई०) उचित जान पड़ती है। उसके बाद 
सिंहासन पर आने वाले राजा की जो तिथि दी गई है, उसके बारे में सब से पहली 
तिथि ३८०-३२५१ ई० है। अतः इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं कि उसके पूर्वज 
एवं पिता की मृत्यु सन्‌ ३२७५ ई०' के पश्चात्‌ हुई हो । समुद्रगुप्त के अंतिम कार्यों 
में से एक कार्य उत्तराधिकारी का चुनाव भी था। अंत में उसने अपने पुत्र चन्द्र- 
गुप्त (जिसकी माता दत्तदेवी थीं ) को इस पद के लिये चुना । 


१. 457, 47९, 927-28, ७, 38 


३. चन्द्रगुप्त-द्वितीय का एक लेख सन्‌ ३८००-८१ का मथुरा में मिला है (7/# 
कब, हेऊ।, ), ।) | 

३. सरकार (280, 942, 372) ६१ वर्ष के अभिलेख के तिथि वाले भाग 
को इस प्रकार पढ़ते हैं--'श्री चन्द्रगुप्तस्थ विजय-राज्य सम्बत्सरे पंचमे---अर्थात्‌ 
चन्द्रगुप्त-द्वितीय के राज्य का पाँचवाँ वर्ष ।” अत: उसका प्रथम वर्ष सन ३७६-७७ 
ई० रहा होगा । 


गुप्त-साम्राज्य (क्रमडः): 
ड़ विक्रमादित्यों का युग १४ 


काम नपा: सन्‍्तु सहलशोउन्ये राजन्वतोमाहुरनेन भूमिस्‌ 

नक्षत्र-तारा-प्रह संकुलापि ज्योतिष्णती चल मसंब रात्रि: । 
“ रघुबंशन्‌ 

चन्द्रगुप्त-द्वितीय विक्रमादित्य 

अभिलेखों आदि से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त के पश्चात्‌ दत्तदिवी से उत्पन्न 
उसका पुत्र चन्द्रगुप्त-हितीय विक्रमादित्य सिहासनारूढ़ हुआ । उसके अन्य नाम 
नरेन्द्रचन्द्र, सिंहचन्द्र, नरेद्गरसिह तथा सिंहविक्रम हैं ।' उसके पिता ने उसे अपने 
अन्य दूसरे पुत्रों से अधिक योग्य एवं कुशल समझ कर ही उसका चुनाव किया ।' 


१. देखिये--उज्जगिनी के विक्रमसिह का नाम, ए८४०८०, 77, ], विषम- 
शिल लम्बक' में जो कथा मिलती है, उसके नायक महेन्द्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य 
थे, जिनको साधा रणत: स्कंदग्रुप्त कहा गया है । परन्तु, कुछ अन्य लेखों (कथा- 
,सरित्सागर, ऋण, 3,42) में शत्रु के यहाँ वैदाल के साथ ख्त्री-बेश में जाने 
के चर्चा से लगता है कि इसका सम्बन्ध महेन्द्रादित्य के पिता चंद्रगुप्त-द्वितीय 

था। 

२. एरण-भ्रमिलेख से स्पष्ट है कि समुद्रगुप्त के अनेक पुत्र एवं पोत्र थे। डॉ० 
अल्तेकर तथा अन्य व्यक्तियों का कथन है कि समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त-द्वितीय के बीच 
एक और राजा राम (शर्म ? सेन ?) गुप्त भी हुआ था, अमान्‍्य है; क्योंकि इसकी 
पृष्टि कहीं से भी नहीं होती (7807७, ज५, 99. 228-253; हए७, 9. 3, ४, 
ए7?. 34 4) । ऐसा विश्वास किया जाता है कि नवीं शताब्दी में एक गुप्त राजा 
ने अपने भाई की हत्या कर उसकी पत्नी तथा राजमुकुट को हथिया लिया था। इस 
सम्बन्ध में प्राप्त साहित्यिक प्रमाणों पर विश्वास नहीं किया जां सकता । सातवीं 
धाताब्दी में बार द्वारा दिया गया विवरण मुख्य-मुख्य विषयों में काव्य-मोमांसा 


४६६ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


कुछ वाकाटक-अभिलेखों, अन्य मुद्राओं तथा साँची-अभिलेख (४१२-१३ ई०) 
से ज्ञात होता है कि इस नये राजा का दूसरा नाम दिेवगुप्त', दिवश्री' अथवा 
'देवराज' था ।' 
चंद्रगुप्त-द्वितीय के राज्य-काल के बारे में हमारे पास अनेक अभिलेख हैं, जिन 
पर तिथियाँ मिलती हैं। अत: उनके आधार पर उसके पूर्वजों के काल की अप्रेक्षा 
अधिक प्रामारिरक रूप से उसका इतिहास लिखा जा सकता है। वह सन्‌ ३८१ ६० 
के पूर्व कभी सिहासनासीम हुआ तथा ४१३-१४ ई० के लगभग उसका देहांत हुआ । 
उसके शासन-काल की बाह्य नीति में अत्यन्त महत्त्वपूर्णा बात यह थी कि 
उसने वाकाटक राजा प्रथिवीधेणा-प्रथम के पुत्र रुद्रसेन-द्वितीय के साथ वैवाहिक 
सम्बन्ध स्थापित किया था । दूसरी बात कि उसने शक-क्षत्रपों से युद्ध करके पश्चिमी 
मालव एवं सौराष्ट्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया था । 
गुप्त-सम्राटों की बाह्य नीति में वेबाहिक सम्बन्धों का विशिष्ट स्थान था । 
उन्होंने लिल्छवियों से सम्बन्ध स्थापित कर बिहार में अपनी स्थिति हृढ़ कर ली 
थी । उन्होंने उत्तरी प्रांतों को जीत कर अन्य शासकों के साथ इसी तरह के वैवा- 
हिक सम्बन्ध स्थापित किये, जिससे कि अपने नये राज्य को सुदृढ़ करने में सहायता 
मिले और अन्य देशों पर आक्रमण करने के लिए उपयुक्त स्थान मिल सके । 
के लेखक के मतों से भिन्‍्न है । (देखिये ८४, 900 4, 00, /४. 48., 'पि०९., 
938, 20 ॥; उ#ठ7छ8, ऊपएाा, ।, 932, 7 8 ) । हृष॑चरित' की 
साधारण कथा को, कि चंद्रगुप्त ने दूसरे की पत्नी हरते के आकांक्षी शक-राजा का 
उसके नगर में ही जा कर वध किया, अन्य कवियों एवं नाटककारों ने अपने 
कृतियों का आधार बनाया । साथ ही जो बातें आरभ्भ के लेखों में नहीं मिलती 
थीं उनका भी उल्लेख अमोधवर्ष-प्रथम (५१५ ई० से ८७८ ई०) तथा गोविन्द-चतुर्थ 
(६२७ ई० से ६३३ ई० तक) के राज्य-काल में हुआ । जिस भ्रकार से मुद्राराक्षस' 
तथा 'अशोकावदान' को मौयों के इतिहास का आधार नहीं माना जा सकता, 
उसी प्रकार देवी चंद्रगुप्तम्‌' नामक ग्रंथ को भी | सिंधिया ओरियंटल इंस्टीट्यूट 
(948, 97, 483-5]) नामक पुस्तक के लेख 7:#छछाब4।796 के धीड50:9 
474 /.०४०४४ में लेखक ने इस विषय पर काफी तकं-वितर्क किया है। इस समय 
उपलब्ध चंद्रगुप्त की कथा के आधार पर अनेक लोकगीत रे जा चुके हैं । पेन्जर 
(कथासरित्सागर, !, 290) के कथन से स्पष्ट होता है कि उसकी पत्नी ने 
अपने दुबंलहृदय पति को क्‍यों त्याग दिया था । 
१. भराडारकर, 704. ४58/., 93, 9. 60. 


गुप्त-साज्नाज्य (क्रमशः) : बिक्रमादित्यों का युग '४६७ 


शक-कुषाण नरेक्षों तथा अन्य दूसरे विदेशी राजाओं से समुद्रगुप्त को उपहार में 
कन्यायें मिली थीं। चन्द्गुप्त-द्ितीय ने नागवंश' की राजकुमारी कुबेरनागा से विवाह 
किया था तथा उससे प्रभावती नामक एक कन्या हुई थी, जिसका विवाह बरार तथा 
उसके आसपास के जिलों के शासक वाकाटक-नरेश रुद्रसेन-द्वितीय से हुआ था। 
डॉ० स्मिथ के अनुसार वाकाटकों की भौगोलिक स्थिति उत्तरी नरेशों के गुज- 
रात और सौराष्ट्र के शक-क्षत्रपों पर नथे अभियान के लिए विजय अथवा 
पराजय, दोनों के लिहाज़ से बहुत महत्त्वपूर्णा साबित हो सकती थी। चन्द्रगुप्त ने 
अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक-राजा से करके उसे अपने अधीन कर अपनी 
कूटनीतिक बुद्धिमत्ता का परिचय दिया । 

पश्चिमी क्षत्रपों के विरुद्ध छेड़े गये अभियान में वीरसेन-शाब सम्राट 
विक्रमादित्य के साथ थे, जैसा कि उदयगिरि-गुुफा-अभिलेख से ज्ञात होता 
है । “विश्व-विजयाकक्षी महाराज चन्द्रगुत्त के साथ वे (शाब) भी यहाँ ( पूर्वी 
मालव) आये थे ।” वीरसेन-श्ञाब पाटलिपुत्र के निवासी थे। बंश-परम्परागत 
रूप में वीरसेन-शाब चन्द्रमुप्त-द्वितीय के मंत्री थे, तथा राजा ने उन्हें युद्ध और 
शान्ति विभाग का अध्यक्ष बना रखा था। अत: जब पश्चिमी अभियान आरम्भ 
हुआ तो स्वाभाविक था कि वीरसेन-शाब सम्नाटु के साथ युद्धभूमि में गये । सम्राट 
समुद्रगुप्त द्वारा पहले से ही अधिकृत पूर्वी मालब को शकों के विरुद्ध किये जाने 
वाले सैनिक-अभियान का अभियानत-स्थल बनाया गया । साँची तथा उदयगिरि 
के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त-द्वितीय ने पूर्वी मालव में विदिशा अथवा 
उसके निकट अपने बहुत से मंत्रियों, सेनानायकों तथा अधीनस्थ राजाओं को 
एकत्रित किया । इनमें से कुछ का उल्लेख सन्‌ ४०२ से ४१३ ई० तक के रिकार्डों 


१, देखिये 7,458, 924, 9. 58-- नागकुलोत्पन्ना । जैसा कि अन्य लेखकों 
ने लिखा है, यह भी सम्भव है कि चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य ने वैजयंती के कदम्ब्रों 
अथवा कु तल के बनवासी अथवा कनेरियों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया 
हो | भोज तथा क्षेमेन्द्र का मत है कि कुन्तल में विक्रमादित्य ने अपना दूत भेजा 
था (270६७४८॥हए ९ पक्चाई 0:6७॥व  (क्ूक्षिका८०, 9, 6) | कदस्ब- 
वंश के काकुस्थवर्मन ने अपनी कन्याओं का विवाह गुप्त-वंश के सम्राठों से तो किया 
ही था, अत्य सम्राटों से भी किया था (देखिये तालगुन्द-अभिलेख; /#., 7/४४., 
शा, 38 8 ; +76, 7933, 797 8) । 

2, 7745, 94, 9. 324, 

३२ 


र्ह्८ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


में मिलता है। शक्क-नरेशों के विरुद्ध किया गया अभियान बहुत सफल रहा । बाण 
ने भी शक-क्षत्रप के पतन का उल्लेख किया है। उसके राज्य को साम्राज्य में 
मिला लिये जाने की सूचना मुद्राओं से भी मिलती है ।' 


साजञ्नाज्य के मुख्य-सुख्य नगर 


गुप्त-सामज्राज्य का सर्वप्रथम प्रसिद्ध नगर पाटलिपुत्र पृष्पनगर' था, जहाँ 
अपनी महान्‌ विजयों के बाद सम्राट समुद्रगुप्त ने अपनी वीणा के साथ विश्राम 
किया था। यहीं से उसके युद्ध तथा शान्ति” का मंत्री पूर्वी मालव पर आक्रमण 
के समय सम्राट्‌ के साथ गया था । ऐसा प्रतीत होता है कि सन्‌ ४०२ ई० के 
के बाद चत्द्रमुप्त ने पूर्वी मालव में पहले विदिशा और फिर अपनी पश्चिमी 
बिजयों के बाद उज्जैन को अपना निवास-स्थान बनाया । कुछ कनेरी शासक जो 
अपने को चन्द्रगुप्त का वंशन बताते हैं, के अनुसार चन्द्रगुप्त उत्तम नगरी 
उज्जैन के स्वामी (उज्जयिनी-पुरवर अधीश्वर) तथा उत्तम नगरी पाटलिपुत्र के 
स्वामी (पाटलिपुरवर-अधीवर) थे। आर० जी० भर्डारकार ने चन्द्रगुप्त- 
द्वितीय को उज्जैन का विक्रमादित्य-शकारि' (साहस में सूर्य के समान तथा 
शकों का दमन करने बाला) बताया है । वास्तव में चन्द्रगुप्त की मुद्राओं पर 


१. सम्मवतः गरुड़छाप रजत-मुद्राएँ, जिनमें 'परम-भागवत लिखा था,सोराष्ट्र 
में बनी थीं। कुछ मुद्राओं पर तिथि ६० (>सनु ४०६ ई०) #मा, 4 ८0, 
7. 345) अंकित थी । अपने पिता की तरह चन्द्रगुप्त ने भी अश्वमेघ यज्ञ किया था 
(2709, 927, 9. 725) । बनारस के निकट नाग्रवा ग्राम सें पत्थर का बना 
एक अश्व मिला है, जिस पर “चन्द्रगुप्त' लिखा है। अश्व कदाचित्‌ इसी 
समय बनवाया गया हो । परन्तु, अब तक प्राप्त किसी भी लेख अथवा मुद्रा से 
यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता । 

२. साहित्य में विक्रमादित्य को पाटलिपुत्र ( कथा-सरित्सागर, शया, 
4.9--बविक्रमादित्य इत्यासिद्राजा पाटलिपुत्रके ), उज्जयिनी और अन्य नगरों 
का शासक कहा गया है। काव्य-मीमांसा ( 370 ८०., 9. 50) में लिखा है 
कि साहसांक ने आज्ञा दे रखी थी की उसके अन्त:पुर में संस्कृत का प्रयोग हो । 
इस प्रकार उसने आद्धराज (7. 97) अथवा कुल्तल के सातवाहन की नीति में 
आमूल परिवर्तन कर दिया । देखिये--सरस्वती कंठाभरण, 77, 5 का 
एक पद--- 


गुप्त-सा ज्राज्य (क्रमशः) : विक्रमादित्य का युग ४६६ 


श्रीविक्रम:, सिंहविक्रमः, अजित-विक्रमः, विक्रमांक तथा विक्रमादित्य आदि 
उपाधियाँ मिलती हैं।' 


चन्द्रगुप्त के समय में उज्जयिनी (जिसे विशाला, पद्मावती, भोगवरी, तथा 
हिरएयवती भी कहते थे)' की क्या दशा थी, इसका विशद वर्णन आज भी उपसब्ध 


केडभुन्त भ्रादयराजस्य राज्ये प्राकृतसाषिण: 
काले श्री साहसादडूस्य के न संस्कृतवादिन: । 
उज्जैन में हुई काव्यकारों की प्रतिद्वन्द्रिता में कालिदास, अमर, भारवि आदि 
के साथ चन्द्रमुप्त का भी उल्लेख मिलता है (काव्य-मीमांसा, 0. 05) । वसुबन्धु' 
के जीवनी-लेखक परमार्थ के अनुसार विक्रमादित्य की राजधानी अयोध्या थी, जब 
कि ह्वेनसांग के अनुसार श्रावस्ती (277, 90 ००., 9. 332-33) | युबन्धु ने 
विक्रमादित्य की प्रसिद्धि तथा उसकी लोकप्रियता आदि की तो चर्चा की 
है, परन्तु उसकी राजधानी के विषय में कुछ नहीं कहा । “किसी भील के 
समान विक्रमादिन्य ने इस संसार को त्याग दिया, परन्तु अपनी प्ररससिद्ध 
यहीं रहने दी” ( #ला, साउग) तु ईक्काड्ाए 2|शध्रढाग्ाव, 92, 32; 
( छू, ०. 04) | 
१. नाम एवं उपाधि... मुद्राओ्रों का श्राकार-प्रकार 
श्री विक्रम... ... (सोने की) तीर-कमान के समान 
। (सोने की) शंख के समान 
विक्रमादित्य... .. . (सोने की) क्षत्र के समान 
रूपकृती ......... (सोने की) कोच के समान 
सिह॒विक्रम, नरेन्द्र चन्द्र, | (सोने की) सिंह का 
नरेन्र सिह, सिंह चन्द्र ! वध करने वाला 


अजीत विक्रम परमभागवतत... (सोने की) घुड़सवार के समान 
परमभागवत, विक्रमादित्य, विक्रमांक...(रजत की) गरुड़ के समान 
विक्रमादित्य, महाराज, चन्द्र... (ताँबे की) गरुड़, क्षत्र तथा कलश के 
समान 
२, त्वानी का अनुवाद--भेघदूत (!, 3)) तथा कथासरित्सागर (५०, प, 
7. 275)। सातवीं शताब्दी में उज्जयिती के सम्बन्ध में देखिये---८/, 
म., वक्का8, 0. 270; ए0काए, कांदम्बरी, 97. 20 हीं. 


५०० प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


नहीं है । परन्तु सन्‌ ४०५ से ४११ ई० तक मध्य भारत का भ्रमण करने वाले 
फ़ाह्यान ने पाटलिपुत्र के बारे में बहुत कुछ लिखा है । इस यात्री ने अज्ञोक के 
राजमहल तथा नगर के मध्य स्थित, अब तक पुराने पड़ चुके विशाल कक्ष 
के सम्बन्ध में लिखा है--“अशोक द्वारा नियुक्त परियों तथा देबदूतों द्वारा यहाँ 
की दीवालों, तोरणों और पत्थरों पर की गई नक्‍क़ाशी आदि की दृष्टि 
से वास्तव में यह नगर इतना सुन्दर है कि विश्वास ही नहीं होता कि साधारण 
मनुष्यों ने इसका निर्माण किया होगा ।”! “यहाँ के निवासी धनी तथा समृद्धिशाली 
हैं तथा दयालुता एवं सन्‍्मार्ग के कार्यों में एक दूसरे से बढ़ जाने की स्पर्धा रखते 
हैं। प्रत्येक वर्ष, दूसरे मास के आठवें दिन मूत्तियों का एक जुलूस निकलता है । 
वैश्य-वंश के बड़े-बूढ़े नि:शुल्क चिकित्सा तथा चिकित्सालयों का प्रबन्ध करते हैं ।” 
पूर्वी समुद्र तट का मुख्य बन्दरगाह 'ताम्नलिप्ति' अथवा 'तामलुक' पश्चिमी-बंगाल 
में था जहाँ से लंका तथा जावा (जों उस समय ब्राह्मण-धर्म के केन्द्र थे ) एवं 
चीन को जल पोत रवाना होते ये । 


फ़ाह्यान के विवरणों तथा अब तक के उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार चनर्द्र- 
ग्रुप्त विक्रमादित्य के शासन-प्रबन्ध पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है | मध्यवर्त्ती राज्य 
और गंगा की उत्तरी घाटी के संबंध में फ़ह्मान का कथन है-- यहाँ की जनसंख्या 
बहुत है तथा लोग खुशहाल हैं। उन्हें अपने घरेलू सामान की रजिस्ट्री आदि 
कराने अथवा अदालतों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती । जो लोग राजा की 
भूमि पर खेती करते हैं, केवल उन्हीं की कर देना पड़ता है। वैसे वे कहीं भी आने- 
जाने के लिए स्वतंत्र हैं। राजा प्रजा पर बिना किसी शारीरिक दंड के शासन 
करता है| परिस्थितियों तथा अपराध के अनुसार कभी कम और कभी अधिक 
जुर्माना किया जाता है। बार-बार विद्रोह आदि करने पर केवल दाहिना हाथ 
काट दिया जाता है। राजा के अंगरक्षकों तथा सेवकों को वेतन मिलता है । 
सम्पूर्रा राज्य में कोई भी जीवित पशु-पक्षी की हत्या वही कर सकता। इसके 
अतिरिक्त मादक वस्तुओं के सेवन तथा लहसुन, प्याज आदि के प्रयोग पर भी 
प्रतिबन्ध है। परन्तु, चांडाल इनका प्रयोग करते हैं। वस्तुओं के क्रय-विक्रय में 
कौष्टियों' का प्रयोग होता है ।'' अंतिम उल्लेख फ़ाह्यान ने इसलिए किया है कि 
उसे छोटी-मोटी वस्तुए” लेनी होती थीं, बड़ी-बड़ी वस्तुओं का क्रय नहीं करना 





१, 7.८९४८. 
२ शव, 


गुप्त-साम्राज्य (क्रमक्ष:) : विक्रमादित्यों का युग ५०१ 


पड़ता था, अतः उसे सोने की मुद्राओं का पता नहीं था । अभिलेखों' में दीनार' 
तथा स्वर्स' का उल्लेख मिलता है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उस 
समय मुद्रायें सामान्यतया प्रचलित थीं । 

इन्हीं लेखों से हमें यहू मी शात होता है कि चद्द्रगुप्त-द्वितीय एक कुशल 
शासक था। यद्यपि वह कट्टर वैष्णव (परम-भागवत) था, फिर भी प्रत्येक 
धर्मवालों को ऊँचे से ऊँचे पदों पर नियुक्त करता था । ऐसा प्रतीत होता है कि 
उसका सेनानायक सैकड़ों युद्धों का विजेता और यशस्वी आज्रकाहंव बौद्धधर्म का 
अनुयायी था । युद्ध तथा शान्ति का मंत्री ज्ञाब-वीरसेन तथा कदाचित्‌ एक और 
मंत्री शिख रस्वामिन दौवधर्म के उपासक थे । 

सरकारी शासन के कौन-कौन से अंग थे, इस सम्बन्ध में हमें ज्यादा कुछ 
नहीं मालुम । फिर भी, प्राप्त अभिलेखों से इतनी जानकारी तो मिलती ही है कि 
मौये-काल की भाँति इस काल में भी राजा ही साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी 
होता था और अपने उत्तराधिकारी को स्वयं चुनता था। राजा को देजपुरुष 
(अचिन्त्य पुरुष), कुबेर, यम, वरुण तथा इन्द्र के समान (धनद-वरुणोेन्‍्द्रान्तक-सम) 
इस पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता (लोकधाम-देव) अथवा सबसे महान 
देवता (परम दैवत) के नाम से सम्बोधित किया जाता था। उसकी सहायता के 
लिए उच्च कोटि की मंत्रि-परिषद्‌ होती थी । मंत्रियों का पद प्राय: उत्त राधिका र- 
प्राप्त होता था, जैसा कि शाब के उदयगिरि-अभिलेख' (अन्वय-प्राप्त साचिव्य) 


१. चन्द्रगुप्त-द्वितीय ने रजत और ताँबे की मुद्रायें भी प्रचलित कराई । 
रजत-पुद्रायें मुख्य रूप से पश्चिमी प्रान्तों के लिये थीं जिन्हें उसने शक-दक्षत्रपों से 
जीता था । लेकिन, पश्चिमी बंगाल के अभिलेख में इन मुद्राओं का उल्लेख उसके 
पुत्र के शासन-काल में भी मिलता है। उदाहरण के लिए, १२८वें वर्ष (४४८ 
ई०) के बैग्राम-अभिलेख में 'दीनार' के साथ-साथ रूपक का भी उल्लेख मिलता है 
(९. 40, 9. ०एशां) । चन्द्रगुप्त-द्वितीय द्वारा मुद्रित ताम्न-प्ुद्रायें अधिकतर 
अयोध्या के आसपास पायी जाती हैं ( ,५०॥७७, 9. ऊए७ं )। 

२. महादंडनायक हरिषेण मडह्ादंडनायक प्र वशृति के पुत्र थे। मंत्री पृथिवी- 
पेण मंत्री शिखरस्वामिन के पुत्र थे । इसी प्रकार मन्दसौर, सुराष्ट्र आदि में पैतृ- 
कता से प्राप्त गवर्नर (गोप्तू) पद भी देखिये । मौर्य-काल में ऐसी स्थिति नहीं 
थी। अशोक के शासन-काल में सुराष्ट्र का राज्यपाल तुबास्फ़ था, परन्तु चन्द्रगुप्त 
मौर्य के शासन-काल में पुष्यगुप्त; और, इन दोनों के बीच कोई भी रक्त-सम्बन्ध 
नहीं था । 


भ्र्ण्र प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


से ज्ञात होता है। मंत्रि-परिषद्‌ में मुख्य -मुख्य मंत्री--मंत्रितु, सम्भवत: प्रधान 
मंत्री सांधिविग्नहिक, युद्ध और शाल्ति मंत्री; अक्षपटल-अधिकृत, गृहमंत्री आदि 
होते थे । कौटिल्य के 'मंत्रितु' की तरह गुप्त-काल का सांधिविग्नहिक” राजा के 
साथ युद्ध में जाया करता था । शिवाजी के 'प्रधानों' की तरह ही उसके सेनिक और 
असेनिक अधिकारियों के कार्यों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था | एक ही 
व्यक्ति सांधिविग्रहिंक (युद्ध और शांति मंत्री), कुमारामात्य ओर महादराड्नायक 
(सेनापति) हो सकता था। इसी प्रकार मंत्रिनु (प्रधान मंत्री) महाबलाधिकृत 
(सर्वोच्च सेनाध्यक्ष) भी हो सकता था। 

इस बात का हमें स्पष्ट पता नहीं है कि ग्रुप्त-सम्राटों के यहाँ सर्वोच्च मंत्रि- 
परिषद्‌ होती थी या नहीं ? परन्तु, स्थानीय परिषदों (उदाहरणार्थ, उदानकूप 
परिषद्‌) की व्यवस्था अवश्य थी। ब्लॉच द्वारा ढूँढ़ निकाली गयी बसाढ-सील से 
इसकी पुष्टि होतो है । 

सम्पूर्ण साम्राज्य अनेक प्रार्त्तों में विभाजित था, जिन्हें देश”, 'भुक्ति' आदि 
कहते थे । ये प्रान्त अनेक ज़िलों ( प्रदेशों अथवा विषयों ) में बंटे थे । देशों के 
सम्बन्ध में गुप्त-अभिलेख से 'शुकुलि-देश” का पता चलता है। सौराष्ट्र (काठिया- 
बाड़ ), डभाला (जबलपुर-क्षेत्र, बाद के समय का डाहल या चेदि) तथा पूर्बी 
मालव की सीमा से लगा हुआ जमुना तथा नर्मदा के बीच का क्षेत्र--ये सभी 
सम्भवत: इसी कोटि में आते हैं । 

गुप्त-काल तथा गुप्त-वंश की समाप्ति के प्रारस्भिक काल में हमें पुराड़वर्धन 
भ्रुक्ति (उत्तरी बंगाल), वर्धमान भुक्ति (पश्चिमी बंगाल), तीर भ्रृक्ति ( उत्तरी 
बिहार ), नगर भुक्ति (दक्षिणी बिहार), श्रावस्ती भुक्ति (अवध) ओर अहिल्छन्र 
भुक्ति (रहेलखए्ड)--इन सभी शुक्तियों के गंगा की घाटी में स्थित होने का 
उल्लेख मिलता है। 'प्रदेशों' अथवा “विषयों” में लाट विषय (गुजरात), त्रिपुरी 
विषय ( जबलपुर-क्षेत्र ), ऐरिकिन (पूर्वी मालव) आदि (ये समुद्रगुत के एरखण- 
अभिलेख के अनुसार प्रदेश” तथा तोरमाण के अनुसार “विषय” कह्टे जाते थे) । 


१. बिल्सड-अभिलेख ((/7, 44) में ( पा ) रद” का उल्लेख मिलता 
है । परन्तु, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर इसे "केन्द्रीय राजनीतिक 
परिषद्‌” कहा जा सके । इलाहाबाद-स्तम्भ-लेख में जिन 'सम्यों' का उल्लेख है, 
वे सम्मवतः केन्द्रीय, मंत्रि- परिषद्‌ के सदस्य थे । 

२. बीथी' नामक एक दूसरी क्षेत्रीय इकाई का पता चलता है। 


गुप्त-साम्राज्य (क्रमशः) : विक्रमादित्यों का युग ५०३ 


इसी प्रकार अन्तवेंदी (गंगा का दोआब), वाल्वी (?) (गया), कोटिवर्ष (उत्तरी 
बड्भाल का दीनाजपुर-क्षेत्र), महाखुशापार (?), खाडाटापार (?) और कुणड- 
धाणि आदि प्रदेश ये ।' 

ददेश' के शासक को “गोप्तृ” कहते थे, जैसा कि इस वाक्य से हमें पता चलता 
है-- सर्वेषु देशेषु विधाय गोप्तृम्‌,'” “सारे देशों' में गोप्तृयों की नियुक्ति की ।”” 
“्रुक्ति के शासक को 'उपरिक' अथवा “उपरिक महाराज' कहा जाता था। इस 
पद पर अधिकांशत: राजवंश के राजकुमार ही नियुक्त किये जाते थे । उदाहरण 
के लिए, दामोदरपुर-लेख में पुर्डवर्धन भ्रुक्ति के राज्यपाल को “राजपुत्र-देव- 
भट्टारक' कहा गया है, जबकि बसाढ़-सील' में तीर भुक्ति के राज्यपाल गोविन्द- 
गुप्त, तथा मध्य भारत के तुमेन के राज्यपाल कदाचित्‌ घटोत्कचगुप्त का उल्लेख 
मिलता है । विषयपति” अथवा ज़िलाधीश प्राय: कुमारामात्य' तथा आयुक्तक' 
अथवा एरण-अभिलेख के अनुसार मातृविष्णु जैसे सामत्त भी होते ये | अप्त- 
वदी' के शर्वनाग आदि जैसे कुछ विषयपति सीधे सम्राट्‌ के अधीन थे, जबकि 
कोटिवर्ष, ऐरिकिन, जिपुरी आदि के विषयपति राज्यपाल के अधीन काम करते 
थे। राज्यपालों एवं ज़िलाधीशों के कार्यों में दाशिडक', 'चौर-ओदध रणिक' 
तथा 'दरण्डपाशिक'' ( कानून तथा पुलिस विभाग) सहायता करते थे । 
इनके अतिरिक्त नगर-श्रेष्ठ, ( नगर-वृद्ध ), सार्थवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम 
कायस्थ, पुस्तपाल अदि अन्य अधिकारी थे । प्रत्येक 'विषय' में अनेक ग्राम 


१, 2#06/ ता ॥/6 (7बवंधघ/ 49४४5 ( . 8 7) में कुरड्धान नामक 
ग्राम का बरणान है। 

२. मालव के ५२४ विक्रमी के मंदसोौर-लेख से गोविन्दगुप्त का पता चलता है 
(0७4१८, 4547, 0आ०गे २८७००, 922-23, छ, 87; €#, 7, 926, 
जणेए, 733; /#, ॥व4,, अं, 399. ४०, 7; 5झणा, 2 7 ) । इसमें उसके 
सिनाधिप' अथवा नायक वायुरक्षित तथ वायु :के पुत्र दत्तभट, राजा प्रभाकर 
( ४६७-६८ ई० ) के मुख्य सेनापति का भी उल्लेख मिलता है । 

३. वे वीथियों' अथवा छोटी-छोटी इकाइयों के शासक थे । 

४, पंचनगरी ( उत्तरी बज्धाल) के कुलवृद्धि, /#. 74., >छयं, 8, 


५. देखिये--दन्दोआसी”, ग्राम की देखभाल करने वाला, 746%, 
96,90, 


भ०४ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


हुआ करते थे जिनकी देखभाल करने वाले को 'ग्रामिक', 'महत्तर' तथा 'भोजक”' 
कहा जाता था । 

सम्राट के राज्य के बाहर इलाहाबाद-प्रशस्ति तथा रिकार्डों में उल्लिखित 
अधीनस्थ राज्य और प्रजातंत्र स्थित थे ! बसाढ़-सील के द्वारा तीर भुक्ति (तिरहुत 
उत्तर बिहार) के प्रान्तीय तथा नागरिक शासन और अर्थ-ब्यवस्था के बारे में काफ़ी 
प्रकाश पड़ता है। इस प्रान्त के शासक, राजकुमार गोविन्दगुप्त सम्राद तथा महादेवी 
श्रीध्रुवस्वामिनी के पुत्र थे और उनकी राजधानी वैशाली थी | बसाढ़-सील में उप- 
रिक (राज्यपाल), कुमारामात्य [सेनामंत्री) महाप्रतिहार (सुरक्षाधिकारी), तलबर 


१. शुद्रक-कृत “मुच्छकटिक' (0८८ ॥32), जिसकी रचना सम्भवतः महाकवि 
बाण और वामन (८वीं शती) के बीच कभी हुई होगी, के अनुसार 'श्रेष्ठिन्‌' तथा 
'कायस्थ' भी इनके साथ थे । “व्यवहा र-मंडप' तथा 'नगर-रक्षाधिकृत' की सहा- 
यता के लिये अधिक रण-मोजक' तथा 'महत्तरक' आदि हुआ करते थे। विशाखदत्त 
की 'सुद्राराक्ष', जो सम्भवतः: राजशेखर, दशरूपक तथा भोज आदि के समय में 
लिखी गई थी, में वामन (मौखरी अथवा उत्पल वंश के अवन्तिवर्मम नहीं) तथा 
दन्तिवर्मन (राष्ट्रकूट अथवा पल्‍लव वंश के),जिनका उल्लेख 'भरत-वाक्य' में बार- 
बार आता है, कायस्थ, दरुडपाशिक आदि का उल्लेख करते हैं । प्राम-अधिकारी- 
वर्ग साधारणतया 'विषयपति' अथवा “ज़िला-अधिकारी' के नीचे कार्य करता था । 
परन्तु, कभी-कभी विशेष परिस्थिति में वह 'उपसिक' अथवा भक्ति! के राज्यपाल 
से भी शासन-सम्बन्धी कार्यों में भी सीधे सम्पर्क स्थापित करता था (£#. #7व., 
ऊए, 36) | 

२. इसके निम्नलिखित अर्थ हैं : (१) 'कुमारामात्य' (राजकुमार का मंत्री), 
'राजामात्य' (राजा के मंत्री) से भिन्न होता था; (२) सी०वी ० वैद्य (3८४. सर्व. 
/4., !, 38) के अनुसार राजकुमारों की निगरानी में मंत्री; (३) कोई ऐसा 
सहायक मंत्री जिसका पिता जीवित हो तथा (४) वह, जो अपनी युवावस्था से ही 
मंत्री रहा हो | परंतु 2#. 84. (>, 49; ४५, 302 ।) के अनुसार कुमारामात्य, 
जैसा कि एक लेखक ने लिखा है, दो भागों में विभक्त थे--अर्थात्‌ (१) युवराज- 
पादीय--वे जो युवराज की सेवा में थे तथा (२) परम भट्टारकपादीय--बवे जो 
राजा की सेवा में थे । इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि ये मंत्री राजकुमारों की 
देखभाल के लिये होते थे। फिर भी देखिये--?८४2८०, , 32; ], 36, 
वास्तव में अनुमान यह है कि 'कुमारामात्य' में 'कुमार' शब्द दक्षिरा के पिन, 
“चिक्क', 'इम्मदि', “इलय' आदि का पर्यायवाची तथा पेद' का विलोम था। गुप्त- 


गुप्त-साम्राज्य (क्रमशः) : विक्रमादित्य का युग ५०५ 


(स्थानीय अध्यक्ष), महादरडनायक ( मुख्य सेनाध्यक्ष), विनयस्थिति स्थापक * 
(सेन्सर अधिकारी ?), भटाश्वपति (अश्वाधिका री), युवराज-पादीय कुमा रामात्य- 
आधिकरण (सग्रुवराज-कार्यालय), रणभारडागार-आधिक रण ' (युद्धकोष-कार्या- 
लय), दराड्पाश-आधिकररण (मुख्य पुलिस-कार्यालय), तीरभ्रुक्ति उपारिक-आधि- 
करगा (तीरश्रुक्ति-राज्यपाल-कार्यालय ), ती रभुक्तो विनयस्थिति-स्थापक-आधिक रण 
(तीरशरुक्ति-सेन्स र-कार्यालय), वैशाली-आधिष्ठान-आधिक रण (वैशाली के शासक 
का कार्यालय), श्री परम-भट्ठरा रक-पादीय कुमारामात्य-आधिकरण", आदि का 
उल्लेख मिलता है । 

उदानकूप की परिषद्‌ के उल्लेख से ज्ञात होता है कि परिषद्‌ का स्थानीय 
शासन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान था। अर्थशास्त्र के विद्याथियों के लिये बड़ा ही 
रोचक होगा, यदि वे 'श्रेष्ठि-सार्थवाहु कुलिक-निगम' का भी अध्ययन करे । 

द्रगुप्त-द्वितीय की कम भे कम दो रानियाँ थीं---एक ध्रुवदेवी तथा दूसरी, 

कुबेरनागा । ध्रवदेवी गोविन्दगुप्त तथा कुमारगुप्त-प्रथम की मात्ता थी ।' दूसरी रानी 
से प्रभावती नामक एक कन्या थी, जिसका विवाह वाकाटक-राजा से हुआ था । 


काल में कुमारामात्य अधिकतर जिला-अधिकारी के पद पर काम करते थे। इस 
पद पर काय करने वाले को नायक, मंत्री तथा विदेश-मन्त्री का भी कार्य करनो 
होता था। 

१. देखिये--सम रसिंह के चीरवा-अभिलेख में 'तलार' । 

२. डॉ० बसाक के अनुसार विनय-स्थिति” का अर्थ शान्ति-व्यवस्था है (7#८ 
उय570 तु जैंगरद-री45४४% 47०, (0. 32) । 


३. नाट्यशास्त्र के अनुसार नाठक के प्रारम्भकर्ता को 'स्थापक' कहते थे । 
(६ ८।१), 5८॥5677/ 20/८7४6, 9, 340) । यहाँ इसका दूसरा ही अर्थ है । 


४. “रण-भारडागार' के अनुसार अर्थ-विभाग की अगली सेना थी जो घुख्य 
सेना से भिन्न होती थी । 
५. राज्य-अधिकारी तथा प्रान्तीय राज्यपाल के अधिकारियों में भी अंतर 


था । यही नही, तीरभुक्ति के अधिकारियों का कार्य वैशाली के अधिष्ठान से भिन्न 
होता था । 


६. वामन की काव्यालंकार सूत्रवृत्ति' में उद्ध त एक दोहे में चन्द्रगुप्त के एक पुत्र 
को भूपति (राजा) चन्द्रप्रकाश कहा गया है (245#8, ४०, ,४०, 0, ['४, 5,] 
905, 203 [) । परन्तु, इस चन्द्र! गुप्त के सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता । यह चन्द्रमुप्त वास्तव में विक्रमादित्य (चन्द्रमुप्त-द्वितीय) ही था, 
यह वामन के द्वारा वसुबन्धु (अथवा सुबन्धु) की दी हुई तिथि पर तिर्भर करता 
है । सांध ही यह भी निर्णय करना है कि यह वहीं बौद्ध-भिश्षु था, जिसका जीवन- 

32 8 


१०६ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


प्रभावती के पुत्रों का नाम दिवाकरसेन, दामोदरसेन, प्रवरसेन-द्वितीय (अथवा 
तृतीय) था। कनेरी के कुछ शासकों ने अपने को चन्द्रगुत्त का वंशज कहा है । इन 
लोगों की उत्पत्ति की खोज विक्रमादित्य के दक्षिण-अभिमान से सम्बन्ध रखती है ।' 


चरित्र परमार्थ (सन्‌ ४५००-६६ ई०) ने लिखा है । परमार्थ उज्जयिनी के भारद्वाज- 
गोत्र के ब्राह्मण-कुल से सम्बन्धित थे । कुछ समय तक वे मगध में रहे, फिर चीन 
(५४६-६६ ६०) चले गए । उनके अनुसार कौशिक-गोन्नीय ब्राह्मणा-वंश में वसु- 
बन्धु का जन्म पुरुषपुर (पेशावर) में हुआ था। विक्रमादित्य (27९48, 905, 
530) के पुत्र बालादित्य के अनुरोध पर ये अयोध्या गये । वसुबन्धु के सम्बन्ध में 
बिस्तृत जानकारी के लिये देखिये---/#/क्ष बह का मम्म०्था जी (., #, 


.दाफ्ाका, 79 4. 
१. राजशेखर 'ाव्य-मीमांसा' तथा भोज अज्भार-प्रकाशिका' में कहते हैं 


कि विक्रमादित्य ने कालिदास को कुन्तल-नरेश के यहाँ राजदूत बनाकर भेजा था। 
“ज्षेमेन्द्र ने “औचित्य-विचार-चर्चा' में कालिदास के कुन्तेश्वर-दौत्य का उल्लेख 
किया है” (70टबींएहुइ.. थी (6. /॥7व4 9/7क्ाद/ (श्क्षिकर, 924, 
?. 0) । तालगुन्द-अभिलेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रुप्त-सम्राटों ने कुन्तल 
से सम्बन्ध स्थापित किया था । साथ ही इस अभिलेख से यह भी विदित होता है 
कि कनेरी प्रदेश के एक कदम्ब शासक ने अपनी कन्याओं का विवाह गुप्त एवं अन्य 
राजाओं के साथ किया था । कुमारयरुप्त-प्रथम की कुछ मुद्रायें सतारा जिले में भी 
मिली हैं (8900,, 9, ०५5४ ), जिससे अनुमान होता है कि गुप्त-सम्राटों का 
प्रभाव देश के दक्षिणी-पश्चिमी भाग पर था। राजशेखर, भोज तथा क्षेमेन्द्र ने 
कालिदास के सम्बन्ध में जो कहा है, उस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता, 
क्‍योंकि जनश्रुति के अनुसार गुप्त-काल के प्रारम्भिक दिनों में वे थे। उनके 
महाराजाधिराज विक्रमादित्य (शकाराति), दिग्नाग तथा वाकाटक-वंशीय राजा 
प्रवरसेन (महाराष्ट्री प्राकृत में लिखे गये 'सेतुअन्ध' काव्य के रचयिता), आदि के 
समकालीन होने के सम्बन्ध में देखियि---अभिनन्द, रामचरित, ८॥. 32; हाल, 
गाथासप्तशती, भूमिका, 0. 0; तथा अन्य कृतियाँ । और भी देखिये-...22/0/6९- 
बंजडूह. रु 80 उधाशाएए 0क्रांदा (णरधि०ा८८, 99 (६ मल्लिनाथ, मेघ- 
दूत की टीका, ।, )4; कब, -#४., 292, 267; उएर45, 98, ॥8. 
मिराशी ने अभी कुछ समय पूर्व ही कहा है कि प्रवरसेन-द्वितीय के पत्तन-प्लेट से 
श्ात हुआ है कि कालिदास राजाज्ञा लिखने का कार्य करते थे (5#. 70४., 935 
र्यो, 07. 8! #), किन्तु राजाज्ञाललेखक और महान्‌ कवि कालिदास.एक्र ही 
थे, यह अभी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । 


गुप्त-साञ्ाज्य (क्रमशः) : विक्रमादित्य का युग ४०७ 
विष्णुऋद्ध गोत्र के बाकाटकों की वंशावलो 
विस्ध्यशक्ति-प्रथम (द्विज ) 
महाराज प्रवरसेन-प्रथभ' भवनाग (मारशिव, पद्मावती (?) के राजा") 


गरम | | 
सर्वसेन * गौतमीपुत्र -- पुत्री 


| 
विन्ध्यशक्ति-द्वितीय 
धर्म महाराज समुद्रगृप्त महाराज रुद्रसेन-प्रथम (देवटेक) 
(वत्सगृुल्म अथवा 
दक्षिण बरार में बेसिन) महाराजाधिराज महाराज पृथिधेणा-प्रथम * 
| | 


| चन्द्गृप्त-द्वितीय 
| 
बंदर ली ई (?) प्रभावती -- महाराज रुद्रसेन-द्वितीय 
| अग्रमहिषी 
| या 
पुत्र | | | 
| युवराज दिवाकरसेन दामोदरसेन प्रवरसेन-द्वितीय (तृतीय) * 
देवसेन  नन्दीवर्धन (रामगिरि) 
| सुप्रतिष्ठाहार अज्मित भट्ठटारिका +-- भ्रेन्द्रसेन 
हरिषेण" (हस्तिभोज (कुन्तल की राजकुमारी) | 
उसका मंत्री था) पृथिवीषेश-द्वितीय (वेमबार) 


(नलों से उसने अपने हबे हुए वंश को उठाया ) 


# इसका अर्थ यह नहीं है कि सर्वसेन दोनों भ्रातओं में ज्येष्ठ था । यह बात 
तभी निश्चित की जा सकती है जब इस पर थोड़ा प्रकाश पड़े । 

१. उसने चार अश्वमेध यज्ञ किये तथा उसे 'महाराज' अथवा 'सम्नाद' कहा 
जाता था । उसकी राजधानी 'कांचनकापुर' से हमें दूदिया-प्लेट के हिरस्यपुर 
(हीरपुर ? सागर की 550) की याद आती है (2#. #४.,]77, 258 8) । 
इस नाम को 'पुरिका' तथा “'चनका' के रूप में विकृत करना उचित नहीं है । 

२. 7. पिछरा, ७0८,, ए, 90. ॥, ए. 2; (७०75 कावे ई्शा।779 ण॒ 2॥6द76- 
ब्बढवा (कटांपआ) । 

३. धर्म-विजयी' वह होता था, जिसका 'कोष-दराड-साघन' १०० बर्षों से 
एकत्र हो रहा हो । 

४, रामटेक के पास नगरघन से सम्बन्धित (हीरालाल-अभिलेख, सं० ४; 
2७/# 07. (#र्ए., 9. 458) । परन्तु अन्य उसे रामटेक के उत्तर-पूर्व में 
घुघुसगढ़ के निकट स्थित नन्‍्दपुर बताते हैं ((४ताहा्व, +ी0/८5 ० #/#6 
शिबाब।बक, 2458, 933, 60 /) । 

५. प्रवरपुर, चर्माडू तथा कुछ अन्य राज्यों, जैसे उत्तरी बरार के भोजकट, 
पूर्वी धरार के आरम्मी, वर्घा-क्षेत्र के शासक । कुछ लोग प्रवरपुर को वर्धा डिले 
का पवषनार बताते हैं (7./5:72, 933, 59)। 

६ कोशल सेकल तथा मालव के राजा उसकी आज्ञा मानते थे । 


घ्ण्द , प्राचीन भारत का राज़नेतिक इतिहास ' 


२. कुमारगुप्त-प्रथम महेन्द्रादित्य 


चन्द्रगुप्तेदितीय के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त-प्रथमः महेद्धादित्य' थे 
जिनकी तिथि सन्‌ ४१५४ ई० से ४५५ ई०' मानी जाती है। विभिन्न और 
दूरस्थ स्थानों से प्राप्त उसके अभिलेख एवं मुद्राओं से पता चलता है 
कि मध्य और सुदूर पश्चिमी प्रान्तों के साथ ही अपने पिता के सम्पूर्ण विशाल 
राज्य को कुमारयुप्त- ने सुरक्षित रखा । उसका एक्र प्रतिनिधि-चिरादत्त 


१, ५२४ वर्ष के मंदसौर-अभिलेख (मालव) से ज्ञात होता है कि कुमारगप्त 
का प्रतिद्वन्दी उसका भाई गोविन्दगुप्त था । इसमें इन्द्र [विवुधाधिष (कुमार ?) 
जिसे मुद्राओं में श्री महेन्द्र तथा महेन्द्रकर्मा कहा गया है| गोविन्द की शक्ति के प्रति 
ईर्ष्यालु था (४५. ग4., ४, 0७9]. 2४0,7 शव 9, 5; /७., शा, [5) 

२. तीर-बनुष के आकार वाली मुद्राओं में 'श्रीमहेन्द्र'; अश्वमेध वाली मुद्राओं 
में 'अश्वमेध महेन्द्र'; घुड़सवार-छाप मूुद्राओं में 'महेन्द्रवर्मा', “अजित महेन्द्र; 
सिह-वध-छाप मुद्राओं में 'सिंह महेन्द्र', श्री महेनद्व सिंह': मोर-छापवाली मुद्राओं 
में महेन्द्र कुमार'; तुमेन-अभिलेख में “महेन्द्र कल्प”; (सिंह-बध वाली मृद्राओं में) 
'सिंहविक्रम' आदि नामों से भी कुमारगृप्त सम्बोधित किया जाता था (30, 
0०५४/४८ (०४७, 7. 980) | व्याधश्रबल-पराक्रम' (चीता-वधवाली सुद्राओं पर) तथा 
श्री प्रताप” के नाम से भी उसे सम्बोधित किया गया है। तलवार धारणा किये 
हुए, सोने की मुद्राओं में, तथा गरुड़ वाली, ताँबे की एवं कदाचित्‌ सिंहवाहिनी 
मुद्राओं में महाराज को केवल श्री कुमारमगृप्त' कहा गया है । सुराष्ट्र में बनी चाँदी 
की मुद्राओं में उन्हें 'महेन्द्रादित्य परमभागवत' कहा गया है । 

३. तिथि ६६ (--४१५ ई०) बिसलर-अभिलेख में तथा तिथि १३६ (-. ४५५ 
ई०) रजत-मुद्राओं (2777, ॥॥ ८त,, 9. 35-46) पर पाई जाती है । एरण- 
अभिलेख में समुद्रग॒ुप्त की सत्यनिष्ठा एवं पतिव्रता पत्नी का उल्लेख है। साथ ही 
अनेक पुत्रों एवं पोत्रों की भी चर्चा मिलती है । इससे अनुमान लगाया जाता है कि 
कुमारगुप्त तथा उसके अन्य भाइयों का जन्म समुद्रगुप्त के सामने ही हुआ था । 
कुमारगुप्त का राज्याभिषेक लगभग ३५ वर्ष की उम्र में हुआ था। उन्होंने लग- 
भग ४० वर्षों तक शासन किया। अतः उनकी मृत्यु ७५ वर्ष की उम्न में हुई 
होगी । 

४. एलन के अनुसार मोर-छापवाली रजत-मुद्राओं से इस बात की पृष्टि हो 
जाती है (देखिये आयंमित्र की अयोध्या में प्राप्त मुद्रायें; ८77, , 538; ओर मेघदूत, 
[, 45) कि उसके साम्राज्य में गंगा-घाटी के मध्य जिले शामिल थे। दूसरी ओर 


गुप्त-साम्राज्य (क्रमशः) : विक्रमादित्य का युग भ०्६ 


धुंडुवर्धत भ्रुक्ति ( उत्तरी बंगाल )' पर राज्य करता था। दूसरा: 
प्रतिनिधि' राजकुमार घटोत्कचगुप्त एरगा ( पश्चिमी मालव में ) जिसमें 
तुम्बवन' भी सम्मिलित था तथा तीसरा प्रतिनिधि बंधुवर्मम पश्चिमी 
मालव में स्थित दशपुर का शासक था । सन्‌ ४३६ ई० के करमदासडे-' 


गरुड़-छाप की मुद्राओं से सिद्ध होता है कि पश्चिमी प्रान्त सम्राट्‌ के अधीन थे । 
ताँबे के किनारे वाली चाँदी की मुद्रायें वलभी में प्रचलित थीं। त्रेकुटकं-मरुद्राओं 
के समान मुद्राएँ स्पष्ट रूप से उत्तरी गुजरात के लिये निश्चित थीं (60०7, 
99. अल 4) । ' 

१, देखिये १२४ तथा १२८ तिथियों के दामोदरपुर-प्लेट (/:#., हुं, ।99)। 
तिथि १२८ (सन्‌ ४४७-४८६०) के बेग्राम-अभिनेख से कुलवृद्धि नामक एक कुमारा- 
मात्य का पता चलता है, जो पंचनग री, सम्भवत: करतोया पर पंचगद अथवा 
पंचबीबी को राजधानी बनाकर एक 'विषय' पर राज्य करता था (म, 36!व॑दार्च 
44-]0-47 खा ४०णाता केलाहुड; /#, गा्ब,, >४-५१॥, 78 हि, ; ८७7 900#%, 
52, 050, 200) । सुल्तानपुर अथवा कलईकुदी अभिलेख (वबंगश्नी 350 
8. 5, वैशाख, ])9. 47-0] तथा भाद्; /70 , ४%, 2) , जो सन्‌ ४३६ ई० 
का है तथा बोगरा ज़िले में मिलता है, में श्वुद्भवेरवीथी में पूर्णकौशिका के 
अच्युतदास “आयुक्तक' का उल्लेख मिलता है। सन्‌ ४३२ ई० के नाटोर-अभिलेख 
(270.45%, 9]]) से भी सिद्ध होता है कि कुमार का राज्य उत्तरी बद्धाल में था । 

२. ग्वालियर राज्य में, एरण के उत्तम-पश्चिम में ५० मील दूर गुना जिले 
में तुमेन स्थित है (थे, के, (उद्यातट, 74, ॥0/,, »॥5, 920, छ. ॥4; 7:#, 
व, ४5५, 94], 99. 5 ॥; ४३५ ई० का तुमेन-अभिलेख) । इस अभिलेख 
में उल्लिखित राजकुमार, जिसका जिक्र सीलों में पाये जाने वाले घटोत्कच, अथवा 
मुद्राओं में वशित घटोक्रमादित्य के साथ बार-बार हुआ है, कोन था--इस सम्बन्ध 
में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता (2७7, >शं, ७), ॥५) । हेमचन्द्र 
(परिशिष्टपर्वनू, ६४, 2-3) के अनुसार तुम्बवन अवन्ति देश में है जो जम्बूद्वीप में 
स्थित पश्चिमी भारत का शृद्भार है--- 

इहैबव जम्ब द्ोपेष्पाग भरतादा विभूषण 

अ्रवन्तिरिति देशो5स्ति स्वर्ववेशोीथ ऋद्धिभि : 

तत्र तुस्बववनमिति विश्वते सम्निवेशनम । 

३. सनु ४२७-३८ का मंदसौर-अभिलेख शांत । (72078, ७], १७४०, 
92], 97. 35 6 ) का मत है कि गुप्त-अभिलेख, संख्या १७ का विश्ववर्मस एक 
स्वतंत्र शासक था जो अभिलेख-संख्या १७ के गुप्त-वंश के अपने ही नाम के राज्य- 


५१० प्राचीन भारत का राजनेतिक हतिहास 


अभिलेख से ज्ञात होता है कि पहले के मंत्री तथा कुमारामात्य, परस्ु बाद में 
कुमारगुत्त के शासन-काल में महाबलाधिकृत पृथिवोषेरा सम्भवत: अवध में नियुक्त 
थे। मालय के एक प्रतिनिधि के चारण अनुसार, कुमारगुप्त के साम्राज्य में “बह 
समस्त भूखण्ड था, जिसके एक ओर समुद्र था, दूसरी ओर उँचे-ऊँचे पर्वत थे 
तथा उनसे घिरी-घिरी भीलें थीं। साथ ही उस देश में हरे-भरे लहलहाते हुए खेत 
थे, और वे खेत नाना प्रकार के पुष्पों से सुसज्जित थे ।”' 

अपने पिता के समान ही कुमारगृप्त एक सहनशील सम्राट्‌ थे। उनके शासन- 
काल में स्वामी महासेन (कात्तिकेय), बुद्ध, शिवलिंग, सूर्य तथा विष्णु की उपा- 
सना साभ-साथ चलती हुई अपनो चरम सीमा पर पहुँच गयी ।' 

कुमारगृुपत्त के शासन-काल में, अश्वमेघ-छाप की मुद्राओं द्वारा प्रमाणित 
अश्वमेघ यज्ञ का होना तथा कुछ समय के लिये पुष्यमित्रों द्वारा गप्त-साम्राज्य के 
वैभव एवं पराक्रम-रूपी सूर्य को ग्रहण लग जाना, ये दो प्रमुख घटनाएँ हैं । भिटा री- 
अभिलेख में, जहाँ इसका उल्लेख आया है, इस नाम का द्वितीय अक्षर मिट-सा 


पाल (गोप्तू) से सो वर्ष पूर्व हुआ था। एस० मजूमदार का मत है कि अभिलेख- 
संख्या १७ के विश्ववर्मम वी० एस० सन्‌ ४०४-४०४ के नरवर्मन के पश्चात्‌ हुए 
थे। मालब के राजगढ़ स्टेट में पाये जाने वाले बिहार कोटरा-अभिलेख (77/, 
गव., >5शं, 80 # ) के महाराज नरवर्मम (४१७-१८ ६०) को “औलिकर' 
कहा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनका सम्बन्ध मालव के विष्णुवर्धन 
( ५३२-२३ई० ) से था। 

१. देखिये बिल्सड, मानकुबर तथा करमदाण्डे और मंदसोर अभिलेख । बहुत- 
से मंत्रियों के मुख्य उपास्य शिव, राजा के विष्णु तथा कलाकारों एवं व्यापारियों के 
प्रारम्भिक गुप्त-काल में सूर्य थे। कदाचित्‌ राजा ने 'जितम्‌ भगवता' को अत्य- 
घधिक लोकप्रिय बना दिया था। पेनुकोंडा-प्लेट (£#, 2/४४., 7७, 334) के 
अनुसार माधव गंग; हेब्बात-दानपत्र (मैसूर 4.5.4,/९., 925, 98) के अनुसार 
कदम्ब के विष्णुवर्मन-प्रथम, उदयेदिरम (//#. #४र्ध.,, [॥, ।45) के पल्‍लव-बंशी 
नन्दिवर्मन तथा दक्षिण के अन्य राजाओं ने उसका अनुसरण किया था। कात्तिकेय 
की लोकप्रियता का पता न केवल स्थान-स्थान पर मिलने वाली उनकी मूत्तियों से 
ही चलता है, वरन्‌ राजाओं द्वारा अपने नाम के साथ कुमार” तथा स्कन्‍्द' के 
प्रयोग से तथा कुमारग्र॒प्त-प्रथम की मोरछाप-प्रुद्राओं से भी चलता है । मोरछाप 
मुद्राओं को चलाने वाले शासक के झासन-काल में गृप्त-साम्राज्य अपनी चरम 
सीमा पर पहुँच चुका था, परन्तु इसके पश्चात्‌ ही इसका पतन आरम्भ हो गया । 


गत-साजाज्य (क्रमशः) : विक्रमादित्य का युग शभ्११ 


गया है ।' अतः बहुत से विद्वान उसको (पुष्यमित्र” पढ़ना स्वीकार नहीं करते । 
डॉ० फ्लीट के 'पुस्यमित्रांस5च' को श्री एच० आर० दिवाकर ने अपने लेख 
गृत्त-काल में पुष्यमित्र' में 'युधि«ूअमिन्रांश- च” स्वीकार किया है और इस 
प्रकार इस भ्रम का निराकरण करने की कोशिश की है। फिर भी, यह तथ्य जाज 
लगभग सर्वस्वीकृत है कि कुमारगुप्त के शासन-काल के अंतिम दिनों में गृप्त- 
सास्राज्य की बुनियाद हिल गयी थी। परन्तु, अमी तक इसका कोई निश्चय नहीं हो 
सका है कि भिटारी-अभिलेख में आया हुआ शब्द अमित्र”' है अथवा (पृष्यमित्र” ।* 
लेकिन, यह भी ध्यान रखने की बात है कि वास्तव में विष्णु॒पुरागा में पुष्यमित्र 
नामक एक व्यक्ति तथा जैन-कल्पसूत्र' में “पुष्यमितिक-कुल' का उल्लेख मिलता 
है । पौराखिक कथाएं पुष्यमित्रों, पटुमित्रों या दु्ित्रों आदि का सम्बन्ध नर्मदा 
के उद्गम-क्षेत्र में स्थित 'मेकल'' स्थान से जोड़ती हैं। कुमारगुप्त और बाका- 
टकों के सम्बन्ध का उल्लेख करने वाले अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि 
मेकल और पड़ोसी कोशल में युद्ध-सम्बन्धी गतिविधियाँ दिखाई पड़ती थीं । स्मरण 
रहे कि इन्हीं राज्यों को सम्राट्‌ गुप्त ने कभी रौंद दिया था। बाण ने मगध के 
एक शासक का एक बार मेकल के मंत्रियों द्वारा अपहृत किये जाने की दुर्घटना 
का उल्लेख किया है। १२६वें वर्ष (४४६ ई०) के मानकुब र-पाषाण-लेख में 
कुमा रगुप्त-प्रथम को 'महाराजाधिराज श्री” के स्थान पर केवल महाराज श्री' 
कहा गया है। अतः कुछ विद्वानों ने इससे यह अनुमान लगाया है कि इस समय 
तक कुमा रगुप्त-प्रथम सम्राट्‌ की सर्वोच्च सत्ता की उपाधि से शत्रुओं द्वारा रहित 
कर दिये गये थे। परन्तु, लगभग उसी समय के दामोदरपुर प्लेट के विवरणों से 
इस अनुमान का खरडन होता है, क्‍योंकि उसमें कुमारग्ुप्त को पूरो-पूरी उपाधि 


१, (. काल्टा, (77, छ., 55 ७, 

२. औफाबा वी (॥8 ##्द्ावंद/वा 577/४7०,. 9]9.20, 99 [. 

३. ८7, ॥, 9. 55. 

४. 5725, डेऊे77, 292, देखिये--कुषारा-युग की भीटा-सीलों में अथवा 
उसके पूर्व (7/7.45, 49], 38 )। की जनश्रुति में 'पुसमितस” का उल्लेख है । 

3. शाओ,, ॥७, 24, 7; ५४5०), >, 23, पुष्पमित्र, पदुमित्र तथा 
अन्य १३ व्यक्ति मेकला पर राज्य करेंगे। ये १३ पुष्यमित्र-पदुमित्र ७ मेकल-राजाओं 
से भिन्न थे । लेकिन, सन्दर्भ से श्ञात होता है कि पुष्यमित्र माहिष्यों (माहिष्मती के 
निवासियों) तथा नर्मदा-सोन-धाठी के मेकलों के बीच की भूमि में राज्य करते थे 
(८. 7८८६, 7707.45, 889, 228; भीटा-सील मी देखिये) । मेकला के लिए भी 
देखिमे--7/, 784., हडडणां, 38 |, 


भर प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


-से विभूषित किया गया है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि अनेक अभिलेलों 
एवं म्रुद्राओं पर उसके उत्तराधिकारियों को केवल 'राजा' अथवा “महाराज़' कह 
कर ही सम्बोधित किया गया है । 

कुमार की मुद्राओं पर अंकित शब्द “व्याप्र-बल-पराक्रम' से बोध होता है 
कि वह अपने पितामह के समान दक्षिण में अपना प्रभ्नुत्व स्थापित कर धीरे-धीरे 
ब्याप्नों से भरे हुए नर्मदा-पार के वनों में घुसा था । सतारा ज़िले' में १,३६४ मुद्राएँ 
मिली हैं । इनसे भी इस बात की पुष्टि होती है कि दक्षिण की ओर वह सांम्रा- 
ज्य-विस्तार कर रहा था। परन्तु, इस अभियान में राजसेना अवश्य ही नष्ट- 
अष्ट हो गई होगी । गुप्त-वंश की गिरती हुई दशा को एक बार पुनः स्कन्दगुप्त 
ने सँभाला तथा उसे ऊपर उठाया । कुमारगुप्त ने स्कन्‍्दगुप्त को गाजीपुर का 
शासक नियुक्त कर रखा था।' 

वंशावली में कुमारगुप्त-प्रथण की केवल एक ही रानी अनन्त देबी का 
उल्लेख मिलता है । कुमारणुप्त के कम से कम दो पुत्र थे । एक का नाम पुरुगुप्त था, 
तथा इसकी माता का नाम अनन्तदेवी था। दूसरे का नाम स्कन्दगुप्त था | कुछ 
विद्वानों के अनुसार स्कन्दगुप्त की माता का नाम अभिलेखों मे नहीं मिलता । सीबेल 
का मत है कि स्कन्दगुप्त की माता का नाम देवकी रै था। यह बात विश्वसनीय-सी 
ही लगती है, क्योंकि यदि इसे स्वीकार न किया जाये तो भिटारी-स्तम्भ-लेख के 
छठे श्लोक में गुप्त-समञ्राट्‌ की विधवा रानी की जो तुलना कृष्णा की माता के साथ 
की गई है, उसे हम पूर्ण रूप से न्‍्यायोचित ढंग से स्पष्ट न कर सकेंगे । हु त- 
सांग ने बुद्धगुप्त (फो-तो-किओ-तो) अथवा बुधगुप्त को शक्रादित्य" का पुत्र अथवा 
.._ १. 8॥97, 9. ००5. कदम्ब-अभिलेख में पाँचवी शताब्दी में कदम्बों एवं 
गुप्तो के सम्बन्ध के बारे में देखिये । 

२, देखिये-- भिटारी अभिलेख । 

हें, सीउ(शरत्दए #फद/वा तु क0॥//ह7 746, 9. 304, 

४, फ़ो-तो-किओ-तो” को बुद्धगुप्त बताया जाता है | परन्तु, इस काल में 
बुद्धयुप्त नामक शासक की सत्ता को हम किसी दूसरे स्वतंत्र साक्ष्य से प्रमाणित नही 
कर सकते। उसके उत्तराधिकारी के उत्तराधिकारी बालादित्य का सम्बन्ध 
मिह्रिकुल से था, अतः हम उसे बुद्धगुप्त ही खीकार करते हैं (((/. #्व, 4ए ५ 
886, 250 9) । 

५. नालन्दा-सील से भी शक्रादित्य की पुष्टि होती है (एच० शासत्री, ॥/.46/, 
४०, 66, 9. 36) । डे कहा जाता है कि प्रसिद्ध, आगे चल कर विश्व-विस्यात, 
विश्वविद्यालय के रूप में ज्ञापित होने वाला नगर नालन्दा, इसी सातवीं शताब्दी में 
बसाया गया था। नालन्दा पर लिखे एक महस्वपूर्ण लेख में श्री एच० शास्त्री का 
मत है कि हूं नसांग ने नालन्दा का काल्पनिक चित्र प्रस्तुत किया है, परन्तु वास्तव 
में उसने केवल वास्तविकता का ही वर्णन किया है । 


गुप्त-साज्राज्य (क्रमशः) : विक्रमादित्य का युग ५१३ 


उत्तराधिकारी बताया है| बुधगुप्त का समकालीन और इस प्रकार की उपाधि धारण 
करने वाला राजा केवल कुमारगुप्त-प्रथम था, जिसकी उपाधि मुद्राओं पर “महेन्धा- 
दित्वः थी। महेन्द्र तथा शक में कोई विशेष अन्तर नहीं है । गुप्त-काल में इस 
प्रकार की उपाधियों के प्रयोग की कमी नहीं थी । विक्रमादित्य को 'विक्रमांक' 
भी कहते थे । स्कंदगुप्त को 'विक्रमादित्य' तथा “क्रमादित्य” दोनों ही नामों से 
सम्धोधित करते थे । अतः यदि शक्रादित्य को हम महेन्द्रादिद्य अथवा 
कुमारमुप्त-प्रथम स्वीकार कर लें तो कहेगे कि दुद्धगुप्त' का कुमारणुप्त से 
अत्यन्त निकट का सम्बन्ध था। कुमारगुप्त के वंश का दूसरा सदस्य सम्भवतः 
घटोत्कचगुप्त' था । 
३. सरकन्दगुप्त विक्रमादित्य 

आर्य-मंजुश्नी-मुलकल्प' तथा अन्य लेखों से स्पष्ट है कि महेन्द्र, अर्थात्‌ 
कुमारगुप्त-प्रथम के उत्तराधिकारी का नाम स्कन्दगुप्त था। 'एशियाटिक सोसा- 
इटी ऑफ़ बंगाल! की एक सभा में एक पत्र पढ़ते हुए डॉ० आर० सी० मजूमदार 
ने एक अत्यन्त आश्चर्यजनक घटना का उल्लेख किया । उनके अनुसार पुष्यमिश्रों 
के साथ चल रहे अनिर्णायात्मक युद्ध के दौरान ही सम्राद्‌ कुमारगुप्त-प्रथम की 
मृत्यु हो गई । उनके निधन के बाद सिंहासन के लिये सम्नाट्‌ के पुत्रों में घनघोर 
युद्ध हुआ । इस युद्ध में अन्तत: स्कन्दगृप्त ने अपने सभी भाइयों को, यहाँ तक कि 
सिहासन के वैध उत्तराधिकारी पुरुगृप्त को भी, पराजित कर दिया | इसके बाद 
उसने स्वयं सम्राट की उपाधि धारण की तथा जैसे भगवान कृष्ण ने देवकी * का 


१. आधुनिक अनुसन्धानों से ज्ञात होता है कि बुधग॒प्त कुमारगुप्त-प्रथम का पुत्र 

न होकर पौत्र था। सम्भवत: चोनी यात्री पुत्र एवं पोच्र में कोई अंतर न कर सका 

हो । देखिये कोप्परम-प्लेट, जिसमें पुल्केसिन-द्वितीय को कीत्तिवर्मन-प्रथम का पोत्र 

बताया गया है । परन्तु, वास्तव में वह कीत्तिवर्मन-प्रथम का पुत्र था। यह भी 
सम्भव है कि बुधग॒प्त के पिता पुरुगुप्त की उपाधि 'शक्रादित्य' रही हो । 

२. मि० गाष्ठ ने तुमेन-अभिलेख का उल्लेख किया है । देखिये बसाढ़-सील, 

जिसमें घटोत्कचगुप्त का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख से कुमार के साथ 


सम्बन्ध का कोई स्पष्ट निर्दश नहीं मिलता । 
३. देखिये भिटारी-अभिलेख, 7.45.2, 92] (४७.७, #७॥]), 253 #. डॉ० 


मजूमदार (7८, 944, 7]] ने बिहार-अभिलेख में जो नाम नहीं दिया गया 

है, उस सम्बन्ध में अपने विचार में, थोड़ा-सा परिवर्सन किया है तथा उसी 

अभिलेख में महादेवी अनन्तदेबी तथा उसके पुत्र पुरुगुप्त का उल्लेख किया है । 
रे३ ह 


भर४ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


उद्धार किया था, वैसे ही उसने अपनी माता का उद्धार किया | डॉ० मजूमदार 
का मत है कि बिहार तथा भिटारी-स्तम्भ-लेख में जो वंशावली दी गई है, उसमें 
स्कन्दगुप्त की माता का नाम नहीं है । इससे यह सिद्ध होता है कि वह मुख्य रानी 
नहीं थी। इस प्रकार स्कत्दगुप्त राज्य-सिहासन का वैध उत्तराधिकारी नहीं 
था। वास्तव में राज्य के वैध अधिकारी महाराज कुमारगृप्त तथा महादेवी 
अनन्तदेवी के पुत्र श्री पुरुण॒ुप्त ही थे । 

हमें वैसे यह स्मरण रखना चाहिये कि उस समय तक अन्य रानियों का 
अभिलेखों में उल्लेख करना वर्जित नहीं था। उदाहरण के लिये, चब्द्रग॒प्त- 
द्वितीय' की पुत्री राजकुमारी प्रभावती की माता कुबेरनागा का उल्लेख अभिलेखों 
में मिलता है, जबकि वह मुख्य रानी नहीं थी--यज्यपि यह संत्य है कि उसकी पुत्री 
ने उसके नाम के साथ 'महादेवी”' शब्द का उल्लेख किया है, परन्तु अन्य लेखों में 
इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है। ऋद्धपुर-प्लेट में 'महादेवी' न लिख कर केवल 
कुबेरनागा देवी' लिखा गया है, जबकि कुमारदेवी, दत्तदेवी और स्वयं कुबेर- 
नागा की पुत्री प्रभावती गुप्त के नामों के पूर्व 'महादेवी' शब्द का प्रयोग किया 
गया है । यह विभिन्नता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि चद्धगृप्त-द्वितीय की मुख्य 
रानी महादेवी ध्रुवदेवी अथवा प्रुवस्त्रामिनी थीं। यद्यपि कुबेरनागा मुख्य रानी 
(अग्रमहिषी) नहीं थी, फिर भी एक लेख में उसकी पुत्री ने इसका उल्लेख किया 
है। परन्तु, कभी-कभी रानियों एवं राजमाताओं का नाम छोड़ भी दिया जाता 
था। बसखेर तथा मधुबन प्लेटों में जो बंशावली दी गई है, उसमें हर्ष की माता 
यगशोमती का उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु नालन्दा तथा सोनपत सीलों* में उसे 
राज्यवद्ध न तथा हर्षबद्धन की माता बताया गया है । अतः: सीलों एवं साधा- 
रण प्रशस्तियों में दी गई वंशावलियों के आधार पर किसी प्रकार का निष्कर्ष 
निकालना उचित नहीं होगा । यदि हम उपर्युक्त सीलों तथा सामान्य प्रशस्तियों 
का तुलनात्मक अध्ययन करें तो दो तथ्यों का पता चलता है--(१) जो वंशावली 
सीलों आदि में दी गई है, वह पूर्स है; परन्तु प्रशस्ति में दी गई वंश्ावली अपूर्णा 


१, 24558, 924, 58. 

२. कभी-कभी राज्य करने वाले राजा के पिता का नाम भी छोड़ दिया जाता 
था. (7. #ाला0ा5 पर, 778,, १९०५, 464, 468) । 

३. देखिये 3. २. एणा फट 8.8... 8४ (2720८, 97-98, 
9. 44; 2#. झब,, उड़, 74 6; 3/.457, १२०, 66, 68 / 


गुप्त-साज्राज्य (क्रमशः) : विक्रमादित्य का मुग ११४ 


है, तथा (२) राजमाताओं का नाम, अर्थात्‌ जो राजा राज्य कर रहा है, उसकी 
माता का नाम (चाहे उसकी पुनरावृत्ति ही क्यों न हो) सील में अवश्य मिलता 
है, जबकि प्रशस्ति में, चाहे वह अग्रमहिष्री ही क्यों न रही हो, कभी-कभी उसका 
उल्लेख नहीं भी मिलता । अतः भिटारी-सील तथा स्तम्भ-लेखों के बीच वास्त- 
बिक समानता नहीं है । वास्तव में सील की तुलना दूसरी सील से तथा सामान्य 
प्रशस्ति की तुलना उसी कोटि के किसी अन्य लेख आदि से की जानी चाहिये ।' 

जहाँ तक वैध उत्तराधिकार का प्रश्न है, हमने देखा कि समुद्रग॒प्त तथा 
चन्द्रग॒प्त-द्वितीय के उदाहरणों से सिद्ध है कि जन्म आदि का विचार न कर के 
केबल योग्यतम व्यक्ति को ही सम्नाटू-पद दिया जाता था । 


१. हमने देखा है कि सीवेल के अनुसार स्कन्द की माता का नाम वास्तव में 
एक लेख में मिलता है । उसके अनुसार उनकी माता का, नाम दिवकी' था। 
कृष्ण की माता के साथ भिटारी-अभिलेख में उसकी जो तुलना की गई है (यद्यपि 
समस्त दू:खों के होते हुए भी कृष्ण की माता को वैधव्य का दुःख नहीं था), वह 
अधिक स्पष्ट नहीं है । फिर मी, यदि 'देवकी' स्कन्दगुप्त ओर साथ ही साथ कृष्ण 
की माता का नाम नहीं था, तो यह तुलना क्‍यों ? शत्रु-पक्ष पर विजय प्राप्त 
करने के सम्बन्ध में कृष्ण और देवकी का ही उल्लेख क्यों किया गया ? यह न 
कह कर 'स्कन्द' (कात्तिकेय) तथा पार्वती”, “इन्द्र! अथवा “विष्णु” और “आदि- 
त्यः आदि भी तो कहा जा सकता है, क्‍योंकि स्कन्दगृप्त के प्रशंसकों ने उसे 'शक्र' 
(कहाउम-अभिलेख में शक्रोपम) तथा जूनागढ़-अभिलेख के अनुसार “विष्णु” (श्री 
परिक्षिप्तवक्षा) की भी उपाधि दी है। सम्भवत: उसकी माता के दु:खों को देख- 
कर तथा उसके नाम में समानता पाकर ही राजकवि ने उसकी तुलना कृष्ण 
: तथा 'दिवकी' से की है (९. 2#. झ्ब., (, 364; झ7, 26, 3) । क्ृष्ण- 
देव राय के हैम्पे तथा कांजीवरम अभिलेखों के अनुसार देवकी के नाम पर इसी 
प्रकार का एक नाटक भी मिलता है--- 

तदबंशे देवकी जानिहिदीप तिम्म भूषतिः 
यशस्वी सुलबे-द्रेषु यदो: कृष्ण इवास्वय... 
सरसादुवभ्त्वस्मान_ नरसावनिपालक: 
देवकीनन्दसात (/४7. नन्‍्दनः) कासो देवकोनन्वनादिय । 

इस समस्या में अनेक कठिताइयाँ हैं, तथा इस पर अंतिम निर्णय देने से पूर्व 

नवीन अनुसन्धानों के निष्कर्षों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 


५१६ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


भिटारी-अभिलेख में जिस संघर्ष का उल्लेख कुमा रगुप्त-प्रथम के शासन-काल 
के अंतिम दिनों में आता है, उसमें कहीं यह सूचना नहीं मिलती कि वह संघर्ष 
राजगद्दी के लिए था। अभिलेख का मौलिक पद इस प्रकार है--- 


पितरि दिव उपेते विप्लुतां बंशलक्मोम्‌ 
भुजबल-विजित प्ररिय्यं: प्रतिष्ठाप्य भूयः 
जितमितलि परिपोषान मातरं साथ्रु नेत्राम 
हत-रिपुर-इथव कष्ण देवकोपेस्युबत: । 

“जिसने अपने पिता के देहावसान के बाद, अपने बाहुबल एवं अपनी शक्ति 
के द्वारा शत्रुओं का विनाश करके, अपने वंश की डॉँवाडोल स्थिति को हढ़ 
किया, वह शत्रुओं का पूर्णा रूप से विनाश करके अपनी रोती दुःखी माँ, देवकी' 
के पास गया ।”! 

जिल्होंने स्कन्दगुप्त की बंश-लक्ष्मी को उसके पिता की मृत्यु के उपरान्त 
विलुप्त किया, वे निस्संदेह ही ग्रुप-बंश के शत्रु थे, अर्थात्‌ उन लोगों का गरुप्त-बंश 
से कोई रक्त-सम्बन्ध नहीं था । यह निश्चित है कि भिटारी-अभिलेख में उल्लिखित 
ये शत्रु विदेशी थे, अर्थात्‌ वे पुष्यमित्र तथा हुए थे । यहाँ पर भाइयों के बीच हुए 
युद्ध के सम्बन्ध में किचित्‌ मात्र उल्लेख नहीं मिलता । स्कन्दगुप्त के जूनागढ़-अभिलेख 
में एक स्थान प्र यह विवरणा आता है--- भाग्य एवं समृद्धि की देवी लक्ष्मी ने 
उसके भाइयों को प्राथमिकता न देकर उसे अपना वर चुना (स्वयम्‌ वर्यम्‌ 
चकार) ।”” परन्तु, यह वाक्यांश 'स्वयंमेव श्रिया गृहीत', अर्थात्‌ लक्ष्मी जी ने 
स्वयं अपनी इच्छा से चुना' एक उपाधि मात्र है, जिसको प्रभाकरवर्धन ने अपनी 
मृत्यु से कुछ ही पूर्व हर्ष के लिए प्रयुक्त किया था, जबकि हम जानते हैं कि हर्ष 
अपने भाई राज्यवर्धन से क्रितना अधिक प्रेम करते थे । यह बात सभी को भली 


१. देवकी के सम्बन्ध में जानने के लिये विष्णु-पुराण, ४, 9. 79 देखिये । 


२. यदि यहाँ पर “अमित्रों' (६2८ ७४८, 0. 568) का बर्णान भी किया 
जाये तो भी उससे बड़े भाई का अर्थ कदापि नहीं निकलता, क्‍योंकि गद्मांश में 
स्पष्ट लिखा है कि “उसने अपना बायाँ पेर उस श्र राजा के सिंहासन पर 
रखा ।” यदि गुप्त-वंश का कोई वास्तविक अधिकारी ही सिंहासन पर आता, तो 
इतना साधन होते हुए भी एकाएक शासन हथिया लेने वाले किसी नये शासक के 
लिए 'समुदित बल-कोष' (उसका धन एवं उसकी शक्ति बढ़ती ही गई) लिखने 
की आवश्यकता ही न पड़ती । 


गुप्त-साज्नाज्य (क्रशः) : विक्रमादित्य का युग ५१७ 


भाँति बिदित है कि हर्ष के समान हो स्कन्दगुप्त भी लक्ष्मी के प्रिय पात्रों में से थे । 
इस सम्बन्ध में हमारा ध्यान जूनागढ़-अभिलेख की ओर जहाँ स्कन्‍्दगुप्त को 
“श्री परिक्षिप्तवक्षा:' कहा गया है--तथा लक्ष्मी-छाप मुद्राओं' की ओर जाता है । 
सम्राट के एक चारण ने यह भी बताया है कि जिस ढंग से स्वयंवर होता है, 
उसी प्रकार का स्वयंवर स्कन्दगुप्त के समय में भी हुआ।' स्वयंबर में सभी 
राजकुमार (आवश्यक नहीं कि ये राजकुमार एक ही वंश के हों) एकत्र होते हैं, 
सथा उनमें से किसी एक को कन्या अपना वर चुनती है। परन्तु स्वयंवर के बाद 
युद्ध न हो, यह कोई जरूरी नहीं है। फिर भी, इतना तो इतिहास-सिद्ध है ही 
कि इस तरह का युद्ध कमी भी एक ही राजा के पुत्रों के बीच नहीं होता । अतः 
जिस गद्यांध का उल्लेख यहाँ लक्ष्मी के स्वयंवर के सम्बन्ध में किया गया है, 
उससे यह अर्थ जरूरी तौर पर तो नहीं निकलता कि कुमारणुप्त के पुत्रों के बीच 
युद्ध हुआ है और उसमें अंत में स्कन्दगुप्त विजयी ही हुआ था। वास्तव में इससे 
केवल यही अर्थ निकलता है कि कुमारगुप्त के सभी पुत्रों में स्कन्दगुप्त ही केवल एक 
ऐसा भाग्यशाली, शक्ति-सम्पन्न और योग्य था जिसने अपने वंश और साम्राज्य 
के एक-एक शत्रु को चुन-चुनकर पराजित किया। इलाहाबाद-प्रशस्ति में भी 
इसी आशय का एक उल्लेख सम्राट्‌ समुद्रगुप्त के बारे भें मिलता है---“दूसरे 
राजकुमार अपने जन्म और रक्त सम्बन्ध से उसके (समुद्रगुप्त के) समान होते 
हुए भी, अस्वीकृत किये जाने के कारगा, समुद्रगुप्त के श्रति अत्यन्त ईर्ष्यालु थे, 
क्योंकि सम्राट चन्द्रगुप्त-प्रथम ने यह घोषणा करते हुए कहा कि यही मात्र योग्य 
पुत्र है जो सारी दुनिया का शासन चलाने की शक्ति रखता है” और अपने गले से 
लगा लिया था । परन्तु, इस सम्बन्ध में एक तक॑ यह भी है कि इस बात का 
| कोई प्रमाण नहीं है कि सम्राट कुमारगुप्त ने स्कन्दगुप्त को अपना उत्तराधिकारी 
मनोनीत किया ही था | इसके विपरीत, यह कहा गया है कि लक्ष्मी ने अपने 
आप स्कन्‍्दगुप्त को चुना । परन्तु यही बात तो हर्ष के साथ भी थी । हर्ष के समान 
ही स्कन्द के ऊपर अपने वंश एवं पितामह के राज्य को बचाने का दायित्व उस 


१, शीत, 7. अलंड, 
२. ८/., 29. #बं., !, 25--भूजरेश्व र-राज्य-श्रीर्यस्थ जज्ञ 
स्वयम्वरा ।' 


उर्वशी ने अपनी अन्य अप्सराओं के साथ महाराज इन्द्र के सम्मुख जो 
नाटक किया था, उसका भी विषय लक्ष्मी का स्वयंवर' ही था। 


भ्र्श्द प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


समय आया, जब उसके राजवंश की स्थिति बहुत ही डा्वांडोल थी। दोनों ने 
ही अपनी शक्ति एवं कार्य-कुशलता से राज्य को बचा लिया । इस सम्बन्ध में एक 
दूसरी मुख्य और स्मरणीय बात यह है कि अभिलेखों में स्कन्दगुप्त के जिन 
शत्रुओं की सूचना मिलती है, वे सभी पुष्यमित्र, हुए! और म्लेच्छ थे ।' जूनागढ़- 
अभिलेख भें जिन “मनुजन्द्र-पुत्रों' का उल्लेख मिलता है, वे केवल निराश उम्मीद- 
वार हो सकते हैं, पराजित शत्रु नहीं; जैसा कि समुद्रगुप्त के अन्य भाइयों के साथ 
भी हुआ था । इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि क्योंकि स्कंदगृप्त ने लड़खड़ाते 
हुए गृप्त-सान्नाज्य को नष्ट होने से बचा लिया था, अतः वही सबसे योग्य शासक 
ठहराया गया । वास्तव में आज ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, जिसके आधार 
पर यह कहा जा सके कि सिंहासन के लिये स्कंदगृप्त तथा उसके भाइयों में कोई 
युद्ध भी हुआ । यह कहना सर्वथा अमात्मक होगा कि अपने भाइयों का रक्तपात 
करके ही वह सिंहासनारूढ़ हुआ ओर यह कि भिटारी-लेख' में उसे जो पवित्र 
हृदय वाला' (अमलात्मा) तथा दूसरों की सहायता करने बाला' (परहितकारी) 
कहा गया है, वह ग़लत है। 

आर्य-मंजुश्री-मुलकल्प' में एक ऐसा पद आया है, जिसके आधार पर यह 
प्रमाणित किया जा सकता है कि कुमारगृप्त-प्रथम के उपरान्त स्कंदगुप्त हो 


उसका उत्तराधिकारी बना--- | हि 
समुद्रास्य नृपश्चंब विक्रमश्च॑ंय कीतित: 


महेन्द्र-नपबरो मुख्य: सकाराद्यं श्रतः परम्‌ 
देवराजाखू्य नामासौ युगाधमे । 

उपर्यक्त पद में समुद्र, विक्रम, महेन्द्र तथा 'शाकाराद्ञ' नृपों को पहचानता 
असम्भब नहीं है । ये नाम क्रम से महान गुप्त-सम्राटों समुद्रगप्त, चन्द्रगुप्त- 
द्वितीय विक्रमादित्य, कुमारगुप्त-प्रथम महेन्द्रादित्य, तथा स्कंदगुप्त आदि के 
ही हैं।' 

१. देखिये--भिटारी-अभिलेख । 

२. देखिये--- जूनागढ़-अभिलेख । 

३. /शा, 0764 (०7७, डा, 

४. देखिये गणपति शास्त्री द्वारा सम्पादित ४०, , 9. 628, देखिये, रींबा- 
अभिलेख, सन्‌ ४६०-४६१ ई० का । ओरियन्टल कान्‍्फ्रेंस के बारह॒वें (बनारस) 
अधिवेशन में इस ओर हमारा ध्यान श्री बी० सी० छाबरा ने आक्ृष्ट किया । 
उसके पश्चात्‌ डॉ० मजजूमदार तथा सरकार ने भी इस ओर हमें प्रवुत्त किया । 

५, 79, 4932, 9. 332, 


गुप्त-साज्ञाज्य (क्रमशः) : विक्रमादित्य का युग ५१६ 


स्कंदग॒प्स ने क्रमादित्य/ तथा “विक्रमादित्य” की उपाधि घारण की थी 
मअंजुश्नी-गूलकल्प' से जो उपर्युक्त पद लिया गया है, उसमें उसे 'देवराज” कहा 
भया है। सम्मवतः “विक्रमादित्य' एवं 'देवराज” की उपाधि उसने अपने पितामह 
के अनुकररणा में ही धारण की थी । दिवराज' की उपाधि हमें इस बात का भी 
स्मरण कराती है कि उसके पिता को 'महेन्द्र' की उपाधि भी दी गयी थी। 
इलाहाबाद के स्तम्भ-लेख में समुद्रगुप्त को 'इन्द्र तथा अन्य देवताओं के समान' 
तथा कहाउम-लेख में स्कंदगुप्त को 'शक्रोपम” कहा गया है । 

मुद्राओं एवं अभिलेखों आदि से ज्ञात होता है कि स्कंदगृप्त ने सन्‌ ४५५ से 
४६७ ई० तक शासन किया। सर्वप्रथम विनाश की ओर जाते गुप्त-साम्राज्य को 
बचा कर उसने उसे एक महान्‌ शक्तिशाली राज्य में परिणत किया । साथ ही 
ऐसे सारे प्रान्त फिर से राज्य के अंग बने जो गुप्त-साम्राज्य से अपना संबंध- 
विच्छेद कर चुके थे । 

अभिलेख के एक वाक्य से हमें यह भी ज्ञात होता है कि खोये हुए वेभव को 

प्राप्त करने के सिलसिले में एक बार ऐसा भी समय आया जब सम्राट्‌ स्कन्दगुप्त 
को एक पूरी रात नंगी जमीन पर सोना पड़ा । भिटारी-अभिलेख की १२वीं पंक्ति 
से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त-प्रथम के स्वर्गवासी हो जाने पर स्कन्दगुप्त ने अपने 
शत्रओं को अपने पराक्रम से जीता । इस लेख के संदर्भ से यह भी शात होता है 
कि पृष्यमित्र ही, जिनकी शक्ति एवं समृद्धि अकस्मात्‌ ही बढ़ गई थी, गुप्त-बंश के 
परम चात्र थे । 

पुष्यमित्रों को पराजित करने के पश्चात्‌ स्कन्दगुप्त ने हुणों तथा कदाचित्‌ 


१, &]47, (:०/६(०४४८, 07, 7, 22; ८. 77/४४४, (ह!, 9, 88--- 
विनय-बल सुनोतेबिक्रमे रा क्मेरा 
प्रतिदिनमभियोगादीप्सितं येन रूब्ध्या । 


“कुछ धनुष-छाप सोने की बड़ी मुद्राओं पर क्रमादित्य/ की उपाधि मिलती 
है। साथ ही यह उपाधि चाँदी की गरुड़, वषभ तथा वेदी छाप मुद्राओं पर भी 
अंकित है । सुप्रसिद्ध उपाधि “विक्रमादित्य” चाँदी की वेदी-छाप मुद्राओं पर प्राय 
अधिक मिलती है । 


२, हूणों का उल्लेख इन अभिलेखों के अतिरिक्त 'महाभारत', पुराणों, “रघु- 
बंश', हष॑चरित' ओर सोमदेव-रचित 'नीतिवाक्यामृत' में मी आया है। 'ललित- 
विस्तर' (अनुवादक: धर्मरक्ष, ३१३ ई०) में हृण-लिपि का ज़िक्र आयाहै । 
(शव, 47/., 9]3, 9. 266) । इसके अलावा देखिये--५४. ४. १४८७०ए८०७, 
ब%6 &क0 &#%/6 श (न्हाद! अ5रब4,. 399 #, 455 ही, 485 ६, 


भू२० प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


बाकाटकों को भी रणाभूमि में पराजित किया | जूनागढ़-अभिलेख में जिन स्लेच्छों 
का उल्लेख मिलता है, यदि वे हुए ही थे तो उनका आक्रमण सन्‌ ४४५८ ई० के 
पूर्व ही हुआ होगा। सोमदेव-रचित 'कथा-सरित्सागर”' में उज्जैन के सम्राट्‌ 
महेन्द्रादित्य के पुत्र महाराज विक्रमादित्य की कथा में मलेच्छों के ऊपर विजय का 
उल्लेख मिलता है | मध्य भारत एवं सौराष्ट्र गुप्त-साम्राज्य के विशिष्ट अंग थे । 
बालाघाट- क्षेट' में स्कन्दगुप्त के चचेरे भाई प्रवरसेन-द्वितीय (तृतीय ?) के पुत्र 
नरेन्द्रसेन बाकाटक को 'कोशला-मेकला-मालव-आधिपत्यम्यचित शासन” (जिसकी 
आज्ञा का कोशल, मेकल तथा मालव नरेश सम्मान से पालन करते थे) कहा 
है | जूनागढ़-अभिलेख से ही इस बात का भी पता चलता है कि “कई रातों तथा 
कई दिनों तक स्कन्दगुप्त यही सोचते रहे कि सौराष्ट्र का शासन किसे सौंपा जाये।”! 
एलन इससे तथा इन शब्दों 'सर्वेषु देशेषु विधाय गोप्तून' से यह अर्थ निकालते हैं कि 
राजा को इस बात का बड़ा सोच था कि वह किन-किन व्यक्तियों को सीमा के 
नवीन आक्रमणों को रोकने के लिये नियुक्त करे। इन्हीं में सौराष्ट्र का 
राज्यपाल पर्णदत्त' भीं था। इतनी अथक चेष्टा करने के बाद भी स्कन्‍्दगुप्त 
अपने साम्राज्य के सुदूर पश्चिमी भाग को भविष्य की विपत्तियों से मुक्त 
नहीं कर सके । निस्सन्देह अपने जीवन-काल में उसने गुजरात, मालव 
के आसपास की भूमि, सुराष्ट्र तथा केम्बे पर अपना अधिकार बनाये 
रखा । परन्तु, स्कन्‍्दगुप्त के उत्तराधिकारी उसके समान ही भाग्यशाली नहीं 


१. 2870, 0॥#76 (०75, उग०्तप्रटंएता, ७, जाड, 

२. 5५9. कब, 35, 9. 27, 

३. जाल कार्पेन्टियर के अनुसार फ़ारसी 'फ़र्नदात' वस्तुतः पर्णदत्त ही है 
(3१4७, 934, 40; 4छक्काउक्क ६०४, 7०,, 45) । 


' ४. जूनागढ़-अभिलेख से सुराप्ट्र तथा चाँदी की वृषभ-छाप मुद्राओं से केम्बे- 
तट के उसके राज्य में मिलाये जाने का प्रमाण मिलता है । इन मुद्राओं का अनु- 
क्रण सम्भवत: कटच्चुरी-बंश के कृष्ण राज ने भी किया था (]90, ८) । कृष्ण 
के पुत्र शंक रगरा ने समुद्रगुत की उपाधियों को अपनाया | उसके पुत्र बुद्धराज ने 
७वीं शताब्दी में पूर्वी मालव पर बिजय प्राप्त की थी (0, 608 4. 0.; ७४७०- 
गत क८४, 298. 70व,, जया, 3] 2 ६८९ 250 ि्ागागो, 4 (द्यांदं0 6० 
52४८४, 9. 2 7) । चलुक्य ने इस वंज्य का विनाश किया । यह अत्यन्त आइचर्य 
की बात है कि कैरा-दान पत्र के अनुसार समुद्रगुत्त की तीन उपाधियों चालुक्य- 
राजा विजयराज को मिली थीं (#०८, ८४7, 4)॥ 


गुप्त-साज्राज्य (क्रमशः) : विक्रमादित्य का युग ५२१ 


सिद्ध हुए । अभी तक एक भी ऐसा लेख अथवा मुद्रा नहीं मिली है, जिसके 
आधार पर यह कहा जा सके कि सुराष्ट्र एवं पश्चिमी मालव स्कन्दगुप्त की मृत्यु 
के पश्चात्‌ भी गुप्त-साम्राज्य के ही अंग बने रहे | इसके विपरीत, नरेब्द्रसेन के 
चजेरे भाई हरिषेण वाकाटक लाट (दक्षिणी गुजरात), अवन्ति (उज्जेन के आस- 
पास का प्रदेश), कोंकरा प्रदेश के त्रिकूट, कुन्तल (कनेरी देश), आंध्र (तेलुगु देश), 
कलिंग (दक्षिण उड़ीसा और कुछ आसपास का भाग), कोशल (महानदी का ऊपरी' 
भाग), आदि पर अपना अधिकार बताते हैं जबकि वलभी के मैत्रकों ने धीरे- 
धीरे अपने को स्वतंत्र कर लिया था । 

स्कन्दगुप्त के अंतिम वर्ष शान्तिपूर्वक ही बीते । शासकीय कार्य में उसे पश्चिम 
के राज्यपाल पर्णादत्त, अन्तर्वेदी के ज़िलाधीश (विषयपति) सर्वगाग तथा कोसाम 
प्रदेश के शासक भीमवर्मन जैसे कितने ही योग्य राज्यपालों से महत्त्वपूर्ण सहायता 
मिली थी । सन्‌ ४५७-४५८ ई० में पर्णादत्त के पुत्र चक्रपालित ने गिरनार-स्थित 
मु्दर्शन फील के बाँध को ठीक करवाया था, जो दो वर्ष पूर्व टूट गया था । 

सम्राट ने अपने पूर्वजों की सहिष्णुता की नीति का ही अनुसरण किया। 
कृष्णा-विष्णु के उपासक होने तथा भागवत की उपाधि धारण करने के बाद भी 
उसने अथवा उसके अधिकारियों ने दूसरे धर्म के अनुयायियों, जैसे जैनियों या सूर्यो- 
परासना करने वालों को कभी कोई यातना नहीं दी। प्रजा भी सहिष्णु थी। 
कहाउम-अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक कट्टर ब्राह्मणवादी ने जैन-मत्तियों को 
स्थापित कराया था। इन्दौर-प्लेट से पता चलता है कि किसी ब्राह्मण ने सूर्य के 
मन्दिर में दीपदान किया था। 


१. देखिये--सन्‌ ४६०-६१ ई० का कहाउम-अभिलेख । 

२. भिटारी तथा बिहार स्तम्भ-लेखों से ज्ञात होता है कि स्कन्दगुप्त के साम्राज्य 
के पूर्वी प्रान्तों का समावेश उसके साम्राज्य में हुआ था। सोने की धनुष-छाप 
सुद्राओं (इनमें से प्रत्येक मुद्रा का वज़न १४४ ६ ग्रेन था) से भी इस बात की पुष्टि 
होती है (880, 9. >०्ण्यो, 8) । 

३. देखियि--सन्‌ ४७६ ई० का पहाड़पुर-लेख, जिससे ज्ञात होता है कि 
ब्राह्मणा-दम्पति ने जैनियों के लिए दान दिया था। 

35 8 


१ है गुप्त-साम्राज्य (क्रमठा) : उत्तर गुप्त- 
सम्राट 


वस्वोकसारामतिभूय साहू सोराज्य बद्धोत्सवया विभृत्या । 

समप्रशवतोी त्वयि सूर्यवंश्ये सति प्रपन्‍्ता करुराप्रवस्थाम्‌ । 
“ रघुबशम 

१. स्कन्दगुप्त के पश्चात्‌ गुप्त-सास्राज्ष्य 

आज लगभग सभी विद्वान इस पर एकमत हैं कि स्कन्दगुतत का शासन-काल 
सन्‌ ४६७ ई०' में समाप्त हो गया था । उसकी मृत्यु के उपरान्त धीरे-धीरे राज्य 
का पतन, मुख्य रूप से पश्चिम में, आरम्भ हुआ । पाँचवीं शताब्दी के उत्तरा्द 
तथा छठी एबं सातबीं शताब्दी में गुप्त-साम्नाज्य के अन्तर्गत मध्य एवं पूर्वी 
भारत था, इस बात की पुष्टि के लिये हमारे पास न केवल अभिलेख हृत्यादि 
हैं, बरन्‌ साहित्य भी उपलब्ध है । दामोदरपुर-प्लेट, सारनाथ-अभिलेख *ै 
तथा बुधगुप्त का एरण-अभिलेख आदि सभी इस बात को प्रमाणित 
करते हैं कि सन्‌ ४७७ से ७६६ ई० तक बद्भाल से लेकर पूर्वी मालव तक 
गुप्त-साम्राज्य फेला हुआ था । परिब्राजक महाराज संक्षोभ के सन्‌ ५१८ ई० 
के गृप्त-साम्राज्य' की प्रभुता के काल में लिखा गया' बेतुलन प्लेट से 
ज्ञात होता है कि डभाला, जिसके अन्तर्गत त्रिपुरी विषय ( जबलपुर-क्षेत्र )" 





१, जाजंफि, 78४ 0भव माजगऊ थी काबांब, बतेकांंगा$. व, 


९07रटांणाड, 9, ]7], लाते, 


२. पतन के सम्भावित कारणों के लिए देखिये---(/6/८४४१० ८७४८०, 
2०90, 930, ७. 36 5; 25० #०56, 626 वीं, 

है. 4.5.7, 27, 494-5, मरापव्क्राईदय 260९४, ]37,, 98; 
37976, ए, 344 ६. ;ृ 

४. “श्रीमति प्रवर्धनान बिजय-राज्ये संवत्सर शते नव-नवत्युत्तर्म गृप्त-ठृप- 
राज्य भुक्‍्तो ।”” अर्थात्‌ 'एक शताब्दी तथा ६& वर्षों तक गुप्त-साम्राज्य एक 
प्रमुतासम्पन्न, वैभवशाली एवं समृद्धश्ाली राज्य था ।! 

५. 2५. ॥4., ७प]], ७०. 284-87--डम्नाला "- अन्त में डाहल । 


गुप्त-सान्नाज्य (क्रमशः) : उत्तर गुप्त-सम्राट्‌ ५२३ 


भी था, तक उसकी सत्ता स्वीकार की जाती थी। बचेलखरड में खोहु-ग्राम के 
निकट की धादी में सन्‌ २८ ई० का संक्षोम का एक दूसरा अभिलेख मिल्रा है । 
उससे ज्ञात हुआ है कि सन्‌ ५२८ ई०' में भी गुप्त-साज्ञाज्य में कुछ मध्य प्रांत 
सम्मिलित थे । १५ वर्ष के उपरांत पुंडुवर्धन भुक्ति (सामान्यतः उत्तरी बज्धाल) के 
कोटिवर्ष त्रियय (ज़िला दीनाजपुर) में 'परमदेवत परम-भट्टारक महाराजाधिराजा 
श्री' 'गप्त'' के शासन-काल में जो ग्राम दिया गया था, उससे स्पष्ट हो जाता है 
कि गुप्त-साम्राज्य में पूर्वी तथा मध्य प्रांत भी थे । छठी शताब्दी के अंत में एक गृतत- 
बंश का राजा, जो श्रीकांत (थानेश्वर) के पुष्यभूति-वंश* के प्रभाकरवर्थन का 
समकालीन था, मालव' पर शासन करता था । इस राजा के दो पुत्रों-- कुमारगुप्त 
तथा माधवगुप्त--को थानेश्वर के राजकुमार राज्यवर्धन की सेवा में रहना पड़ा 


१, 76०, 77, वा, एछ. 3-6; प्ल०्व्माट | 2452, 889, 
9. 95. 


२, 28. #ए., जेए, 3 ॥, (0०7€८६८० 49 7/#. कार्ब,, <एा, 
889, 9. 95, 


३. पुष्पभूति' न होकर 'पुष्यभूति' ही ठीक एवं सही प्रतीत होता है (2#. 
70ब,, ।, 68) | 

४. पाँचवीं शताब्दी में ही मालव पर गुप्त-वंश का अधिकार हो गया था, 
इस बात की पुष्टि चन्द्रगुप्त-द्वितीय के उदयगिरि-अभिलेख तथा घटोत्कचगुप्त के 
तुमेन-अभिलेख से होती है । छठी शताब्दी के अन्त तथा सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
में यहाँ गुप्त-राजाओं का सीधा शासन था। परन्तु, यह ज्ञात नहीं है कि इस 
» शासक का गुप्त-महाराजाओं से क्या सम्बन्ध था। मगध पर, सम्भवत:, कुमारा- 
मात्य महाराज नंदन जैसे स्थानीय शासकों (सन्‌ ५५१-५५२ ई०, गया झिले के 
अमौना-प्लेट वाले; 77५, #४., 5, 49) तथा वर्मनों ( नागार्जुनि पर्वत-गुफालेख, 
(77, 226; द्वनसांग द्वारा वशित्र पूर्णवर्मस, तथा 74, >(, 0 के देववर्मन) 
का राज्य था। विशद विवरण के लिये देखिये रायचौध री, 7207%, ४०, एथश।5 
मी, ब्यते 7ए४ (]929, 9, 65 ) | अंतिम गुप्त-राजाओं के राज्य-काल में 
मालबव की सीमा एवं क्षेत्र-विस्तार के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा 
जा सकता । विक्रमादित्य-षष्ठम के क रदाता दरडनायक अनंतपाल ने हिमालय तक 
फैले 'सप्त' मालव-प्रदेशों को अपने राज्य में मिला लिया था (£/. /[॥4., 
७, 229 )। इससे अनुमान होता है कि अधिक से अधिक सात मालब 





उत्तर गुप्त राजाओं के 
काल में भारत 


गुप्त-साम्राज्य (क्रमशः) : उत्तर गुप्त-सब्राद्‌ २२५ 


इससे स्पष्ट है कि लगभग ६०० ई० तक (प्रमाकरवर्धन के शासन-काल में) सी 
गृप्त-वंश की प्रभ्ुुता मालच से ब्रह्मपुत्र' तक फैली हुईं थी । 

यह एक निःसंदिग्ध तथ्य है कि छठी शताब्दी तक आति-आते गृप्त-वंश की 
शक्ति को मंदसोर के हुणों तथा मोखरी-वंश के शासकों ने चुनौती देनी शुरू कर 
दी थी । सातवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में कटच्चुरियों ने विदिशा पर तथा हम ने 
गंगा की घाटी पर अधिकार कर लिया। परन्तु, कन्नौज के शासक की मृत्यु के 
पश्चात्‌ गृप्त-वंद के माधवगुप्त के पुत्र आदित्यसेन ने, जिसका साम्राज्य समुद्र 
तक फैला हुआ था, अपने राज्य का विस्तार करना आरम्म किया। उसने अश्वमेध 
यज्ञादि कर के 'परमभट्टा रक! तथा 'महाराजाधिराज' की उपाधि धारग् की । 


२. पुरुगुप्त एवं नरसिहगुप्त बालावित्य 


इस अध्याय में हम स्कन्‍्दगुप्त के उत्तराधिकारियों का वर्णान करेंगे । ऐसा 
प्रतीत होता है जैसे कि उसकी मृत्यु के उपरान्त उसका भाई पुरुगुप्त सिहासनारूढ 
हुआ। सन्‌ १८८६ ई० तक, जब कुमारगुप्त-द्वितीय की भिटारी-सील का पता चला 
तथा स्मिथ एवं हार्नले' ते उसे प्रकाशित किया, राजा पुरुगुप्त के बारे में हमें 
कुछ भी पता नहीं था। इस सील से ज्ञात होता है कि पुरुगुप्त कुमा रग॒प्त-प्रथम 
तथा रानी अनन्तदेवी के पुत्र थे । परन्तु, इसमें स्कन्दगुप्त का कोई उल्नेख नही है, 
यद्यपि यह सत्य है कि कुमारणगुप्त के ठीक बाद पुरुगुप्त का उल्लेख मिलता है, 
तथा उसके साथ 'तत्-पाद-आतुध्यात्‌' भी लिखा है । फिर भी यह आवश्यक नहीं 
कि वह अपने पिता के तुरंत पश्चात्‌ गद्दी पर बेठा हो तथा अपने भाई अथवा 


* १, बाण की कादस्बरी के १०दें श्लोक मे अंतिम गुप्त-राजाओं के सम्बन्ध में 
कुछ सूचनायें मिलती हैं, क्योंकि उसमें कहा गया है कि कवि के पितामह कुबेर 
के कमल-पद की वंदना अनेक गुप्त सम्राटों ने की थी -- 

बभूव वात्स्यायन वंश सस्भवो 

दिशो जगदगीतगुरपो5य री: सताम्‌ । 
झनेक गुप्ताचित परादपंकज: 

कुबर नासांश इव स्वयंभूवः ॥ 


२. 74529, 889, 9. 84-05, 


५२६ प्राजीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


सौतेले भाई स्कन्दगृप्त' का समकालीन और प्रतिद्वन्दी रहा हो। मनहाली-दान- 
पत्र में मदनपाल को श्री रामपाल-देवपाद-आलुध्यात्‌” कहा गया है, जबकि उसके 
बड़े भाई कुमारपाल ने शासन किया था। कीलहार्न के उत्तरी अभिशेख, संक्ष्या 
३६ में विजयपाल' को क्षितिपाल का उत्तराधिकारी कहा गया है, जब्नकि उसके 
पूर्व उसके भाई देवपाल ने भी राज्य किया था। स्मिथ तथा एलन ने यह सिद्ध 
किया है कि स्कन्दगुप्त का राज्य समूचे साम्राज्य पर था तथा पूर्बी, मध्य एवं 
पश्चिमी प्रान्त के कुछ प्रदेश उसके साम्राज्य के अन्तर्गत थे। हो सकता है कि 
सुदूर परिचम में उसने अपने साम्राज्य के कुछ भाग खो दिये हों । परन्तु, मुद्राओं 
से स्पष्ट है कि स्कन्दगुप्त एवं बुधगुप्त को छोड़कर कुमारगुप्त के अन्य किसी भी 
उत्तराधिकारी की सत्ता पश्चिमी भारत पर नहीं थी। अतः, मुद्राओं एवं लेखों 
से यह पूर्णतया प्रमारिषत हो गया है कि स्कन्दगुप्स के शासन-काल में उत्तरी 
भारत में (बद्भाल एवं बिहार को मिलाकर) उसका विरोधी कोई भी मगधाधि- 
राज नहीं था। सन्‌ ४६९७ ई०* में मृत्यु के समय वह परिपक्व अवस्था का था । 


१. स्कत्द के भाई के पोत्र ने भिटारी-सील में स्कन्द का उल्लेख नहीं किया 
है। परन्तु, इसका अर्थ यह नहीं कि उसमें तथा पुरुगुप्त के बंध के बीच शत्रुता 
थी (आर० डी० बनर्जी, कद शी ४8० 8#6&04, 25., 98-99, ए7. 
74-75) । पुलकेशिन-द्वितीय का नाम भी उसके भाई और युवराज विष्णुवद्धन 
के लेख में नहीं मिलता (सतारा ग्राणट, 7४6. 4॥४., 890, ए9. 2274)॥ 
प्रतिहार-वंश के महाराज भोज-द्वितीय का नाम उसके भतीजे महेन्द्रपाल-द्वितीय के 
प्रतापगढ़-अभिसखेख में नहीं है । परन्तु, महेन्द्रपाल के पिता एवं उसके भाई विना- 
यकपाल के लेख में उसका उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई नियम 
नहीं था, जिसके अनुसार प्रतिद्वन्द्ती चाचा या भाई का नाम देना वर्जित हो । 
अपने प्रतिद्वन्द्रियों एवं वंच्जों के अभिलेखों में मंगलेश तथा गोविन्द द्वितीय का नाम 
मिलता है, जबकि इसके विपरीत कभी-कभी राज्य करते वाले राजा के पूर्वज का 
नाम नहीं भी दिया जाता था। उदाहरण के लिए, धरपट्ट के नाम का उल्लेख 
उसके पुन्न के अभिलेख में ही पहीं मिलता (॥8८]8077, ४, ॥9.,, )९०, 464) । 

२, किाटावतगआ, री5., ०, 3, 

३. जब कभी लम्बी अवधि के पश्चात्‌ कोई युवराज अपने पिता के पश्चात्‌ 
सिंहासन पर बैठता है तो वह साधारणतया काफ़ी परिपकथ आयु का होता है। 

स्कन्दग॒प्त के सम्बन्ध में हम जानते हैं कि सन्‌ ४५५ ई० में ही बहु इतना परिपक्थ 


था कि अपने वंश और राज्य के सारे शत्रओं के विरुद्ध संघर्ष करने में समर्थ था 
((ए. 566 ॥, 3 ८४४०) । 


गुप्त-साआज्य (क्रमश:) : उत्तर गृष्स-समाद्‌ ५२७ 


उस समय तक उसके भाई एवं उत्तराधिकारी पुरुगुप्त सी वृद्ध हो उके होंगे । 
अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनका झाससन-काल अत्यन्त अल्प था, तथा 
उनकी मुत्यु उसके पौत्र कुंमारगुप्त-द्वितीय के शासन-काल अर्थात्‌ ४७३ ई० के पूर्व 
हुई थी । विभिन्न बिद्वालों ने उसकी पत्नी का नाम श्री वत्सदेवी, वैन्यदेवी तथा 
श्री चस्द्रदेवी' बताया है । वे नरसिहग॒प्त बालादित्य की माता थीं। 

पुरुगुप्त की घुद्गायें भारी धनुषधारी छाप की हैं। स्पष्ट है कि वे उसके पूर्वजों 
के समान ही पूर्वी राज्य की हैं । कुछ घुद्राओं की दूसरी ओर 'श्रीविक्रम:' रे लिखा 
है, जो सम्भवत: विक्रमादित्य का सुक्ष्म रूप है। एलन का मत है कि वे बाला- 
दिस्प्र के पिता अयोध्या के राजा विक्रमादित्य थे, जो वसुबन्धु के प्रभाव में आ- 
कर बौद्धधर्म के अनुयाथी धन गये थे । यह ब्रात अत्यन्त महस्वपूर्णा है, क्योंकि 
इससे यह सिद्ध होता है कि स्कन्दगुप्त के उत्तराधिकारियों की राजघानी सम्भवत:, 
मौखरियों की शक्ति के उदय के पूर्व, अयोध्या थी । बदि गया-लेख को विश्वस- 
नीय मान लिया जाये तो निश्चय ही समुद्रगुप्त के समय में ही अयोध्या गृप्त-वंश 
के राजाओं का 'जय-स्कन्थावार' था । ऐसा प्रतीत होता है कि बालादित्य तथा 
उसके उत्तराधिकारियों की मुख्य राजधानी काशी' थी । 


एलन के द्वारा जो परिचय दिया गया है, उससे स्पष्ट है कि पुरुग॒प्त सम्‌ 


४७२ ई० के पश्चात्‌ अधिक दिलों तक नहीं रहा । उसी काल के भारतीय राजाओं 
के चीनी इतिहास में 'ब-सु-बं-द”' का उल्लेंख मिलता है । 


१. 2#. शव, अ<7, 77; 457, 40, 934-35, 63, 
२, 23३7, (0. ॥%७७, जरा, 


, ३. श्री एस० के० सरस्वती कहते हैं कि ये मुद्रायें बुधगुप्त की थीं (7६०४ 
८४४/४7४, 7, 692) । प्रो० जगन्नाथ इस मत से सहमत नहीं हैं | (87#फढ// 6 
शी #बुकुशाड उ00॥7//४व 7० ॥#2 7378 46 उदार 0४4 (9०४८०, 'ि॥४- 
एप०, ।946, 5८०, 72, 9. ) | प्रो० जगन्नाथ के अनुसार वह शब्द 'बुध' न 
होकर 'पुरु' है। विक्रमादित्य-उपाधि के सम्बन्ध में देखियि---80970, ए. ०ुण्यों, 
डॉ० आर० सी० सजूमदार (.52, 4-4-49) श्री सरस्वती के मत से सह- 
मत हैं । 

४. ८77, 285, 
५. 7/245, 905, 40, यह बात उस सील से प्रमारितत हो जाती है, 
जिसमें पुर को बुद्ध का पिता बताया गया है (476-95) । 


भ्र८ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


भरसार में पाई गयी मुद्राओं से ज्ञात होता है कि स्कन्दग॒ुप्त के पश्चात्‌ कुछ 
काल के लिए प्रकाज्ञादित्य शासक हुए। सम्मवतः “'प्रकाशादित्य” पुरुगुप्त की 
'बिरुद' या द्वितीय उपाधि थी, अथवा उसके तुरंत बाद ही सिहासनाखझूढ़ होने 
वाले किसी अन्य उत्तराधिकारी की उपाधि रही होगी । यदि हम एलन के मत 
से सहमत भी हो जायें और यह स्वीकार भी कर लें कि पुरुग॒प्त की उपाधि 
“विक्रमादित्य” थी तो भी यह असम्भव नहीं कि उसने आदित्य” की उपाधि भी 
धारण की हो । एक ही राजा दो आदित्यों' की उपाधि धारण करते थे, यह्‌ 
स्कन्दगुप्त (विक्रमादित्य' और क्रमादित्य) तथा वलभी के राजा (शीलादित्य 
धर्मादित्य) की दुहरी उपाधियों से भी सिद्ध हो जाता है। परन्तु, प्रकाशादित्य 
कौन था, इस विषय में अभी निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 
उसकी मुद्राओं में अश्वारोही एवं सिहव्धिक छाप मुद्राओं का समन्वय मिलता है । 
गुप्त-साम्राज्य' के दक्षिणी प्रान्तों में अश्वारोही तथा उत्तरी प्राल्तों में सिहबधिक 
छाप की मुद्रायें मिली हैं । 

सम्राट्‌-पुरुग॒प्त के पश्चात्‌ उसका पुत्र नरसिहगुप्त बालादित्य सतिहासन पर 
बैठा । बालादित्य के बारे में कहा गया है कि यह वही राजा है जिसके सम्बन्ध में 
ह्वेनसांग ने लिखा था कि उसकी सेनाओं ने अत्याचारी मिहिरकुल को बन्दी बना 
रखा था । इस सम्बन्ध में हम यह भूल जाते हैं कि छ्वनसांग ने जिस बालादित्य 
का उल्लेख किया है, वह बुधगुप्त * के पश्चात्‌ राजा होने वाले तथागतगुप्त' का 
उत्तराधिकारी था जबकि नरसिहगुप्त बालादित्य पुरुगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधि- 
कारी था जो पुरुग॒ुप्त स्वयं कुमारगुप्त-प्रथम का पुत्र और स्कन्दगुप्त का उत्तरा- 
धिकारी था। द्वनसांग के अनुसार, बालादित्य के पुत्र एवं उत्तराधिकारी का 
नाम वज्ञ" था, जबकि नरसिंहगुप्त के उत्तराधिकारी का नाम कुमारग्रप्त-द्वितीय 


१, 397, 0. ऋण, 

२. ॥#४4, >एणं, 

३. बील, फ्लीट तथा वाटर्स ने 'फ़ो-तो-किओ-तो' का अर्थ बुधग॒प्त बताया 
है, जो गृप्त-वंश में नहीं मिलता । परन्तु, उसके उत्तराधिकारी बालादित्य द्वारा 
मिहिरकुल को बन्दी बनाये जाने के उल्लेख से सिद्ध होता है कि इसका अर्थ 
बुधगुप्त' ही है नामों के अप्रश्न श के अल्प उदाहरणा भी मिलते हैं जैसे आंध्र- 
वंश की अनेक पौराशिक सूचियों में 'स्कन्द” का स्कम्ध' हो गया है । 

ड, 7१ व मीबकत 7रद्ाह, 9, ; 575ब4-६, ॥, 9. 68, 

२, अचिदा (छदाट, 44, ७, ]65, 


गुप्त-साज्ाज्य (क्रमशः) : उत्तर गुप्त-सब्ाट्‌ ५२६ 


था | यह बात सिद्ध हो गई है कि मिहिरकुल को पराजित करने वाला पुरण॒प्त 
का पुत्र न होकर कोई अन्य ही व्यक्ति था ।' भध्यदेश के पूर्वी भाग में ऐसे अनेक 
राजाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होंने 'विरुद' बालादित्य की उपाधि धारण 
की थी । यह बात प्रकटादित्य' के सारनाथ-अभिलेख से प्रमाणित हो जाती है । 
सत्त्‌ ४७३ ई० में या इसके आसपास ही नरसिंहगुप्त की सृत्यु अवश्य हुई होगी। 
उसके पश्चात्‌ उसकी रानी मित्रदेवी? से उत्पन्न कुमारगुप्त-द्वितीय क्रमादित्य 
उत्तराधिकारी हुआ । 

नरसिहगुप्त एवं उसके उत्तराधिकारियों की दो प्रकार की धनुषधारी छाप 
मुद्रायें थीं। एलन के अनुसार, इनमें से एक प्रकार की मुद्रायें गंगा की निचली 
(दक्षिणी) घाटी में, तथा दूसरे प्रकार की मुद्रायें गंगा की ऊपरी (उत्तरी) घाटी 
में प्रचलित थीं। आर्य-मंजुश्री-पूलकल्प” के अनुसार यह निविवाद सत्य है कि 
बालादित्य (बालाल्य) तथा कुमार (द्वितीय) के साम्राज्य का अंग पूर्वी मारत 
भीथा। 


१.डॉ० भट्टसाली तथा बसाक द्वनसांग के मत से सहमत हैं, परन्तु वे 2.8 ८ 
#॥४ 7548४ (9. ) के प्रमाण को कोई विद्येष महत्त्व नहीं देते । आगे चल 
कर हम देखेंगे कि इसकी पुष्टि प्रकटादित्य के सारनाथ-अभिलेख तथा “आर्य- 
मंजुश्ी-मूलकल्प' से भी होती है। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि हल नसांग 
द्वारा वशित बालादित्य (प्रकटादित्य एवं वज्य के पिता) भानुगुप्त थे । 

२. ८४7, 9. 285, यशोवर्मन के नालत्दा-पाषाण-बमभिलेख में भी किसी 
बालादित्य का उल्लेख मिलता है (2#. 7४४., 929, ]27., 38) तथा एक 
सील में लिखा है कि 'श्री नालंदायाम्‌ श्री बालादित्य गन्धकुडी” ( ॥४.45५, 

06, 38 ) । 

३. 2#, ॥4., »४3, 77 (नालंदा की मिट्टी की सील तथा 457, 47९, 934- 
35, 63) में कहा गया है कि कुमारगुप्त की माता का नाम श्रीमती देवी अथवा 
लक्ष्मी देवी न होकर मित्रदेवी था। 

४. गणपति शास्त्री का संस्करण, ए9. 630; ८/, 9३०8७), शीक्रुएटारं/ 
सरांडा।०3ऊ, 35, 

बालाख्य नाससो नुपतिसंबिता पूर्वदेशकः 
तस्यापरेरा नृपत्ति: गौडानां प्रभविष्णव: 
कुमाराख्यों नाबते: प्रोक्‍्तः सोपष्पिर श्रत्यत्त धर्मवान । 

३४० 





४३० प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


३. कमारगुप्त-दितोय तथा विष्णगुप्त 

नरसिहग॒प्त के पुत्र तथा भिटारी-सील के कुमारगुप्त-द्वितीय निस्‍्संदेह नर- 
सिंह बालादित्य की घनुषघारी-छाप मुद्राओं में वर्णित क्रमादित्य ही थे। सच 
ड७३-७४ ई०' के सारनाथ-बुद्ध-प्रतिमा-अभिलेख में बरश्थित कुमारग॒प्त को भी 
बही बताया जाता है ! डॉ० भट्टसाली, डॉ० बसाक तथा कुछ अन्य विद्वानों का मत 
है कि भिटारी-सील तथा सारनाथ के अभिलेख के कुमारणुप्त दो भिन्न-भिन्न 
व्यक्ति हैं। डॉँ० भट्टसाली का मत है कि नरसिंह के पुत्र कुमार सन्‌ ५०० के 
बहुत बाद हुए थे । परन्तु, उनका यह मत इस भ्रम पर आधारित है कि यह नर- 
सिहगुप्त वही हैं जिन्होंने मिहिरकुल को पराजित करके बन्दी बनाया था। डॉ० 
बसाक के अनुसार सारनाथ के कुमार, स्कन्द के तात्कालिक उत्तराधिकारी थे । 
उनके विचार में दो प्रतिद्वन्द्वी गृुप्त-वंश एक ही समय में शासन कर रहे थे । 
इनमें से एक बंश में स्कन्द, सारनाथ के कुमार तथा बुद्ध थे, जबकि दूसरे में पुरु, 
नरसिह तथा भिटारी-सील के नरसिंह के पुत्र कुमार थे। पाँचबीं शताब्दी के 
उत्तराद्ध में गृप्त-वंश के विभाजन का कोई उल्लेख अथवा संकेत हमें कही भी 
नहीं मिलता । इसके विपरीत, मुद्राओं से यही ज्ञात होता है कि स्कन्द एवं बुद्ध 
दोनों ने ही बज़ाल से लेकर पश्चिम तक के बिस्तृत साम्राज्य पर शासन किया । 
हमने अभी देखा है कि आर्य-मंजुश्री-मुलकल्प' के अनुसार “बालाख्या' अर्थाव्‌ 
बालादित्य एवं उसके उत्तराधिकारियों का शासन (पूर्व देश” ( पूर्वी भारत ), 
जिसमें गौड़ प्रान्तर भी था तक फैला था । यदि हम तथाकथित प्रतिद्वन्द्दी सज़ाटों 
स्कन्दग॒प्त तथा बुद्धग॒ुप्त' का शासन मानते हैं तो फिर गुप्त-बंध के इन राजाओं 
की सत्ता को हम किस प्रकार सही ठहूरा सकेंगे ! अतः, हमारे समक्ष ऐसा कोई 


१. देखिये .457, .4/2, 94-5, 24; सादाफाददा ट्फं८क, ,] ,, 
9]8; 46, 2॥क्षाबं, 702,, 98-9, 67 ॥ राव 79076, 4५, 344, 
42 में बेनिस, प्राठक, पारडेय, पश्नालाल तथा दूसरों के विचार देखिये । 

२, 74८64 #छए००, ३९ ४00 ]ण०घा८ट, 920, छए. 34-57, 

३. जी० शाह्ती द्वारा सम्पादित 'आर्य-मजुश्नी-मुलकल्प', 7. 630 (, 

४. बुद्वगुप्त की सील (0/4528, १९०, 66, 9. 64) से सिद्ध होता है कि 
बिरोधी होना तो दूर रहा, उल्टे वास्तव में दुघ पुरुगुप्त का पुत्र था। डॉ० भट्ट 
साली ने जो अंतिम तिथि पुरुणुष्त के लिए दी थी, वह भी इस सील द्वारा लत 
सिद्ध हो जाती है । 


गुप्त-साज्राज्य (क्रमशः) : उत्तर गृप-सम्ाट्‌ ५३१ 


प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर हम इस सिद्धान्त को अमात्मक कहें कि 
सभिटारी-सील तथा सारनाथ-अभिलेख के कुमार एक ही व्यक्ति थे । 

बुद्धयुप्त के शासन-काल की पहली ज्ञात तिथि सभ्रु ४७६-७७ ई० है ।' 
अतः कुमारभुप्त का शासन इस तिथि से पूर्व अवश्य समाप्त हो गया होगा। 


१. आर्य-मंजुओऔी-मूलकल्य”' के लेखक के अनुसार बालादित्य के पुत्र कुमार- 
द्वितीय के उत्तराधिकारियों में से एक ने 'उकाराख्य” की उपाधि धारण की थी। हो 
सकता है कि जैसा जायसवाल जी का कथन है, यहू उपाधि प्रकाशादित्य के लिये 
रही हो, क्योंकि उनकी मुद्राओं में एलन को “रु अथवा “उ' झब्द मिले हैं। परन्तु 
'उ' शब्द बुधगुप्त के लिए आया है (4# काकुशांढ/! स्राउा/० थी हब्ा8, 38), 
यह मत सही प्रतीत नहीं होता। आर्य-मंजुश्ली-मुलकल्प' में इसके समा- 
धान के लिये उपगुप्त, उपेन्द्र का भी उल्लेख मिलता है । यद्यपि ऐसा कोई लेख 
अथवा कोई मुद्रा नहीं है, जिसके आधार पर उसके शासन-काल को सिद्ध किया 
जा सके, फिर भी उपगुप्त नाम के राजा का होना कुछ अस्वाभावषिक नहीं है, 
क्योंकि मोख री-रिकार्डों में ईशानबर्मस की माता उपगुप्ता का उल्लेख मिलता है 
( असी रगढ़-सील, फ्लीट, ८४7, छ. 220 तथा नालन्दा-सील, (/#.. /४., 
झ्ंड, 90. 74 ) । देखिए भानुगुप्त और भानुगृप्ता, हगुप्ता और हषग॒प्ता 
महासेनगृप्त और महासेनगुप्ता। इस तरह के साम्य के आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि ईशानवर्मन की माता उपगुप्ता का कोई भाई उपगुप्त रहा हो । 
अगर इस कल्पना को सही मान लें तो उपगृुप्त का समय भी ईशानवर्मन की 
माता उपगुप्ता (छठी शताब्दी का पूर्वाद्ध : बुद्धनुप्त के कुछ बाद) का समय ही 
होगा । यदि 'उ' से उपेन्द्र (विष्णु अथवा कइष्ण) का बोध होता है तो इसका 

* संकेत विष्णुगुप्त अथवा क्ृष्णगुप्त की ओर उसी प्रकार हो सकता है, जेसे 
सोमारूय से गौड़ के राजा शशांक का। नालन्दा में प्राप्त एक टूटी सील में 
कुमा रग॒ुप्त के पुत्र महाराजाधिराज श्री विष्णुगृप्त का भी उल्लेख मिलता है 
(28. 8, जरा, 285; 280, ४%, 9) । उपलब्ध साधनों के आधार पर 
यह कहना असम्भव है कि वह अपने पिता की मृत्यु के उपरान्त अथवा अपने 
चाचा बुधग॒प्त की मृत्यु के बाद राजा बना था।जो विद्वान यह कहते हैं कि 
वह और उसके पिता बुधगुप्त के परचात्‌ हुए थे, उन्हें मिटारी तथा नालन्दा सीलों 
के कुमारगुप्त को सारनाथ के राजकुमार से भिन्न करना पड़ेगा। यद्यपि यह 
कुछ असम्भव नहीं है; फिर भी हमें उस समय तक प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी 
जब तक कि इस दिशा में अनुसंधान नहीं हो जाता । 


भ१२ प्राधीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


पुरु, नरसिंह तथा कुमार-द्वितीय के शासन की अवधि अत्यन्त अल्प थी। कदाजित्‌ 
तीनों के राज्य-काल की अवधि १० वर्ष (सत्‌ ४६७ से ४७७ ई०) थी । यह फोई 
आश्चर्यजनक बात नहीं है। वेंगी में तीत पूर्वी चालुक्य-राजा विजयादित्य- 
चतुर्थ, उसका पुत्र अम्मराज-प्रथम तथा अम्मराज के पुत्र विजयादित्य ने मिलकर 
कुल सात वर्ष ६३ मास तक ही राज्य किया | कश्मीर में छ: राजाओं---सू रवर्मन- 
प्रथम, पार्थ, शम्भुवर्मन, चक्रवर्मन, उन्मत्तावन्ती तथा सू रवर्मन-द्वितीय--ने छ: वर्षों 
से कम (सन्‌ €६३३-३६ ई०) रामय तक राज्य किया और राजाओं की तीन 
पीढ़ियों, जैसे यशस्कर, उनके चाचा वर्शाट और उनके पुत्र संग्रामदेव ने कुल दस 
वर्षों तक (सन्‌ ६३९६-४६ ई०) ही शासन किया । नालन्दा में प्राप्त एक टूटी सील 
से पता चलता है कि कुमार के पुत्र का नाम विष्णुगुप्त (सम्भव॒तः मुद्राओं का 
चन्द्रादित्य) था । 
४. बुघगुप्त 

आधुनिक प्रमाणों से सिद्ध पुरुगुप्त' के पुत्र बुधग॒प्त के सम्बन्ध में अनेक लेख 
एवं मुद्रायें हैं, जिन पर तिथियाँ अंकित हैं । अत: उनके आधार पर यह सिद्ध 
हो जाता है कि उसने लगभग २० वर्षों (सन्‌ ४७७ ई० से ४६४ ई०) तक 
राज्य किया था । 

दीनाजपुरज़िले के दामोदरपुर ग्राम में दो ताम्नलेख मिले हैं, जिनसे 
प्रमारितत होता है कि बुधगुप्त के राज्य में पुरड्ुवर्धन भुक्ति (सराधारणतया 
उत्तरी बज्ाल) भी था, तथा यहाँ पर उसके प्रतिनिधि (उपरिक महाराज) 
ब्रह्मदत्त एवं जयदत्त शासन करते थे।' सत््‌ ४७६-७७ ई० के सारनाथ-अभिलेख 
एवं सन्‌ ४७६ के बनारस-अभिलेख से सिद्ध होता है. कि काशी उसी के राज्य में 


१, छण(5०७, ७77, ४०], 4, 9. 40, 

२. बुधगुप्त की सील (0/.458, १९०, 66, 9. 64) | 

हे. सद्‌ ४७५८-७६ ई० (04०४, /2८०., !93], 50; प्रबासी, 338, 67; 
5#, 70४., 52, 59 7) के पहाड़पुर (प्राचीन सोमपुर जिला राजशाही) 
का लेख इसी गुप्त-राज़ा के समय का था। साथ ही मुंगेर जिले के नन्‍्दपुर 
ग्राम में प्राप्त समु ४८६८-८६ का ताज़पत्र भी इसी के राज्य-काल का था। पौरा- 
शिक साहित्य में बुधगुप्त के सम्बन्ध में देखियि--2१7०. थ[ //ै8 3छ/काई 07, 
८०र्प., 576, 

४. 7452, 949, ञी. 


गुप्त-साज़ाज्य (क्रमशः) : उत्तर गप्त-सअआाट ५३३ 


था। सतत्‌ ४८५४-८५ ई० में जनार्दन, अर्थात्‌ विष्णु के सम्मान में एरण के शासक 
महाराज मातृविष्णु, तथा उतके भाई धत्यविष्यु द्वारा ध्वज-स्तम्भ की स्थापना, 
जबकि भूपति बुधगुप्त के शासन-काल में कालिन्दी (जमुना) तथा नर्मदा के बीच 
के क्षेत्र पर महाराज सुरक्मिचंद्र का राज्य था, इस बात का संकेत है कि मध्य- 
भारत का कुछ भाग, काशी तथा उत्तरो बड्भाल बुधगृप्त के साम्राज्य के अंग थे । 

इस राजा की मुद्राओं पर सन्‌ ४६५ ई० अंकित है। एलन के अनुसार, उस 
समय भी मोरछाप रजत-स्रुद्रायें राज्य के मध्य भाग में प्रचलित थीं ।' कुमारगुप्त- 
प्रथम तथा स्कन्दग्ुप्त की मुद्राओं के लेखों से ज्ञात होता है कि वे पृथ्वी एवं 
आकाश के स्वामी थे । 


५. बुधगुप्त के उत्तराधिकारी 


क्वोनसांग की जीवनी' के अनुसार बुघगुप्त के पश्चात्‌ तथागतगुप्त और 
उनके परचात्‌ बालादित्य गद्दी पर बैठे ।| इसी समय मध्य भारत में गुप्त-नरेश 
की शक्ति एवं प्रभुता को हण राजा तोरमाण ने चुनोती दी। पिछले अध्यायों 
में हमने देखा कि ऐरिकिर! विषय (पूर्वी मालव में एरण, जो मध्य प्रदेश के 
सागर जिले में है) में सन्‌ ४८५४-८५ ई०में महाराज मातृविष्णु का झ्ासन था। 
वे वहाँ पर बुधगुप्त के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। परल्तु, उनकी मृत्यु 
के पश्चात्‌ उनके छोटे भाई धन्यविष्णु तोरमाण के पक्षधर बन बेठे । जो भी 
हो, मध्य भारत में हुणों की सफलता चिरस्थायी न हो सकी । हमारे पास इस 
बात का प्रमाण है कि सन्‌ ५१०-११ ई० में गुप्त-समञ्राट की ओर से एरणा में 
गोपराज नामक एक सेनापति तथा एरणा के निकटवबर्त्ती प्रदेश डभाला के राजा 
' हस्तिन' ने युद्ध किया था। इससे सिद्ध होता है कि ४५१८-१६ ई० में गृप्त- 
सम्राटों की प्रभुता त्रिपुरी विधय (जबलपुर जिले) में भी स्वीकार की जाती 
थी। ५२८-२६ ई० में डभाला के 'प्रिन्नाजक महाराज' भुप्त-सम्राटों की सत्ता 
एवं प्रभुता स्वीकार करते थे। आधुनिक मध्य भ्रदेश के उत्तरी माग में परिक्षाजक 
'हस्तिन' तथा संक्षोभगुप्त-साम्राज्य के मेरुदसड थे । 'हर्षचरित' के रचयिता बाण 
के अनुसार, प्रभाकरवर्धन (६०० ई०) तक पूर्वी मालब पर गुप्त-राजाओं का आधि- 
पत्य कायम था । वैसे इसमें कोई संदेह नहीं कि मध्य भारत से हुणों को सदा के 
१. देखिये महाभारत, ४, 32, 4; कालिदास, मेचदूत 7, 45, 
२. #८७॥), 5२४, 34, 9, 368; पोट (2६, 9, ]44, 


प्र्३४ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


लिये निकाल दिया गया था ।' कंदाचित्‌ जिस बालादित्य की सेना ने हू नसांग के 
अनुसार, मिहिरकुल को बन्दी बनाया था, उसी ने मध्य भारत पर फिर से 
बिजय प्राप्त कर उसे गृप्त-सान्राज्य का अंग बताया। राजमाता के कहने पर 
ही बालादित्य ने तोरमारा के पुत्र एवं उत्तराधिकारी मिहिरकुल को मुक्त किया 
था । मुक्त होने के बाद मिहिरकुल ने उत्तर में एक छोटा-सा राज्य लेकर ही संतोष 
कर लिया । इसमें कोई संदेह नहीं कि “इस पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली 
तथा पार्थ के समान बलशाली भानुगृप्त जिनकी उपाधि बालादित्य थी, 
अपने सेनापति ग्रोपराज के साथ एरण गये, जहाँ प्रसिद्ध युद्ध में उन्होंने शत्रुओं 
को पराजित किया ।” इस राजा भानुगुप्त की मृत्यु ५११०-११ ई०४ में हुई । 





१. मालव-द्षेत्र में हुणों के दीघंकालीन अस्तित्व के लिये देखिये---2:/#. /॥४4ं,, 
ज्यों, 9, 402, 


२."४८०४), 47-)8-#४, 4, 9. 27. 


३. नालन्दा-पाषाण-अभिलेख (2५, /6., 22४, 43-45) के अनुसार बाला- 
दित्य अत्यन्त शक्तिशाली राजा था, जिसने अनेक शत्रुओं को पराजित किया 
था । सारनाथ-अभिलेख (८८४, ८//, 285 /) में जिस बालादित्य का उल्लेख 
मिलता है, उसकी पत्नी धवला से उत्पन्न उसके पुत्र का नाम प्रकटादित्य था। 
जी० शास्त्री द्वारा सम्पादित आर्य-मंजुश्नी-मूलकल्प' ( 9, 657 ( ) के अनु- 
सार पकाराख्य (प्रकटादित्य) भकाराख्य ( भानुंगुप्त ) के पुत्र थे। इसी प्रकार 
बोद्ध परम्पराएं एवं जनुश्रुतियाँ मी, जैसा कि इस पुस्तक में पहले भी कहा जा 
चुका है, बालादित्य का सम्बन्ध भानुगुप्त से ही बताती हैं (देखिये जायसवाल, 
48 [#फद4/ प्रा॥०० थ 7४४०, 47, 53) । कोमिला के निकट गुराइचर 
में प्राप्त एक अभिलेख तथा नालन्दा में प्रात कुछ सीलों से यह पता चलता है कि 
सम ५०७ ई० के लमभग वहाँ वैन्यभुतत नामक राजा शासन करता था। यह 
अवश्य ही मिहिरकुल अथवा उसके पिता का समकालीन रहा होगा । सील के 
अनुसार वह 'महाराजाधिराजा' था (45/, 47२, 930.34, 9४, ।, 230, 249; 
74457, 66, 67; 770, र%, 275) तथा युप्त-सञ्राटों के साथ उसका सम्बन्ध 
भी था । डॉ० डी० सी० गांगुली के अनुसार मुद्राओं में पाया जाने वाला द्ादशादित्य 
(770, 933, 784,989) इसी का नाम था। परन्तु, नासलन्दा-सील ऐसी 
दयनीय अवस्था में प्रात्त हुई है कि उसके सम्बन्ध में ठीक-ठीक कुछ भी नहीं कहा 
जा सकता। ह 


गुतत-साआज्य (क्रमशः) : उत्तर गुत्त-सन्नाट रे 
मंदसौर के जनेन्द्र' यश्योघर्मन ने ५३३ ई० के पूर्व ही मिहिरकुल को मंतिम 


बिनी+++ २५+++++++ 


१. यह कहना कि मंदसोर के यश्ञोघ्र्मन ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण 
की थी, और बह 'मो-ला-पो' के शिलादित्य का पिता, प्रभाकरवर्धन का 
इयसुर, और उज्जेन का मुख्य शासक था, सर्वया अनुचित होगा। फ़ादर हेरा 
(32078, 927, १४7०, 8-9) के अनुसार हुए राजा मिहिरकुल को 
बालादित्य ने जब पराजित किया, उसके पहले वह (मिहिरकुल) यश्योधर्मन द्वारा 
बलहीन किया जा चुका था। कहा गया है कि बालादित्य के साथ युद्ध के समय 
मिहिरकुल प्रभ्ुता-सम्पन्न सज़ाटू था, जिसे मगध-सम्राट्‌ कर देता था, तथा 
अपनी शारीरिक क्षीणता के कारण युद्ध करने से डरता भी था (8८9], ४४-7४- 
£, ४०), 4, ७, 68) । लेकिन जिस तरह भंदसौर के जनेन्द्र ने मिहिरकुल को 
पराजित करके उसे दो चरणों पर सिर भरुकाने' के लिए बाध्य किया, 
उससे यह सम्भव नहीं दिखता । सम्राट्‌ बालादित्य की मिहिरकुल पर विजय 
एक स्थायी विजय थी। केवल कुछ समय के लिए ही मिहिरकुल ने सम्भवतः मगघ 
पर अधिकार किया होगा । शीघ्र ही वह कश्मीर के सिंहासन पर आसीन हुआ 
ओर गघार जीत लिया (9८3), ७४-3४-४, , 9. 7) । यशोधर्मन के दरबारी 
कवि के अनुसार मिहिरकुल मुख्य रूप से हिमाचल-प्रदेश का शासक था। निम्न- 
लिखित गद्यांश का अर्थ फ्लीट ने गलत लगाया और फ़ादर हेरा (9.87) ने इसे 
सही समझा । इससे सभी कुछ स्पष्ट हो जायेगा-- 

“उस (यशोधर्मन) के चरणों की वन्दना वह प्रसिद्ध राजा मिहिरकुल करता 
था जिसने केवल देवता स्थाणु' को छोड़ कर किसी के समक्ष अपना मस्तक नहीं 
भुकाया था, जिसकी प्रतापी भ्रुजाओं के संसर्ग से हिमाच्छादित पर्वत-शिखर 
भी अजेय दुर्ग बन जाते ये ( दाला०एफा, रब्य, 4॥7., 885, 9. 249) | 
कीलहॉन की इस व्याख्या को फ़्लोट ने स्वीकार किया है। (यह कथन कि 
मिह्रिकुल ने केवल देवता स्थाखु फो छोड़ कर अन्य किसी के समक्ष अपना 
शीद्य नहीं कुकाया, सिद्ध करता है कि उसने बालादित्य के समक्ष भी नतमस्तक 
होना स्वीकार किया नहीं होगा जिसके कारण उसे मृत्यु-दंड मिला ।) 





१३६ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


रूप से पराजित कर दिया था। मंदसौर के पाषाणा-स्तम्भ-अभिलेख' की छठी 
पंक्ति से ज्ञात होता है कि यक्षोधर्मम से समय में मिहिरकुल हिमालय-प्रदेश अर्थात्‌ 
कश्मीर एवं उसके आसपास की भूमि का शासक था । जनेद्ध यशोधर्मन ने जब 
गंगा के उद्गम-स्थल के आसपास के हिमाच्छादित प्रदेश पर बढ़ाई की तो 
मिहिरकुल को बाध्य होकर उसकी सत्ता स्वीकार करनी पड़ी । 

यशोधर्मन का कथन है कि पूर्व में ब्रह्मपुत्र या लौहित्य तक उसका राज्य फेला 
हुआ था । यह असम्भव नहीं कि उसने बालादित्य' के पुत्र बच्ध को पराजित कर 
युद्धक्षेत्र में उसका वध किया तथा पुंड़वर्धन के दत्त-वंश को भी समाप्त कर दिया 
हो | ह्तसांग ने भी इस बात की पुष्टि की है कि मध्य भारत का कोई शासक 
(गप्त-वंश का नहीं) वच्ध का उत्तराधिकारी बना । इसी समय कुमारगुप्त-प्रथम 
के समय से पुंडुवर्धन पर शासन कर वाले दत्त-वंश का जैसे नामोनिशान सदा-सदा 
के लिए मिट गया । किन्तु, जिस मंदसोौर-अभिलेख में जनेन्द्र यशोधर्मन को विजयी 
बताया गया है, उसके ठोक १० वर्ष बाद सन्‌ ५४३-४४ ई० में पुंडुवर्धन भ्रुक्ति पर 
मध्य भारतीय जनेन्द्र का कोई अधिकारी नहीं, बल्कि 'परमभट्रारक, महाराजा- 
धिराज प्रथ्वीपति' गुप्त-सम्राट्‌ का कोई पुत्र प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा 
था । इससे यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि जनेन्द्र यशोधर्मन की मंदसोर-पाषाण- 
अभिलेख में उल्लिखित विजय अत्त्यन्त क्षरिक रही होगी । 


१. ८२, 9. 46-]47; जायसवाल, 7#6 श्डाकगारदबर 20 /7 श ४ कफ, 


9.9. 
२. जैसा कि पहले ही बताया जा ज्रुका है, यदि बालादित्य का सम्बन्ध 


भानुगुष्त से है तो उसका पुत्र वच्च ही वकाराख्य' था, जो सारनाथ-अभिलेख के 
प्रकटादित्य का छोटा भाई (अनुज) था ( ४९८४, (77, 284 8) | जी० शास्त्री 
द्वारा सम्पादित आर्य-मंजुश्ली-सूलकल्प' ( 9. 0327-44) के अनुसार पका राखुय 
भकाराल्य (भानुगुप्त) का पुत्र था। प्रकटादित्य को उक्त अभिलेश्न में बालादित्य 
एवं रानी धवला का पुत्र जताया गया है ( देखिये जायसवाल, 48 2॥कुट- 
॥वा संडाणऊ थी ७44, 9. 47, 53, 56, 63) । 


११७ 


गुप्त-साजआाज्य (क्रमशः) उत्तर गृप्त-सजाटू 


(३) #४४७ (४) >व१ा२%४ 


(ला सन । | ०] 
गड्ढे ०४४ (६ +०४५॥७ ४) 3१३२६-७००७।७१७ | 
ण्ड्ठेणग्फ ०ह २०:००-६ ०: (८) 
90५४ है +>000०३६ :॥२४ ७:५४ “200420%।2 (८) प्य्शा+% 422]-000%४% 


| 
गे फ३७ पु+० *' कि... ०8 ५४७८ जा  ) इक 





ः कहे १३ शर फेडर 


222% ॥७४५ माया पाक (८) ७छ३-४०७५७ हा क्यूर2|- न 80 0%2फ>े 


#> करन के मजा मी 32 लाने 


| ७०९०००४ (2) ० >२7५-%६३१ ६ ४4४४६ 


४२७१७८६ 0 ५९ ॥99 ८ ६७४ (3) ३७०७॥४-३४५ ॥७४8- हक मम 42069448॥/(६ | 


| 


| | ल हक आह 





| | ०के है ४2-३०६ | 
4॥09> हुक २-३००४॥४७६४३॥ ( 34२१-॥>05०७- )..#ब४- इज फुब्छ 
(०8/४४ -२ ४०४५४ 
०३ ०८४ ४७ (८) 
०९०१४ $---.७७७४-42>5 530 


348 


भ३ष प्राचीन भारत का राजनैतिक' इतिहास 


६. कृष्णगुप्त के वंशज 


सन्‌ ५४३-४४ ई० की दामोदरपुर-प्लेट में दुर्भाग्यवश गुप्त-सम्राट्‌ का नाम 
मिट-सा गया है। फिर भी, अपशद-अभिलेख से अनेक गरुप्त-सम्राटों का पता 
चलता है, जिनमें से चोथा गुप्त-सन्नाट्‌ कुमारगुप्त (तृतीय) हराहा-अभिलेख' 
के अनुसार ५५४ ई० के ईशानवर्मम मौखरी का समकालीन था। अतः कुमार- 
गुप्त-तुतीय एवं उसके तीनों पूर्वजों---कष्ण हर्ष, और जीवित--को हम सन्‌ ५१० 
ई० (भानुगुप्त की तिथि) से ५५४ ई० (ईशानवर्मन की तिथि) के बीच में रख 
सकते है । यह सम्भव हो सकता है, परन्तु निश्चित नहीं कि इनमें से एक राजा 


१. यद्यपि नाम के अंत में गुप्त' छब्द वाले बहुत-से शासकों का उल्लेख अप- 
शद तथा अन्य समकालीन लेखों में मिलता है, जो गुप्त-साम्राज्य के मुख्य प्रान्तों में 
राज्य करते थे और सुविधा के लिये 'गुप्त-शासक” ही कहे गये । लेकिन यह स्पष्ट 
नहीं है कि गुप्त-वंश अथवा गुप्त-कुल से उनका क्‍या और केसा सम्बन्ध था ? 
यह याद रखने की बात है कि उनमें से कुछ ( जेसे कुमारगृप्त, देवगुप्त 
आदि) के नाम प्रारम्भिक वंशावली में मिलते है तथा कुछ विद्वानों के अनुसार 
इस नये गुप्त-वंश की नींव डालने वाले कृष्णगुप्त और कोई नहीं चन्द्रमुप्त- 
द्वितीय के पुत्र गोविन्दगुप्त का ही दूसरा नाम था । परन्तु, इस तथ्य को हम ज्यों- 
का-त्यों स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि गोविन्दगुप्त इंष्णगुप्त से लगभग ५० 
ब॒ष॑ पूर्व हुआ था । अगर ऐसा है तो यह अत्यन्त आश्चर्य की बात है कि कृष्ण- 
गुप्त की वंशावली प्रस्तुत करने वालों ने गुप्त-वंश के राजघराने के एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण व्यक्ति (गोविन्दगुप्त) का नाम क्‍यों छोड़ दिया ! अपशद-अभिलेख में 
इस वंश को केवल सदबंश' कहा गया है । इस गुप्त-वंश का पुराने गुप्त-वंश से 
कोई संबंध नहीं था, इसकी पुष्टि बाग भी करते हैं । बाण की 'कादम्बरी”' तथा 
/हर्षच्रित' में जिन गुप्तों ओर 'गुप्त-कुलपुत्रों' का उल्लेख मिलता है, निदवय ही 
उनका सम्बन्ध कृष्णाथुप्त और उसके वंशजों से जोड़ा जा सकता है। प्रारम्भिक 
शुप्त-वंश का एक राजकुमार तुमेन-अभिलेख में उल्लिखित घटोत्कचरगुप्त भी था 
जो पूर्वी मालव का झ्ञासक था | यह असम्भव नहीं कि कृष्णगृप्त का उससे किसी 
प्रकार का कोई सस्बन्ध भी रहा हो । परन्तु, इस विषय में हढ़ता से कुछ भी 
कह सकना सम्भव नहीं है । श्ोज अपेक्षित है । 


२. एच० शास्त्री, 2#. #4., 5७५, एए. )0 #. 


सुप्त-साम्राज्य (क्रमशः) : उत्तर गुप्त-सन्नाट भरे६ 


सन्‌ ५४३-४४ ई०' के दामोदरपुर-प्लेट का गुप्त-राजा ही था । अपशद-प्रभि- 
लेख में यदि महाराजाघिराज' अथवा 'परमभट्टारक' जैसी ऊँची उपाधियाँ नहीं हैं 
तो इसका यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि उल्लिखित राजा छोटे-मोटे शासक थे । 
मंदसौ र-अभिलेख में कुमारगृप्त-प्रथम को इस प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी गई 
है । इसी प्रकार एरण-अभिलेख में दिये 'बुध' के नाम के पूर्व मी कोई उपाधि 
नहीं है । परन्तु, इसी के साथ अपशद अभिलेख में उल्लिखित अत्यन्त दुर्बल राजा 
माधवगुप्त की रानी को देव-बरणार्क-अभिलेख में 'परम-भट्टारिका' तंथा 
'महादेवी' कहा गया है । 
कृष्णगृप्त के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान अत्यन्त सीमित है । अपशद-अभिलेख 
में उसे नायक का रूप दिया गया है, जिसने 'सिंह' की जैसी अपनी बाहुओं से 
गर्वलि छात्र, (हप्ताराति) की चिथाड़ती हुई हस्तिसेना के मस्तक को तोड़ कर 
असंख्य झत्रुओं का मान मर्दन किया और उन पर विजय प्राप्त की। सम्भवतः 
यशोधर्मन ही वह गर्वीला शत्र (हप्ताराति) था, जिसके विरुद्ध उसे युद्ध करना 
पड़ा था । उसके पश्चात्‌, दूसरा राजा 'देवश्री हर्षगुप्त' था, जिसे उन लोगों के 
साथ युद्ध करना पड़ा, “जो यह नहीं चाहते थे कि भाग्य की देवी लक्ष्मी उसे 
अपना बर छुने ।'' उसके वक्षस्थल पर नाना प्रकार के शक्हों के घाव थे। जिन 
शत्रुओं ने उस पर आक्रमण किया था, उनके नामों का उल्लेख हमें नहीं मिलता । 
हर्ष के ष॒त्र जीवितगुप्त-प्रथम ने सम्भवत: अपने वंश की प्रभ्नुता पुनः हिमालय 
ज्षया सागर (पूर्वी भारत) के बीच स्थापित कर ली थी। “यद्यपि उसके श्र 
ठंडे सागर के तट पर ठंडी हवा में खड़े हुए थे, सागर में ज्वार-भाटा आ रहा था; 
और हाथियों द्वारा तट के वृक्ष गिराये जा चुके थे, फिर भी वे सब भय के ज्वर से 
, पीड़ित थे ।”' समुद्र-तट पर खड़े हुए गर्वीले शत्रु! कदाचित्‌ गौड़ थे, जिन्होंने 
बिजय-अभियान आरम्भ कर दिया था । सन्‌ ५५४ ई०'* के हराहा-अभिलेख के 
अनुसार वे उस समय सागर-तट (समुद्रा्रय) पर रहते थे। अन्य गत्र नन्दन- 


१, श्री वाई० आर गुप्ते (४. (67, उश््ाप्ध) सच ५४४३-४४ ई० के 
अभिलेख में 'कुमार' का नाम पढ़ते हैं, परन्तु वे उसे नरसिंहग्रुप्त का पुत्र बताते 
हैं । जिस राजा का नाम नहीं मिल रहा है, वह इन्हीं के वंश का अथवा किसी 
अन्य नवीन वंश का रहा होगा । देखिये इस सम्बन्ध में वैन्यगुप्त और दूसरे राज- 
कुमारों का उल्लेख---8/5., #४४., १०५, 897००१४5६, 97. 24-5. 

२. &#. 7४4.. 7५ 9. 0 ८६ 3०१८ 


अ्ड० प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


जैसे महत्वाकांक्षी कुमारामात्य रहे होंगे, जिनका उल्लेख अमोना-प्लेट में 
आया हैं । 

इसके प९चात्‌ गही पर बैठने वाले राजा कुमारगृप्त-तृतीय को अनेक कंठि- 
नाइयों का सामना करना पड़ा। गौड़ लोग अपने राज्य, जो समुद्र-तट तक फैला हुआ 
था और जिसमें कर्रासुबर्र' और राघापुरी' भी सम्मिलित थे, से निकल कर जब- 
तब आक्रमण करने लगे । इनके अतिरिक्त सहस्नों हाथियों की तीन पंक्तियाँ बनाने 
वाले आन्प्र लोग तथा अनेक अध्वारोहियों की सेना के स्वामी शुलिक उसके दूसरे 
दत्र थे। सम्भवत: माघववर्मन (प्रथम, जनाश्रय) आन्ध्र के राजा थे । पोलामुरुह- 
प्लेट के अनुसार वे विष्णुकुर्डिन-बंश के थे, पूर्वी क्षेत्र पर बिजय प्राप्स करने के 
लिए गोदाघ री-पार गये थे, और उन्होंने ग्यारह बार अश्वभेष यज्ञ आयोजित 
किया था। शुलिक कदाचघित्‌ चालुक्य थे।' महाकूट-स्तम्भ-अभिलेख में यह नाम 
चालिक्य' के रूप में आता है । गुजरात के लेखों में हमें 'सोलकी' तथा 'सोलंकी' 
रूप भी देखने को मिलते हैं। शूलिक” इसी प्रकार किसी दूसरी बोली का रूप हो 
सकता है । महाकूट-स्तम्म-अभिलेख से ज्ञात होता हैं कि चालिक्य-वंश के कीलति- 
वर्मन-प्रथम (छठी शत।ब्दी) ने अंग, वंग, मगध आदि देशों पर विजय प्राप्त की 
थी । उसके पिता ने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। “उन दिनों योद्धाओं पर विजय 
प्राप्त करने का एक मात्र उपाय यही था तथा महान्‌ योद्धा वही होता था जो इस 
कसौटी पर खरा उतरता था ।” जिन प्रदेशों के राजाओं को चुनौती दी जाती 


१. एम० चक्रवर्ती, 7458, 908, 9. 274. 
२. प्रबोध-चन्द्रोदय, ४०६ [, 


३. 42णफ/ट्यो, 472, ७, 92 बाते 0, 6, 87287, 79, 933, 
2767. 


४. झुलिकों ओर शौलिकों का सम्बन्ध अपरात्त (उत्तरी कोंकश), वनवासी 
(कनारा) तथा विदर्भ (बरार) से बताया जाता है (बृहत्संहिता, %, 5; >॥ए 
8) | इलना ही नहीं, उन्हें गांचार तंथा वोक्काणश (वालान) से भी सम्बद्ध 
बताया गया है (बृहत्संहिता, 7720, 2, ऊ, 7; 5ए7।, 35) । सम्भव है इनकी 
एक छाखा उत्तरपश्चिम में मी रही हो । शुल्कि-वंश के कुलस्तम्भ का भी 
उल्लेख मिलता है। तारनाथ 7#6, 4॥४., ५, 364) शुलिक-राज्य को दोगर 
(दक्षिण में टेर ?) में बताते हैं । 


गुप्त-साज्राज्य (क्रमशः) : उत्तर गुप्त-सज़ाद भ्डर 


थी, उनके राज्य में यज्ञ का अश्व छोड़ दिया जाता था, तथा उसकी रक्षा के लिए 
एक सेला उसके पीछे चला करती थी। सम्भवतः राजकुमार कीत्तिवर्मत को इस 
सेना का नायक बना कर अध्य की रक्षा का भार सौंपा गया था । 


इसी समय गंगा की ऊपरी थाटी में एक नयी शक्ति का उदय हो रहा था, 
जिसे उत्तरी भारत में अपनी प्रथ्ुता स्थापित करने के लिए गुप्तों से घनधोर 
युद्ध करना पड़ा । यह शक्ति मुखर” अथवा 'मौखरी” वंश" की थी। मौखरी-बंश 
की उत्पत्ति अद्वपत्ति के सौ पुत्रों से हुई थी, जो राजा अश्वपति को वैषबस्वत यम 
(से कि मनु) से बरदान-रूप में मिले ये । यह वंश अनेक विभिन्न शाखाओं में बंटा 
हुआ था । इस वंश की एक शाखा के पाषाण-अभिलेख उत्तर प्रदेश के जौनपुर 
और बाराबंकी जिले में प्रात्त हुए हैं, जबकि दूसरी शाखा के लेख बिहार राज्य के 
जिले में मिले हैं। एक तीसरी शाखा के अभिलेख राजस्थान राज्य के कोटा में 
अंड़वा' नामक स्थान पर प्राप्त हुए हैं। गया के मौखरी-शासक यज्ञवर्मन, शार्दूल- 
वर्मन, तथा अनन्तवर्मन सहायक राजा थे। बारबरा-पर्वत-गुफालेख रे में शादू लवर्मन 
को उसके पुत्र ने सामन्‍्त चूड़ामणि' की उपाधि से सम्बोधित किया है। तीसरी 
शताब्दी में बढ़ता मोखरी पश्चिमी भारत के किसी राजा के अधीन सेनानायक 


१. इस बंद को 'मुखर' तथा 'मौखरी' दोनों ही नामों से सम्बोधित करते थे । 
“सोम-सूर्य बंशाविक पुष्पभूति मुखर-वंशौ,'” “सकल भुवन नमस्कृतो मोखरी 
वंश: (?७74०'5 ८0,, हर्षचरित, 79. 44], )46) ! ८/ ८४7, 9. 229, 


२. महाभारत, 777, 26, 38 #. अपनी पुत्री सावित्री के माँगने पर राजा 
अश्यपति के वरदानस्वरूप यम की कृपा से सौ पुत्र हुए थे, उसी ओर यह संकेत 
है । यहू एक आश्चर्य को बात है कि कुछ लेखक मोंखरी-लेख के वैवस्वत को 
भनु मानते हैं । 


३. ८77, 7, 223, गया से मौखरियों का सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन था । इस 
बात की पुष्टि भोखलिश' अथवा 'मोखलिणम'” अभिलेख से मिट्टी की सील द्वारा 
होती है ((०८४, ८२7, 4) । कदम्ब के राजा के चन्द्रवल्लि-पराषारा- अभिलेख में 
भी मौखरियों का उल्लेख मिलता है (47८8. ७४४०८» शी 3/3592८, 3.९. 929, 
97. 50 8)॥ त्रिपाठी को इसी प्रकार का संकेत महाभाष्य में मिला है 
(38970, 934 &(9/00) । बढ़वा-अभिलेख के लिए देखिये---.१६८४थ7, /2/, 
#बं,, *(7!)ा। , 427 ह. 


भडर प्राचीन भारत का राजनेतिक इसिहास 


अथवा सैनिक राज्यपाल के पद पर कार्य करते थे ।ऐसे ही कदाचित्‌ उत्तर प्रदेश' की 
शाखा भी आरम्भ में किसी के आश्रित थी। इस वंश के प्रारम्भिक राजकुमार 
हरिवर्मन, आदित्यवर्मम तथा ईश्वरवर्मम केवल साधारण महाराज थे । आदित्व- 
वर्मन की पत्नी हर्षगुत्ता कदाचित्‌ हर्षमुत की बहन थी । उसके पुत्र एवं उत्त रा- 
घिकारी ईश्व रवर्मन की पत्नी उपगुप्ता भी सम्भवत: गृप्त-वंश की ही राजकुमारी 
थी। हराहा-अभिलेख के अनुसार ईश्वरवर्मन तथा उपगुप्ता के पुत्र ईशानवर्मन ने 
आंध्रों', शूलिकों तथा गौड़ों पर विजय प्राप्त कर के सर्वप्रथम “'महाराजा- 
धिराजा' की सम्नाटीय उपाधि-धारणा की । इसी से उसे कुमारगृप्त-तृतीय के 
साथ संघर्ष में आना पड़ा । इस तरह मौखरियों एवं गुद्तों में इन्द्र आरम्भ हुआ, 
तथा अंत में ग॒प्तों ने गौड़ों की सहायता से हर्षवर्धन के बहनोई ग्रहवर्मन मौखरी को 
पूर्ण रूप से पराजित कर उसके राज्य को नष्ट कर दिया ।" 

१. साहित्य में मौखरियों का सम्बन्ध उत्तर प्रदेश में कन्नौज से बताया जाबा 
है, जो सम्भवत: किसी समय उनकी राजधानी रही होगी (८/. सी० बी० वैद्य, 
रबल्वीविर्णब सलाद गाव, 4, ए9, 9,33; शरैबएथापफ्रिआा), 7४6 गबएशा, 
हर जेदाई[दाएं कार्द (॥९ #ैबाकाइवाश > हट, 9. 0] ) | छ्वनसांग के अनुसार 
हर्ष से बहुत पूर्व कन्नौज पर पृष्यभूति के बंशजों का अधिकार था । हर्ष के उत्कर्ष 
के पूर्व तथा राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात्‌ कुशास्थल (कन्नोज) का शासक ग्रुत्त- 
बंश का कोई सामन्‍्त था (?8720”5 ८०., हृषंचरित, 97. 226, 249)। 

२. ॥१९८५, ८77, 9. 220, 


३. जौनपुर-पाषाण-अभिलेख में भी आंध्रों पर विजय का उल्लेख मिलता है 
(८४7, 9. 230) । इसी से फ्लीट के अनुसार पश्चिमी मालव को राजघानी धारा 
में हुए युद्ध का भी पता चलता है। डॉ० बसाक का मत है कि इसमें 'धारा' शब्द 
का प्रयोग तलवार की धार के अर्थ में हुआ है, न कि किसी नगर आदि के अर्थ 
में (4गांरा जग, #, 467०, 409) । 


४, जो व्यक्ति यूरोप के इतिहास से भली भाँति परिचित हैं, उन्हें अच्छी 
तरह से ज्ञात होगा कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि का अर्थ यह नहीं है कि जो' 
राजा इस उपाधि को धारण करे, बे सभी एक ही वंश के हों । 

५. ग्रहवर्मन के. उत्तराधिकारी साधारण सरदारों की तरहू ही रह गये होंगे । 
उनके साथ सातवीं शताब्दी में गरुप्त-वंश के अंतिम राजाओं में से किसी एक ते 
वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित किया था | 


गुप्त-साज्राज्य (क्रमश: ) : उत्तर गुतत-सन्नाट्‌ भ्डर३े 


इस प्रफार हम देखते हैं कि ईक्षानवर्मम की माता एवं दादी गुप्त-बँश की 
थीं | छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में साम्राज्य स्थापित करने वाले प्रभाकर बर्शन की 
माता भी गुप्त-बंश की ही थीं । ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार अत्यन्त 
प्राचीन काल में लिबच्छवियों' के साथ विवाह कर दूसरे र[जर अपनी शक्ति बढ़ाते 
थे, उसी मक़सद से इस काल में ग्रुप्त-वंश में विवाह-सम्बन्ध स्थापित किये 
जाते थे । 

कुमा रग॒प्त-तृतीय ने दावा किया है कि “राजाओं में चन्द्रमा के समान ईशान- 
अर्भन की सेता को बिलोकर उसने अपने आपकों प्रम भाग्यशाली बना लिया ।!”' 
यह कोई मिथ्याभिमान की बात नहीं है, क्योंकि अन्य किसी भी स्रोत से यह ज्ञात 
नहीं होता कि मौखरियों ने कभी भी गुप्त-सज्जाटों पर विजय प्राप्त की थी । 
कुमारग॒प्त-तृतीय का अंतिम संस्कार प्रयाग में हुआ था, जिससे यह अनुभान 
होता है कि सम्भवतः प्रयाग उसके साम्राज्य का ही अंग था। 

इस राजा के पुत्र एवं उत्तराधिकारी का नाम दाभोदरगुप्त था। उसने 
मौखरियों' के साथ होने वाले युद्ध को जारी रखा और अंत में उनके साथ युद्ध 
करता हुआ स्वर्गवासी हुआ । मौखरियों के शक्तिशाली हाथियों की पंक्ति को जिससे 


१. (ए. छ००४४८, 77045, 903, 9. 857, 
२, अपदराद-अभिलेख । 


३. दामोदरगुप्त का मौखरी-छत्रु सूर्यवर्मन था या सर्ववर्मन । महाशिवगुप्त 
के सीरपुर-पाषण-अभिलेख में सर्यवर्मम के सम्बन्ध में लिखा है कि उसका जन्म 
उस शक्तिक्षाली एवं पवित्र वर्मन-बंश में हुआ था जिसका आधिपत्य मगध पर भो 
था । यदि यह सर्यवर्मस ईशानवर्मन का ही पुत्र अथवा सूर्यवर्मत का वंशज था, तो 
यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ समय के लिये मगध की सत्ता गृप्त-सअआटों के 
हाथों से मिकल कर मौल्तरियों के हाथों में जा गई थी। जीवितगुप्त-द्वितीय के शाहा- 
बाद जिले के देव-बरणार्क-अभिलेख से ज्ञात होता है (८77, 77. 26-8) कि 
मौखरी-बंद के सर्ववर्मम तथा अवन्तिवर्मन के अधिकार में आलादित्य-देव के पई- 
चात्‌ सगध का एक बहुत बड़ा भाग आ गया था | आहिर है कि मगध के निकल 
शान के बाद अंतिम भृप्त-सज्ाटों के पास केवल मालव ही शेष बच रहा था, जब 
सके कि आगे चलकर महासेनगृप्त ने एक बार पुनः अपनी विजयों द्वारा लौहित्य 
(बरद्मपुत्र) तक अपना साम्राज्य-बिस्तार न कर .लिया। 


भडड४ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


उन्होंने हुणों की पददलिस किया था, तोड़कर वह दामोदरगुष्स मूच्छित हो गया 
ओर युद्धक्षेत्र में हो मृत्यु को प्राप्त हुआ ।' 

दामोबरगत के पश्चात्‌ उसका पुत्र महासेनगुप्त सिहासनारूढ़ हुआ । हर्ष- 
अरिति' में वर्णित पूर्वी मालब का शासक कदाजित्‌ यही था। सम्भवतः इसी के पुत्र 
कुमा रगृप्त तथा माधवगुप्त को श्रीकंक (थानेश्वर) के पुष्यभूति-वंश के प्रभाकर- 
बद्ध न ने अपने दोनों पुत्रों--राज्यवद्ध न एवं हर्षवद्ध न--की सेवा में रखा था। 
मधुबन-दानपत्र तथा हर्ष की सोनपत-ताअसील से ज्ञात होता है कि प्रभाकर- 
बद्ध न तथा महासेनगुप्त के वंश के बीच बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था। ताअ्रसील के 
अनुसार, “महासेनगुप्त देवी' प्रभाकर की माता थीं, तथा आदित्यसेन के अपछायद- 
अभिलेख से पता चलता है कि महासेनगुप्त के पुत्र माथबगृप्त की मित्रता हर्ष 
सेथी। 

मौखरियों की बढ़ती हुई शक्ति के भय से महासेनगुप्त ने पुष्यभूति से 
सम्बन्ध स्थापित कर लिया था । यह नीति काफ़ी सफल रही । परिणामस्वरूप 
उसके जीवन-काल में उस वंश से किसी प्रकार का युद्ध नही हुआ । परन्तु, इसी 
समय पूर्व की ओर से एक नया भय उत्पन्न हो गया । भगदत्त के वंशजों ने काम- 
रूप में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित कर लिया । इस वंश के राजा सुस्थितवर्मन' 

१. महाभारत (>८॥, 98, 46-47), रघुवंश (४॥॥, 53), काव्यदर्श (|, 
9), राजतरंगिणी (, 68) भादिसे ज्ञात होता है कि फ्लीटद्वारा किये गये अर्थ 
के विरुद्ध जो कुछ कहा गया है, वह सब अमात्य है । सुरबंघुओं के महत्व को (जो 
मनुष्य न थीं) 2॥०४४. ८०४, 7०/., 8! का लेखक तथा डॉ० त्रिपाठी की 
म5/०72 7/ 406४ #४ 27474 का आलोचक ठीक से समभ नहीं सके । 

२. कदालित्‌ दूसरे आक्रमणकारी राज्यों का नाम हर्षचरित' के चोथे उच्छु- 
वास में है। जिस अंश में लाटों का उल्लेख आता है, बे कदाचनित्‌ कटच्छुरि रहे होंगे, 
जिन्होंने अन्तत: सन्‌ ६०८ ई० के लगभग गुप्त-राजाओं को विदिशा से उखाड़ 
फेंका । कट च्चुरि (कलजुरि) राज्य में छठी झताब्दी के अन्त तथा सासबीं शताब्दी 
के प्रारम्भ में लाट प्रदेश भी सम्मिलित था (0घर०व्णों, 4770, 82) । 

३. देखिये निधनपुर-प्लेट । 77745 (928) में एक लेखक पुनः यह सिद्धास्त 
प्रतिपादित करता है कि सुस्थितवर्मन कामरूप के राजा न होकर मौखरी राजा ये । 
परन्तु, इस नाम के किसी भी मोखरी-शासक का उल्लेख नहीं मिलता । सुख्यित- 


वर्मन का ब्रह्मपुत्र से सम्बन्धित होता, यही सिद्ध करता है कि उस ताम के जिस 
शासक का उल्लेख निधनपुर-प्लेट में है, वह यही था । 


गुप्त-साधआराज्य (क्रमशः) : उत्तर गुत-सअ्राट्‌ प्र 


'का महसेनगृप्त के साथ युद्ध हुआ, जिसमें वह (सुस्थितवर्मत) स्वयं पराजित 
हुआ । अपशद-अभिलेख के अनुसार सुस्थितवर्मम को पराजित करने के पदचातु 
महासेनगुप्त की प्रसिद्ध चारों ओर फैल गई, तथा उस समय भी लौहित्य (क्रहम- 
पुत्र) के तट तक उसकी कीत्ति के गीत गाये जाने लगे ।”” 

महासेनगुप्त तथा उसके समकालीन प्रभाकरवद्ध न के बीच, तथा महासेनगतत 
के छोटे अथवा सबसे छोटे पुत्र माघवग॒प्त और उसके समकालीन हर्ष के बोच 
देवगुप्त-द्वितीय! नामक राजा हुआ था। इसका उल्लेख हर्ई के मघुबन तथा 
बंसलेर-अभिलेखों में मिलता है, जहाँ उन्हें उन राजाओं ( जिनकी तुलना 
दुष्ट थोड़ों से की गयी है ) में श्रेष्ठाम कहा गया है। उसे अपमे-अपने कर्मों 
का फल राज्यवद्धन के हाथों भोगना पड़ा था। हर्षचरित' में गृप्त-राणाओं 
का सम्बन्ध मालव से बताया गया है । अतः, इसमें कोई संदेह नहीं 
कि देवगुप्त ही मालव का वह दुष्ट शासक था, जिसने ग्रहवर्मन मौखरी का 
वध किया था, तथा स्वयं बड़ी सहजता से राज्यवर्धन' के द्वारा पराणित 
हुआ था । गुप्त-राजाओं की वंशावली में देवगरुस का स्थान निश्चित करना 
फिलहाल अत्यन्त कठिन है। सम्भवत: वह महासेनगुप्त का सबसे बड़ा पुत्र तथा 
कुमारगुप्त एवं माघवगुप्त का बड़ा भाई रहा होगा ।' उसका नाम अपशद-अभि- 


१. सम्राट चन्द्रगुप्त-ट्वितीय ही देवगुप्त-प्रथम थे । 

२. भ्रहवर्मन तथा राज्यवद्ध न का मालव-शत्रु बुद्धराज कलब्॒रि-वंश का था, 
जैसा कि एक विद्वाब्‌ ने सिद्ध करने की कोशिश की है, विश्वसनीय प्रतीत नहीं 
होता । यदि यही सही होता तो हर्ष के समय के अभिलेखों में बुद्धशज को न चुन 
कर देवगुप्त जैसे निबंल राजा को ही इस उल्लेख के लिए क्यों इना जाता, जबकि 
वह एक दुष्ट राजा था और राज्यवर्द्धन ने उसे कठोर दराड दिया था। राज्यश्री 
की मुक्ति तक की जो कथा 'हषंचरित' में आती है, वहाँ गरुप्त-राजाओं के मालब 
से सम्बद्ध होने का ही उल्लेख है। अन्तिम मौखरी-राजा का दुःखद अन्स, राज्यञ्री 
की कठिनाइयों तथा राज्यवद्ध न को जिनसे बुद्ध करना पड़ा, उनमें गुप्त एवं गोड़ 
राजाओं का तो उल्लेख है, परन्तु किसी कटच्चुरि-राजा का कहीं भी कोई उल्लेख 
नहीं मिलता । 

३. 06८४५, 27048, 903, ७, 562, इस सुझाव को पूर्णतया निश्चित 
तथ्य नहीं माना जा सकता । सम्भव है कि देवगुप्त ने मालव-बंश को उस झाखा 
का प्रतिनिधित्व किया हो, जो पुष्यभूति-वंश तथा मौखरियों के प्रति शत्रुता की 

३५०४ 


भ४६ प्रात्नीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


लेख के राजाओं की सूची में नहीं मिलता । यह सम्भवतः उसी प्रकार है, जैसे 
भिटारी-लेख में स्कन्दगुप्त का नाम छूट गया है । 

अपनी मुत्यु के कुछ ही समय पूर्व राजा प्रभाकरवद्ध न ने अपनी पुत्री राज्यश्री 
का विवाह मौख री-राजा अवसन्तिवर्मन के ज्येष्ठ पुत्र ग्रहवर्मन के साथ किया। उसके 
परम शत्रु के साथ पुष्यभृतियों के इस सम्पर्क के कारखा देवमुप्त ने उनसे अलग हो 
कर ईशानवर्मन के समय से ही चले आ रहे मौखरियों के शत्रु गौड़ों के साथ मैत्री 
कर ली। प्रभाकर की मृत्यु के पश्चात्‌ गुप्त-राजा तथा गौड़-राजा शशांक' ने 
मिल कर मोखरी राज्य पर सम्मिलित रूप से आक्रमण कर दिया। “मालब के 
दुष्ट राजा ने ग्रहवर्मन को समाप्त कर उसके साथ ही उसके सत्कार्यों को भी समात्त 
कर दिया । रानी राज्यश्री के पैरों में लोहे की बेड़ियाँ डाल कर कान्यकुब्ज में बन्दी 
बना दिया गया ।”” “उस दुष्ट राजा ने यह सोचकर कि सेना बिना नायक के है, 
थानेश्वर पर आक्रमण कर उसे जीत लेने का प्रस्ताव रखा ।'” यद्यपि राज्य- 
बद्धन ने बडी सरलता से मालव-सेना को पराजित कर दिया था, फिर भी गौड़- 
नरेश्ञ के भूठे विश्वास में आकर उन्होंने शालीनतावश हथियार रख दिया, जिसके 
परिशामस्वरूप वे अपने ही स्कन्धावार में मारे गये । 

अपने शक्तिशाली शत्रु गौड़ों तथा गुप्तों को पराजित करने के लिए राज्यवर्द्ध न 
के उत्तराधिकारी हर्ष ने कामरूप के राजा भास्करवर्मन, जिसके पिता सुस्थितवर्मन 
मृगादु ने महासेनगुप्त से युद्ध किया था, से सन्धि कर ली । जैसाकि भास्कर के 
निधनपुर-प्लेट से शात होता है,यह सन्धि गौड़ों के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हुई । 


भावना रखती रही हो; जबकि कुमार, माधव भादि गुप्त 'कुलपुत्र' जिन्होंने राज्यश्री 
को जेल से भाग जाने में सहायता की, और माधव के पुत्र आदित्यसेन, जिसने 
अपनी पुत्री का विवाह किसी मौखरी शासक से किया, मित्र-पक्ष के रहे हों । 

१. ऐसा कोई कारण नहीं, जिससे विश्वास हो सके कि शशांक गुप्त-वंश का 
था (5]87, 0०४४४ (०४४, )5ए) | यदि यह भी सिद्ध हो जाये कि उसका 
उपनाम नरेन्द्रगुप्त था, तो भी इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह गुप्त-वंश का ही 
था, क्योंकि (अ) उसी की सील अथवा लेख इत्यादि में कोई विवरणा नहीं मिलता 
जो उसे गृप्त-वंश का साबित कर सके; (ब) गरुड़घ्वज के स्थान पर नन्दिध्वज का 
प्रयोग; तथा (स) गौड़ों से उसका सम्बन्ध | छठी शताब्दी में समुद्राक्षय' गौड़ों 
की उपाधि थी। अतः, उसे मगध, मालव अथवा प्रयाग के ग्रुत-राजाओं की 
उपाधि कहना अ्रमात्मक होगा । 

२. हषंचारित, उच्छुवास 6, 9. 83, 


गुप्त-साजाज्य (क्रमशः) : उत्तर गुप्त-सअआद्‌ भड७ 


जिस समय मास्क रवर्मन ने निघधनपुर की प्लेट अंकित करवायी, उस समय कर्ण- 
सुवर् नगर पर उसका अधिकार था । कर्सासुवर्ण गौड़-राजा शर्ञांक (सन्‌ ६१६- 
३७ ई०) की राजधानी था। भास्करवर्मन ने सम्भवत:ः शशांक के उत्तराधिकारी 
जयनाग, जिसका उल्लेख वप्पथोषबाट-अभिलेख' में आता है, को पराणित 
करके कर्णासुवर्ण पर अधिकार किया होगा । फिर भी, गौड़ लोगों ने सहज में ही 
अपनी स्वाधीनता का अपहरण होने नहीं दिया। कन्नौज एवं कामरूप की आँखों 
में वे लगातार काँटे की तरह चुभते रहे, और यह कतत्रता और संघर्ष शशांक के 
उत्तराधिकारियों--पाल एवं सेन राजाओं--ने भी पूर्ववत्‌ जारी रखा । 

सन्‌ ६०८ ई० के आसपास कटच्जुरियों ने गुप्त-राजाओं से विदिशा का राज्य 
छीन लिया। सत्‌ ६३७ ई० के कुछ पूर्व मगध पर पूर्णावर्मम ने अधिकार कर लिया । 
महासेनमुप्त का छोटा अथवा सबसे छोटा पुत्र माधवगुतत थानेश्वर तथा कल्तौज के 
शासक हर्षवद्धन का न केवल आश्रित ही था, वरन्‌ उसके दरबार में मी रहता 
था। ६१८ से ६२७ ई० के बीच हर्ष ने मारत के चारों कोनों के राजाओं को 
दरिडित कर सम्‌ ६४१ ई० में मगधाधिराज' की उपाधि धारण की। उसकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ गुप्त-बंश के योग्य एवं शक्तिशाली राजकुमार आदित्यसेन ने मगघध 
पर गुप्त-वंश के राज्याधिकार को पुनरुज्जीवित किया । हर्ष की मृत्यु से सारे राज्य 
में फैली हुई अव्यवस्था के बीच ही उसने फिर से राज्य को हड़प लिया। इस गुप्त- 
सम्राट्‌ के सस्जन्ध में प्रमाणस्वरूप हमें अनेक स्तम्भ-लेख, प्लेट और अभिलेख 
मिलते हैं । इनसे सिद्ध होता है कि उसका राज्य आसमुद्रान्त फैला हुआ था । अप- 
शद, शाहपुर ओर मंदार अभिलेखों से यह सिद्ध होता है कि पूर्वी और दक्षिणी 
बिहार पर उसका अधिकार निश्चित रूप से था | पलीट* द्वारा उल्लिखित देवघर 
के अभिलेख से पता चलता है कि उसके अधिकार में समुद्र तक की समस्त भूमि थी, 
' तथा उसने अश्वमेध एवं अन्य दूसरे यज्ञादि किये थे । उसने मौखरियों और गौड़ों से 
पुन: अपना संबंध स्थापित किया, और 'सुक्ष्मशिव' नामक गौड़ सामन्‍्त को अपनी 
सेवा में भी रखा । 'भोगवर्मम”' नामक एक मौखरी-शासक ने उसकी पुत्री के 


१. 25. व, एव, 9. 60 ह; संपा० जी० झाल्त्ी, आर्य-मजुंश्री-मूल- 
कल्प, 9. 036, “जय' नाम बुद्ध साहित्य में भी मिलता है | 
२, हब, 48, 72९, 9, 
| ३. ८४7, 9. 28 9. कहा नाता है कि आदित्य ने तीव अध्यमेघ यज्ञ 
किये थे । 
४. दििंदा०फ, 7४7, 54, 


भूड८ प्राजीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


साथ अपना विवाह कर उसका सहायक होना स्वीकार कर लिया । देव-बरणाक॑- 
अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि उसके प्रपोत्र जीवितगरुप्त-द्वितीय का 'जयस्कन्धा- 
वार' गोमतीकोट्टक पर था । इससे स्पष्ट हैं कि मध्यदेश की गोमती-घाटी में गुतत- 
बंद के राजाओं का ही शासन था, मौखरियों का नहीं । मंदार-अभिलेख के अनु- 
सार आदित्यसेन को प१रमभट्टारक' तथा “'महाराजाधिराज' की उपाधि प्राप्त थी । 
शाहपुर के पाषाण मूत्तिलेख से ज्ञात होता है कि सब्‌ ६७२-७३ ई० में वह 
शासन कर रहा था। ऐसा लगता है कि 'सकलोत्तरा-पथ-नाथ' (सारे उत्तर 
भारत का स्वामी) उसे ही, अथवा उसके पुत्र देवगुप्त-तृतीय को, कहा गया है। 
देवगुप्त-तुतीय को चालुक्य-राजा विनयादित्य. (६६८०-६६ ई०) तथा विजयादित्य 
ने पराजित किया था | 

देव-बरणार्क-अभिलेख से ज्ञात होता है कि आदित्यसेन का उत्तराधिकारी देव- 
गुप्त-तृतीय, और देवगुप्त का उत्तराधिकारी विष्णुग्रप्त-द्वितीय था । विष्णु का 
पुत्र जीवितगुप्त-द्वितीय अंतिम सम्राट था। इन सभी राजाओं ने शाही उपाधि 
ग्रहणा कर रखी थी । वातापी के पश्चिमी चालुक्यों से ज्ञात होता है कि वे केवल 
कोरी उपाधियाँ ही नहीं थीं। सातबीं शताब्दी के अंतिम चरणा में भी सम्पूर्ण 
उत्तरी भारत में उनका राज्य था। 'अपशद' तथा देव-बरणार्क अभिलेख से ज्ञात 
होता है कि इस काल में केवल आदित्यसेन एवं उसके उत्तराषिकारी ही मगध 
तथा मध्यदेश के शासक थे । * 

गुप्त-राजवंश को अंतिम रूप से गौड़-नरेशों ने समाप्त कर दिया। वे इस 
बात को नहीं मुला सके कि माधवगुप्त ने उन्हें धोखा दिया था, साथ ही आदित्य- 
सेन की सेवा में रह कर वे शक्तिशाली भी हो गये थे । कन्नौज के यशोवर्मन के 
समय ( <वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध ) में मगध पर किसी गौड़-राजा का 
अधिकार था । 


१, 20990, 0०८., ४०, ॥, ?&70 ॥॥, 799. 489, 368, 37; और 
केन्द् र-प्लेट । 

२. बक्सर प्रदेश के मंगराँव-अभिलेस में मी इस राजा का उल्लेख है । 

३. चालुक्यों तथा राजा जिह-क्यान (आदित्यसेन) के सन्दर्भ के लिए देखिये--.. 
7.4, है, 9. 0, 

४. देखिये---वाक्पतिराज का गौडवहों । बनर्जी ने गौड़ों तथा अन्तिम गुप्त) 
को मिलाकर बड़ी गड़बड़ी की है। हराहा-अभिलेख में गौड़ों को समुद्र के किनारे 
रहने बाला (समुद्राक्षय) बताया गया है, जबकि अन्तिम गुप्त-शासकों का राज्य 


गुप्त-साम्राज्य (क्रमशः) : उत्तर गुत-सआाट ५४६ 


बारहवीं तथा तेरहवीं शताब्दी में छोटे-छोटे गृप्त-राजकुमार कनेरीं जिलों के 
शासक थे । इनका उल्लेख अक्सर अभिलेखों में मिलता है । गृप्त-शासकों का कनेरी 
से सम्बन्ध था, इसका उल्लेख तालगुशद-अभिलेखों में भी मिलता है; 
जिसमें लिखा है कि कदम्ब-वंश के काकुस्थवर्मन ने अपनी पुत्रियों का विवाह गुप्त- 
राजाओं तथा दूसरे राजाओं के साथ किया था । पाँचवीं अथवा छठी शताब्दी में 
घन्द्रगुप्त-हितीय विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावतीगुप्ता के पुत्र वाकाटक राजा नरेन्द्र- 
सेन थे जिन्होंने कने री प्रदेश की राजकुमारी कुन्तल से विवाह किया था । आदचर्य 
की बात है कि कनेरी प्रदेश में गुत्त! अथवा “गृप्त” अपने को उज्जयिनो' के शासक 
चन्द्रयुप्त विक्रमादित्य रै का वंशज बताते हैं । 


मगध एवं मालव में था। अपशद-अभिलेख के अनुसार समुद्र-त्तट के निवासी 
जीवितगुप्त-प्रथम से शत्रुता रखते थे। अपशद-अभिलेख के भ्रशस्तिकारों को स्पष्ट 
रूप से गौड़ कहा गया है। यह उपाधि उन्होंने अपने किसी भी संरक्षक (गुप्त 
शासक) को कभी भी नहीं दी । कृष्णगृप्त के वंश को 'सदवंश” कहा गया है । पर, 
ऐसा कोई प्रमाण नहों द्वै,जिसके आधार पर कहा जा सके कि उसकी तथा उसकी 
वंशावली लिखने वालों (चारणों, प्रशस्तिकारों) की राष्ट्रीयवा एक थी । इस बात 
से, कि आठवीं शताब्दी (यशोवर्मन के शासन-कराल) में मगध के शासक गौड़ कहे 
जाते थे, यह नहीं सिद्ध होता कि गौड़ तथा अन्तिम गुप्त-शासक्र एक ही थे । इस 
काल में मगध का आधिपत्य अन्तिम गृप्त-काल के शासकों से अभिन्‍न नहीं था। 
+मगघातिपत्यमहताम्‌ जात कुले वर्मणाम्‌” से सिद्ध होता है कि इस काल में मगध 
पर गुप्त-वंश के अतिरिक्त अन्य राजाओं का भी राज्य था । 

१, उ०एरट्वप-)>िपरफलफो), 472, 9, 76, 

२. अन्तिम गुप्त-शासकों का वर्णान सर्वप्रथम 2452, (920, ९०, 7) में 
प्रकाशित हुआ था । 

रे, 20छा7, (42., ५०, 4, ९००५ [7, 99, 5798-80; सर आर ०जी ० भरडा र- 


कर, 4 77668 ए० ॥#४ सदा मंड/०) वा दांव, 9, 60, इस संकेत के लिए 
मैं डों० भराडइ्रकर का आमारी हैं । 


भूप० प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 
अन्तिम गरुप्त-सज्ञाटों की बंशावलो 


कृष्णगुप्त 
| __.__ हरिवर्मन मौखरी ** 
ु 2 िििज कीए अल, 
हब ? हष॑ग्रुप्ता. आदित्यवर्मन 
जीवितगुप्त-प्रथम ईश्व रवर्मन 
कुमा रमगृप्त-तुतीय नह हु भ५४ ई० 
| 5 200७ 
॥ ॥...रररः 
दामोद रगुप् सूर्य्षर्मन शर्ववर्मन 
० 5 5७३७ 2% ३॥| पुष्यभूति, राज्यवर्धन-प्रथम | 
| 
बक (?) महासेनगुप्तानत्आदित्यवर्धन अवन्तिवर्मन 


; प्रभाक रवर्धन 
देवगुप्त-द्वितीय (?) कुमारगरत ५४७७७ देवी 





कि अर कोणदेवी । 
सन्‌ ६७२-७३ ई० 


लकी जल | 
हब पल 


या! का 
राज्यवर्धन-द्वितीय हष॑वर्धन राज्यश्री +- ग्रहवर्मम मौखरी 
सन्‌ ६०६-६४७ ई० 





कन्याः- वलभी के भ्र वसेन- द्वितीय 


__ ७७ सच ६२६९-३६ ६० 
भोगवर्मन मौखरी ->कन्या देव तय -कमलादेवी 
बत्सदेवी जा लक इज्जादेवी 
जयदेव प्रचक्रकाम, सन्‌ सी (?) जीवित गुप्त-द्वितीय 


अथवा ७५६ ई० (? )--राज्यमती (हष॑देव की पुत्री) 

१. ए० घोष, 2:60 24द#कादा। ईदव/5 मीणा जॉवाकाबंक, 28,, अडार, 
285, अवस्तिवर्मम के एक अन्य पुत्र 'सुब' अथवा सुच” का भी उल्लेख मिलता 
है । वह सम्भवतः अपने पिता के पर्चात्‌ गद्दी पर बैठा था। 'हषचरित' 
(77. [49, 83) में भ्रहवर्सस को भी राज-उपाधियाँ प्राप्त थीं। उपलब्ध 
प्रमाणों से स्पष्ट नहीं होता कि कौन किसके पदचात्‌ सिहांसनारुढ़ हुआ था। 


परिशिष्ट का 
अशोक के धर्म-प्रचार का पश्चिमी एशिया में प्रभाव' 


भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा की उस ओर के विस्तृत भूभाग की चर्चा हमें 
'जआावेर जातक' तथा सम्भवत: 'सुस्सोन्दी जातक' जैसे प्राचीन बौद्ध-प्रन्थों में मिलती 
है, तथा ईसा से तीसरी शताब्दी पूर्व के बुद्ध अभिलेखों भें यहाँ के राजाओं का भी 
उल्लेख आया है। अशोक के विवरणों से ज्ञात होता है कि मगध के धर्म-प्रचारकों 
का ध्यान पूर्व की ओर न होकर पश्चिम की ओर अधिक था। प्राचीन बौद्ध- 
भिक्षुओं ने श्रीलंका का जो विवरण दिया है, उसमें भी कहां गया है कि यवन- 
देश के “महारक्खित ने 'कालकाराम सुत्तन्त' के सम्बन्ध में माषण दिया, जिसके 
परिणामस्वरूप १७० हजार व्यक्तियों को मोक्ष मिला, तथा दस सहस्र व्यक्तियों 
को 'पब्बज्जा' मिली ।”” यह अवश्य कहा जा सकता है कि यहाँ यवन-देश का 
अर्थ काबुल के कुछ भागों से ही है; यवनराज एसिटियोकोस' तथा उसके पड़ोसी 





१. बी० सी० लॉ द्वारा सम्पादित 2842॥7577 52८० नामक लेख के 
आधार पर । 

२, महाबंध, (४, झा, 

३. डॉ० जाल कार्परिण्टयर ने 4 70/धघर रु शादंका दाद (66764 
7० 27०5० 5. 37. 224४० में एक लेख लिखा था, जिसमें अपने प्रिन्सेप 
एहल्टज, अशोक, अर”) के इस विचार को पुन:प्रतिपादित किया कि अज्षोक ने 
एण्टियोकोस सोटर (सी० २८५१-६१) का 'अंतियक' छझब्द से उल्लेख किया था । 
उसका अभिप्राय एसिटयोकोस थियोस (२६१-४१) से नहीं था । परन्तु, उसके इस 
सिद्धान्त का अर्थ यह होगा कि चन्द्रगुप्त ईसापूर्व ३१२७-२५ में सिहासनारूढ़ हुआ, 
तथा जस्टिन एवं प्लूटार्क द्वारा दी गई कथा, कि उसने सिकन्दर से भेंट की थी, 
केवल एक कपोल-कल्पना ही थी । यह सिद्धान्त न केवल जस्टिन तथा प्लूटार्क के 
साक्ष्य के विरुद्ध है, वरन्‌ अब तक चन्द्रगुप्त के पूर्वजों के संबंध में जो कुछ भी ज्ञात 
है, इससे वह भी ग़लत हो जाता है। इस बात का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता 
कि चन्द्रगुप्त नाई-वंश का था। ब्राह्मण तथा बौद्ध-लेखकों ने उसके पूर्वजों को 
राज-परिवार से ही सम्बद्ध बताया है । 


- ४४५२ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


राजा तोलेमी, एखिटगोनोस, मग्स तथा सिकन्दर आदि के श्रदेशों से नहीं है 
जिनका उल्लेख अशोक के दूसरे तथा तेरहवें पावारा-लेखों में मिलता है । राश्ज 
डेविड्स इन लेखों से निष्कर्ष निकालते हैं कि यवन-प्रदेश में केवल प्रचार मात्र में 
हो अशोक को सफलता मिली थी । उतका कथन है, “बहुत सम्भव है कि धर्म- 
प्रचार के महत्त्व को बढ़ा-चढ़ा कर प्रतिपादित करने के लिए ग्रीक-नरेशों का यहाँ 
केवल उल्लेख मात्र ही हुआ है, जबकि वास्तव में वहाँ कोई धर्म-प्रचारक भेजा 
भी न गया हो ।”' सर फ्लिडर्स पेन्रे का मत है कि तोलेमी के शासन-काल में बौद्ध- 
पर्व, उत्सब-समारोह तथा स्वयं बौद्धधर्म के अनुयायी, आदि भिन्न तक पहुँच छुके 
थे । उनकी इस धारणा का आधार मेस्फ़िस में प्राप्त भारतीय मूत्तियाँ हैं । 
थिबेद में प्राप्त एक लेख से ज्ञात होता है कि 'सोफ़न नामक भारतीय'' ने उसे 
समर्पित किया था । 

ग्यारहवी शताब्दी में अल्बेखती? ने लिखा है, “प्राचीन काल में छुरासान, 
फ़ारस, ईराक़ तथा सीरिया की सीमा तक फैले हुए मोसुल-प्रदेश के लोग बोद्धधर्म 
के मानने वाले थे । आधरबेजान से फिर ज्रथुस्ट्र ने आकर बल्ख (वक्‍त्र) में मागी- 
धर्म का प्रचार आरम्भ किया । राजा गुष्तास्प उसके विचारों से प्रभावित हुआ 
तथा उसके पुत्र इस्फ़ न्दियाद (78८॥67५80) ने शक्ति एवं सस्धि दोनों ही तरीक़ों 
से इस धर्म का प्रचार पूर्व एवं पर्चिम में किया | चीन की सोमा से लेकर यूनान 
राज्य तक अपने सम्पूर्ण राज्य में उसने अग्नि देवता के मन्दिर बनवाए। उसके 
उत्तराधिकारियों ने फ़ारस तथा ईराक में पा्रसी-धर्म को अनिवार्य कर दिया। 
परिस्पामस्वरूप इन देशों से बौद्धधर्म मानने बालों को निष्कासित कर दिया गया 
और उन्हें बल्ख के पूर्वी प्रदेशों में शरण लेनी पड़ी ।'''*** इसके पश्चात्‌ इस्लाम- 
धर्म का प्रादुर्भाव हुआ ।” सम्भव है कि उपर्युक्त विवरण पूर्णा रूप से सही न हो । 
यह कहना कि पारसी-धर्म के पूर्व ही पश्चिमी एशिया में बौद्धधर्म का प्रचलन था, 
अमात्मक होगा। परन्तु यह्‌ कथन कि अल्बेरूनी से बहुत पूर्व पश्चिमी एशिया में 
शाक्यमुनि का धर्म प्रचलित था, परन्तु बाद में पारसी एवं इस्लाम धर्मबालों ने 
इसे नष्ट कर दिया, मान्य है। “भूरिदत्त जातक'' में भी इसका उल्लेख है कि 


१. 8ध्रब/#४5४ फर्ांब, 0, 298, 

२, ब्रज, 4 झा ग्री 28% क्रा्दश ॥#४.. क्‍0/शानां: 
2फ्राव8/9, 59 ६, 

बे, >न्टोए2प, 4/60फ्रां?5 आम्बःब, ४०, |, ७, 2, 

४. 0, 343. 


परिशिष्ट 'क' ५४३ 


बोद्धधर्म वालों की अग्नि-उपासकों (पारसियों) से शत्रुता थी। ऐसा अनुमान है कि 
पारसियों ने बौद्धधर्म' के साथ होने वाले संघर्ष का उचित रूच से उल्लेख नहीं 


किया है । 
अल्वेल्नी से चार शताब्दी पूर्व ह्ुंनसांग ने लिखा है कि फ़ारस के एक प्रदेश 


लांग-की (का)-लो में लगमग १०० मठ तथा ६००० से भी अधिक महायान एवं 
हीनयान के अनुयायी थे । फ़ारस (पो-ला-सी) में ही दो या तीन संघाराम थे, जिनमें 
कई सो भिक्षु, सरवास्तिवादिन विचारधारा के अनुसार, हीनयान का अध्ययन 
करते थे। इसी देश में राजा के राजभवन' में शाक्य बुद्ध का एक पात्र भी 


मिला है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि चीनी यात्री स्वयं फ़ारस नहीं गया था। फिर भी, 


इसमें सन्देह नहीं कि ईरान में बौद्धधर्म के अनुयायी, संघाराम तथा मठादि थे । 
स्टेन ने सीस्तान' प्रदेश में हेलमणड नामक स्थान के दलदलों में एक ऐसा हो मठ 
खोज निकाला है। मनीशियन धर्म के प्रवर्तक मानी, जिनका जन्म सनु २१५-१६ 
ई० में बेबीलोनिया के टेसीफ़ान नामक स्थान पर हुआ था, तथा सन्‌ २४२ ई० में 
जिन्होंने सम्भवत: अपने धर्म का प्रचार आरम्भ कर दिया था, के विचारों 
पर भी बौद्धधर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। अपनी पुस्तक 
शाबुरक़ान (शापुरखान) में उन्होंने भगवान बुद्ध को ईश्वर का संदेदावाहक कहा 
है। लेगि (!.८22८) तथा इलियट ने मनीशियन घर्म की एक पुस्तक का उल्लेख 
किया है, जिसका शिल्प बौद्ध-सूत्रों की तरह था। इसमें मानी को तथागत कहा 
गया है तथा बुद्ध एवं बोधिसत्व का भी उल्लेख मिलता है| बनियुनॉनजिओ की 
पुस्तक (&/4/02%८ शी (68 (65० प्र7क्ाछ/ब/४७ शी 4० 2ए4ंँ॥४37 277//4/: 
(377. 77, ९०, 4) में हमें एक ऐसे पारथियन राजकुमार का उल्लेख मिलता है, 
जो सन्‌ १४८ ई० पूर्व बोद्ध-श्रमरण (भिक्षु) हो गया था। अपनी पुस्तक में डॉ० 
स्मिथ ने एक चार भ्रुजाओं वाले बौद्ध संन्यासी अथबा बोधिसत््य' का उल्लेख किया 
है, जिसके काली सूंछें एवं दाढ़ी है तथा जो फ़ारसवासियों के वेद में है। उसके 


१. 87 (॥765 ॥.0, सीडबबं दाष्द 4४58, 7474, 450, 

रे, डिटगो, हम णु 4६86 करिद्धाधह ऑमाव, शरण, ॥, 9, 277-78; 
एश्रापटाड, 2धद8 €४फक्आा&, 7, 257, 

३. 50 (ाब्य6 ए॥00 फाबंधंडा कब टप्रवीध॥क, ह, 3, 

४. 7674., छ. 446; 7#8 4604 टिंंग्लडा)9 उपाए, शिव, 926, 
77. 308, 8; 27.45, 93, 69,76,98], 

४. ?', 30, 

शेश 8 


५५४ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


बायें हाथ में चच्ध है। यह तस्वीर तुकिस्तान में 'दन्दान उलिक' नामक स्थान 
में मिली है । निस्संदेह इस प्रकार की तस्वीरें ईरान में विकसित बौद्धधर्म के 
प्रभाव से ही बनी होंगी, और बोद्धधर्म का यह रूप आठवीं शती तक वहाँ लोक- 
प्रिय रहा होगा, क्योंकि 'दन्दान उलिक' में प्राप्त लकड़ी और प्लास्टर पर बने इन 
फ़रस्कोज़ का समय स्मिथ ने आठवी शताब्दी दिया है। 

पश्चिमी एशिया में बोद्ध-साहित्य का कितना प्रभाव पड़ा, कहा नहीं जा 
सकता । सर चाल्स इलियट कुछ मनीशियन पुस्तकों तथा बुद्ध-सुत्तों एवं 'पाति- 
मोक्‍्ख' में बहुत कुछ समानता पाते हैं। उनका कथन है कि येरुसलेम के सिरिल के 
अनुसा र, मनीशियन धामिक पुस्तक किसी सीथियन विद्वानु द्वारा लिखी गई थीं तथा 
उसके शिष्य टेरेबिन्चस, जिसने अपना नाम बदल कर बोहस' (बुद्ध) रख लिया था, 
ने उसे संशोधित किया था। इसमें हमें बुद्ध शाक्यमुनि तथा बोधिवृक्ष करा 
संकेत मिलता है । यह अत्यन्त आश्चर्य की बात है कि बहुत-सी जातक कथाओं तथा 
अरेबियन नाइट्स” की कथाओं में बहुत कुछ समानता है। उदाहरण के लिए, 
समुग्ग जातक में एक ऐसे राक्षस की कथा है, जो अपनी सुन्दर पत्नी को संदूक 
में बन्द कर इसलिए उसकी रक्षा करता था कि वह कहीं इधर-उधर न जा सके । 
परन्तु, इतने पर भी वह उसे दूसरों के साथ रंगरेलियाँ करने से रोक न पाया। 
इस कथा का सम्पूर्णो कथानक अरेबियन नाइट्स' में मिलता है । जातक में कहा 
गया है कि “स्त्रियों एवं उनकी क्र रताओं से दूर रह कर कोई एकान्त वास का सच्चा 


१. (ए. ४८एफ्जवत९, 4ंदाला। उ्दीबद का बंहला264ं ै॥. (६5722/ 
/47४4/४४०, 9. 85, टेरेबिन्थस ने घोषित किया कि वह मिस्र की सभी विद्याओं 
में पारंगत था तथा अब उसका नाम टेरेबिन्थस' न होकर नवीन बुद्ध (बुदस) 
था| साथ ही यह कि उसका जन्म एक कुवाँरी कन्या से हुआ था | वह सीधियनस 
का शिष्य था, जिसका जन्म फ़िलीस्तीन में हुआ था और जिसने भारत के साथ 
व्यापार किया था । 

२. ०, 436, 

रे. ठउएक्‍०0, 7॥8 89006 श[ 7॥0फ8क्ाव ४7865, 7, 42 4६; (0000६, 
कीागताक गा 7#6 4वशदा 688, ए. 3; ८5 #द80/वध 7 8॥/5, 9. 
8-9. इसी प्रकार की एक कथा कथा-सरित्सागर (लम्बक >£, तरंग 3) में भी 
मिलती है (ऐटऋड्ल, 7॥6 0८८क ७7702, ेंग, ॥, फू. 5]-52)॥ 
“स्त्रियों के प्रति इतना आसक्त होने से कष्ट ही कष्ट है, जबकि उनके प्रति उदासीन 
रह कर मनुष्य आवागमन से मुक्ति पा सकता है ।”” 


परिशिष्ट क! ५५५ 


सुख एवं आनन्द प्राप्त कर सकता है ।”” इसी से मिलता-श्ुुलता विवरण 'अरेबियन 
नाइट्स' में है---“किसी भी छ्ली का भरोसा न कंरो ओर न उनकी शपथ का 
विश्वास करो; क्योंकि उनकी प्रसन्नता एवं अप्रसन्‍नता उनकी भावनाओं पर 
निर्भर करती है। उनका स्नेह-दान भूठा है, क्योंकि बेवफ़ाई उनके कपड़ों में छिपी 
रहती है।” आज स्थिति चाहे जो कुछ भी हो, परन्तु अति प्राचीन काल 
में पश्चिमी एशिया पर बौद्धधर्म का बौद्धिक एवं आध्यात्मिक प्रभाव अवश्य 
ही था। 


परिशिष्ट ख' 


कनिष्क और रुद्रदामन-प्रथम ' की तिथियों के 
सम्बन्ध में एक टिप्पणी 


कुछ ब्ष पूर्व श्री हरिचरण घोष तथा प्रोफ़ेसर जयचन्द्र विद्यालंकार ने 
कनिष्क की तिथि के सम्बन्ध में दो बहुत ही रोचक लेख लिखे हैं । विद्यालंका रजी 
डॉ स्टेन कोनोव तथा डा० वॉन विज्क के विचारों से सहमत होते हुए कहते हैं 
कि महानु कुषाण-राजा का राज्य-काल सम्र॒_१२८-१२९ ई० था। इस पुस्तक 
में दी गई व्याख्या की आलोचना करते हुए वे कहते हैं कि कनिष्क-प्रथम का राज्य 
सिन्धु नदी के उत्तरी मैदान (वास्तव में 'सिन्ध्र' शब्द न होकर यही शब्द प्रयुक्त 
हुआ है ) में रुद्रदामन-प्रथम के काल में नहीं था । रुद्रदामन-प्रथम ने महाक्षत्रप की 
उपाधि स्वयं ग्रहरा की थी। प्रो ० कोनोव तथा डॉ० वॉन विज्क के निष्कर्ष के सम्बन्ध 
में प्रो० रैप्सन की १६३० के 77245 (9, 86-202) में प्रकाशित आलोचता 
के पश्चात्‌ कुछ भी कहने को शेष नहीं रह जाता। इस अध्याय में हम 
केवल प्रो० जयचन्द्र विद्यालंकार तथा श्री हरिचरणा घोष की इस पुस्तक में 
दिये गये मत के आधार पर की गई आलोचना के सम्बन्ध में कुछ कहने तक ही 
अपने को सीमित रखेंगे । 
प्रोफ़ेसर महोदय ने इस सस्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा है कि कनिष्क 
की तिथि १-२३; वासिष्क की तिथि २४-२८; हुविष्क की तिथि ३११-६० तथा 
बासुदेव की तिथि ६७-६८ यह सिद्ध करती है कि उनमें एक क्रम है। दूसरे 
शब्दों में कनिष्क को इस सम्बत्‌ का प्रवत्तक कहा गया है। परन्तु, हमें ऐसी किसी 
भी सम्वत्‌ का पता नहीं है जो उत्तर-पश्चिम भारत में दूसरी शताब्दी में प्रचलित 
रहा हो । उन्होंने अपना सारा ध्यान यह सिद्ध करने में लगाया है कि सन १३० 


१, 72, 980, 9. 49 #. 
२. 770, एग, ०, 7, (०००, 929, छ7. 49-80 द्रव 37075, 
जज, एथा ॥, ॥, शिववाएणा-][ण०८, 929, 97. 47-63, 
३. हुविष्क की सबसे प्राचीन ज्ञात तिथि २८ है। 


वरिद्िष्ट खा 9७ 


से १५० ई० के बीच सिन्धु-सौवीर में रद्दामन का राज्य था। परन्तु, इसका यह 
अर्थ नहीं कि सुई-विहार तथा मुलतान पर भी उसका अधिकार थां। अतः इससे 
यही ज्ञात होता है कि इस सम्बत्‌ के ११वें वर्ष में, अर्थात्‌ सत्‌ १२८-२६ ई० 
भें, अथवा लगभग १४० ई० में सुई-विहार पर कनिष्क का ही पूर्ण अधिकार 
था । इस त्तरह सिन्ध-सौवीर पर महाक्षत्रप रुद्रदामन का अधिकार होने से ऐति- 
हासिक तथ्यों में कोई गड़बड़ी नहीं होती । प्रोफ़ सर महोदय इस बारे में स्पष्ट नही 
हैं कि रुद्रदामन की राज्य-सीमा को इस तरह सीमित कर देने से उस तथ्य 
का क्‍या होगा, जिसके अनुसार महाक्षत्रप रुद्रदामन ने शक्तिशाली यौधेयों को 
उनके अपने ही राज्य, जो सुई-विहार के भी उत्तर में स्थित था, में उन्हे पराजित 
किया था । यदि सुई-विहार पर कनिष्क का अधिकार था तो महाक्षत्रप उससे भी 
उत्तर में कैसे जा सका ? उन्होंने इस कठिनाई का हल यह कहकर किया कि उत्तर 
मे कौसान (कुषाण ?) सेना का दबाव पड़ने पर योधेयों को विवश होकर मा रवाड़ 
की मरुभूमि की ओर जाना पड़ा । कठिनाइयों के सम्बन्ध में इस प्रकार की व्या- 
ख्या तनिक भी विश्वास के योग्य नहीं है, वह भी तब; जबकि वह महरु-प्रदेश, 
जिसका उल्लेख प्रोफ़ सर साहब ते किया है, रुद्रदामन के अपने ही अभिलेख के 
अनुसार उसके राज्य के भ्रन्तर्गत था । 

परन्तु प्रोफ़ेसर महोदय की यह धारणा कि सिन्ध-सौबीर में मुलतान तक का 
प्रदेश सम्मिलित नही था, क्‍या युक्तिसंगत है ? अल्बेखनी, जिसने अपने कथन को 
भौगोलिक तथ्यों, पुराणों तथा बृहत्संहिता पर आधारित किया है, कहता है कि 
सौबीर का अर्थ मुलतान तथा कारवार' ( ]थाः्मए» ) से ही था। इसके 
विपरीत, प्रो० विद्यालंकार 'युवान च्वांग' के मत का समर्थन करते हुए 
कहते हैं कि माउ-लो-सान-पु-लु” अर्थात्‌ मूल-स्थान-पुर अथवा मुलतान 
मध्य पंजाब के वेक अथवा टक्‍क का एक उपज्ञासित प्रदेश था । इस 
सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिये कि चीनी यात्री का 'उपशासित' शब्द 
से अर्थ राजनीतिक उपशासन से है, भौगोलिक “अन्तवेश' से नहीं । 
भारत ग्रेट ब्रिटेन का उपशासित था, परन्तु भौगोलिक दृष्टि में यह नहों 
कहा जा सकता कि वह ब्रिटिश द्वीप का एक अगर था। दूसरी ओर अल्बेख्नी 
इस बात का तनिक भी संकेत नहीं देता कि सोवीर को मुलतान तथा भझारवार 
कहने से उसका अभिप्राय यही था कि राजनीतिक हृष्टि से मुलतान सिन्‍्ध का 
उपशासित था । यहाँ पर उसका अर्थ केवल भोगोलिक हृष्टि से है। उसने वराह- 


१. 302. 


भश८ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


मिहिर की संहिता से देशों का नाम लेकर अपनी धारणा सामने रक्‍्खी है| मुल- 
तान को सित्ध का राजनीतिक उपशासित बनाना तो दूर, उसने अत्यन्त सावधानी 
के साथ सोवीर, अर्थात्‌ मुल॒तान तथा भारवार से अलग सिन्ध का उल्लेख 
किया है। 

यह विचार, कि प्राचीन सोवीर केवल दक्षिणी सिन्ध तक ही सीमित था 
तथा सिन्ध एवं सोवीर और कुछ न होकर आधुनिक सिन्ध थे, किसी भी तथ्य के 
द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सका है । युवान च्वांग सिन-तू से पूर्व की ओर जा 
कर, सिन्धु को पारकर, ६००ली पूरब की ओर स्थित माउ-लो-सान-पु-लु देश' में 
पहुँचा । इससे सिद्ध होता है कि माउ-लो-सान-पु-लु (मुलतान) के पश्चिम में सिन-तू 
था तथा वह सिन्धु नदी के पश्चिमी तट पर था। वात्स्यायन के कामसूत्र के टीकाकार 
ने अपने कथन में 'सेन्धवानामिति', 'सिन्धुनामा नदस्तस्थ पश्चिमेन सिन्धदेशस्तत्र 
भवानाम! स्पष्ट किया है। निस्संदेह आधुनिक सिन्ध का एक बहुत बड़ा भाग प्राचीन 
सिन-तू, अर्थात्‌ सिन्‍्ध से स्पष्ट रूप से अलग था। साथ ही युवान च्वांग के समय 
में ए-तीन-पो-चिह-लो, पि-तो-सिह-लो तथा ए-फ़ॉन-तू उसी के एक भाग 
थे । आधुनिक सिन्ध का कुछ भाग सम्भवत: सौबीर में सम्मिलित रहा हो; तथा 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि उसकी दक्षिणी सीमा सागर को छूती थी, क्योंकि 
'मिलिन्दपण्हो' में इस देश का उल्लेख उन देशों की उस सूची में हुआ है, जहाँ 
बहुत से जलयान आकर एकत्र होते थे। 'पेरिप्लस' के लेखक के द्वारा हमें ज्ञात 
होता है कि बारबरीकम (सिन्धु नदी के मुहाने पर) में आकर जलयान ठहरते थे । 
अल्बेख्नी के विवरण से स्पष्ट है कि सौबीर की उत्तरी सीमा म्रु॒त्ान तक पहुँचती 
थी । अल्बेरूनी जैसा पुराणों का प्रकांड विद्वान कोई ऐसी बात नही कह सकता 
जो ग्राधारहीन अथवा ग्रलत हो | वास्तव में कुछ पुराणों से भी स्पष्ट हो जाता है 
कि मुलतान सौवीर का ही अभिन्‍न अंग था। उदाहररा के लिए, स्कन्दपुराण * में 
'मूल स्थान! अथवा मुलतान' के 'सूर्यमंदिर' के विषय में उल्लेल् है कि यह 
मंदिर देविका नदी के तट पर बना हुआ धा-- 

ततो गच्छेन्भहादेवि मुलस्थानभिति श्रुतम्‌ 
देविकायास्तटे रम्ये भास्कर बारितस्करम्‌ । 


१. ५४०६८८5, ॥], 254, 
२. देखिये, बनारस-संस्करणा, 9. 295. 
३. प्रभास-क्स्‌ एत्र-माहात्म्य, (४, 278, 


परिशिष्ट 'ख' ५४६ 


अग्निपुराण' में देविका को सोवोर राज्य से विशेष रूप से सम्बद्ध किया 
गया हैं--- 
सोवी रराज्यस्य पुरा मंत्रेयोभूत पुरोहिल:ः 
सेस चायतन विष्णो: कारित देविकातटे । 
युवान ज्वांग के अनुसार सिन-तू तथा मुलतान सिन्धु नदी के तट पर आमने- 
सामने बसे, एक-दूसरे के पड़ोसी राज्य थे। यही तथ्य, कि सिन्धु छवं सौवीर एक- 
दूसरे के अत्यन्त निकट थे, प्राचीन साहित्य से भी सिद्ध होता है--- 
पति: सौबीरसिन्धनां वृष्टभावों जयद्रथ:। 
कश्चिदेक: शिवीनाढुयान्‌ सोबीरान सहसिस्घुन्नि: ।* 
शिविसोवोरसिस्ध॒नां विधादश्याप्यजाथत । 
अत: एक ही समय में सिन्ध एवं सोवीर पर रुद्रदामन का अधिकार (उसी 
अर्थ में जिसमें पुराग्यों, वात्स्यायन के 'कामसूत्र' के टीकाकार, युवान च्वांग तथा 
अल्बेख्नी ने समझा था) तथा सुई-विहार पर कनिष्क का अधिकार होना समभ में 
नहीं आता । 
सौवीर को मुलतान तथा भारवार सिद्ध करने के अतिरिक्त क्‍या यह तर्क 
असंगत प्रतीत होता है कि जिस शक्ति का अधिकार सिन्ध एवं मरु पर था, तथा 
जिसने जोहियावार के यौधेयों को युद्ध में परास्त किया था, उसी महाक्षत्रप रुद्र- 
दामन का अधिकार सुई-विहार' पर भी था ? 
श्री एच० सी० घोष" का कथन है कि हमारे पास ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं 
है, जिसके आधार पर कहा जा सके कि कम से कम सन्‌ १३६ ई० से सिन्ध एवं 
सोबीर पर रुद्रदामन का अधिकार था। उनकी धारणा यह भी है कि कनिष्क ने 
* कोई सम्बत्‌ चलाया, इस पर तक की गुंजाइश है । हम यह जानते हैं कि सनु १५० 
में “रुद्रदामन ने सम्पूर्ण पूर्वी एवं पश्चिमी आकरावन्ती, अनुपनीबृद, आनर्त्त, 
सुराष्ट्र, स्ञ्आ, मरु, कच्छ, सिन्ध, सौवीर, कुकुर, अपरान्त, निषाद तथा अन्य देशों 
पर अपनी शक्ति से विजय प्राप्त की थी ।” इतने देंशों को जीतने में निस्संदेह उसे 


१. (0. 200, 


२. महाभारत, 77, (७. 266. 
३, महाभारत , [], (0. 266, 
४. महाभारत, ॥], ७, 270. 
५, 780, 929, ७, 79. 


१६० प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


बहुल समय लगा होगा । अन्धौ-अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इनमें से एक देश, 
सम्भवत: कच्छ, पर सन्‌ १३० ई० में ही इस महाक्षत्रप का अधिकार हो गया 
था 7277४८4/ साडाभ) रस 4द्वाग। 7४4 ( द्वितीय संस्करण ) के पृष्ठ 
२७७ पर बताया गया है कि सीथिया (सिन्घु-घाटी के दक्षिणी भाग) की राजधानी 
का, पेरीप्लस' के समय में, नाम 'मिन्‍नगर' था। स्पष्ट है कि यह नाम इसीडोर 
द्वारा वर्णित शकस्थान में, मिन-नगर के आधार पर रखा गया होगा। रैप्सन 
ने बताया है कि चाश्तान के परिचमी क्षत्रपों के नामों में एक विशेषता यह थी कि 
उनके अंत में 'दामन' (-दम) शब्द का प्रयोग होता था । परन्तु, यही शब्द वोनोन्स 
के ड्रन्जियत-बंश के एक राजकुमार के नाम के साथ भी पाया गया है । अंत में 
कार्ूमक-वंश, जिसमें महाक्षत्रप रुद्र की पुत्री उत्पन्न हुई थी, यह नाम फ़ारस की 
एक नदी 'काईम' से लिया गया है । 

उपर्यक्त तथ्यों से यही निष्कर्ष निकलता है कि शक जाति जिससे चाश्तान तथा 
रुद्रदामन सम्बन्धित थे, ईरान के शकस्थान से निकल कर, सिन्धु-धाटी के दक्षिणी 
भाग से होकर, कच्छ तथा पश्चिमी भारत के अन्य नगरों में फेली थी । इस सत्य 
के साथ ही यह देखते हुए कि कच्छ सिन्धु-घाटी के दक्षिणी भाग से सम्बन्धित था, 
यही विश्वास होता है कि सिन्ध तथा सौवीर की विजय-तिथियाँ एक दूसरे से 
बहुत दूर नहीं थीं । साथ ही, यह भी सम्भव है कि इनकी विजय कच्छ-विजय के 
पूर्व हुई हो, क्योंकि महाक्षत्रप का राज्य इन नगरों पर सन्‌ १५० ई० में भी था । 
अत: यही न्यायसंगत प्रतीत होता है कि उसका राज्य इन पर सी-१३६ ई० से 
ही था। 

श्री घोष के दूसरे कथन के सम्बन्ध में यहू कहा जा सकता है कि कनिष्क की 
तिथि १-२३, वासिष्क की तिथि २४-२८, हुविष्क की तिथि २८-६० तथा वासु- 
देव की तिथि ६७-६८ से इस बात का संकेत मिलता है कि वे सब क्रमश: एक के 
बाद एक हुए थे । यदि हम यह अस्वीकार कर दें कि कनिष्क ने कोई सम्बत्‌ 
चलाया था, तो उसके उत्तराधिकारियों--वासिष्क, हुविष्क तथा वासुदेव--- 
की तिथियाँ सम्बत्‌ में न होकर सन्‌ में होंगी, जिन्हें किसी भी दशा में स्वीकार 
नही किया जा सकता । कोई भी विद्वान यह नहीं कहेगा कि वासुदेव की तिथि 
सन्‌ ६७-६८ के बीच मान ली जाये । 


परिशिष्ट 'ग' 
उत्तर गुप्त-राजाओं पर एक टिप्पणी 


अभी हाल में ही प्रो० आर० डी० बनर्जी ने कहा है कि माधवगुप्त के पिता, 
हए॑ के साथी, तथा अपशद-अभिलेख के महासेमग्रुप्त पूर्वी मालब के शासक कभी 
भी नहीं हो सकते | दूसरे, जिस सुस्थितवर्मन का उल्लेख अपशद-अभिलेख में 
मिलता है तथा जो लोहित अथवा लोहित्य प्रदेश में महासेनगुप्त द्वारा पराजित 
हुआ था, वह मौखरी-बंश का न होकर कामरूप का शासक था। 

अपशद-अभिलेख तथा निधनपुर-प्लेट का जिन लोगों ने गहन अध्ययन किया 
है, वे तुरन्त इस दूसरे सिद्धात्त को स्वीकार कर लेंगे। यद्यपि आज भी अनेक 
पश्चिमी विद्वानु ऐसे मी मिलेंगे जो पता नहीं क्‍यों इसके विप रीत विचारों के हैं । 
जहाँ तक पहली बात का प्रश्न है कि महासेनग्रुप्त पूर्वी मालव अथवा मगध का 
शासक था,, प्रत्येक जिज्ञासु को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा-- 

() जीवितगुप्त द्वितीय देव-बरणाकं॑-अभिलेख में, जिसमें दक्षिण बिहार के एक 
ग्रामदान' का विवरण दिया हुआ है, आलादित्यदेव तथा उसके पश्चात्‌ मौखरी 
सर्ववर्मन तथा अवन्तिवर्मन का उल्लेख आता है । इस ग्रामदान आदि के पूर्व इस 
सम्बन्ध में एक शब्द भी उनके समकालीन अंतिम गरुप्त-राजाओं के बारे में नहीं कहा 
गया है । निस्संदेह यह लेख अस्त-व्यस्त है, परन्तु सर्ववर्मम तथा अवन्तिवर्मन का 
अधिकार इस बात को सिद्ध करता है कि उनके समकालोन अंतिम ग्रुप्त-राजाओं 
का वहाँ सीधा शासन नहीं था । 


१. सितम्बर-दिसम्बर १६२६ में 77072 (9, 56) में प्रकाशित एक लेख 
के आधार पर । 

२. 77045, 928, [ण०, 9. 689 ६. 

३. डॉ० आर० सी० मजूमदार के इस मत की, कि यह गाँव उत्तर प्रदेश में 
था, डॉ० सरकार ने आलोचना करते हुए कहा है कि फ्लीट ने गाँव का जो नाम 
पढ़ा है (जिस पर डॉ० मजूमदार अपना मत आधारित करते हैं), वह अमात्मक 
है, अतः उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

३६ 


५६२ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


(४) बारबरा तथा नागार्जुनि पहाड़ियों के गुफालेखों से ज्ञात होता है कि 
मौखरी “र्मनों' की एक दूसरी भी शाखा थी जो अंतिम गुप्त-राजाओं के समय 
भें गया जिले पर उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन करती थी । 

(77) हर्ष के समय में मगध की यात्रा करने वाले चीनी यात्री ने लिखा है 
कि उस समय पूर्शावर्मम मगध का शासक था। मगध के सम्बन्ध में उसने माधव- 
गुप्त अथवा उसके पिता के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा है। 

(९) महाकवि बाण ने अवश्य ही हर्ष के साथी माधवगुप्त का उल्लेख करते 
हुए स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसके पिता मगध के नहीं, वरन्‌ मालव के शासक 
थे। इस महान सम्राट के जीवनी-लेखक को इस बात का कोई पता नहीं था 
कि साधवगुप्त नाम के दो व्यक्ति थे, जिनमें से एक शायद मगध-सम्राट्‌ का पुत्र 
रहा हो । 

उपर्युक्त तथ्यों से दो बातें स्पष्ट होती हैं : (१) केवल एक ही माधवमुषप्त, 
जिसका ज्ञान बारा को था और जो उसके संरक्षक (हर्ष) का मित्र था, का पिता 
मालव का राजा था | दूसरे, हंवर्धन द्वारा ६०१ ई०' में जीता गया मगध वर्मनों 
के अधिकार में था, गुप्त-राजाओं के अधिकार में नहीं। महाशिवगुप्त के सीरपुर- 
पाषाण-अभिलेख के समय मगध पर वर्मन-राजाओं का ही आधिपत्य था । 

हर्ष के मित्र माधवगुप्त के पिता महासेनगुप्त मालव के शासक थे ।' इसके 
विपरीत, प्रो० बनर्जी का सबसे प्रबल तक यह है कि मालव-नरेश के लिए यह कैसे 
सम्भव हुआ कि बिना किसी धोर विरोध के वह लोहित के तट तक पहुँच सके, 
जबकि बीच में दूसरे विरोधी राज्य स्थित थे । परन्तु प्रो० बनर्जी ने इसका बड़ा 
ही विचित्र समाधान प्रस्तुत किया । उन्होंने महासेनगुप्त को मगध का सम्राटु मान 
लिया और यह कल्पना कर ली कि सम्भवत: असम मगध के सोमान्त पर ही 
अवस्थित था और राधा तथा वंग अथवा मिथिला और वरेन्द्र मगध राज्य के 
अन्तर्गत शामिल थे । यद्यपि इसके लिए उनके पास कोई प्रमारा नहीं था, फिर 
भी हमने उनकी इस धारणा को स्वीकार इसलिए किया कि इसके बिना महासेन- 
गुप्त का सुस्थितवर्मन को पराजित करना सम्भव नही दिखता था । 

यशोधर्मन के मंदसौर-अभिलेख से भी ज्ञात होता है कि मालव का कोई 
राजा युद्ध करते-करते लोहिंत (बह्मपुत्र) के तट तक जा पहुँचा था । जहाँ तक 


१, 'दा८७, [44, ]5, 
२. 44, 4४६., पड, 9, 
हे, 27664 साउ।ग) तु 4ादाववा सदव, 5९0०70 20003, 9, 373, 


परिशिष्ट ग! भद्दे 


महासेनगुप्त का प्रश्त है, अपशद-अभिलेख का सावधानी से अध्ययन करने वाला 
इतिहास का कोई भी सचेत विद्यार्थी यह समक सकता है कि लौहित्य तक पहुँचने 
तथा उस पर अधिकार जमाने के लिये महासेनगुप्त के पूर्व-सम्राटों ने रास्ता साफ़ 
कर दिया था | उसके पितामह कुमारगुप्त ने प्रयाग तक विजय-पताका फहरायी 
थी, जबकि उसके पिता दामोदरगुप्त ने शक्तिशाली हाथियों की पंक्तियों को तोड़- 
कर मौखरियों के गर्व को चुर किया था। हमने देखा है कि हर्ष द्वारा मगध- 
विजय के पूर्व उस पर इसी मौख्तरी-बंश के शक्तिशाली वर्मनों का आधिपत्य था । 
दूसरी ओर, ईशानवर्मन मौखरी ने अपने बाहुबल द्वारा कुछ समय के लिये गौड़ 
की बढ़ती हुई शक्ति को बिलकुल ही रोक दिया था। अतः, समझ में नहीं आता 
कि अब ऐसी कौन-सी शक्ति शेष रह गयी थी, जो युद्धक्षेत्र में प्राण त्यागने वाले 
दामोदरगुप्त के पुत्र एवं उत्तराधिकारी महासेनगुप्त को लोहित्य के तट तक पहुँचने 
से रोक सके । 


१. ए. शव, 6०%करछ, हा, एए. 203, 206; ८7 शोड० यीरदारया 
मोतिफ़, ४॥४८ 006 2 . 


परिशिष्ट 'घ' 
प्रारम्भिक गुप्त-साज्राज्य का पतन' 


प्रतिभा-सम्पन्न समुद्रगुप्त एवं विक्रमादित्य ने अपने पराक्रम से जिस साम्राज्य 
का निर्माण किया था, वह पाँचवीं शताब्दी के अंत में अत्यन्त द्रुत गति से पतन 
की ओर अग्नसर होने लगा था। प्रारम्मिक गुप्त-वंश का अंतिम शासक समुद्र- 
गुप्त था जिसने सुदूर पश्चिमी प्रान्तों पर अपना अधिकार बनाये रखा था। सन्‌ 
४६७ ई० में उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं, जिसके 
आधार पर कहा जा सके कि गुप्त-सम्राटों का सम्बन्ध सुराष्ट्र अथवा पश्चिमी 
मालब' के एक बड़े भाग से किचित्‌ मात्र भी था। कदाचित्‌ बुधगुप्त (सन्‌ ४७६- 


१. सर्बप्रथम अप्रल सन्‌ १६३० के 'कलकत्ता-रिब्यू में प्रकाशित । 

२. इसका पता नहीं कि वलभी का राजा द्रोरशर्सिह, जिसके लिए परम- 
खामिन्‌' उपाधि का उल्लेख किया गया है, कौन था ? यह धारणा कि उसका 
सम्बंध गुप्त-वंश से था, बहुत तकंसंगत नहीं लगती । कुछ विद्वानों का कहना है 
कि जिस संबत्‌ का प्रयोग वहाँ हुआ है, वह गुप्त-संवत्‌ है (7०, ७, 409) । 
परन्तु, वह आवश्यक नहीं कि यदि कोई बंश कोई नया सम्वत्‌ चलाये तो उसके 
मानने बाले राजनैतिक रूप से उसके आश्रित हों । इसका महत्त्व केवल भौगोलिक 
हो सकता है--एक विशिष्ट क्षेत्र की प्रचलित परिपाटी को चालू रखने का प्रयत्न । 
गुप्त-राजाओं के अधीनस्थ मंदसौर के सामन्तों ने मालव-विक्रम-सम्बत्‌' का प्रयोग 
किया है । इसके विपरीत, गुप्त-साम्राज्य के बाहुर श्ञोरकोट-द्षेत्र में गुप्त-सम्बत्‌ का 
प्रचलन था । तेजपुर भी सम्भवतः इसी कोटि में आता है, क्योंकि हमें इस बात का 
पूर्ण विश्वास नहीं है कि चौथी शताब्दी में वह कामरूप राज्य का अंग्र था भी, या 
नहीं । उपर्युक्त राजा हुए था, अथवा मंदसोर का शासक, इस सम्बन्ध में निश्चय- 
पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता । निश्चित मत के अभाव में अटकल-पच्चू तौर 
पर निश्चयपूर्वक कुछ भी कहना ठीक नहीं। छठी शताब्दी के प्रथम चरण में पश्चिमी 
मालव के मंदसौर-क्षेत्र से गुप्त-राजाओं का कुछ सम्पर्क अवश्य था, क्योंकि 
यद्योधर्मन की मंदसौर-प्रशस्ति में 'गुप्तनायथै:” शब्द का प्रयोग हुआ है । 'नाथ' 
शब्द से यह अर्थ भी निकलता है कि गुप्त-राजा कभी मंदसोर के भी स्वामी थे । 
परन्तु, उसी में 'हुशाधिप' शब्द का भी प्रयोग हुआ है। अतः 'ताथ' शब्द का 
अर्थ मात्र सस्‍्वामी' या 'राजा' भी हो सकता है जिसका मंदसौर और (सन्‌ ५३३ 
ई० या उसके आसपास के) गरुप्त-सम्राटों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं भी हो सकता । 


परिशिष्ट घर! भ्द्प 


७७ से ४६५ ई०) बह अंतिम गुप्त-सज्जाट्‌ था जिसकी सत्ता गंगा तथा नर्मदा के 
हट तक स्वीकार की जाती भी । उसके पश्चात्‌ जो भी राजा सिहासनासीन हुए, 
उन्होंने किसी प्रकार पूर्वी मालव तथा उत्तरी बंगाल पर अपना अधिकार बनाये 
रखा । परन्तु उन्हें अपने चारों ओर के शत्रुओं से बराबर युद्ध करते रहना पड़ा । 
यदि जिनसेन' द्वारा उल्लिखित जनुश्रुति को सच माना जाय तो गुप्त-वंश का 
ह्वास सन्‌ ५५१ ६ई० (३२०- २३१) में हुआ । 

गुप्तानां ल शत-हयं एकत्रिशस्ज वर्णारि। काल-विवुसिरदाहुतभ्‌। 

इसके पश्चात्‌ आर्यावर्त मुखर (८7, ५५४ ई०)' तथा पुष्यभूति (हर्ष का 
वंश, सन्‌ ६०६-४७ ई०) के अधिकार में आ गया । इन राजवंशों के समय में 
राजनीति का केन्द्र मगध से हट कर कप्नोज तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में आ 
गया । यद्यपि अंतिम गुप्त-राजाओं ने इस बात का भरसक प्रयत्न किया कि किसी 
प्रकार अपने वंश के लुप्त वैभव को पुनः स्थापित करें, परन्तु जब तक महाराज 
हर्ष जीवित रहे, उन्हें कोई सफलता नहीं मिल सकी । 

प्रारम्भिक गुप्त-वंश के पतन के कारणों की खोज करने के लिये हमें कही दूर 
नही जाना है| परन्तु, फिर भी गुप्त-राजाओं के समकालीन उल्लिखित प्रमाणों के 
अभाव में उनका विशद्‌ विवरण नहीं दिया जा सकता । इतना होने पर भी उनके 
पतन की कहानी स्पष्ट है । गुप्त-वंश के विनाश के अधिकांश कारण लगभग वही 
हैं, जिनसे १४वीं शताब्दी में तुर्की साम्राज्य, अथवा अठारहबवीं शताब्दी में मुगल- 
साम्राज्य का पतन हुआ, अर्थात्‌ () आंतरिक विद्रोह, (४) बाह्य आक्रमण, (४) 
पैतृक राज्यपालों का उदय तथा अपने-अपने क्षेत्र में इनका प्रभावाधिक्य, एवं 
“मुहाराज' अथवा “महाराजाधिराजा' की उपाधि धारण करने की प्रवृत्ति, और 
(९) राजवंश में आपसी फूट एवं कलह आदि । 

१. हरिवंश (:॥, 60, 

२, 74, 4४८,, 4886, ]42; 8/#क्षार्व, (१०४४, #०४,, !95, 

३. /%, क्ब,, 7:7०, ७9, 0-20; 2/246, 906, 843 ।. इस समय 
(५४५५४ ई० या ५६४ ई०), जैसा कि डॉ० भट्टसाली तथा सरकार का कथन है, 
असम के राजा भूतिवर्मन ने अश्वमेध यज्ञ कर के राजसी उपाधियाँ धारण की 
थीं। देखिये, 'भारतवर्ष', आषाढ़, 348, 9, 83 आदि; 29, उ7र्., ऊझशो, 
8 . अतः, सरकार के अनुसार उन्हें इस उल्लेख में गुप्त-सम्बत्‌ का प्रयोग नहीं 
मिलता । 


५६६ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


कुमा रगुप्त-प्रथम के शासन-काल में ही इस वंश के लोगों में पुष्यमित्रों की 
लगातार विद्रोही प्रवृत्तियों से भय उत्पन्न हो गया था, परन्तु युवराज स्कन्दगुप्त 
मे उस खतरे को एक तरह से दूर कर दिया | उसके पश्चात्‌ मध्य एशिया में भास 
के मैदान में एक दूसरे ही शक्तिशाली शत्रु का उदय हुआ। भिटारी, कुर, 
ग्वालियर, एरण के अभिलेखों तथा अनेक चीनी यात्रियों के विवरणों से सिद्ध 
होता है कि कुमारगुप्त-प्रथम की मृत्यु के बाद ही अत्याचारी, क्रर हणों ने राज्य 
के उत्तरी-पश्चिमी प्रान्तों पर आक्रमण कर पंजाब तथा पूर्वी मालव पर अपना 
अधिकार जमा लिया था। 

इन नवागन्तुकों को भारतीय पहले से ही चीनियों के निकट सम्बन्धी के रूप 
में जानते थे । महावस्तु ' में उनका उल्लेख चीनियों के साथ हुआ है, जबकि महा- 
भारत' के सभापर्व में उतका नाम विदेशियों की उस सूची में आया है, जिसमें 
सर्वप्रथम चीनियों का आता है--- 

च्लीनान्‌ शकांस्तथा च श्रोद्रान्‌ (2?) बवरान बनवासिनः 
बाष्णेयान्‌ (?) हार-हुणांश्व कृष्णान्‌ हैमवतस्तथा। 

“भीष्म-पर्व' के एक श्लोक से ज्ञात होता है कि हूणों का सम्बन्ध फ़ारत- 

वासियों से भी था। देखिये-- 
यवनास चोन-काम्बोजा-दारुणा स्लेच्छजातय: 
सकद॒ग्रहा: कुलत्याश्व हुणाः पारसिकंः सह । 

यह श्लोक उस समय का है जबकि हूणों का सम्पर्क फ़ारस के ससानियन वंश से 
हुआ ।' कालिदास ने भी हूणों का संबंध फ़ारस से जोड़ा है, जहाँ केसर की खेती होती 
है तथा वंक्ष (आधुनिक ऑक्शस") नदी से सिचाई होती है । स्कन्दगुप्त के शासन- 


१. 7, 35, 

२. ॥, 5, 23-24. 

३. इस सम्बन्ध में ओद्ों का उल्लेख असंगत है । इस महाकाव्य में 'तथाचो- 
द्रान' की जगह “चडोतांच” पढ़ने का लोभ होता है। 'चडोत”' मध्य एशिया में 
खोतान के निकंट एक जगह का नाम है । 

४. 9, 63-66, 

५, आय, झा, का व्वांपंक, छ. 339; 8०८ ४४० ५, थे, 
(९०(५४०ए९फ, २४० 2क( डकफ/6 त (ा।वरी 4574, 
६. गा, 4॥., 92, 265 (. 


प्ररिक्षिष्ट घ' ५६७ 


काल के प्रारम्भिक दिनों में उन्होंने बड़ी संख्या में भारत में घुसना प्रारम्भ किया, 
किन्तु सन्नाद ने उन्हें तुरन्त खदेढ़ दिया। इसका उल्लेख हमें भिटारी-अभिलेख 
तथा व्याकरणाचार्य चन्द्रगोमिन के विवरणों में मिलता है ।' स्कन्दग्प्त की मृत्यु 
के पश्चात्‌ हों को रोकने के जो भी साधन थे, लगभग सभी समाप्त हो गये थे । 
यदि कृष्ण-तृतीय, राष्ट्रकूट के समकालीन सोमदेव का विश्वास किया जाये, तो 
हुए भारत में घुसते हुए चित्रकूट तक जा पहुँचे । आधुनिक मध्य प्रदेश के उत्तरी 
भाग में स्थित एरण प्रदेश को उन्होंने वास्तव में जीत लिया था। उनके शासक 
तोरमाण तथा मिहिरकुल के समय में भारत में उनकी शक्ति के मुख्य केन्द्र चिनाब * 
के तट पर स्थित पव्वैया, शाकल (आधुनिक स्यालकोट) तथा उत्तरी पंजाब में 
स्थित चेनाब और देग़ के बीच के क्षेत्र थे । 


हुणों के पश्चात्‌ महत्त्वाकांक्षी सेनापतियों एवं सामन्तों का उल्लेख करना भी 
आवश्यक हो जाता है । महाराज स्कन्दग्रुप्त के शासन-काल में सुराष्ट्र पर पर्ण- 
दत्त गोप्तु का शासन था। पर्णदत्त को स्वयं सम्राट ने सुदूर पश्चिम का राज्य- 
पाल नियुक्त किया था। इसके कुछ समय बाद ही मैत्रक-वंश के भटार्क नामक 
एक सेनापति ने अपने आपको वहाँ का सैनिक शासक घोषित कर दिया और 
कदाचित्‌ उसने वलभी को अपनी राजधानी बनाया । वह तथा उसके उत्तराधि- 
कारी धरसेन-प्रथम केवल 'सेनापति” की उपाधि धारण करके ही संतुष्ट हो गये 
थे, परन्तु इनके पश्चात्‌ 'भटार्क' (५०२-५०३ ई०) के द्वितीय पुत्र द्रोणसिंह ने 
'महाराज' की उपाधि धारण की । छठी शताब्दी के उत्तराद्ध में इस वंश की एक 
शाखा ने मो-ला-पो (मालवक)' अथवा मालव के सुदूर पश्चिमी भाग में अपना 


१, ॥॥वं, 45., 896, 05, 

२. ##दार्ध, (०8, 70, 2(6, राजपूताना का चित्तोड़ भी चित्रकूट हो 
सकता है । परन्तु, अधिक सम्भावना इस बात की है कि चित्रकूट मध्य भारत 
में मंदाकिनी-तट प्र था, जहाँ कभी भगवान राम अपने निर्वासन-काल में कुछ 
समय के लिए ठहरे थे। एक अभिलेख से पता चलता है कि मालवन्षेत्र में हरा- 
मण्डल था (&#, #वं,, अडा]!, 02)। 

३. 28085, 3928, 2७7, 9. 33; सी० जे० शाह, उब्साआा ॥ 
>र०/#ध४5 री ०, 9. 20, जिसमें आठवीं (?) शताब्दी के 'कुबलयमाला' से 
उद्धृत किया गया है। 

४. शधांता, 27, 40 €वंध्रण, 9. 343, 


५६८ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


राज्य स्थापित कर सह्य तथा विन्ध्य पर्वत' की ओर विजय-अभियान आरम्भ 
किया। इससे छोटी, एक दूसरी शाखा वलभी में ही शासन करती रही। 
सातवीं शताब्दी में इसी वंश के ध्रुवसेन-द्वितीय ने हर्ष की पुत्री से विवाह किया । 
उसके पुत्र धरसेन-चतुर्थ (सन्‌ ६४५-४६ ई०) ने 'परमभट्टारक परमेश्वर चक्रवर्त्ती! 
की उपाधि धारण की थी । 

परन्तु, मो-ला-पो तथा वलभी के मैत्रक ही केवल ऐसे सामन्त नहीं थे, 
जिन्होंने धीरे-धीरे अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। मंदसोर के शासकों ने 
भी यही मार्ग अपनाया तथा मध्यदेश के मौखरी और नव्यावकाशिका बद्ध मान 
तथा बंगाल के 'कर्रासुपर्ण' के शासकों ने भी उनका अनुकरण किया । 

प्रारंभिक गुप्त-काल में मंदसौर (प्राच्चीन दशपुर) अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपशासित 
प्रदेश था । औलिकर- वंश” के शासकों की यही राजधानी थी । वे महाराज चन्द्र- 


१. वलभी के राजा धरसेन-द्वितीय के दो पुत्र शीलादित्य-द्वितीय धर्मादित्य 
तथा खरग्रह-प्रथम थे । छ्वूनसांग के उल्लेख से ज्ञात होता है कि उसके समय 
(शीलादित्य की मृत्यु के कुछ समय पश्चात्‌) में मैत्रकों का राज्य दो भागों में विभा- 
जित हो गया था। एक भाग वह, जिसमें मो-ला-पो तथा अन्य प्रदेश थे और जो 
शीलादित्य धर्मादित्य के वंशजों के अधिकार में था; तथा दूसरा भाग वह, जिसमें 
वलभी भी सम्मिलित थी तथा जिस पर खरणग्रह के पुत्रों और वंशजों का अधिकार 
था। खरग्रह के पुत्रों में से एक का नाम झ्ुबसेन-द्वितीय बालादित्य या झ्रुवभट 
था जिसने कन्नौज के राजा हर्ष की पुत्री से विवाह किया थां। चीनी लेखक के इस 
कथन की पृष्टि शीलादित्य-सप्तम के एलिना-अभिलेख से होती है (7१९८८, 
(77, 7] |. ८5०. )82 0) । इसके अनुसार शीलादित्य-प्रथम धर्मादित्य का 
पुत्र देरभट सह्य एवं विख्थ्य पर्वतीय क्षेत्र का स्वामी था, जबकि खरग्रह-प्रथम के 
बंशजों का वलभी पर अधिकार था | नवलखी तथा नोगावा प्लेटों से ज्ञाव होता है 
कि बहुधा एक ही शासक मालव तथा वलभी में शासन किया करता था। 
साववीं शताब्दी के उत्तराद्व में खरग्रह-बंश लुप्त हो गया, तथा मैत्रक राज्य पुनः 
एक हो गये | वलभी-बवंश का कनेरी देश से क्या सम्बन्ध था, इस विषय में मोरेस- 
कृत 'कदम्ब-कुल', पृ० ६४ देखिये । अभी हाल में ही खरग्रह-प्रथम (सन्‌ ६१६- 
१७) का जो विरदी-ताम्रलेख खोजा गया है, उससे पता चला है कि उसका कुछ 
समय तक उज्जैन पर भी अधिकार था (77०, श४#6 7 0, ८०र्श,, 6957)॥ 
यह ताम पत्र उज्जैन के केम्प से ही प्रचलित किया गया था। 

२. 77%, गर4,, &5ए७7, 50 ॥; ए6ल८, ८77, 55, 


« प्रिशिष्ट 'धा ५६६ 


गुप्त-द्वितीय विक्रमादित्य तथा उसके पुत्र कुमारगुप्त-प्रथम महेन्द्रादित्य की ओर से 
उपक्षासक सामन्‍्त थे । छठी शताब्दी में यहाँ एक नया हृश्य सामने आया। सन्‌ 
५३३ ई० में मंदसौर के शासक यशोधर्मन ने हुणों पर अपनी विजय से प्रोत्साहित 
होकर गुप्तताथों (गुप्ल-सम्राटों) की आज्ञाओं को मानने से इन्कार करके अपनी 
स्वतंत्र स्थिति बना ली। अपनी विजयों का महोत्सव मनाने के लिए उसने जगहू- 
जगह विजय-स्तम्भ बनवाये । इन विजय-स्तम्भों पर उसके दरबारी कवियों और 
भाटों के अनुसार यशोधर्मन का राज्य लोहित्य या ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पूरे आर्या- 
बर्त में पश्चिमी समुद्र तक तथा हिमालय से लेकर पूर्वी घाट या महेन्द्र पर्वत तक 
फैला हुआ था । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌, साहित्य एवं हर्ष के समय के अभिलेखों 
में गुप्त-राजाओं को पुन: पूर्वी मालव का शासक बताया गया है । १रन्‍्तु, पश्चिमी 
मालव पर दुबारा उनका अधिकार नही हों सका | जैसा कि हमने पहले ही देखा 
है, इसका एक भाग मैत्रकों के राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था । दूसरा 
भाग, अर्थात्‌ अवन्ती, अथवा उज्जैन के आसपास का भाग जो पाँचवीं शताब्दी 
में विक्रमादित्य तथा महेन्द्रादित्य की शानदार राजधानी थी,' अगली शताब्दी में 
कटच्चुरि या कलचुरि वंश के शंकरगरा के अधिकार में था। फिर मैत्रक-वंश के 
खरग्रह-प्रथम के अधिकार में गया। फिर द्व॑नसांग के समय में एक ब्राह्मरा-वंश 
ने अवन्ती को हथिया लिया । ई आगे चल कर उस पर राष्ट्रकूटों, गुजर प्रतिहारों 
तथा अन्य वंशवालों का समय-समय पर अधिकार रहा।' 


१, सोमदेव, कथा-सरित्सागर, फ्री, झएणाा; 897, 06 (०७७, 
हफ क; 2000, 0647., !, मे, 578, 

२, 5. उ0प्रण्ट्प वपाँ/टफँ, 4शादंशा। साउ/ग थी (68 206८2०७, 32, 

३, /४४।८०५, 2४6४8 (४४०४४, ॥, 250, इस वंश का सम्बन्ध यशोधर्मन 
तथा विष्णुवर्धन के समय के मन्दसौर-अभिलेख में उल्लिखित नैगामों के सामन्‍्तों 
से था। इसी वंश का अभयदत्त विन्ध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र, पारियात्र 
(पश्चिमी विन्ध्य जिसमें अरावली पहाड़ियाँ भी सम्मिलित थीं) तथा सिन्धु (सागर 
अथवा इसी नाम की मध्य भारत की एक नदी) का ज्ञासक (राजस्थानीय सचिव) 
था । उसके भतीजे को 'त्रपति' कहा गया है। इस राजा के छोटे भाई दक्ष ने सन्‌ 
४५३३-३४ ई० में एक कुआँ छुदवाया था । 

४. उधर्व, 407., 886, [42; ##, 74,, है ७ता], 926, 289 (संजम- 
दानपत्र का नर्वाँ इ्लोक); देखिये £#, #6., >7५, 9, 77 ([प्रतिहार राजा 


महेद्वपाल-द्वितीय के उज्जैन के राज्यपाल का उल्लेख) | संजम-अभिलेख से पता 
३6 8 


9७० प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


इसके जलावा मुंखर अथवा मोखरी नामक एक दूसरा राजबंश छठी शताब्दी 
में काफ़ी शक्तिशाली हो गया । इस वंश के राजाओं के पाषाण-अभिलेखों से पता 
चलता है कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बाराबंकी, जौनपुर तथा गया डिलों पर 
उनका अधिकार था । चौथी एवं पाँचवीं शताब्दी में ये सभी प्रदेश गुप्त-सांम्राज्य 
के अंतरंग अंग थे। छठी शताब्दी में इन स्थानों पर अवश्य ही मौखरियों का 
अधिकार हो गया था। मोखरी-बंश के कुछ शासकों को हैसियत देखते हुए मह 
निस्सन्देह कहा जा सकता है कि छठी शताब्दी के आरम्भ में वे मात्र उपशासक 
या सम्राट के प्रतिनिधि थे। लगभग ५५४ ई० में ईशानवर्मन मौखरी ने गुप्त- 
सम्राटों ओर कदाचित्‌ हुणों के विरुद्ध तलवार उठायी तथा 'महाराजाधिराज' की 
उपाधि धारण की । गंगा की ऊपरी घाटी में लगभग चौथाई सदी (सन्‌ ५५४ ई० 
से ५८० ई०तक ) मौखरी-राजवंश सबसे शक्तिशाली राजवंश था। कुछ हृद 
तक उन्हें अपने वंश के सर्वशक्तिशाली राजा ग्रहवर्मम और उनके साले 
हष॑बद्ध न (कन्नौज के स्वामी ?) के यश ओर शक्ति का जो अन्दाज़् था, वह ठीक 
ही निकला। 

मौखरियों की तरह छठी शताब्दी के उत्तराद्ध में बद्भाल के शासकों ने भी 
गुप्त-सअआटों के जुएँ को अपने कन्धे से उतार कर स्वयं को स्वतन्त्र शासक घोषित 
कर दिया । यह सच है कि चोथी-पाँचवीं शताब्दी में बंगाल पर गुप्त-राजाओं 
को सत्ता क़ायम थी। इलाहाबाद-स्तम्भ-अभिलेख में समतट (पूर्वी बंगाल) को 
समुद्रगुप्त के राज्य का ्रत्यन्त”' (सीमा-प्रान्त) कहां गया है। अतः, इससे यह 
सिद्ध होता है कि सम्पूर्या पश्चिमी तथा मध्य बंगाल समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग 
था, जबकि उत्तरी बंगाल (पुरुडवर्धन मुक्ति) कुमारगुप्त-प्रथम के शासन-काल 
(सन्‌ ५४३-४४ ई०)' से गुप्त-साम्राज्य का अंग बन गया, इसकी पुष्टि दामोदर- 
पुर-प्लेट से भी होती है। यद्यपि समतट गुप्त-साम्राज्य के बाहर था, फिर भी 


चलता है कि प्रारम्भ में उज्जैन के राष्ट्रकूट राजा ने गुर्जर तथा अन्य सामन्तों को 
अपने यहाँ द्वारपाल (प्रतिहार) बना रखा था । यह कुछ असम्भव नहीं कि प्रारम्भ 
में जैसे गुजर और परमार लोग उज्जैन आने पर राष्ट्रकूटों के सामन्‍त थे, उसी 
प्रकार 'प्रतिहार! भी रहे हों, इसके पहले कि उन्होंने अपने उद्भव के रूप में 
अयोध्या के राजकुमार लक्ष्मण को खोज निकाला हो । यहाँ यह भी बता देना 
उचित होगा कि संयोगवश नागभट-वंश की जन्मसूमि (स्वविषय) मारवाड़ थी । 
इसका पता हमें जैन-ग्रन्थ 'कुबलयमाला” और बुचकल-अभिलेख से चलता है । 

१. तिथि के लिये देखिये, 2#. ॥४6., 5७४।[, (020,, 924, 9. 345, 


ब्रिशिष्ट घ' कर 


उसे गुप्त-सअआाटों की भयंकर शक्ति का जहसास हमेशा बता रहा । लेकिन ईक्षान- 
बर्मन के हराहय-अभिलेख से ज्ञात होता है कि छठी शताब्दी के मध्य तक भाते- 
माते गुप्त-साज्राज्य का राजनीतिक नक्शा बिलकुल बदल चुका था। गंगा की 
निचली घाटी में गौड़ों की एक नयी शक्ति का उदय हो रहा था । गौड़ों के विषय 
में पाणिनि' तथा कोटिल्य (अर्थशास्त्र) दोनों ही को जानकारी थी । पारिनि उनका 
सम्बन्ध पूर्व से जोड़ते हैं।' मत्स्य, कूर्म तथा लिंग पुराण" में एक ऐसा गद्यांश 
मिलता है, जिससे अनुमान होता है कि गौड़ों का उद्‌भव-स्थान शआआवस्ती-प्रदेश 
था। परन्तु, यही गद्यांश वायु तथा ब्रह्म पुराणों एवं महाभारत" में नहीं मिलता । 
प्राचीन साहित्य में श्रावस्ती के निवासियों को 'कोशलवासी' ही कहा गया है। 
वात्स्यायन, जिनका समय ईसा की तीसरी-चौथी शताब्दी बताया जाता है, अपने 
ग्रन्थ कामसूत्र में कोशल' और “गौड़” दोनों को दो अलग-अलग देश बताते हैं ।' 
मत्स्य, कूर्म तथा लिग पुराणों की पारडुलिपि में आया हुआ गौड़” शब्द सम्म- 
बत: “गोंड” के संस्कृत रूप की तरह प्रयुक्त हुआ होगा; जिस तरह कुछ आधुनिक 
पंडितों और प्राचीन भारत की भौगोलिक स्थिति के जानकार विद्वानों और अख- 
बा रतवीसों ने मद्र-मंडल को मद्रास प्रेसीडेस्सी के लिए प्रयुक्त बताया है ।* मध्य प्रान्त 
में बहुधा 'गोंड' के संस्कृत रूप को गोड़' ही कहा जाता है। छठी शताब्दी में 
उत्पन्न वराहमिहिर ते 'गौड़क' को पूर्बी भारत का अंग बताया है। मध्य देश में 
स्थित प्रदेशों की सूची प्रस्तुत करते हुए उन्होंने गौड़ प्रदेश को उसमें शामिल नहीं 

१. ७, ४, 00. 

२. ४, 5, 

बे. ए जा, मं, 99 (छा उट्टुभ्ाते १0 3०८८१प्रक्षतंगा) । 

* ४. निर्मिता येन श्रावस्ती गौड़देशे द्विजोत्माह:--मत्स्य पुराण, ४(]7, 30; 
देखिये बज , 65. निर्मिता येन श्रावस्ती गौड़देशे महापुरी (कूर्म पुराण, - 
॥, 20, 9) । 

५. यज्ञ श्रावस्तको राजा श्रावस्ती येन निर्मिता ( वायु पुराण, 88, 27; 
ब्रह्म पुराण, ४7], 53); तस्था श्रावस्तको शेयः श्रावस्ती येन निरमिता (महा- 
भारत, [77, 20, 4) । 

६. 'कोशल' के लिए देखिये 'दशनच्छेदय-प्रकरणम्‌', “गौड़' के लिए देखिये 
नखन्छेश्य-प्रकरएम्‌' ओर “दाररक्षिक-प्रकरणम्‌” । 

७. देखिये, गीगर द्वारा अनूदित महावंश, 9, 62 ग. 

उ, (रि [कडराइदा एढ2ढ!!व्द गण उहबाीढ, खिण्जी।लंब! हिट, (लाएदा 
277०॥/७८5, 9. 758, 


७२ प्राचीन मारत का राजनैतिक इतिहास 


किया है । वैसे गुड” नामक एक स्थान का उल्लेख अवश्य आया है। परन्तु, 
अल्बेसनी' के अनुसार 'गुड' अवध न होकर थानेश्वर का नाम था। उत्तरी भारत 
के कलनौज एवं सरस्वती नदी तक के भूभाग के लिए जहाँ 'पंचगौड़' शब्द का 
प्रयोग हुआ है, वह उल्लेख लगभग बारहवीं शताब्दी का है। सम्भवत: यह नाम 
धर्मपाल एवं देवपाल के गौड़ राज्य की याद में रखा गया होगा और उसको ईसा 
की प्रारस्भिक झताब्दी का गौड़ देश मानना ग़लत होगा। हराहा-अभिलेख में 
स्पष्ट रूप से लिखा है कि गौड़-राज्य समुद्र-तट पर था, जिससे सिद्ध होता है कि 
छठी शत्ताब्दी में गौड़ों का वास-स्थाव अवध न होकर बड़ाल था । अगलो शत्तान्दी 
में गौड़-राजा शशांक की राजधानी मुशिदाबाद के निकट कर्णासुबर्सा नामक नगर 
था। वाकृपतिराज के गोडबहो' (८वीं शताब्दी) में एक ऐसे गौड़-राजा का 
उल्लेख आता है जिसे मगध का शासक बताया गया है । नवीं शताब्दी में गोड़- 
वंश उन्‍नति की चरम सीमा पर था, जबकि उनका आधिपत्य गंगा-दोआब तथा 
कन्नौज तक हो गया था । गौड़-वंश के प्रारम्भिक राजाओं के सम्बन्ध में हमारा 
ज्ञान अत्यन्त सीमित है। फ़रीदपुर तथा बर्दवान ज़िले में कुछ ताम्रलेख मिले 
हैं, जिनमें तीन राजाओं --धर्मादित्य, गोपचन्द्र' तथा समाचारदेव--का उल्लेख 
मिलता है और उन्हें 'नव्यावकाशिका”' वारक-मंडल' तथा वर्धमान भुक्ति (बर्दबान) 
का शासक बताया गया है। वप्पघोषवाट-अभिलेख के द्वारा हमें एक चौथे राजा 
जयनाग का भी पता चलता है जो करासुवर्णा का शासक था। इन राजाओं को 
कहीं भी स्पष्ट रूप से गौड़” कह कर सम्बोधित नहीं किया गया है। सबसे 
पहला राजा जिसे “गौड़' कहा गया है, वह राज्यवर्धन और हर्षवर्धन का प्रसिद्ध 
शत्रु शक्शांक है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, बद्धाल के कुछ शासकों ने 
महाराजाधि राज की उपाधि धारण कर ली थी | अतः इसमें अब कोई संदेह नहीं 
१. ), 300, 

२, मल्लसारुल-प्लेट (एस ० पी० पत्रिका, 344, 7) । 

३. गोपचन्द्र सम्भवतः गोपाख्य तृपति ही हो | वह भानुगुप्त के पुत्र प्रकटा- 
दित्य का प्रतिद्वन्ही एवं समकालीन था । जी० शास्त्री द्वारा सम्पादित (आर्य-मंजुश्नी- 
मूल-कल्प, 7. 037) । यह भी असम्भव नहीं है कि 'धकरारूय' हो 'र्मादित्य' 
रहा हो ( /0४,, 7. 044 )। कया वह वकाराख्य (वच्च) तथा पकाराख्य 
(प्रकटादित्य) का अनुज था ? यदि हमारा यह विचार सही मान लिया जाय, तो 
बहू निस्संदेह गुप्त-वंश का ही था । 


परिशिष्ट 'घ! घ७३ 


कि थे लोग पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो चुके थे तथा गुप्त-राजाओं की सत्ता किसी भी 
दक्षा अथवा अवस्था में स्वीकार नहीं थी । 

युप्त-साम्राज्य के अंतिम वर्षों में पृष्यमित्र का विद्रोह, हणों का आक्रमण 
तथा प्रान्तीय सामनन्‍्तों एवं अन्य अधिकारियों की स्वतंत्र होने की प्रकृति ही पतन 
के कारण नहीं थे । बाह्य आक्रमणों तथा प्रान्तीय सामन्‍्तों द्वारा आंतरिक विद्रोह 
के साथ-साथ हमें यह भी स्मरण रखना है कि स्वयं गुप्त-बंश में फूट एवं कलह 
उत्पन्न हो चुकी थी । कुमारयुप्त-प्रथम के पुत्रों में उत्तराधिकार के लिये युद्ध 
हुआ--यह सत्य हो या न हो, परन्तु हमारे पास यथेष्ठ प्रमाण हैं, जिनके आधार 
पर हम कह सकते हैं कि चन्द्रगुप्त-द्वितीय के उत्तराधिकारियों में वेमनस्य आरंभ 
हो चुका था । अंतिम गुप्त-सम्राटों के वंशन अपने समय में होने वाले युद्धों या 
संघर्षों में अल्सर एक दूसरे के विरुद्ध होकर भी लड़ने लगे थे । अपने चचेरे भाई 
वाकाटक-शासकों के साथ भी इनका व्यवहार मैत्रीपूर्ण नहीं था। चन्द्रगुप्त- 
द्वितीय के प्रपौन्न (पुत्री प्रभावती का वंशज) नरेन्द्रसेन वाकाटक का मालव के 
उपज्ञासक से संघर्ष का उल्लेख मिलता है। नरेन्द्रसेन के चचेरे भाई हरियेण ने 
अवन्ती पर विजय प्राप्त की थी) जहाँ तक हर्ष के शासन-काल में गुप्त-सम्राटों 
का मालव से सम्बन्ध का प्रश्न है, यही कहा जा सकता हैं कि वाकाटकों ने कुछ 
भाग अपने चचेरे भाई गुप्त-राजाओं से भी प्राप्त किया था। यह तो ज्ञात ही 
है कि सातवीं शताब्दी में जहाँ देवगुप्त हष॑ के वंश का शत्रु था, वहीं माधवगृप्त 
उसका मित्र था। 

अंत में, एक महत्त्वपूर्ण बात यह भी है कि जहाँ प्रारम्भिक गुप्त-सम्राद 
कट्टर ब्राह्मण थे, तथा यज्ञादि में नरबलि देना उचित समभते थे, वहीं आगे 
' चलकर बुद्धग॒ुप्त, तथागतगुृप्त तथा बालादित्य आदि कुछ सम्नाटों का क्रुकाव 
बौद्धवर्म की ओर अधिक था । जिस प्रकार कलिग-युद्ध के पश्चात्‌ अशोक ने 
तथा चीनी यात्री के निकटतम सम्पक में आ जाने के पश्चात्‌ हर्ष ने बौद्धधर्म को 
अपनाया था, तथा इस घर्म-परिवरत्तव का सब से अधिक प्रभाव राज्य की सेना 
पर पड़ा था, उसी प्रकार इन अंतिम गुप्त-सम्राटों के धर्म-परिवरत्तन के कारण 
भी साम्राज्य की राजनीतिक दह्या एवं सेना पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इस 
सम्बन्ध सें छू तसांग द्वारा दी गई कथा का स्मरण दिलाना उचित होगा। जब 
शाकल प्रदेश का क्रूर शासक मिहिरकुल, बालादित्य के साम्राज्य पर 
आक्रमण करने के लिये बढ़ा तो बालादित्य ने अपने मन्तियों से कहा--- 
“मैंने सुना है कि ये चोर बढ़े चले आ रहे हैं ओर मैं उनकी सेना के साथ युद्ध 
नहीं कर सकता, अपने मन्त्रियों की राय से मैं अपने कमज़ोर शरीर को दलदली 


५७४ प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास 


भाड़ियों में छिपा दूंगा।”” यह कह कर अपनी बहुत-सी प्रजा के साथ वहू एक ढीप 
की और चला गया । मिहिरकुल पीछा करता हुआ आगे बढ़ा, परन्तु उसे जीवित 
अवस्था में ही बन्दी बना लिया गया | कुछ समय पश्चात्‌ राजमाता' के कहने 
पर उसे मुक्त कर वापस जाने दिया गया | पता नहीं, यह कथा कहाँ तक विश्वस- 
नीय है, परन्तु ऐसा अवश्य प्रतीत होता है कि सातवीं शताब्दी में भारतीयों को 
अंतिम गुप्त-सम्राटों की शक्ति एवं साहस में बहुत अधिक विश्वास एवं आस्था 
नहीं थी, और उन्हीं से चोनी यात्री ने यह कथा सुनी होगी। परन्तु इतना 
तो सभी स्वीकार करते ही हैं कि अन्तिम गुप्त-सम्राद्‌ बड़े ही दयालु और पवित्र 
थे बालादित्य तथा उसकी माता की दया के कारण ही मिहिरकुल को अत्या- 
चार करने का अवसर मिला | साथ ही यशोधर्मन, ईशानवर्मन, प्रभाकरवर्धन 
आदि को अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का अवसर मिलते ही, न केवल 
उन्होंने हुणों को खदेड़ा, बल्कि गुप्त-सजञ्लाटों के एकाधिपत्य को भी उत्तर भारत में 
समाप्त कर दिया । 


१. 2८४, 37-9४-६३, 7, 68 ६; ४ए४८६४८०४, 7, 288-89, 


परिशिष्ट “'च' 


विन्ध्यपवंत-पार के भारतीय राज्यों, जनों तथा बंशों 


आदि की क्रमिक सूची 
ब्राह्मयश-काल-- (१) निषाद ( राजधानी गिरिश्रस्थ, महाभारत, ॥7], 
324,82 )। 


(२) विदर्भ (राजबानी कुरिडन) तथा दूसरे भोज । 
(३) दस्यु जाति--आस्क्र, शबर, पुलिन्द तथा मृतिब । 
सृत्र-काल--- (१) माहिष्मती ( मान्धाता अथवा महेश्वर; /4, 4, 346)। 


(२) भूगु-कच्छ (बोच) । 

(३) शुरपारक (कोंकण में सोपर )। 

(४) अश्मक (राजधानी पौदन्य, बोधन) । 

(५) मूलक (राजधानी प्रतिष्ठान) । 

(६) कलिग (राजधानी दंतपुर) । 

(७) (?) उककल (उत्तरी उड़ीसा) । 
रॉमायरा-काल--गोदाव री के दक्षिग की ओर आर्यों का विस्तार--पम्पा-तट 

पर बसना--मलय, महेन्द्र तथा लंका की खोज । 


मौर्य-काल-- [ (१) अपरान्त (राजधानी शुरपारक) । 

(२) भोज (राजधानी कुरिडन ?) । 

(३) राष्ट्रक (राजधानी नासिक ?)। 

(४) पेतेनिक (प्रतिष्ठान के लिवासी ?) । 

(५) पुलिन्द (राजधानी हक # 
मोौर्य-साम्राज्य- | (६) आंध्र (राजधानी बेजबाड़ा आदि ?) । 

(७) अटबी । 

| (४) कलिंग (तोसली सथा समापा भी सम्मिलित थे) 

॥ (| सुवर्गिरि का प्रदेश । 


(१०) इसिला का आहार । 


५१७६ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


(११) चोल । 
(१२) पाण्ड्य । 
(१३) केरलपुत्र ! 
(१४) सतियपुत्र (केरलोल्पत्ति की सत्यभूमि ?) । 
(१५) ताम्नपर्णी (श्रीलंका) । 
मौर्य-काल के-- (१) विदर्भ-राज्य । 
पश्चातु-- (२) दक्षिण-पथ के सातवाहन । 
(३) कलिंग के चेत । 
(४) मसुलीपटम के निकट पिथुड राज्य । 
(५) चोल राज्य । 
(६) पाएडय राज्य । 
(७) केरल राज्य । 
(८) श्रीलंका का राज्य (जहाँ कभी चोल राजाओं का शासन 
था)। 
पेरीप्लस का युग---( १) मम्बरुस (या नम्बनुस) के निकट अरियक का दक्षिणी 
भाग | 
(२) सरगनुस तथा उसके उत्तराधिकारियों के अधीन दक्षिण- 
बदेस (सातवाहन शातकशियों के अधीन दक्षिण) । 
(३) दमीरिका (तमिलकम, द्रविड़) जिसमें निम्नलिखित सम्मि- 
लित थे--- 
(अ) केरोबोथ्‌ (केरलपुत्र) । 
(ब) पाराड्य राज्य । 
(स) अगर (उरगपुर) राज्य । 
(४) मसलिया (मसुलीपटम) । 
(५) दोसरेन (>>तोसली) । 
तोलेमी का युग-- (१) बैथन (प्रतिष्ठान) राज्य, पुलुमायि (सातवाहन) द्वारा 
शासित । 
(२) हिप्पोकौर राज्य (कोल्हापुर), बैलिओकौरोस (विलिवायकुर ) 
द्वारा झासित । 
(३) मौसोपल्ली राज्य (कनेरी प्रदेद में) । 
(४) करोर राज्य, केरोबोथोस (केरलपुत्र) द्वारा शासित । 
(५) पौन्नत (दक्षिर-पश्चिमी मैसूर) । 


परिशिष्ट 'च' प७७ 


(६) अई ओई राज्य (दक्षिण ट्रावनकोर में, राजधानी कोट्टिअर) । 
(७) करेओई राज्य ( ताज्जपर्णी घाटी ) । 
(८) मोदौर ( मदुश ) राज्य, पॉड्य-वंश द्वारा शासित । 
(६) बटोई राज्य ( राजधानी निकम )। 
(१०) ओरथौर राज्य, सोनंगोस द्वारा शासित ( चोल और 
नाग वंश | 


(११) सोर (चोल) राज्य, अर्नतोस द्वारा शासित । 
(१२) मलंग (काँची ?,) (मविलंगाई ?) राज्य, बसरोताग (नाग ?) 
द्वारा शासित । 
(१३) पितुद्र ( पिशुड ) राज्य । 
सन १५० से (१) आभीर ( उत्तरी महाराष्ट्र तथा पश्चिमी भारत )। 


३५० ई०--(२) वाकाटक ( वरार तथा आपपास प्रदेश ) तथा महाकान्तार 
के शासक । 


(३) दक्षिणी कोशल, कौराल, कोटटर, एरण्डपल्ल, देवराष्ट्र 
(वशिष्ठ के वंशज ?), पिष्टपुर ( माठर-कुल के अधीन ? ) 
अवमुक्त, पलक्‍्क तथा करथनपुर के राज्य । 

(४) आन्क्र पथ ( तथा बेंगी ) राज्य--- 

(अ) इशक्ष्वाकु । 

(व) आनन्द-गोत्र ( कन्दरपुर ) के शासक । 

(स) कुंदुर आदि के बृहत्फलायन । 

(द) वेगीपुर के सालंकायन (तोलेमी के सलकेनोई ?) 

में में एक बेंगी का हस्तिवर्मन था । 
(५) काँची के पल्‍लव । 
(३) कुन्तल के शासकणि । 
सन्‌ ३५० से (१) कोंकण के जेकूटक तथा मोर्य और दक्ष्णी गुजरात के लाट, 
६०० ई०-- नाग तथा गुजर। 
(२) वाकाटक (मध्य दक्षिण) 
(३) कटच्चुरि ( उत्तरी महाराष्ट्र तथा मालब) । 
(४) शरभपुर (दक्षिणी कोसल) के राजा । 
(५) मेकला के पाण्डव । 
(६) उड़, कोंगोद, कलिग [वशिष्ठ-वंग, माठर कुल, सुद्गल-्यंश 


भ्रज्ष प्रचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


(2५. 7॥बं., झुऊांग्र, 99 ॥ ) तथा पूर्वी गंगा के अधीन |; 
लेन्डुलुर ( विष्ण कुण्डिन के अधीन) पूर्वी दक्षिण में । 

(७) काँची के पल्लव ( द्रमिल अथवा द्रविड़ में ) 

(८) चोल, पाण्ड्य, मूषक तथा केरल ( सुदूर दक्षिण में ) । 

(६) दक्षिणी मंसूर के गंग और आलुप ( सिमोगा तथा दक्षिणी 
कनारा के पास ) | 

(१०) पूर्वी मैसूर तथा उत्तरी आरकाट के बाण, दावंंगीर तालुक 
के केकय, वेजयन्ती आदि के क्रदम्ब, और उत्तरी-पण्चिमी 
मैसूर में तुकर प्रदेश अथवा नागरखण्ड के सेन्द्रक । 

(११) नल-(अ) पृष्करी, जो पोदागढ़ ( जयपुर एजेन्सी ) क्षेत्र में 
शासन करते थे, ( व) बरार के येवतमाल और सम्भवतः 
(स) बेललारी जिला भी । सभी नल-वंश के थे । 

(१२) वातापी के प्रारम्भिक चालुक्‍्य । 

सन्‌ ६००ई०(१) कोंकण के शिलाहार । 

से पंश्चात--(२) प्रारस्भिक चालुक्य, राष्ट्रकूट जिनमें मानदेश आदि के वंशज 
भी सम्मिलित थे। पश्चिमी दक्षिण के उत्तर चालुक्य, कल- 
चुरि तथा यादव । 

(३) तिपूरी तथा रलवपुर के हैहय, कलचुरि अथवा चेदि और 
चक्रकूट ( मध्य प्रदेश) के नाग । 

(४) पूर्वी चालुक्य, वेल्नाण्डु के स्वामी तथा तेलुगु प्रदेश के काक- 
तीय; कॉलिंग तथा उड़ीसा के पूर्वी गंग: महानदी घाटी 
(उत्तर-पूर्व दक्षिण) के कर, शबर ( ? शशधर एवं पाण्डु के 
बंशज ) तथा सोमवंशी गुप्त । 

(५) पश्चिमी गग, सान्तर तथा होयसल (मंसूर)। 

(६) काँची के पल्‍लव, रेनाण्ड्‌ के बैदुम्बर, तिन्नवेली जिले के 
कलश्र, तंजोर के चोल, केरल और कोलम्ब के वर्मन, मदुरा 
( यूदूर दक्षिण ) के पाण्ड्य । 


दे 


न+फऋकछू। 
0)छ.. 


बे 


(!) ७०वीं” 4 
ध्बी कह कं 
शवों 


हद] 
शक 
जे लखन 


3 
हि 
20 


हनी शक .. 


हे ५ 8२ ४9 


?) €वी रात ब्रामतिहासिक आनर्ले 


(१) ७वीं “ 


वीं 


भबी " 


श्री 
२ री 
श्सी 


स्‍थी सन 
रैली शताम्दी 


श्री! 


बरी ! 
श्यी 


॥ ५ बी हह 


पश्चिमी मालवा निम्नतर 
और सुराष्ट्र सिन्धु-बादी 
सिन्धु-सौवीर 
(राजधानी द्वारका) का राज्य 
उज्जैन के प्रद्योता | रोरुक के 
रदायत 
मौसिकानो 
पियोत 
पृष्यगुप्त दैइय 
उज्जैन के मौयं- 
कुमार और पवन राज 
ख़ाज़ दत्तामित्री के 
भ्रीकवासी 
बरियक के मिल्लगर के 
नम्बनुस, ग्रोजीन प्राथियन 
राजधानी नहीं वी 
ओजेन (चश्तान) के 
टियमसटेन रद्दामन 
शग्रदामत तथा 
सृविशाख 
शक वृरुण्ड, 
माजव तथा 
आभोर 
भुप्त तथा मंदसौर 
के वप्न॑त-सामन्त 
पर्णदत्त 


पुरी त्या 


मध्य पंजाब 


शाकतल के 
"मद्र राजा 


काप्पय पत्तह्नल 
(ऋषि) 


पोरस तथा 


स्वृतम्त्र जातियाँ 


फिलिप्पोस, 
यूदमोस 


भौर्ष 


शाकल के 
प्रीक राज्य 


नर 
| 


न रा का परम अल 03225: 20000 2 बह 


आम व बे 


ब्दपरिषट0- 

केक 
बाएं 
8० 
)63 
छा9, 

पोख |... 

न्‍्ज 
692 


+प9, 


480 


॥0॥- 
048, 
450, 
!, €६ 
$0॥6, 
(/2५(] 
ए), 


)७, 


सन्द्भ-अनुक्रम णिका 
(अँग्रेजी-क्रम ) 


008 0्र्ा8॥3, 320, 332, 300, 
4|4 

लैपैए४0॥९०९०, 3509 

88 जी रिशात58 बाद (७०५०४, 200 

0 (तरल (0 5470), ५७४०), 
293, 366, 520 

+ छपांत6 0 #स्‍_लंला। [709, 347 

0 (पंप ६० ]85%79, 2७ ६)), 55, 
378, 40 

नशक्याएदा.. (0ग्ाला।तताता. ए०- 
[४70, 478, 230, 273, 277, 2५८, 
420, 457, 472, 520 

है/8%, 3/75, 285 

3 ल्डआपक्ा' 0 ए/ल्‍्दा, ॥ ा।।, 372 

"0६, 340, 47], 6 /#कव 7, 

- 0000 ० शोर फिएवेजआा ता 
हु पा, ।34 

-राएंया। छ00द्माबए॥ए ० (॥04, 900, 
|5, ।68, 70, 226, 382, 42|, 
०९५०, 

रालिएा ६ [व रण, ४. [.00, 
292 

बलंला। निदाणाएं 6 वाह सिल्‍टटघए, 
७. [परत )2परी॥पा, 39, 40, 
446, 483, 544, 569 

चाएंधा। गिवीडछ, (१9४, 290 

गैयटंला। विवाह, रिक्वी0४070, ।68. 2।]. 
392 

लै॥एंता चरीतवाब. 85 प्रर४फकाओतत का 
(॥2फांटकों [तापा'ठ, [०९ ातत- 
॥0, 2[), 280, 24], 294 

गैजाएंशा वाया निीडाओएंएडा (8्ी- 
वा, रिक्षद्ा।त, 9, ]7, 408, 73, 

93, 223 

बैाएला शिव पवीशा डिशोद्वा।प्रव 
पफ6४, कि, (.. [,8४, 20, ।30 

बखयाएंशा। रिशकंब्ा बै.९डर20॥ धाएतं॑ ९ 
पृछू णी पार #लाइ्शगरटाएतेका 
जष्णपंफ्रीणा5, वीं, 6. पशशा, 
33, 2]व 


रै 2४०७ ॥4800% 07 6 ॥70द्वा ?60- 
20, 35] 
छापीबा) सरालयाए+४,. $एवाएं 

67990 32, ॥99 

मारा 00 0९ जरगापदाएंगा धशी- 
(९, 78, 80, 279, 345, 363 

खा 0 ४६ पद्रा 00ए%४५, 
382, 403 

-॥74[5 0 धीट वंश शा स्‍29098ए, 
384, 406 

>जाव१णाब5 >पवा4$, (87, 205 

मे एटलकू ॥0 पा द्वा।ए प्रीडरणए 
[70|4, हि, 6. 9]पा087%&/, 402, 
हर । 

+ शैणापण्ती ववाच0ए एी क#्वापं४, 
क्‍200९ए05»०, 399 

जला ३) (फ्रपाणा)), 33 

न श्रा0, 334 

--(९90०॥, 95+ 

#प&एक्का। ७७)७॥, 303, 32 

०). जिए!, 00., (७॥४१४॥, 480 

-पाबल0080क रिएए0,. (प्रापाय- 
शीद्षा], 23 

+४0०३४९०|०ट्टाएक्को 5प्रएए५ एा 4709, 
5, 393, 307, 368, 40|., ५90, 
478, 483, 498, 35!4, ज22, #॑ 
(कर, 

-४०॥8९06थवांएस 0पाए०५ 0! (५४०८, 
-. २., 349 

वैाएी१606ट्ठांटक 9 एए) ए शा 
शाप, 333 

चवैपाशा: ((गंधाएटफ$ एश्ारं80॥), 
२20, €६ (407. 

सएक्ांउश्ांण रण फतींब, २४. प्रा, 
9 

नए रिंग जितांक, 4एण), 303 

काएक्या5, ५, (0वंणा (06९, 9 

+औ0०८०, भ्ण्डारकर, 205, 278 

कजीएणब ज्वीए5छ ता पिएथ हा, 
बरुआ, 298 


का 


पद 


खैड॥085, जात, आ 3 €त., जा, (पर, 
€ 86550. 

ह5300/8 | ९६६ बाते 5055879, ४४00|- 
ग्रद्ा' 274 

ह $ए९ए ए एल 7, 2[0, 398 

0 णप्रा6 ० तंज 5:परऐंह एए- 
5्ग्ते 00 शिर्ण: 5. ]. १७)8४0०7, 
30], 38! 

86897ं१४४2$ रण ऊैपतपाउज्र है, किीएश- 
एटा, 379 

5९ह॥४7785 एण 5000 [फशततगा #$- 
४079, 202, 235, 290, 462 

छ#क्रापग्वादवा' (0एाधादाए'क्षाणा ४०- 
[प्रा॥८, )75, 359, 544 

8088 709७, 209 

ड8ग्राए0ल, 259 

3]80४ १०४३ (600), 48, )50 

किणरा08५ छब्ण्टाल्‍ट-, 5९९ (2९०४९८स-. 
ऊणा9५४. 

500० 0 'द्ादारत 54985. ५, 
२95 ])40४705, 3, 39, 74, 
482, 85, 308 

905८, 0. ९, 297 

म०७०॥५, (2/0209९०४, 2५, 48, ।03, 
]9, 68 

मिपकताओं॥। (:ा०करांगा ० $फ्पोऊ, 
7.8७, )2, 35, 253 

फैप्रवठभांआ ॥7979, क्‍९४०5 72890४05, 92, 
90, 95, 98, ]20, 33, 38, 68 
30४ 

3प090500. 5ए्रव॑९5 
423, 452, 552 

3900॥/80 $0085, 4८४ म॒त्त बौद्ध । 

क्रधाशं।. िताय08. (बबॉ0्टुप८, 35, 
46, 353 

(8|0प्ञा8 'रिल्एए७, 659, 38), 40], 
4]3, 42], 4599, 484, 522, 964 

(क्राण096 तिष07ए तहत, ४०. 
4, 49, 2)2, 26, ॥ #6597#- 

(गागंयतं8ल्‍वक: ल्ी509 रण जातीब, 
४०. ॥, 397 

(बागरउत86 जाता लाीडताए णै वा- 
038, 400, 409, 44, 424, 433 

(&] (फ्टी]2००, 7 

(बा77९03९) [,लप्राटड (98), 02, 
68, 09, 2, 29, 97, 22, 27व, 
349, 423 


(९वं, 4,8५७). 


प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


(बब्व02ुएट णी (०5, शैढिा) (0प9- 
(89), 377, 473, & #क्कठा॥, 

--जिवावार', 374 

>-रिब्फुणा (गपी3 & ७४. 85॥8- 
(9958), 276, 355, 358, 366, 
392, 390, 40, 6 #दठह, 

+-आशिापंती (एरतंशा शिप४टपाा), 353, 
377, 409, 429, 460, & /#व0पाप- 

+-्स्‍र।कटब0. ((ा60-5/ट्टोए.. बाते 
एपे०-8९जणांथा३),. 34],. 370, 
376, 387, 405, 4]0, 424, 426, 
€ #659॥: 

(9]070९ (॥शञात्म्रांटोट३, #क्ाप, 

(078 ० ,भाल॑टओ ग्रदाीं&, (प्रप्रा- 
श॥870, 345, 346 

(;9एज'१५९ (९ वा गाए ंफ्ऐे]8 
है, (९, ७] णातंका',, 27 

(0एएफए.. प४एएएाणाएा वावी(28- 
7७90, ४०. 4, सजञएइटी), #करमाएआ: 

(एताफपर [प्रषटाए४०घल्‍भपात [#0]0प॥क, 
७४७०. |॥, &०॥०४, /45770, 

(0ए9प5 व877प्रणाफशा ॥90[९4/प॥), 
४०. वा, ॥]6९०, #क्रठंश, 

(पंगरह्?)ताओ, #609/ग, 

(:प्रापए४, 203, # #435/॥: 

])4०टब 'रिल्सटछ, 330 

8४०८३ एआाएशबोंज वु०फ्रगा्े, 953, 

])09, . %., 372 


[)%08प८४ ० 06 8प00॥2, 69, 78, 
99, ]]3, ]4, ।43, 6, 39, 
74, 88, 223, 285, 289, 302, 
3398 

फछाटएफ्राक्षाए ए रि० 0एश' रि्वा॥९8, 
3 852८९९४४, 33, 79, 9, 69, 
70, 72, 76, 77, 78, 83, 
]86, 88 

जि९ दिठ्यझातठएए्॒र॒क़ांल टिश. गावश, 
86, 292 

[)85987, [॥0क्व (:एंएट, 363 

9. ९, रग्मादेंध्ाएथ, ४एणएा6८, 337 

ज़ाबइशभा०४ ० पट दिव्या 2086, शिथ्चाएरा 
४९, !6, 7, 22, 29, )03, 04, 
76, 93, 207, 33, & ##ए॥का- 

ज>++8737८5८ (950, 7१९८, 23, 206 

ध्ब्ाए फययुजाटए एणी (एलन औै॥9, 
८०७००ए४2८7, 366 

&&9 पवा50 ता फैलाए&, 5७ चैणाब87, 


सन्दर्भ-अनुक्रम णिका 


एथ/४ लता एज धार छापा, हि. 
७. डीशश्यापैद्धा७. 353, 364, 368, 
8 #2557॥0. 

िद्राए सांछणाए णी फिवा9, प्रगरला 
शिययीप, #6800777- 

59 विडाठाए जीवीह रेथंक्राइएक 
96९, रिक्रांफाबापीवा।, 30, 37, 
53, 229, 379 

जिद 203॥]9५35, 566 0, (४. हा7एथ7 

ए2४०४४४ (इगलिंग), 3, 36 

४॥०६ (इलियट), 98, 83 

29078705०, 34 

छ.ज़ंह।ब्क्प्रे& ितेए4, (दवा: 

शेताट, के... 2, (रि4]छुपा॥0॥ (2- 
2८€(६९९८)), 232 

पिडडश्रए.. था छएपा40४9,. ।07, 
]33, 378, 80, 93 

॥४08ए७/।0॥8 &/ 898[029, 

का, पर $&लंबे (एइ४788 007 ॥ 
0-74. ितीं3, धदा5., 9. 
४७४४७, 3, )3], 58, 280 

।]९९८, 9. 7, #8आ 

क0ारंह्वा शिद्ाशा।॥ वा फिढ. सिातवए 
?०7णै०४०॥, 337 

705पलाहा', 99, 379, 38। 

वकालत. पंत एी कि, 
रिवताप्पराय पते 00९९/०९, ।46, 
]47 

(9४70९, 303, 309. 3]3 

(067, 3९९ (2६008 0८ 0 ( :0॥7$. 

(छल्णड्ाबणीओएबा क्‍00क्‍07879५9, 62. ]7 

(ज780॥787, 4]4 

छएणेतवभपएट',, 33, 337 

जाएगा 990 ० 4 (महाभारत), 
छरक्रषंा, 6, 37, 439, 53 

जिशायी0ठक थाते कक्रोट्णाए,, १॥, ॥॥, 
(कक, धो, #करफा: 

चित, ७॥पढो ० ऊैपपेताशा, ।0) 

सारे (आंदालं 56705 (23-30), 
98, 23, ४ #ब500. 

44850785, 422 

प्रन्रथी, 305 

सिल्वएला 00. विश ग्रा कैप 
कैशफुल्टारएट, फि, (. 4.8७, 29, 
39 

ज्रगिविपरांक्रा बाते ठिपऐतीवं्र, ४6९ जि0, 

ममाप। एणा3॥000, रर००८ाग), 3]4 


8], 


शैपर 


छलिप्रंप 9णाए, ]३४४७७०, 225 
कक मिटएलापट फिएटा, (जीएगोवां 
4 

परशिवपद्ञाक्ा रिव्यूए७, 522, 550 

ग्रीडताटवें [्रइटाएपं०४ एी 50 प्रील 
क्ादा9, 32 

माजकरांदव शि०म्ाणा एै दिए, ]89- 
38७४६, 336 

जलांज्०ण,) ण॑ 8ाएंद्गा 095, ॥त94- 
ध, 544 

तरींछण५ रण फ्रैशाएण (0. छ.), 223 

लाडइाणाए ० फ्रैपठ6099 00४0, 
&, |. 77005, 96 

पाठ णी एशां बाते लाला) 
वु्पा5, (जाए), 245, 368 

प्रा509 ० 09७६ पात॑ल' 6 ए06- 
॥9%0 |)9॥839, (//७॥ ७7१), 552 

]880079 ए ६ &#0 7 [छ8त9 287ऐ 
(८९ज़छा, 9909, 305, 379 

पड्ञाणए रण (जा९्चट€ 00. ऊ्िल्ड्ठींगा।ल$, 
छप79, 228 

पी50०9४ ए तप रिएञ6डो पशर०- 

705, [44 

पाषणाए 0 909, कै, 0, ]9५99४५०७), 
480 

विछाताप 0 वीद्ा 880 [0007ए४49 
है, (00ाभदःज्बाग, २7॥, 379 


साझता'ए.. रण वावाबा वधाटकंपार, 
१४७७० 45, 60, 64, 30 

वीडिाताए छा शिवाशा ॉटाबापाट, 
भ्रभांकणाट, 2 

वराक्नाणाए ण ९०४९९४४४ वगता3, (. 
५, ५४०९०, 24 

लड़ाणए री ऊिल्याउपय। ाटबाप/ठ, 
(60), 345, 379 

ल़ड्ाताए रण $िगगहत ९97 ४, 
३०७०४९)॥ 5, 50 

जांडाणए णी अिथाओए। (शेलिक्वापाट, 
चिब5 पील, 3]4 

069, 70 

लणी॥यथा7, 390 

प्रण्यगाव, पफ्ठठ शराणप्राद | प€ 
एा€्ढ १०९०, 486 

सण्गए४णी (हल्टूजू), 568 एणछए४ [78- 
एााएपंणाचा) व्रिपीटबाजा३, 

[८णाण्ट्राश०7९, भट्ट्सालि, 496 


भफर 


वगएद्ांबोी एडल्ट, पलट [कद 
लिवए72, 379 
-+ (४. ?., 57] 
गाएलपंगे साडाठ79 ता वतता9, ]०७३७४- 
जब, थ॑ #कारांग, 
पतांब! ॥0 4932-33, 389 
08, /४॥9६ व ८ ६९६९० घ्र७५, 379 
जिवादला प्रवृपक५, #दडआ- 
फरवांगयए (प्रोप्पाट, !, 77, 400, 39 
53, 475, 23], 234, ४ #455077: 
वाएंशा.. एजप्ए्कं.. जीप्रयाट& छत 
(27700॥9, ।33 
[00 पांइठांटक (प्रकाश, #45- 
3॥॥- 
पापाना 5(प्दाटड व छाए ता (५. 
है, [,॥77740, 0]4, 306 
(008, ४९6 +(८००७४:९००९५. 
[गरा/ह्ाए0प्राउठ. छलाएव्टा. विपा4 जावे 
राय 9०१०१, रि३७छी॥50॥. 
339 
ध0वप्रदाणा 076 शिगगायव िन्चन 
६90, 278 
गा तटा07 ॥0 गोट ॥8]94&5प/४ 
काब्ता4027, ]8०००४, 309 
पार्बडंणा रण वितांब 99 ठै2८ग्ातेट, 
९(ारती€, 200, 208, 6 (65570: 
बत0/० 06 (785, 337, 379 
7-0९, 98, 268 
वैद्यागाहा व. पिणाव तती&, (5. ॥ै. 
७5॥8!), 209, 490, 567 
०५, 29 
०प्णाओ। 5जंभा4०८, 309, 35, 200 
>> पीए शैगलॉल्वथा: (जरांलादव) 80० 
छलर, 76 
न थीर त्रावाएब रिशुल्एएएी 680- 
टा€ए५, 349 
० प6 25900 50८९ए 04 30४४4, 
[करार 
-+0 ही सिद्वा बाते (005४4 रिह- 
इटक्काला 502९9, #क+शशा- 
-+० 7047 मीं४0०१, 45, 47 
--+् 6 28८८६ एग्राएटाड89, 953 
नएर्ण पीर सुनाया एी 7,९८(९८5 
((दटपरप4.. पाएशटाआाए),.. 379, 
382, 395 
"रण पीर किणच क्‍ैडंबाएंट 502ंलए 
0 (जाट डिजादंत बाते (टेगाते, 
24ंग्र, 


प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


न्‍- 72 ए. ९. छडषागपव्णं $0ट6१, 
323 

&79॥5 ४८, 336 

&८$85, 23 

[कार 56० वैएबोजेथा िग्रांट्री।05, 

4,0७, 3. (:., 26, 60, 2, ]3, !6, 
29, 30 

4,8५, /५., 292 

,088८, 272, 5८८ फाद्यान भी । 

[८० (लेबी), 8$५[ए४7॥, 8450 77. 

[॥ रण ५॥०६७9९८०, 204, 234 

_+रण 079णी6प्रांप5ड, 402 

रण कप्ठता4 (00०:7॥), 09 

ज_जर्ण सापला ४878, 228 

-+र्ण ४०४४प४०थ्गपा०, परमार्थ, 6] 

॥50 री िक्वीदत वबइटा।90075, 
420 

॥छ 0 %50प्रक्रटपा एए078, क।- 
९॥009), 22] 

[80099 /५5॥0॥:9, 24] 

2६0(४0एलाव, जिया] पागआए$ ण (ए- 
॥'४ /५६3, 396 

विज, 4 50979 एण 89७६ पा।- 
बेला धर शक्ेलाब्व८ ॥2ज749४५, 
332 

39]९०, 9;0।८॥ ० ॥6 505, 59 

जगापडओं ० उपताका, 979५, 407 

१ ७75॥9॥ (मार्शल), 87. ०, 
/4्रडाश, 

०८९ (मैक्रिडल), #4550॥, 

[टता4८ए०) क्‍ाप॑प ग्र009, 22] 

९४ब४।ए०९४. ब्रा दाएपंशा,. 247, 
4296 

[वगा070 ० [6 ##ट28९002८४/| 
#पाएटफ एप्प, 497, 44, 
395, # #काफ।, 

िवा0ताठ5 ० पी 5४20९ 5006५ 
० फैदाएडा, 333 

#त्विटाप पाण००, 4007०, 57 

(०१९) रिह्एटए, ]24, 89, 96, 
327, 376, 380, 472, 4839, 532 

24 ७०घ००७॥४० (मोनाहन), 24], 240, 
230, 299 

०तप्राशला( ती॑ $छाटांओं, 355 


ए३४०८ बाते (+0ग8 #07 फिट दत$8- 
एफ्ञांणा$, 566 (९८. 


सन्दर्भ-अनुक्रमणिका 


चिलाणाएत३0, 78 

पिब्या), 6 गाते पग्माटड 0 ऊिप्राध्ा 
*4०॥॥700, 430 

पिण6 00 पर शैिलंता। 0670ह्ञाश्ुशऔए 
ण छएद्दात478, +0०प्रतशल', 35 

घिपगांकाबांट (0रांटब, 220 

(200९०, 78 

(288, 345, 464 

(6 ऐशाएां वा52790078 ब्ररुआ, 
274, 370 

()॥000, ६86 वंश १ 79]॥5, 

(28४7 शाप 72९ए९०एछमशाला; ती छटा- 
8 7,27879 8९, (/शाटा-, 478 

(>ऋाकित प्रींडा0ए ०ीवाता&, ५. /, 
छगा0, 97., 24], 2590, ?65, 
307, 409, 522 

रित्रो| साहाओ ताणाबाण, री 
जिब्शातंड दावे. शशााक्रता 500१6. 
254, ९८. 

शिक्रातएक्था दििाहतठता, 290, 37], 495, 
489 


शिीग्रशा 0एठता5, $लाणी, 377, 
380 

शिद्याण्टा, वर (१76ब 68079, 04 

किलां9 0 धाल किज़ााचल्या 4679. 
50॥र्री, 55, 6 (6७. 

शिश्याल, 45 

शिग्रोत5788058, 379, 402 

ग006ा वीडता-ए, रिखलाततीपां, 
57 

20ताफएलंपड ]708205, 376 

ज6-8०एला ८६ 6-७एतांलफ0. तृद्ाड़ 


फ्जावर, $.7.6ए, 990, 35. 268, 
272 


9/6-छण१0ग्ांछ |ग69, 24 

270ल्‍टकाएड ण 06 $6००ाते (्ला- 
पं (0गट्रिट्ाए८, 260 

2#5८९९वाजडहु४ ० ९ $टएटए। (0ला- 
दि (जलिटलाल्ट, 332 

7702८९वीग8४ ४0 च्राइबटतवंगाड रत 
च6 550 0पंल्याही. (एञालिला- 
66, 434: 

शि००ल्ल्प्रंगएइ४. ण परत. 0पवंटााओों 
(4जालि00०९, 325, 497 

970ल्‍ल्‍ल्वैए25 600 ९6 $6एशएं। $८९- 
धुणा ७6 भार गगरठीशा वीडाणए 
(जाए€४, 4]] 


शरण 


(०९८७५, प्‌ृ&&पुछा, ५४०. , 462 

०9, मी. 0., 60 

4२९८००7१४ एण भा शल्शालता श०्जेत, 
3८८ फ्रै८७), 407 

रिशाहाणा. था मराकिकाए 
पीट ५६३4. भाव. एजब्मांग्रोब्नता 
(छा), 9, 46 

रिलांहिणा ् ग्रता4, प्रठ्कीपाफ, 37, 379 

स्‍२९8०00, 4,008, ]48 

रित08, 449 

7२०९0७७)), )]9 

उिब्बतीक्षा।, क्षी)लगएा॥ ितीं9, उहह #ा- 
फ़ैद्णांं, 

387 ४7४0, ४. ]06 (सेंट मा्िन, 

बी० डी), 224 
$9]0076, छ. 4., 29] 
52॥९, ५०७॥, 339 


हित जिक्ा३, दिल), 345, 
379, 505 

कथाओं सिह ॥लांणा॥9, 4]/८, 
काश, 


धत्ाद्वा, ऐ. रि,, 4] 

शलीर्णी, 55 

5्रितंतागा।4, ऐ, ९ै,, ग)6 जल्ठार 
ह86 तीवातां9, ।7 

3ं-शप-त, 38९8), 58, 4, 00, 294, 
328, 533 

5ुललं ठाी एल 803, ७]९००॥0, 59 

50, ५. 0., 3, 6 #द0 7, 

506९ दिग्राब्ाए१8. 06 एी /॥॥- 
एैशा गाता4, 60, 3, )]6 

#0प्रात गिताशा ॥रटाए॥905$, विएी- 
230, ]6, 287, 289, 6 #द5क- 

जिया, 50 शैप्राएे, कैलाआर निग्रतेप 
(्राएशआाए शैगह॒थ्टांपर, . ]क्षा., 
927, 25 

जिला), ९४०४॥20९४ गाव रि400]98, 
249 

हालता ६ णा०७ (एम० कोनोब), #क- 
प्रण, 556 

ज370, 56९ विन्वागी0 बाते 60- 
गद्य, 

5096 ॥7 ॥ापबा #यावपाल, पर, 
(2. रिद्वातंबपदशपा, 25, 40] 


६िएप८८टड5008 06 एड $2एच्ोीश्ावर [7 
पीट. जिडंटशा. जिटटटबरा,,.. 0 


प्र्धदं 


सरकार, डी० सी० 
विपंंपिबाछा, ४, 5., 43, 363 
प्र्छबात, ९९, 3. ४., 78 
पुकक्रशदुक्न- बा, 462 
पृदएकपणा, +ज्ाएं, 300 
प्ृब्रणमो थिष्ार्शा निज्रातार्ए रैलडा5 
280, 290 
पृ७४5, (76९४६ ॥9 डि९७79 गाए व॥- 
'.. त2, 229, 238, 335, 403 
प्र७७॥९५, 56४ कथासरितसागर । 
"या (८ढशढा) णी शत, रिलाएइटा, 


554 
'[॥6 'ए७- ४छ्ालफए शित्साएएड 0 
राव ((70%:९), 22 
प्रतााक), त. (:., )33, 2]] 
+लाक70०, 335, 342 


शेक्बंग्रा2णंपता, जिकबएंशा बाते जगत 
िलाएऑ०0फ $9॥00५. रि,5, आिक्षा- 
दं॥/९97, 423 


प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


एल्कारट गाव, िल्तंजाली. 
किट, #6577- 

५०४८ (वोगेल), 22], 397 

जएगणाल ठ हरदांशा 56९ एशडल 
९0 0 #9र्णा, रिक्08028, 30] 35 

शपद्वा560, $., )4. 

४४४८६०१ (वॉटसन), 230, 237, 238 

४६८४५, 52९ पथ ऐश ह. 

५४8८-४० (बी-लिओ), 4 

क्तातथ ५ग876 (बेंडेल विल्की), (07 
४४०१७, 253 

पर्नाल्मट्बव, ।€९ प्राप॑ल' (4092८ 

४४४॥४घ९श७ए्आाध४2, ।4, 34 

जठगाका, वैज्ञतोब वाल्डा बात जत8- 
इथए, 274 

एठफ्ए शादा ता प्रव8, 443, 462 

फ्यक्रा। (॥ाशबा?ह, ४टा०$, 97, 309, 
27, 38] 

१याननिठाआ, 4]] 

7.32 3 (5, 377, 383 


(हिन्दी-कम ) 


क्ष-झो 


अभिधान चिन्तामणि, ३८२ 
अभिधानप्पदीपिका, १७४ 
अलबेरूती, ७,२६४,४२६,५५२,५५७ 
अमरकोश, ३४५ 
अमृत बाज़ार पत्रिका, २६४,३४६ 
अनुक्रमणी, ६१ 
अपोलोनियस, ४० 
अपोलोडोरस (आर्टेमिटा के), ३३५ 
अप्पिआनूस, २३७ 
अरिस्टोबुलस, २१८ 
अर्थणास्त्र-- बहु स्पत्य, संपा० एफ़० 
डब्ल्यू० थॉमस, २१७, २२३ 
--कौटित्य (शाम शास्त्री), १०, 
२४२, सर्वत्र 
अप्टाध्यायी--पाणिनि (एस० मी वसु), 
सर्वत्र । 
अशोकावदान, ८५, १६५, ४६६ 
अश्वधोष, ४२३ 
अट्रकथा, १८६ 
अबदान कल्पलता, 
आइने-अकबरी, ७६ 
“ आयंगर, क्रष्गस्वामी, २३५,२६०,२६१ 
आपस्तम्ब, ३३ 
आरण्यक ऐतरेय, २७२ 
--कौषीतकि (सांखायन), ३१,३३,१०३ 
--तैत्तरीय, २२,३५८ 
आयंभट्ट, २७ 
आयं-मंजुश्ी-मूलकल्प, 
४५१८,५२९, सब न्र । 
आयंसूर, ११ 
आवश्यक कथानक, १७६ 
इन्द्रजी, भगवान लाल, ३३० 
उपनिषद्‌-.- 
38 


३३५ 


१८६, ५१३, 


--बुहदारण्यक, ४, सर्वत्र । 

--छांदीग्य, सर्वत्र । 

--राजेन्द्र लाल मित्रा का अनुवाद, 
५,४५७ 

--जमिनीय, २५, ४५ 

--कौषीतकि, ६१, १४३ 

--मुण्डक, ३१३ 

- प्रश्न, ७७,६२,१४६,२५७ 

--तत्तरीय, €१ 


उत्तररामचरित, ७२,१५२ 


उवासगदसाव, हार्नले, ५६,१०८,१०६९, 
१७७, १८६ 

एलियन, २४०,२६० 

ओल्डनबर्ग, ३,१४,२४,४८,५०,५४, 


१०३,११६ 
ओनेसीक्रिटोस, २१६ 
ओरोसियस, २२३,३७५ 
ओऔचित्य-विचार-चर्चा, ५०६ 
ऋग्वेद ब्राह्मण-ग्रंथ, ५९(0, ३४,१४१ 
क 
कदम्बकल (४०7८५), ४४५०,५६८ 
कल्हण, दे० राजतरंगिणी । 
कल्पनामण्डिटीका, १६१,४२० 
कनकसभाई, पिल्ले, २६० 
कर्पुरमंजरी, ११७ 
कठकमंहिता, २५, १४३ 
कथाकोश, १८४,१८६, १८६ 
----१० दुर्गा प्रसाद तथा पारब, 
३१,६१,१०४,१६२१,५६६ 
--- त्वानी, १७६,१६४,४४६८ 
कने (#लछ7), २८१,३१२,३४० 
कलन्द, कार्नण्ड (७400), ३, ३४,४२, 
२१७ 
कार्लाइल, ११५ 


प्र८६ 


कापेप्टियर, २६०,३९१,४२६,५२० 
कादम्बरी, 04778, ४६६,३१२४ 
कालकाचार्य कथानक, रेएरे 
कालिदास, १७८, ३४३,४८४,५०६ 
कामन्दक, ७,२०५ 

कामसूत्र, वात्य्यायन, ४५३,१५८५,५७१ 
कात्यायन, २६० 
कावेरी, ३... था 

इिशाह4॥ 38०, २६२, १४२ 
काग्यादर्श, १४४ 

काव्यमीमांसा, १६४,३५७,४२५,४६२ 
किसमिल, ४०४ 
किटल का शब्दकोश, ४२ 

कीय (दिव्य), ३,८, १४, १६,७१,७४, 

१४६, १६०, १५३, सर्वत्र । 

गीलहान ((घटाणा7), सर्वश्र । 
कुमारलात (कल्पतामण्डिटीका), ४२० 
कुवलयमाला, ५६७ 
केरलोल्पत्ति, २६१ 
कैनेडी, ४०३,४१३,४२५ 
कैलिमेकस, २५६ 
कोनोब, देए जिला) दरिणा०च, 
कौटित्य, दे० अर्थशास्त्र 
कौमुदी-महोत्मव, ८७२ 

ऋमदीए्बर, २३३७ 

क्षीरस्वामितू, २५४ 
क्षेमेन्द्र, १६७,३३५,५०६ 

ग 


गज टियर (082९६९८"-- 

--अमरावती, ७७ 

->गोदावरी जिला, ४५३ 

--राजपूताता, 7 ४ै, मेवाड़ रेजीडेस्मी, 
र३२ 

--जॉम्बे (07729), ४०. ॥, 
ग, सर्वश्र । 

विशाखापटतम, ४२२ 

गणपा5, २२० 

गण्डब्यूह, २६६ 


(॥€ 


प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


गांगुली, अधें कुमार, १६६ 
गांगुली, डी०सी०, ५३४ 
गार्गी संहिता, १९०,३१०,३१८,३२१ 
गीता, ३४८ 
गुणाढ्य, दे० 5889 00 0०॥80॥98. 
गुर, १७८ 
गुप्ते, वाई० आर०, ४३२,४३६ 
गेगर (028०), सर्वत्र । 
गोस्वामी, के० जी० ४२१ 
गौडवहो, (४८,५७२ 
घ 
घोप, ए०, ५५० 
घोष, पभ्रमर, ३६४ 
घोष, हरिचरण, ५५६,५१६ 
चोषाल, यू० एन०, दें? गिंगरतेष रि९- 
"ट्ापह6 9पए४6॥. 
सच 
चक्रवर्ती, एम०, ५४० 
चटर्जी, शी० आर०, १३३ 
चटर्जी, एश० के०, ४७८ 
चट्टोपाध्याय, के७ पी०, ३६० 
चन्दा, आर० पी०, १६१,१६६,१६४७, 
३२६,३८४२,३५५ 
चन्द्रगोमित, १६७ 
चग्पा, आर० सी० मजूमदार (कम्बुज 
देश), १३३ 
थे 
छवित्लाकर, २७१ 
भे 
जस्टिन []०४09), २०४, सर्वत्र । 
जातक, ८५९,९७ सर्वत्र । 
--अस्सक (२०७), ८5,१३० 
-“अटठान (४२५), ७० 
--उहालक (४८७), ५७, ७६ 
“उदय (४५८), 55 
-उम्मदन्ती (६२७), २२१ 
-+ एकपण्ण (१४६), ११३ 


सन्दर्भ-अनुक्रमणिका 


-“एकराज (३०३), १३८ 

“-कालिगबोधि (४७६), ५६ 

“ऊनाल (५३६), ८८५,१३८,१६६ 

-+कुम्भकार (४०५), ७४,१२३,१३२ 

“शकुम्मासपिड (४१५), ७०,१८५ 

--कुरुधम्म (२७६), १२२ 

-“कश (५३१), ६०,११४, १४५ 

क्र तैज्ञास्ती (४२८), ८८,१३८ 

--खण्डहाल (५८२), १५७ 

ञगंगमाल (४२०), ७० 

+यग्य (१५५), १७८ 

++शण्डतिन्दु (५२०), १२३ 

+शगान्धार (४०६), ४६ 

“-गुत्तित (२४८३), 5७ 

ऊचधट (३५५), १३८ 

“घट [4५४) ६५, १२८ 

““चत्त (३३६), ६५ 

-“चम्पेय्य (४०६), १०० 

-“चुल्ल कालिंग (३०१), ११३,१२६९, 
१३० 

-“चुल्ल सुतरोम (५२५), १५५ 

-+जैतिय (४४२), ११७ 

-“जयदिक्स (५१३), १२३ 

-+तच्छयूकर (४६२), १८५१,१८४ 

--तन्डुलनालि (५). ६८ 

हा पुप (३३८), १८१ 

>तैलपट्ट (६६), ५५,१३२, १४८ , 

“तैसकन (५२१), १३८ 

-“दरीमुख (३७८), १४५ 

-“दस ब्राह्मण (४६५), १२१,१२२ 

--देशरथ (४६१), ७२,१४५ 

-+दुम्मेघ (५०), ७०,१५६ 

--घधजविहेठ (३९१), ६८ 

-“घूमकारि (४१३), १२१ 

“-धोनसाख (३५३), ८७,१६६ 

-जजर्दियासिग (३८५), ६५ 

““निर्मि (५४१), ५१,६१,७४,७४, 
१२३ 

-“पदकुसल मानव (४३२), १५७ 


प्र्षड 


>-पादंजलि (२४७), १४४,१५४५ 

--बावेरु (३३६), ५५१ 

--अहाचत्त (३३६), ८७,१३८ 

“-जह्ायदत्त (३२३), १२३ 

-- भहसाल (४६५),८५७,८५९,११६,१८५ 

--भल्लाटीय (५०४), ८८ 

--भूरिदत (५४३), ८७,१३५,५५२ 

--भोजजानीय (२३), ८८ 

--मंगल (८७), २८६ 

>-मच्छ (७५), ६५ 

--महा अस्मारोह (३०२), १५५ 

--महा उम्मग्ग (४४६), ४६,१२४ 

--महाकान्त (४६६), ६१ 

>-महाजनक (५३६), ४६,६८ 

--महानारद कस्सप (५४४), ६१ 

- महासीलव (५१), १३८ 

-महायुत्तरोम (५३७), १२२ 

-+मातंग (४६७), १७६ 

--मातिपोसक (४५५), ७० 

--मूषिक (३७३), १८१ 

->लोमस कस्सप (४३३), ७० 

--वंडढकी सूकर (२८३), १३८,१८१ 
श्५्‌ 

--विंधुर पंडित (५४५), ८७,६७, १००, 
श्स्र 

--वेदब्भ (४८), ११६ 

--वैसन्तर (५४७), १५६,२२१,३६९ 

-+संवर (४६२), १४४, १४५ 

-संच्चेकिर (७३), १४५,१५७ 

--सब्बमित्त (५१२), ६५ 

--समुस्ग (४३६), ५५४ 

+-्सम्बुला (५१६), ७० 

--सम्भव (५१५, ८७, १२२ 

-सरभंग (५२२), ८१ 

--सरभमिगा (४८३), ८७ 

--सुरुचि (४८९), ४६,८७, १४५ 

--सुसीम (४११), ५५,१३२ 

+सुशीम (१६३), 

--मुस्मोन्दी (३६०),५१५१ 


भूषप 


(३७७), ५७ 
४०३ र८२), १३८ 
--सेरिवाणिज (३), ८२ 
-+सोनक (५१६), १४५ 
--सोननन्द (५३८), 5५5,१२६,१३८ 
--सोमनस्स (५०५), ६७,१२३ 
--हैत्थिमंगल (१६३ ), २८६ 
“--हरितमात (२३६), १३८,१८५ 
जातकमाला, ११ 
जान्सटन, ११ 
जायसवाल, ?:. ![, सर्वत्र । 
जिनप्रभसूरि, ३१० 
जिनसेन, ५६५ 
ज़िमर, १४ 
ज्ञान-प्रस्थान, ५ 


ट 


टर्नर (पाणा०५७), महावंग, १०७ 
टॉड ([00), दे०, राजस्थान 
ड्‌ 
डायोडोरस, २०६, स्त्र । 
डॉउसन, ४००,४१३ 
इुन्नील (0076णं)), ७६,८१५४,८१६, 
४४६,४८३,५४०, ५४६ 
डे, एन० एल०, ६२,६८५, ११७,२६२ 
त 


तंत्रि-कामंदक, ४७२ 

तारताथ, २०७,२६१,३०६,३२६, ५८४० 
तीर्थकल्प, ३६८ 

तोलेमी, इतिहासकार, २१८ 

तोलेमी, भूगोलवेत्ता, सर्वत्र ! 

त्रिपाठी, ५४१ 

त्रिपिटक (चीनी), ४१६ 


थ 
थॉमस, एफ़० डब्ल्यू ० (४०७8४, 7.५४.), 


२१७,२६ +, ३३१,३७०,३७६,३८३, 
४१३, सर्वत्र । 


प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


द्‌ 

दशकमार चरित, ६७,१३४,२२१ 

दिवेकर ([2)[एटॉपबा ), +॥9)5 ० (6 
एम्नब्बत0ेक्राएक्षा धारा, ४६१, 
५११ 

दिव्यावदान (0०एथ८। & था), ६१, 
१२२,१७३,२३३, सर्वत्र । 

दीक्षित, के० एन०, ३२५६,४७८ 

दीपवंश, २६२ 

देवीभागवतम्‌, ४१-४२ 

देवीचन्द्रगुप्तम्‌ू, ४५७,८९६ 

देवीमाहात्म्य, ६ 

देमीकर, एस ०एस०, २७३ 

द्वातृ शत पृत्तलिका, १६३ 

घ 


धम्मपद-टीका ([0॥कग्रा99809 (।0॥- 
ग्राटाा(ा ५), १०६,११३,२६९४ 
ध्रुव, ३१० 
न 
नन्दीयूत्र, १० 
नाट्यदर्पण, ४५७ 
नाट्यशास्त्र, ५०५ 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, ३२७ 
निकाय--- 
-- अंगृत्तर, सर्वत्र । 
--दीघ, ८६, सर्वत्र । 
--मज्क्षिम, सत्र । 
“संयुक्त, १३६,१८२,१८५ 
निरुक्‍त, यास्क, १०२, १४४ 
--संपा० क्षेमराज श्रीकृष्णदास श्रेष्ठी, 


२५ 
नीतिवाक्यामृत (सोमदेव), ५१६ 
तीतिसार, कामन्दक, २०८ 
नीलकण्ठ (टीकाकार), ६२,१३० 
नीलकण्ठ शास्त्री, के० ए०, दे" शि्ा- 
पेएथा कितएपेठफ, 


नोरिस (००४४४), २६३ 


सन्दर्भ-अनुक्रमणिका 


ष 

पतंजलि, दे० महाभाष्य 

-- ग्रत९४ ०एा ४०705, ४६४ 

पपंचिसूदन, २६ 

परसत्थदीपनी, ६० 

परमत्थ जोतिका, ७५,११२ 

परनार, २३५ 

पबनदूतम्‌, ४८२ 

परिशिष्टप्वनूं, १८५२,१६२,१६७,२०३, 
२३१,२५६,२६० 

पाटलिपुत्रकल्प, जिनप्रभसूरि, ८०६ 

पातिमोक्‍्ख, ५५४ 

पान-कू, ४०३,४०५ 

पान-यंग, ४०६ 

पारजिटर (ए?कष्टा।टा), ३, स्वत । 

पुराण-- 

अग्नि, ४६४,५५६ 

--कल्कि, १९३ 

“+कूमे, २६७.५७१ 

“पद्म, २६४ 

“बहा, ६ ५,१५७ 

ब्रह्माण्ड, ३५५ 

>-ब्हद्धमं, १०२ 

“>भागवत, ५,६९,१५,२०६, 
सर्वेत्र । 

” --मत्स्य, स्वत्र । 

--माण्डेय, पाजिटर, ६,६७,८४, सबश्र ! 

-“+लिंग, ५७१ 

--वायु, सर्वत्र । 

--विष्णु, सर्वत्र । 

+स्कन्द, ४५८ 

पोलिबियस, ३१६,३३४ 

प्रचण्ड पाण्डब, (४72८०, ७ 

प्रज्ञापना, २७२ 

प्रतिन्ञा-यौगन्धरायण, ४३ 

प्रवासी, ५३२ 

प्रबोध-चन्द्रोदय, ५४० 

प्रवचन-स रोद्घार, ४५३ 


३३५, 


४८६ 


प्रियदशिका-श्रीहृष, १००,१७८ 
प्लिती (279), २६३,२७३ 
प्लूटा्क, २०४,२२७,२२५,२३४,२३५, 
२३७ 
फ 
फ़र्गूसन, ४१६ 
फान-ई, ३७६,४०६ 
फाह्यान, 7९88८, १७९ +/००, सबंत्र ॥ 
फ़िलिओज ट, २५६ 
ब 


बरी (87079), ११०,२२६ 

बनर्जी, आर० डी०, १६६,३५५,४१६, 
४४१,५२६, सबंत्र । 

बरुआ, बी० एम०, २०७,२४०,२६७, 
३०४,३२०,३४७, ३७०, सर्वत्र । 

बरुआ, के० एल०, ४८६ 

बसाक, आर० जी०, ५०५,५२६,५४२ 

बाखले, वी० एस०, ४६७ 

बाण, 7०7 7], सर्वत्र । 

बाबरतामा (अँग्रेजी), 8.5. 8८ए८३०६८, 
र्३े४ 

बाहेस्पत्य अर्थशास्त्र, २१७ 

बील (8०७), ५८५,२६४,४६६,५३३ 

बुद्घोष, १०२,१८२,२७४ 

बुद्धचरित, 9५,१७० 

बूहलर, सर्वत्र । 

बेलक, २€३ 

बेवन, २२५ 

बोधायन, २७२ 

बौद्धधर्म -कोश, २०७ 

ब्राह्मण-- 

ऐतरेय, शक्८ हं, 00. नंण ४, 
सर्वत्र । 

>ऐतरेय (4४४८४ ए4॥9॥07), 
४१ 

--ऋग्वेद (कीथ) , ३५, १४१,१४६ 

--कौशीतवकि, ६७ 

+गोपथ, ३६,४७,६१,६३,६ १ 


१६० 


-+जैमिनीय, ४२,४७ 

--जैमितीय उपनिषद, २५,४०,६१,६२, 
१५६ न्‍्‌ 

--पंचविश या ताण्ड्य, 
३१७ 

--वंश, ४०,४५,१३४,३२६ 

--शतपथ, >88०४॥४, ९. !, 9५. [, 

, (फ. नी, ४, सर्वन्न । 

--संहितोपनिषद्‌ 

बृहत्कथा, १७५, १६३ 

बृहत्संहिता, वराहमिहिर, संपा० कर्न 
२८,२१५,२६४ २६२,३१ कर ३४० 
४३३,४३८,५८०,५५७, सवत्र । 

बृहह बता, २५ 

ब्लॉच (9]000), ५०२ 

ब्लूमफ़ील्ड, १४ 


३४,७४, ६१, 


भ 


भट्टसाली, एन० के०, ४५६,५२६,५६५ 
भण्डारकर, आर० जी०, सर्वत्र । 
भण्डारकर, डी० आर०, १६१ 
भरत-मल्लिका, २२४८ 
भवनगर-प्रभिलेख, ४६१ 

भवभूति, ५२,७२,१५२ 

भारतवर्ष, ५६५ 

भास, ४३,१२० 

भोज, ४४५७,४०६ 


भ्न 


मजूमदार, आर० मी०, सर्वत्र । 

मजूमदार, एन० जी०, ३८३,४६५ 

मजूमदार, एम० एन०, १७०,५१० 

मनुसंहिता, ६३,११२ 

महाबोधिवंश, १६९५,२०३,२०३, २५२ 

महाभारत, ५, सत्र | 

“अनु० दत्त (एम० एन०), १६ 
सर्वत्र । 

“-अनु० राय (पी० सी०), १६ 

“एक आलोचना, सी० वी० वैद्य, ३८ 


प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


महाभाष्य, पतंजलि, सर्त्र । 

महामायरी 

महाबग, १६८,२६२,५५१, सर्वत्र । 

महावंश, गेगर, १०७, सत्र । 

टीका, १६३,२१७,२३४ 

+टर्नर, १०७, १६३,२३३,२४५ 

महावग्ग, ५७,६६,१०१,११३,१३५, १३६, 
१५५, सत्र । 

महावस्तु, ७६,०१,८५,६०,२६५,५९४६ 

महाविभाषा, ५ 

महावीर-चरित, ५३,७२ 

मातसी-ओ-ममं वाणी, २७२ 

मामुलनार २३६ 

मार्मभूमि-सूत्र, ४१६ 

मालविकामिमित्रम, ३२५,३२७, ३४४ 

“72५7५, ३२५,३४४ 

मालालंकारवत्थू, १०६ 

मित्रा, एस० एन०, ६० 

मित्रा, आर० एल०, ५,५७,२६८ 

मिराशी, ४४३ 

मिलिन्दपत्हों (8. 8. ४), २०६,३६६, 
4५२,५५८ 

"ाफिलाएंताटा, ३३६,३४२ 

मुद्राराक्ष, २००,२३२,२३५,२५६, 
४५७,४६९६,५०४ 

मेघदूत, ८३,१७८, ८६६ 

मेहता, रतिनाल, १२४ 

मक्‍डोवेल, ३,५,१८,७१,३२६, सर्वत्र । 

मैक्लिफ़, आटा रिशा92070, २०६ 

मोरेस (१07८5), दे० कदम्बकूल । 

मृच्छकटिक, ५०४ 


प 
यास्क, ७,१०२,१३४५ 
र्‌ 
रघबंग, ८१,२८९,५१६,५४४ 


रतनावली, १७८ 


राइम (पिट्ट), २०६,२३६,२५५,३१४, 
२२४ 


सन्दर्भ-अनुक्रमणिका _ 


राजतरंगिणी, कल्हण, १३३, २८७, 
सर्वत्र । 

राजशेखर, ७ 

राजस्थान, टॉड, २३४ 

रामचरित, संध्याकर नन्‍्दी, ४८१ 

रामदास, जी०, ४८३ 

रामायण, ५, सबंत्र । 

रॉलिन्सन, २६४ 

रििट-कारनैक  ( पिए८ट।८-९०४४०८), 
३४५ 

रीज़-डविड्स, ३ सर्वत्र । 

रीज़ डेविडस, श्रीमती, १७६ 

रैप्सन (२५७[0507), सर्वत्र । 

रोथ, १४ 

ल 
ललितबिस्तर, ५१६ 
लूडर्स (,एत८75), सर्बत्र । 


लैसन, ३ 
लोक-विभाग, ४४८ 

| 
वत्म, १११ 


वसु, एस० सी, दें० अप्दाध्यायी । 

वाक्पतिराज, दे० गौडवहों । * 

वात्स्यायन, दे० कामसूत्र । 

वार्षगण्य, ७ 

- वासवदत्ता नाट्यधारा, २६० 

विज्क, वान, ५५६ 

विद्याभूषण, एस० सी०, १११ 

विद्यालंकार, जयचन्द्र, ५५६ 

विनयपिटकम्‌, १२,८७ 

>-चुल्लवग्ग, १७४ 

-महावग्ग, ८७,६६,१०१,११३,१५४५, 
१७६, (८३,१८६ 

विमानवत्यु, १३६ 

विल्सन, ११५ 

विशाखदत्त, १६४, ४५७ 

वीरचरित, ३६८ 

बैंकटेश्वरैयर, २६१ 


२६१ 


बेंगर, जे०, १०२ 

वेद संहिता+- 

--अथवं, सत्र ! 

--ऋक्‌, सर्वत्र । 

-+काठक, २५, १४३ 

--्तैत्तिरीय, १४६ 

--ब्लूमफ़ील्ड का प्रनुवाद, १४ 

--मैत्रायणी, १४३ 

वेबर (५४८०७५०), ४५,६०,६४,१०३, 
१८५, २२२ 

वैद्य, सी० वी०, २४,२२१,४६२ 

श 


शंकर, टीकाकर, ४५७ 

शाबूरक़ान (शापुरखान), ५५३ 
शाम, शास्त्री, दे? अ्थंशास्त्र । 
शास्त्री, एच० पी०, ३१२,४७८, ५३८ 
शास्त्री, गणपति, ४३,१२०,२७८ 
शाह, एच० ए०, ३२५ 

शाह, सी० जे०, २५६,४६० 
शुक्रनीति, बी० के० सरकार, १४१ 
शाणदण्ड सुत्त, १८२ 

शगार-प्रकाश, ४५७,५०६ 
श्रीनिवासाचारी, सी० एम०, ४१३,४६२ 
श्वानबेक ($८0छव्या०८८६), २३६ 


स॒ 

संघरक्ष, ४१६ 

सरकार, डी० सी०, १५३,४४३,४६७, 
४४०,५६५५ 

सरस्वती, एस० के०, ५२७ 

सरस्वती, रंगस्वामी, ४५७ 

सांख्य-प्रणोली, ८७, ७ 

सामण, १४१ 

साहनी, दयाराम, ४११ 

साहित्य-परिषद्‌ पत्रिका (एस० पी० 
पत्रिका), ५७२ 

सिगालोवाद सुत्तत्त, ३०२ 

सिद्धान्त, एन० के०, सिटाणंट 48० 
फाढ9, १७ 


२६२ 


सुत्त, बौद्ध, १२ 

+अग्गल्ल, ८६ 

-+अम्बदु, ६०,२२४ 

““कालकाराम, ५५६ 

“-पायासि, ६०,१३६ 

--मखादेव, ७४ 

-“महागोविन्द, ६६,७०,६६,१३१,१५२ 

“+-महापरितिब्बान, ६५,१०६, ११२, 
११४, ११५,१८६,२३३२ 

-महालि, ११३ 

>जलोहिच्च, १३६९ 

--संगीति, ११५ 

सुत्तनिपात, ७६,१७४ 

सुबन्धु, २६० 

सुब्रामणियम, टी० एन०, २६१ 

सुमंगलविलासिनी, १८६,२३० ४ 

अत 

धर्म :-+- 

--आपस्तम्ब, ३२ 

++बौद्धायत, ७६ 

“गृह्य :-८ 

+औश्वलायन, ६२,३५८ 

-“सांखायत, ३२ 

जैन : -- 

-+अआयारग, १०5,४३४ 

-+आवश्यक, ३६८, ४३३ 

-उत्तराध्ययन, ५५,७७,१२४,१३२ 

-+औपपातिक, १८८ 

-जकल्प, ११२,११४, १८४, १८८ 

-“निरयावली, ११८,१८२,१८८ 

--भगवती, १८२ 

सूत्र, श्रौन :--- 

“-आपतस्तम्ब, ६४,१५२ 

““+अश्वलायन, ५३ 

->केत्यायन, १४२ 


प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


“+जौद्धायन, ३६,४१,६२,६४, ३२५, 
३५० 

“सांखायन, ४१,१०२ 

सू-म-चीन (फपनायब्न-टॉपं था ), ४०४ 

सूर्यकान्त, २२३ 

से-के, शी-की (850%८, हिशर-), ४०४ 

सेन, जे०, १७८ 

सेन, बी० सी०, २४० 

सेना (857970), सर्वत्र । 

सोमदेव (कथामरित्सागर का लेखक), 
१६७, सत्र । 

मोमदेव (नीतिवाक्यामृत), ५१६ 

सौन्दरानन्द, १३१ 

स्पूनर, 7०४१९ 

स्वप्ववासवदत्ता, १००,१७८, १६० 


ह्‌ 

हरित-क्रप्णदेव, ६६ 

हरिवंश, १५,७७,८५१,६७, ११६, १२१, 
१३०,१७०,२८९, सर्वत्र । 

हरिस्वामी, ६८,११९ 

हज फ़ ल्‍ड, १६१,२११,३७६,३७८,४२६ 

हमन (सॉलफशाक्ा॥), ३८० 

हचरित, सपा० पारब, ७,१६२, 
१६५, सर्वत्र । 

--+ ००७८) 870 ]07798, ४१६ 

हॉप्किन्स (त्र७ए४४05), ३,६,३७, ३७६ 

हाल (स००्८), १७५,५२३,५४३, 
५४५ 

हाल (909), ३५७,४६६,५०६ 

हिलब्रै ण्ड, १४७ 

हेमचन्द्र, १८२, सर्वत्र । 

हेरा (8085), ५३५ 

हेरोडोटस, २११ 

द्व नसांग (परांपथा-5०ाढ्ठ ), धर्बत्र । 


सामान्य अनुक्रमणिका 
(हिन्दी-क्रम ) 


प्र 
अंग, ८६,६९६, १३७, २७२, ५४० 
अक्षदर्श, ४६४ 
अक्षपटल -अधिकृत, ५०२ 
अक्षावाप, १४९ 
अगलसोई,२२ १ 
अगिखन्ध ३०१ 
अग्निमित्र, ३२५,३२७, ३२४४ 
अग्रमहिषी, ४६२ 
अग्रामात्य, २६५ 
अग्रामीज (शै87था097९5), २०३,२०७ 
अग्रोतोमोईड, २ ४८ 
' अच्युत,४७७,४७६ 
अज ( 6५8, 609 ), ४० १५ 
अजक, १६४ 
अजातशत्र, काशी का,६१,६६,७५ 
अजातणत्र कूणिक, १८४, १८५ 
अटवी,२७०,२७३ 
अत्तिवर्मन, ४८३ 
अद्ठ स्‍्ताई, २१६ 
अधिष्ठात, ४६४ 
अधिसीमाकृष्ण, ३६, ६४, ६५ 
अध्यक्ष,२ ४७ 
अनन्तदेवी, ५१२ 
अनन्तनेमि, १३१ 
अनन्तपाल दण्डनाथक, ५२३ 
अनन्तवर्मन, ५४१ 
अन-शिह-काव, ४१६ 
अनुपिया, ११६ 
अनुरुद्ध, १६२ 
अनुसंयान, २८१,२६७ 
अनूप, ४२८,४५२ 
अन्तपाल, २६० 


अन्तमहामात्र, २६० 

अन्तर्वश, (४९ 

अन्तवैशिक, २८० 

अन्धौ-अभिलेख, ४५१ 

अश्यत्पलक्षा, २३ 

अपर मत्स्य, ६२ 

अपरान्त, २७७,४२८,५४८,४५३ 

अपोलोडोटस, ३४०,३४१,३७२ 

अपोलोफेन्म, ३७२ 

अवीरिया, दे ० आभीर । 

अबीसेयस, दे ० अभिसार । 

अब्दगसेस, ४०१ हि 

अभय, मगध-राजकुमार, १८४ 

अभयदत्त, ५३६ 

अभिप्रतारिण, कक्षसेन-पुत्र, ४० 

अभिषक, १५०; राज्याभिषेक,२६५ 

अभियार, अपीसेयर्स, २१७,२२६ 

अभिमारप्रस्थ, ३६१ 

अभ्यन्तरोपस्थापक, ४६७ 

अमच्च, अमात्य, मंत्री, २४४,३२८ ४६०, 
४६५ 

अमिन्तास, ३७४ 

अमित्रधात, अमित्रखाद, अमित्रचेत्स, दे० 
बिन्दूसार, २६० 

अयपुत्त, २७५ 

अयम, ४३२ 

अयसि कमुइया, ४६२ 

अयोध्या, ६४,५२७ 

अरिट्रपुर, २२१ 

अरियक, ५७६ 

अर्गर (उरगपुर), ५७६ 

अर्जुन, १२० 

अजुन (पाण्डव), ११२,४८७ 


श्ष्४ड 


अथैचिन्तक, ४५६ 

अर्थविद्या, ४५६ 

अर्देसिर दाबगान, ४२६ 

अलवर, ६१ 

अलिकसूदर, २६३ 

अलेक्जेन्ड्स, (सिकन्दर-महान्‌ ), २०३, 
२१४,२२८ 

अलेक्जेन्डिया, २२६ 

अलेक्जेन्डिया (अलसन्द), २२६ 

अलेक्जैन्डिया (अलसन्दा), २७०,३३६ 

अललकप्प, १७० 

अल्लित्रोशेड्स, २६० 

अवचत्नुक, ६६ 

अवन्तिपुत्र, १२८ 

अवन्तिवर्धन, १(४ 

अवन्तिवमन, ५४३,५४६, ५६१ 

अवन्ती, ५६,१७६९,५२१ 

अशोक, २६३ 

अशोक (महाभारत में), ६ 

अशोकचन्द्र, १८४ 

अशोक मौर्य, ६,२६५,५५१ 

अश्मक, अस्सक, असका, 5२,१२९,२०५, 
२१५,४३८ 

अश्वक, २१४ 

अश्वघोष, ४२३ 

अश्वपति, केकय का राजा, ५५,५६९ 

अश्वपति, भाद्रा का राजा,६० 

अख्लमेध, १५२,३३२,३४३,३६७, ४२७, 
४४६,४५०,४६१,५१०,५२५ 

अश्वमेध (राजा), ४० 

अश्वमेधदत्त, ६,४०,६४ 

अश्वमेध-पराक्रम, ४६१,४६३ 

अश्ववारक, ४६५ 

असन्धिमित्रा, ३२३ 

असिक, ४३८ 

असितमृग, ३५ 

असुरविजय, ४८० 

अस्पवर्मन, ३६३,४०१ 

अस्सकनोस, २१४५ 


प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


अस्सलायन, आश्वलायन, २२,३०८, ६३ 

अस्सानम, १३४ 

अहिच्छत्र, अधिछत्र, १२२,३४७,४७६९, 
#०२ 

थ्रा 

आंभीय (कुल), ३६८ 

आकरावन्ती, ४५२,५५६ 

आकृफिस,२१६ 

ऑक्सीकनोस, २२६ 

ऑक्सीडके, २२२ 

आग्थोक्लिया, ३३६,३४१, ३७२ 

आग्थोक्लीज, ३७२ 

आजीविक, श्य८घ, २८८,३०५,३१० 

आटणार,€२ 

आटबविक, ४८० 

आठम, ३६१ 

आदित्यवर्मन, ५४२ 

आदित्यसेन, ५२४,५४७ 

आनन्द, 4४६, ५७७ 

आनत्त, ४५२,५५६ 

आन्ध्र, ७,८९,२७५ 

आन्क्रपथ, ४३८ 

आन्ध्रपुर, 5२ 

आन्ध्रवंश, ३५०,३५३,५४०,५४२ 

ऑफिर (09४7), ४ 

आवबस्टनोई, सम्बस्टई, सब्नके, सन्रगे, 
२२२,२२३ 

आभीर, अबीरिया, २२४,३६४, ४५४, 
डेप 

आम्भी, २१७ 

आम्भीय, २१७,३६८ 

आम्रकादंव, ५०१ 

आयुक्त, २७६,२८३,५०३ 

आयोगव, १४३, १८६ 

आरक्षाधिकृत, ४६५ 

आरुणि, ३१,४६,५४, ५७, ५६ 

आकंबिओस, ३७२ 

आर्जुनायन, ४६०,४८७ 


सामान्य अनुक्रमणिका 


आर्त्त, ३६३ 
आर्ताजरक्सीज-द्वितीय (87480८७ ८६ 
[7), २१३ 
ऑथेन्स, ३३६ 
ऑंद्र क, ओद्े क, रे४७ 
आयेक, १६३ 
आलवी, अलभिय, आलवक, १७४,४८१ 
आश्वलायन, दे ० अस्सलायन । 
आषाढ्सेन, ३४७ 
आरन्दीवत्‌, २३,२६४ 
आस्टेस, २१६,२२७ 
आस्पेसियत, २१४ 
आहार, आहाल, ४६७ 
हट 
इष्वाक, ६०,१०६,११० 
इक्ष्वाकुबश, ११५,१२६,२०४,४०४६ 
इजिप्ट (मिस्र), २४१,२४८,२५३ 
इथीझक महामात्र, २८० 
इन्द्रदत्त, ४४५ 
इन्द्रय म्न, ४७,२५६ 
इन्द्रपालित, ३०८ 
इन्द्रप्रस्थ, इन्द्रपत्त,उन्द्रपत्तन, ८७,१२२ 
इन्द्रभित्र, ३४६ 
इच्द्रवमन, ३६३ 
इन्द्रीत, १७,१८,२५,४६ 
इुपेएडर, ३७४ 
इरावत्ती, ३५ 
इषुकार, १२२ 
इसामुस (458705), ३३५ 
इसिला, २७०,२७६ 
ई 
ईशानवमंन (मौखरी), ५३८,५४२,५६३, 
4७० 
ईश्वरदत्त, ४४ पड 
ईश्वरवर्मन, ५४२ 
ईश्वरसेन, ४ ४प्र 
ड 
उक्कचेला, १०१ 


उक्कत्थ, उक्‍कट्ठ, ६०,१७४ 

उबकावेला, १०१ 

उग्रवंश, १०८ 

उग्रसेन, २०२ 

उग्रसेन, पलकक के, ४८१ 

उग्रसेन परीक्षित, १६ 

उग्रसेन महापदूम, २१०,२२६ 

उच्चश्ू गी, ४५० 

उच्छस्रवा, २५,२६ 

उज्जैन, उज्जयिनी, विशाला, पद्मावती, 
भोगवती, हिरण्यवती, २४०,२५२, 
र्‌ ६ र्‌ 9 २७ ० इ्ृ १ ९० १ ३ र्‌ १ १8 | पर ३, 
४५१,४६९६,५३५ 

उत्कल, १२५ 

उत्तमभद्र, ४३७ 

उत्तमौज, ६७ 

उत्तर कर, ५६, १४१ 

उत्तर तोसल, २६६ 

उत्तर पांचाल, ६७,१२२ 

उत्तराध्यक्ष, २५० 

उत्तरापथ, ५८,२७१ 

उत्तरी माद्रा, ४६,१४१ 

उदकसेन, ८८ 

उदय, काशी के, ७०,८५८ 

उदय, उदायन, १६० 

उदयन, १७८ 

उदयभट्ट, १८६ 

उदाक, ३४७ 

उदानकृप, ०२,५०५ 

उदीच्य, ६१,१४० 

उद्यालक आरूणि, दे० आर्ुण ! 

उद्यान, २१५ 

उपगुप्त, ५३१ 

उपगुप्ता, ५३१,५४२ 

उपप्लव्य, ६२ 

उपरिक महाराज, ५०३ 

उपरिचर, ११८ 

उबेराय, ८४ 

उब्भटक, ११५ 


५६६ 


उभक, १९५ 

उरशा, २१७, २६५ 
उदवेलकप्पा, ११६ 
उर्गपुर, उरैयूर, २६० 
उशबवदात, ४३२ 


उशीनर, ६० 

उषस्ति चाक्रायण, दे ० चाक्रायण 
ऊ 

ऊता, २१४ 
ए्‌ 

एकचक्रा, ६५ 


एकराटू, २०५, ४७७ 
एजिलिसेस (8&75८8), ३६० 
एजेस-द्वितीय, ३८६६ 
एजेस-प्रथम (82८४), ३७८, ३८६ 
एण्टियोकोस सोटर, ५५१ 
एन्टिओकोस-द्वितीय थियोस, २६३, 

२७०,२६३ 
एन्टिओकोस-महान्‌, ३३५,३३८ 
एन्टियलकिडस, अन्तलिकित, ३३६,३४८, 

३४५५, २७३ 
एन्टीमेकोस, ३७३ 
एन्ड्रोस्थेनीज, ३१६, ३३४ 
एपीरस, २६३ 
एप्रिक्स, २१५ 
एमेट्रिस, ३३६ 
एरण, ५३३ 
एरण्डपल्ल, ४८९१ 
एरनबाओस, २३६ 
एरिया,२३८ 
एसियाई (5७83), ३७६ 
एसियानी (4ंथ7), ३७६ 

ऐ 

ऐण्ड्रोकोटूस, दे ० चद्ध्रगुप्त मौर्य । 
ऐन्द्र महाभिषेक, १५० 
ऐरिकित, ४८०,५३३ 
ऐश्वर्य पाल, ४७२ 
ऐक्टेसीनियन, २१० 


प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


द्रो 


ओक्काक, ११६, १४५ 
ओज़ीन, दे० उज्जैन । 
ओद्धवादि, १२५ 
ओम्फिण, २१७ 
ओस, १५० 
ओसेडिओई, २२४ 
ओहिन्द, ४३० 

श्ौ 
औम्रनसैन्य, २०७,२२८ 
औलिकर-वंश, ५६८ 

ऋऋ़ू 


ऋष, १३० 
ऋतुपर्ण, ६२,६४ 
ऋषभदत्त, दें ० उशवदात । 
क 
कचनपुर, ७६ 
कस, कोसल का, १३८ 
कस, मथूरा का, १२८ 
कक्षसन, १६, ४२ 
क्रक्षसेनि, ४० 
कच्छ, ३३५, ४३४, ४५३,५६० 
कटच्चरि, दे० कलचुरि | 
कटच्चु रि-वंश, ५२०,५२४,५४४, ५४५, 
५०८७,५६८ 
कठ, २१६ 
कप्टकशोधन, २८१ 
कण्व-बंश, ३५० 
कवुरिया (कत्यूर) राज, ४८७ 
कदम्ब, कदम्ब-वंग, ४५०,४६७,५०६, 
४८6 
कतखल, ६१ 
कनिष्क, ५५६ 
कनिष्क-तृतीय, ४२५ 
कनिष्क-द्वितीय, ४ १२,४२५ 
कनिष्कपुर, ४२१ 
कन्नौज, १२४,५४२ 
कृन्थ, २१६ 


सामान्य अनुक्रमणिका ५६७ 


कप, ४०३ 

कपिलवत्यू, १७४ 

कपिशा, कापिशी, २१०,३४१,३७३, 
३८२,३६१,४२० 

कम्बोज, १३३,१३४,२१७,२५२,२७१ 

कम्मास्सदम्म, १२१ 

कर, ५७८ 

करकण्डु, ७४,१३२ 

करण्ड, ७४ 

कराताई, ३८५,४३२ 

कराल, ७३,७४ 

करेओई, ५७७ 

कर्ण, १३३,१३७ 

कर्गादा, १०३ 

कंगंसुवर्स, २७३,५४०,५४७, ५४८ 

कर्तुं पुर, ४८७ 

कमंसचिव, २४७,४५५ 

कर्मान्त, ४८५६ 

कर्मान्तिक, ४६६ 

कलचुरि-संवत्‌, ४१५ 

कलभ्र, ५७८ 

कलसीग्राम, ३३६ 

ऋलार जनक, दे० कराल । | 

कलिंग, ८२,२०५,२८०६,३२१,३२८, 
२३२६,३५४,५२१ 

कॉलिग-नगर, ७६,३७० 

कलियुग, २७ 

कल्याणवर्म न, ४७२ 

कल्लार, ४२६,४३० 

कविराज, ४६२ 

कश्मीर, २७१,४२०,४२६,५३५ 

कश्यप, १७,३२५ 

कश्यप मातंग, ४२५ 

कसिया, ११५ 

कसुचैच्य, ११८ 

कस्सपिय अहंत्‌, ३४७ 

काँची, ४४७,४८९ 

काओ-फ़्‌ , ४०२ 

काक, ४ंदव 


काककर्णा, १०३, * 

काकनाद (साँची), ४५६. 

काकवर्णो, १०३,१६५,२०४ 

काकृत्था, ११५ 

काकुस्थ, ११० 

काक्स्थवर्मन, ४५०, ५४६ 

काच, ४७६ 

काडफ़िसेस-द्वितीय, दे० वीमा । 

काइफ़िमेस-प्रथम, दे० कूजुल । 

कात्यायन, ३२ 

कान्तिपुरी, ४२८ 

क्रान्यक्‌ब्ज, १२४ 

कापटिक, २५५ 

कापेय, ४० 

काप्य-पतंचल, ६० 

काबुल, २१०,३३६ 

कामन्दक, ७ 

कामरूप, २७३ 

काम्पित्य, १२२, १७४ 

काम्यक, २२ 

कारनक, २७६ 

क्रारस्कर, ४७२ 

काम्वाकी, ३०४ 

काम्पष, दे 

कातिकेय, ५१० 

कातिकेय-सम्प्रदाय, ४२५ 

काह मक, ४५१,५६० 

कालचम्पा, ६७ 

कालसेन, ६५ 

कालामश, ८६,१३५,१७५ 

कालाशोक, १६५,२०४ 

कालिदास, ५०६ 

कालिन्दी, ५३३ 

कावषेय, दे० तुरा कावपेय । 

काविरी पट्टिनम, २६० 

काशी, ६०,७१,८५,८७,१३७,१५१,१८५, 
१८७,२०५,५२७, ५३२ 

काशीपुत्र, २४७ 

काहोडा कौषीतकेय, ५३ 


प्र्ष्प 


काहोला कौषीतकि, ३१ 

किदार कषाण, ४२६ 

किपित, ३८१,३८५,४०४, ८१४,४२७, 
४३१ 

कीकट, १०२ 

कीतिवर्मन-प्रथम, ५४१ 

कीन-ची, कीन-शी, ४०४ 

कुइ-चुआंग, कुइ-शुआंग, ४०६ 

कुक्र, ४३०८, ४४३ 

कुजुल-काडफ़िसेस, ३८६,४०७,४१७ 

कृणाल, ३०६ 

कृण्डग्राम, १०६ 

कुण्डधाणि, ५०३ 

कुण्डिन, ७७ 

कन्तल, २०६,३२५,२५७, ४४६,५२ १ 

कुन्तल शारकाण, २५७, ४४६ 

कुबरिक, २७४ 

कबेर, ५२५ 

कुबेर, देवराष्ट्र के, ४८१ 

कुबेरतागा, ४६७,५०५,५१४ 

कुमार, राजकमार, २५२,र२८०, ४१०८ 

कुमारगिरि, ४८१ 

कमारगुप्त (राजकुमार), ५२३ 

कुमारगुप्त-तृतीय, ५३८,५४०,५४३, 
मगर 

कमारगयुप्त-द्वितीय, ५३० 

कुमारयुप्त-प्रथम, ५०५,५६६ 

कमारदेवी (गाहडवाल रानी), २६७ 


कमारदेवी (लिजछवि-वंशीया रानी), ४७४ 


कमारपान, ५२६ 

कमारविष्णा, ४४८ 

कमारामात्य, ३४४,४६७,५०२,५०४, 
१०६ 

कम्भावती, ८१ 

कयुल-कर-कफ्स, ४०८ 

कयुल (कजुल) काइडफ़िमेस, दे? कजुल 
का्डफ़िसेस । 

क्ररघर, १३० 

कर (दक्षिण), २६ 


प्राचीन भारत का राजनंतिक इतिहास 


कुरु (राज्य), २१,४०,६३, १२२ 
कुरुओं, १३,२१,२५,३७,६३,६७,२०५ 
करुक्षेत्र, २२ 


कुरुजांगल, २२ 
करुबिन्दों, ११८ 

कुहश, २१० 

क्रुश्रवण, २३,२५ 
कुलस्तम्भ, प्र४ढ5 
कुलूत, ४६० 

कविन्द, १२६ 

कणध्वज, ५७० 
कशाग्रपुर (राजगह), १०२,१८४ 
कुंशीनर, ११५ 

कृषाण, ४०१,४०४,५५६ 
कषाण (अन्तिम), ४२७ 
कुसावतोी, ११४ 
कसुमध्वज, ३१२ 
कुसुमपुर, १६० 
कमुलु्क, ३६२ 
कस्थल, दे० कन्नौज । 
क्स्थलपुर, ४८१, ४८४ 
कणिक, दे० अजातशत्र । 
कंकय, ५८ 

केतुमती, ६८ 

केरलपुत्त, २९२ 
केसपुत्त, ५६,१७० 
कऋषिसूत्वन, १६६ 
कसर, ४२५ 

कोकण, ५२१ 

कोट, ४9७, ४८० 
कोटाटवी, ४८९१ 
कोटियाम, १०६ 
कोटिवंष, ५०३,५२३ 
कोट्-विषय, २७६ 
कोट्टू र, ४८१ 
कोतेकमन, ३०५ 
कोलकई, २६० 
कोलिय-राजवंश, १७२ 
कोललाग, १०६ 


सामान्य अनुक्रमणिका 


कोरण्डवर्सा, १६५ 

को शल (उत्तर), ६०,७१,८5६,८६,१३६, 
१३७,१८5७,२०६, २२७ 

कोशल (दक्षिण), २६९,४१६,४५१,५२१ 

को ष्ठागार, ४६६ 

कौटिल्य, दे० चाणक्य, १०,५७,२०६, 
२३४,२४२,२६० 

कौत्स, ४६ 

कौराल, ४८१ 

कौशाम्बी, ३६,४३,६४, १२०,२४०,२७०, 
३५३ 

कौशिकी, ३४६ 

कौशिकी नदी, २३ 

क्यु-ज्यु-कियो, ४०६ 

क्यु-शा, ४२० 

क्रकच्चनन्द, २७२ 

क्रमादित्य, ५१६ 

ऋमादित्य, दे० कूमारणुप्त-द्वितीय । 

ऋमादित्य, दे० घटोत्कच गुप्त । 

क्राथ, २१६ 

कृतक्षण, ७३ 

कृत-मानव-विक्रम-सम्बत्‌ , ३८८ 

कृतगाला, २६० 

क्रति, ५०,३७३ 

कृमिलाणश्व, ६५ 

कष्णगुप्त, प्र ३ प्र प्र्ढदह 

कृष्णवर्मन-प्रथम, ४५० 

कृष्ण वासुदेव, देवकीपुत्र, दे ० वासुदेव क्रष्ण। 

कृष्ण सातवाहन, ३६५ 

क्रृवियंग, ६६ 

क्लियोफ़िस, २१४ 

क्षत्रप, ३६३,४३२,४६७, 

क्षत्रपाणि, दे० वासिप्ठीपुत्र क्षत्रपाणि 
शातकणि । 

क्षत्री, २२४ 

क्षयार्था, (>(८०४८५) २१३ 

कहरात, ३६२,४३१ 

स्षितिपाल, ५२६ 

क्षेद्रक, २२२,२२७ 


२६६ 


क्षेमराज, ४६१ 
छा 


खड़वली, ४४८ 
खरग्रह-प्रथम, ५६८,५६९ 
खरपल्‍लान, ४२१ 
खरपरिक, ४८७,४८८ 
खरोष्ट, ३६७ 
खलटिक पवत, २७० 
खत्लाटक, २६० 
खश, २६२ 

खाण्डव, २२ 

खारबेल, ३२६,३५६ 
खेपिंगल, २७० 

खेमा, १८१ 


गे 


गंग (मैसूर के), ५७८ 

गंगारीद, २७२ 

गंजवर, ४६६ 

गग्गरा, ६६ 

गणतंत्र, १११,११६,१२२,१२५,१२७, 
१५४,१६८ 

गणपति नाग, ४७६ 

गणराजा ,११४ 

गणराज्य ,१८७ 

गद, ३६६ 

गदरोसिया, २३८ 

गया (पुत्र), १०५ 

गदेभिलल, ४१६ 

गहपति, ४६६ 

गान्दारिस, २१६ 

गान्धार, ५४,५५,१२७,१३७,१७३,२१०, 
२१७,२१६ 

गान्धारी, २३८,२७१,३८७, ३६२,४१४, 
दर ० / रे €, भरे ५ ५४०, ५४२, भ्रव६ 

गार्गी, ५३ 

गाग्ये बालाकि, ७० 

गिरिब्रज (अवध में), ५८,१०१ 


६००... प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


गिरिव्रज (केकय में), ५७ 

गुड, ५७२ 

गुणाख्य शांखायन, दे० शांखायन । 

गुदुवर, ३६६ 

गुप्त (सम्राट), ४७३ 

गुप्त-काल, गुप्त-संवत्‌, ४७३,५६४ 

गुप्त-राजा (प्रारम्भिक), ४७१,४७२ 

गुप्त-शासन-प्रबन्ध, ५०० 

भुप्त-साझ्राज्य, ५६४ 

गुरेअन्स, २१५ 

गुष्तास्प, ५५२ 

गुसान, दे” कषाण । 

गृढ़ पुरुष, २८२ 

गो-अध्यक्ष, २५० 

गोण्डोफ़न्स, ३७६,३८५,३६६ 

गोनाडे, ३४६ 

गोप, २५७ 

गोपचन्द्र, ५७२ 

ग़ोपराज, ५३३ 

गोपाली वैहिदरी, ३४७ 

गोप्लू, २८००,५०३,५२० 

गोमतीकोटूक, ५४८ 

गोमित्र, ३५३ 

गोरथंगिरि, ३७० 

गोवर्धन (नासिक), ८१,४४१,४८८ 

गो-विकत्तेन, १४६ 

गोविन्दगुप्त, ४०३,५०८,५३८ 

गोविन्द चन्द्र, गहइवाल-वंण के राजा, 
३०६ 

गोविन्दराज, ३२३ 

गोविषाणक, २०७ 

गोप्ठी, ४६६ 

ग़ोसाला-मंखलिपुत्र, १८८ 

गौड़, ५०४,५४२,५६३,५७१ 

गौतम राहुगण, ५० 

गौतमीपुत्र शातकाणि, ३६०,३२६२, ३७८, 
४३८ 

गौतमी बलश्री, दें ० बलश्री, ३०६,४३८ 

गौपालायन, दे ० शुचिवृक्ष, ४१ 


गौपालायन स्थपति, ४१ 
गौल्मिक, ४६५ 
ग्रतवुयक, ३६२ 
ग्रमबेटस, ४२६ 
ग्रहवर्मन, (४२,५४५ 
ग्राम, ४६८,५०३ 
ग्रामणी, १४६, १४६, १५६,४६६ 
ग्रामभोजक, ४६६९ 
ग्रामभतक, २५७ 
ग्रामबृद्ध, २५६,४६६ 
ग्रामाहार, ४६८ 
ग्रामिक, १५५,१८३,२५६,४६९, ५०४ 
ग्रमेयिक आयुत्त, ४६८,४६६ 
ग्लौचुकायनक, २१८ 
गब्लौगनिकाय, २१८ 
च्च 
घटाक, ३६७, ४३२ 
घटोक्रमादित्य, ५०६ 
घटोत्कत् (गुप्त), ४७३ 
घटोत्काचगुप्त, ५०३,१०६,५१३,५३८ 
न 


चक्रपालित, ५२१ 

चड़ोत, ५६६ 

चण्डप्रद्योत महामेन, १७६९ 

चण्डसेन, ४७२ 

चअन्दना, १०० 

अन्द्र कनिप्क, ४२३ 

चन्द्रगुप्त का शासन, २४२ 

चन्द्रगुप्त-द्वितीय, ८५७,४8४,५४६ 

चन्द्रगुप्त-प्रथम, ८७२,४७३ 

चन्द्रगुप्त मौयं, १६४,२०६,२३०,३१३, 
064 

चन्द्रगुप्त मौर्य का देहावसान, २५६ 

चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य, दे ० चन्द्रगुप्त- 
द्वितीय । 

चन्द्रगोमिन, ५६७ 

चन्द्देवी, ५२७ 

अन्द्र प्रकाश, ५०५ 


सामान्य अनुक्रमणिका ६०३ 


चन्द्रवाला, दे ० चन्दता । 
चन्द्रवर्भन, कम्बोज का, १३४५ 
अन्द्रवर्मेन, बंगाल का, ४७७ 
अम्पा नगरी, १७४,१८२,२८४ 
चर, २८२ 

चरक, ४२३ 

चांग-कीन, ४०५ 

चाक्रायण, ४१, ५३ 

चाणक्य, २३१,२३४,२ ८२,२६० 
चापड़, २८२ 

चालिक्य, ५४० 
चालुक्य-राजा(पूर्वी), ५३२ 
चाश्तान, ४१३७,४३४,४५१, ५६० 
चित्रकूट, ५६७ 

चित्ररथ, ७२ 

चिरातदत्त, ५०८ 

चीन, ११,४२१ 

चीनी यात्री, ४६६ 

चीनपट्ठ, ११,२४२ 

चुक्ष, २९२ 

चुरनी (चूर्णी), २६२ 

चटक, १८६ 

चेतवंश, ३६६ 

चेदियंश, (१८,३६६ 

चेलना, दे० छलना, १८२ 
चोगरज्जुक, २८१ 


चोल, २८६ 
चौर-ओद्धरणिक, ५०३ 
छ 
छुविल्लाकर, २७६ 
छलना, १८४ 
छुतु-बंश, ४५० 
ज 
जनक, उपनिषदों के, ४४,४५,४६, 
४०,६८ 


जनक, काशी के, ६६ 


जनक, सीता के पिता, ४६,५०, ५३ 


१६ 


जनक-वंश, ५०,५१ 

जने-शार्कराक्ष्य, ५६ 

जन्मेजय, १४,१६,१७,३६,४६,४७,४८ 
जम्बूद्वीप, ८७,३१४ 

जय (इतिहास), ३८ 

जयदत्त, ५३२ 

जयदामन, ४३५,४५२ 

जयनाग (गौड़), ५७२ 

जरथुस्ट्र, ५४२ 

जरासन्ध, १०४ 

जल जातुकर्ण्य, ६८ 

जातरिक-वंश, १०६ 

जाध्रोई, २२८ 

जारत्कारव, ५३ 

जालिक, १६५ 

जालौक, ३०८,३१८ 

जा हकेल, ४५१ 

ज़िओनिसेम, दे ० जिज्लोनिक । 
जिनसेन, ५६५ 

जियासत्त्‌, १०८ 

जिहक्वान, ५४८ 

जिहोनिक, ३६३ 

जीवक, १८१ 

जीवदामन, ४५५ 
जीवितगुप्त-द्वितीय, ५४२,५ ८६,५६१ 
जीवित-ग्ुप्त प्रथम, ५३८ 

जुगलिग पर्वत, ४२१ 

जुन्ह, १७७ 

जुष्क, ८१२,४२४ 

जुष्कपुर, ४२४ 

जूनागढ़-शिलालेख, १०,२३६,२४७ 
जेठमित्र, ३४६ 

जत्तुत्तर, १७४,२२१ 

जे दा, ४२१ 

जुन्‍्डामीज (290,प क्षा7८5), २०४,२०७ 
जैवालि, ६८५ 

ज्ञोइलोम, ३७२ 

जोगलथम्ब्री, ४३७ 


श्ण्र 


जोस्केलीज, द० जा हकेल । 
जौगढ़, २७० 
ज्येष्ठ, ३४६ 


टक्क देश, ५५७ 
टेरेबिन्चस, ५५४ 
टेलीफ़ोस, ३७४ 

ड्ड 


ड्भाला, ५०२,५३२३ 
डवाक, ४८६ 

डायोडोटस, ३७६ 
डायोडोटस-द्वितीय, ३३४ 
डायोमेडीज (7)0760७;]), ३१० 
डाहे, २९७ 

इमेकस, २६३ 

इंमेट्रशोस, ५,३३६ 
डेमेट्रिगस्पोलिस, ३३७ 
डेरियस-तृतीय, २१४ 
डरियस-प्रथम, २११,४६३ 

डे न्जियन, ३७४५ 

ड्ुेन्जियन-वंश, ५६० 


त्‌ 


तक्षशिला, ३५,५५,५७,१३२,२४०,२५२, 
३२०,३६०,३६४ 

तक्षणिला विश्वविद्यालय, ५७ 

तथागत, ५ 

तथागतगुप्त, ५२८,५३३ 

तम्बपन्नी, दे ० ताम्रपर्णी । 

तलवर, ५०४ 

तॉउ-मी, ४०३,८०६ 

ताम्रपणी, २६२ 

लाम्रपर्णी नदी, २६३ 

ताश्नलिप्ति, ५०७ 

ता-यू-ची, दे० यूची । 

तानगुंद, ४८७ 

तालजंघ, १३१ 


प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


ताहिया, ४२७ 

तिभित्र, ३३६ 

तिरहुत, ४८ 

तिष्य, २६४ 

तिष्यरक्षिता, ३२३ 

तिस्स, ३२३ 

तीक्ष्ण, २५५ 

तीन-चॉऊ, ४११,४२७ 
तीरभुक्ति, ४०२ 

तीरभुक्ति उपारिक अधिकरण, ५०५ 
तीवर, ३०४,३०८५ 

तुखार, १३३ 

तुण्डीकेर, कुण्डीकेर, १३१ 
तुमेन, तुम्बचन, ५०६ 

तुरग़ना, २२ 

तुरा कावषेय, १८,१५,१७,१८ 
तुरवंश, ६६ 

तुलक्ची, १६५ 

तुलु, २६१ 

तृषास्फ़, २२६,२५३,२६७,२७9,४५ ४ 
तूथिक, ४८६७ 

तैलवाह, ८२ 

तोखारी (]0८॥877), ३७६ 
तोरमाण, ५०२,५५३,५६७ 
तोसाली, २५२, २६६,२७० 
त्रनकयिरो, ३६८ 

असदस्यु, १ 

त्रिकमल, ३५२ 

त्रिकूट, ५२१ 

त्रिगत्त , ६३ 

त्रिपरवेत, ४५० 

त्रिपुरी, ११८ 

त्रिपुरी विषय, ५००२,५३३ 
तिशाला, ११४ 

त्रिमामा, ३३७ 

तक टक, ४४५ 

अैकूटक-सम्वत्‌ , ४१५ 
त्सेम-होआंग (प४८श उठाए), ४०४ 


सामान्य अनुक्रमणिका ६०३ 


हि ।ण 


थानेश्वर, ५४६ 
थुल्लकोट्टिता, १२१ 
थ्योदोरा, ४६० 

[६ 


दक्ष, १२६ 

दक्षिण, दे० दक्षिणापथ । 
दक्षिणापथ, ७६,२५२,३५४,४८१,५७५ 
दक्षिणापथपति, ३६२,३६६,४४६ 
दक्षिणापद, ७६ 

दक्षिणी मथुरा, २६० 
दण्डक, ८१ 

दण्डतायक, ४६५,५०५ 
दण्डपाश-आधिकरण, ४५०४५ 
दण्डपाशिक, ५०३ 
दण्डसमता, ३१६ 

दत्त-वंश (पुण्ड्वर्धन के), ५३६ 
दत्तमित्रि, दत्तामित्र, ७,३३६ 
दत्तादेवी, ४६५ 

दत्तामित्री, ३३७ 

दहरपुर, ११८ 

दध्धिवाहन, १००,१००,१५२ 
दन्तकूर, ७६,२६८ 

दल्तपुर नगर, ७९,२६८ 
दन्तवकत्र, ७६ 

दन्तावल धौम्नर, ३६, ८७ 
दब्बसेन, १३८ 

दमिजद, नमिजद, ३८६ 
दर्शक, १८६ 

दशपुर, ४३२,५०६,५६८ 
दशरथ (इक्ष्वाक्‌), ७८,६९० 
दशरथ (मौर्य), ३१० 
दशाणों, ८३,८५ 
दाक्षिणात्य, ७६ 

दाण्डिक, ५०३ 
दामग़सद-प्रथम, ४५५ 
दामजद-शक्षी, ४५५,४५८ 
दामत, ४८१ 


दामसेन, ४५५ 

दामोदर गुप्त, ४३,५६२ 
दामोदरपुर-प्लेट, ४५६,५०३,५०९१,५३र२ 
दामोदरसन, ५०६ 
दार्वाभिसार, २१७ 

दाल्भ्य केसिन, ६७ 

दाल्म्य चैकितायन, ६८ 
दिपि, २१४ 

दिवाकर, ६५,१०४ 
दिवाकरसेन, ५०६ 
दिवोदास (काशी का), ६६ 
दिवोदास पांचाल, ६७ 
दीघायु, १५५ | 
दीघीति, ६६,१३८,१५५ 
दीघं चारायण, १७४५ 
दुम्मुख (पांचाल), १२३ 
दुम्मुख (लिच्छूवि), ११३ 
दुर्धरा, २५६ 

दुर्योधन, १४५ 

दृष्टरीतु, १५६ 

दूत, २७९,२८२,४६७ 
देरभट, ५६८ 

देवकी, ५१२,५१३,५१५ 
देवकुल, ४२५,४६२ 
देवगुप्त-तृतीय, ५४८ 
देवगुप्त-हितीय, ५४५ 
देवगुप्त-प्रथम, ४६६ 

देवपाल, ५२६ 

देवपुत्र, ४९५,४६१,४६३,४६० 
देवभूति यादेवभूमि, ३४८ 
देवराज, ४६६ 
देवराज-स्कन्दगुप्त, ४१६ 
देवराष्ट्र, ४८५१,४८३,५७७ 
देववमंन ( पूर्वी भारत ), ४७२,५२५ 
देववर्मन (मौये), ३०८ 
देववमेन सालंकायन, ४६६१ 
देववब्रत, २३६६ 

देवश्री, ४६६,५३६ 

देवश्री हषेगुप्त, ५३६ 


धि०४ 


देवानांपिय, २३२६,२६६,२८७,३१० 
देबानांपियतिस्स, २६५ 

देवापी, १४४ 

देविका, ५५८ 

देश, ४६८,५०२ 

देशाधिकृत, ४६८ 

देवपुत्र-शा ह-शाहानुशाहि, ४२६, ८६ 
दैवाप, दे ० शौनक इन्द्रोत दैवाप 
दृढ़वर्मस, १०० 

द्र पद, ६७ 

द्रह्म, १२६ 

द्रोणमुख, २४७ 

द्रोणमिह, ५६४,५६७ 

द्रोणाचार्य (महाभारत के), २१,३२६ 
द्वादशादित्य, ५३४ 

द्वारका, ११५,४५२ 

द्विमुख, दे० दुम्मृख पांचाल। 
द्तवन, ६२ 

दे राज्य, ४३५,८६३ 


घ 


धनंजय (कस्थलपुर के), ४८१, 

धनंजय कौरव्य, १२२ 

धन, २०७ 

ध्रनद वरुणेन्द्रान्तकराम, ४८६,५०१ 

प्रनभूति, ४७३ 

घन्यविष्ण, ५३३ 

धम्नकड़, धन्तकड़, ८२,२७४ 

धम्म-निगम, ४६६९ 

ध्रम्म-नियम, ३०३ 

धम्मविजय, ध्रमंविजयी, २८८,२६४,३२२, 
४६ १ पि डंटत नि है. ६०.५ 

धम्मारक्खिता, २६७ 

प्ररसेन-चतुर्थ, ५६८ 

धरमेन-प्रथम (वलभी), ४४५,५६७ 

धर्मघोष, धम्मघोष, २८८, ३२२ 

धर्ममहामात्र, २०८५,२६८,३१५४ 

धर्म-महाराजाधिराज, ४६१ 


प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


धर्मयुत, २६€३७३,२६€८ 
धर्मस्थीय, २४७ 
धर्मादित्य (पूर्वी भारत के), ४६३,५७२ 
धर्मादित्य (गीलादित्य-प्रयम), दें ० 
शीलादित्य 
ध्र्मारण्य विहार, २७१ 
धवल, ३११ 
ध्रवलप्पदेंव, ३११ 
घवला, ४३ ४,५३५ 
धारा, ५४२ 
ध्रौली, २६६ 
धृनराष्ट्, काशी के राजकुमार, ४०,६६,८७ 
धुतराष्ट्र वेचित्यवीयें, 5,२५,४३५ 
धृष्टद्य मन, २१,२६ 
ध्रवदेवी, धर वस्वामिनी, ४५७,५०४, 
५०५,५१४ 
श्रुवभट, 4६८ 
ध्र.वसेन-द्वितीय (वलभी), ५६८ 
धवसनद्व तवन, ६२ 
न 


नकश-ए-रुस्तम, २११ 

नखवन्त, ४२८०, 4३८ 

नगरभूक्ति, ५०२ 

नगर-श्रेष्ठ, ५०३ 

नगराक्षदर्ग , ४६४ 

नगराध्यक्ष, २४६ 

नगल-वियोहालक, नगर-व्यावहारिक, 
२८०,४६४ 

नग्नजितू, १२७ 

नन्‍द, १६२,१६७,२०१,३३२ 

तनद, शक्र, ८€० 

सनन्‍्द-वंश, २७३ 

नन्‍्दी (राजा), ४७६ 

तन्दीनगर, १३५ 

नन्‍्दीयशस, ४७६ 

नन्दीवर्धन, १६९२,१६६ 

नन्दीवर्भ न, ४६८ 

सब्ेतियत्स ()४४०४४८४॥9), ४५१ 


सामान्य अनुक्रमणिका 


नमिसाप्य, ५१ 
कक: ३८५,४३३ 
(वेतन, ५१० 

नरसिहगुप्त, बालादित्य,१२८, ५३६,५७३ 
नरसिहवर्मन-प्रथम, ४४८ 
नरेन्द्रगुप्त, ५४६ 

नरेन्द्रचन्द्र, ४६५ 

नरेन्द्रसिह, ४६५ 

नरेन्द्रसेन वाकाटक, ५२०,५७३ 
नल, ५७८ 

नवनन्द, १६६ 

नवनर, ४४२ 

नव्यावकाशिका, ५६५,५७२ 
नह॒पाण, ४१६ 

नाग, ३६४,४१५,४२७, ४४६, ४७६,४६७ 
नाणक मुद्राएँ, ४२३ 

नागदत्त, ४७७ 

नागदासक, १६०,१६२ 
तागतिका, नायनिका, ३५४,३६०८, ४६२ 
नागभट्ट, ४२३,४२७ 

नागरक, २८० 

नागार्जुन, ४१६, ४३२, ४४१ 
नागाजुनी पहाड़ियाँ, ३०६ 
नागसाह्वय (हस्तिनापुर), २३ 
नागसेन, राजा, ४७६ 

नाचने की तलाई, ४८४८४ 
 भादिक, १०६ 

ना-पी-क्या, २७२ 

नामार्क, २२० 

नायक, ४६५ 

नायनिका, ३५४ 

नारायण (कण्व), ३५० 
तारायणपाल, ३४५३ 
नाव-अध्य क्ष, २५० 

नासत्य, १२६ 

तासिक-प्रशक्ति, ४३६ 
निकाइया, २२६ 
निगण्टनाटपुत्त, २८५ 

मिगम, ४६६ 


६०४५ 


निगम-प्रधान, २४६ 
निमम-सभा, ४६४ 
निगराती, विदेशियों की, २५६ 
निचाक्षु, ३६,६४,१२० 
निच्छवि, दे० लिच्छवि । 
निपिण्ट, २१४ 

निमि, ४६,१२३ 

निर्ग्नन्ध, २ घ्पू 

निर्वाण, १८८,१८६९,१६८ 
निर्वाण-मन्दिर, १६१५ 
निशाद, ४५३ 

निषाद, ५७५ 

निसुष्टार्था,, २४७,२८३ 
नीकियस, ३७४ 

नीलपलली, ४८३ 

नीलराज, ४८१ 

नीसा, २१६ 

नेयिक, ४६७ 

नेपाल, ४६,२७२,४७४,४८७ 
नेमि, ७४ 

नैगाम, ५६६९ 

नैमिष, १३६ 

नौनन्द-देहरा (नन्देर), २०६ 
न्‍्गान्सी, ४०६ 

स्याग्रोधवन, १७१ 


पंचगौड़, ५७२ 

पऊमावई, १८६ 

पकतीक, २११ 

पकोरस, ४०२ 

पकक्‍थस, २१२,२२१ 
पटना-मूत्तियाँ, १६१,११६ 
पटिक, ३६२,३६६, दे० पतिक । 
पटिवेदका, २७६,२६२,२६८ 
पण्डुक, २०७ 

पष्डुगति, २०७ 

पतंचल, ६० 

पतिक, ४३२ 


६०६ 


पद्मावती, १७८ 

पद्मावती, अजातशत्रु की राती, १५६ 

पद्मावती (नगर), ४१५,४२८५,४७६ 

पश्नोसा, ३४७ 

पर आटणार, दे० आठटणार । 

परमदैवत, ५०१ 

परशुराम, ३६४ 

पराक्रमांक, ४७६,४६३ 

परिमितार्था:, ४८ 

परिवक्रा, परिचक्रा, ९४५ 

परिब्राजक महाराज, ४८५,५३३ 

परिश्राजिका, २५५ 

परिवुकती, १५० 

परिषद्‌ (परिषा), १५५,२४४,२४५,२७५ 
३०१,४६६ 

परीक्षित, १३,२७ 

परीक्षित-बंश, ४४ 

परोपनिसदई, २३८ 

पस॑ममूति, १८६ 

पर्णदत्त, ५२०,५७६ 

पलक्क, पलक्क्द, ४८१,४८३ 

प्लासिका, ४५० 

पलौरा, २६८ 

पहलव, ४४६ 

पव्वैया, ५६७ 

परसनदि, दे० प्रसेनजित्‌ । 

पह्ुव, ३६८ 

पाँचाल, २६,१२२,१२६,२०५,३ ४५ 

पाटल, २२६;पैटलीन, ३३५,३६४ 

पाए्डव, पाण्डु, १३३,२६ १,४८७ 

पराण्ड्य, २६१ 

पादंजलि, १४५ 

पान-कू, ८०२,४०५ 

पानचाऊ, ४२२ 

पानीयधरिक, ४६६ 

पायासि, १३६ 

पारदस, २७६ 

पारमेष्ठय, १४६ 

पारसमुद्र, २६२ 


प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


पारसिक, ४५१ 

परियात्र, ४३८ 

पा4थ, (कश्मीर का), २६६ 
पार्थ लिप्त, २६८ 
पाथियन, ३७४,३७८ 
पाश्व (तीर्थंकर), 5७ 
पाश्व (बौद्ध), ४२३ 
पालक्र, १६१ 

पालदास, २७०४,२७६ 
पाल-नरेश, ४२२ 
पाल-वंश, ३२६ 
पालागल, १४६ 
पालिबोधरों, २०६ 
पालिबोधि, २७३ 

पाबा, ११५ 

पिगल, २५३ 

पिडोल, १७६ 
पितिनिक, दे० पेत्ततिक 
पिपरावा, १६5 
पिप्पलाद, ७२ 
पिप्पलिवन, १७१,२३३ 
पियदरसि, दे” अशोक 
पिरती (2979४), ३३४५ 
पिप्टपुर, पिठापुरम, ४८१ 
पिहुण्ड, ३७१ 
पुक्कुसाति, १३२,१६६ 
पुगार, २६० 

पुण्डतगर, २४० 
पुण्डवर्धन, २७३,५०२,५३२,५२६/५७० 
पुर्नभिषेक, १८६,१५० 
पुष्फवती, ६८ 

पुरिका, ३४६ 

पुर, २१८ 

पुरुकृत्स, ६१ 

पुरुणुप्त, ५१३,४२५,५२६ 
पुरुरावस, २६ 

पुरुबंश, २३ 

पुरुषपुर, ४२१ 

पुरोहित, १४६,३१७ 


्य 


सामान्‍य अनुक्रमणिका 


पुलकैशिन-द्वितीय, २६०,५२६ 

पुलिक, पुणिक, पुणक, १३४ 

पुलिन्द, २७६ 

पुलिन्द-बंश, ८२ 

पुलिसा, २७६,२८२३े 

पुलुमावि (बैठान का), ४४१ 

पुलुमावि (सातवाहनिहार का), ३६३ 

पुष्कर, ४३२ 

पुष्करण, ४८ 

पुष्करावतो, पुष्कलावती, ५५,२१६,२२७, 
३७१,३७४,२६२ 

पृष्पपुर, ३१३,२५२,३६१ 

पृष्यगुप्त, २३६,२५३ 

पृष्यधमंन, ३०६ 

पुष्यभूति, पुष्यभूति-वण, ५२३,५४२,५५५, 
५६० 

पुप्यमित्र (राजा), ३०६,३१०,२२४५, ३३०, 
३७८ 

पुप्यमित्रों, ५११,५१६,५६६ 

पुस्तपाल, ५०३ 

पुश्ना-डीउ, ४११ 

पूर्ण बर्मन, ३१२,४७२,५८७,५६२ 

पूर्व मालव, ५२५ 

पेत्तनिक, २७४ 

पेदाबेगी, ४८३ 

पेरिमुद्रा, २६० 

पेट्रोकिल्स, २६३ 

पैठन, दे० प्रतिष्ठान । 

पैठानक, २७४ 

पोकरन, पोखरन, ४७८ 

पोटलि (पोतलि), मोटन, ७६,८८,१२६ 

पोड़िग्रिस पहाड़ी, २३५,२७३ 

पोता, ४०७ 

पोतिओंब, ४ ११,४२७ 

पोरस, २१०,२२० 

पोटिकनोस, २२६ 

पोलिंग, २६८ 

पोन्ही, ५८ 


६०७ 


पौडन्य,१२६ | 

पौन्नन, ५७६ 

पौरव, २३,२१८ 

पौर व्यावहारिक, २८० 
पीष्करसादि, ३२ 

प्यूकेलाओटिस, २१६ 

प्यूकोलाओस, ३६४ 

प्रकटादित्य, ५२६,५३ ४,५३६, ५७२ 
प्रकाशादित्य, ५२०,५३१ 

प्रचन्त, दे० प्रत्यन्त, २७३,२८६ 
प्रजातंत्र, १३५,४६० 

प्रणगय, १० 

प्रतर्दन, ७५,८८ 

प्रतिष्ठान, ३२५,३६६, ४४२ 
प्रतिश्रवा, १४ 

प्रतिहार, ५६६ 

प्रतीप, १४ 

प्रथम कायस्थ, ५०३ 

प्रथम कुलिक, ५०३ 

प्रदेश, २७६,५०२ 

प्रदेशिक या प्रादेशिक, २७६,२८१,२६७ 
प्रदेष्टि, २५७,९८१ 

प्रद्योत, अवच्ती का, १० ४,१३१, १७६ 
प्रभाकर, ५०३ 

प्रभाकरवर्ध न, ५३३,५५३,५४५ 
प्रभावती, १०६ 

प्रमगन्द, १०२ 

प्रवरसेन-द्वितीय, ५०६,५२० 
प्रवरसेन-प्रथम, ४८४ 
प्रवाहण-जैवालि, दे० जैवालि । 
प्रसेनजित्‌, १६५ 

प्रसेनजित, प्रसेनदि, ६३,१३६,१७५,१८४ 
प्राचीनशाल औपमन्यव, ५६ 


प्राच्यां, १४०,२५२ 
प्रादेशिकेश्वर, २८१ 

प्रार्जुतन, ४८८ 

प्राश्नीपुत्र आसुरिवासत, ४६ 
प्रासी, २०६ 


६०८ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


प्रास्ती, २२६ 
प्रियक, १६२ 
पृथिवीषेण-द्वितोय, ४८४ 
पृथिवीषेण-प्रथम, ४८४,४९६ 
पृथ्वीबीषेण मंत्रिनू, ५०१,५१० 
प्रोति कौशाम्बेय, ६४ 

फ़ 


फ़िलाडेल्फ़स, २६३ 

फ़िलिपोस, २२८ 

फ़ंगेला, २२० 

फो-तो-किओ-तो, ५१२,५२८ 
। 

बंगाल, २७३,४८६ 

बज्जि, दे० वज्जि । 

बडकाम्त, ४८५६ 

बतोई, ५७७ 

बनारस, दे० वाराणमी ) 

बन्धुपालित, ३०६ 

बन्धुल, १७५ 

बन्धुवर्मन, ५०६ 

बरार, दे० विदर्भ । 

बरिंगाजा, ४३१ 

बलभद्र, ३ ०६ 

बल-प्रधान, २४६ 

बलवर्मन, ४७० 

बलश्नी, 4३८, ४६०२ 

बलाध्यक्ष, २४६ 

बलि, ४६६ 

बहमतिमिता, ३२६ 

बहुपति-प्रथा, ३७ 

बारजैरिकम, ४०२ 

बाहेंद्रथपुर, १०१ 

बालादित्य, (२५,५३४ 

बालादित्य-प्रथम, दे० नरपिह गुप्त । 

बाल्हिक, २५,२६ ह 

बाह्ली, २५ 

बिन्दुसार, २३३,२८४६,२५६,२६० 

बिम्बिसार, १०६, १४०, १७६ 


बिस्बिसार-भ्रेणिक, १०१ 

ब्रिम्बिसार (हथंक)--शिशुनाग-बश का 
तिथिक्रम, १६७ 

बुद्धगुप्त, ५१२,५२८ 

बुद्धराज, ५४५ 

बुद्ों की सभा, १८६,१६९५ 

बुधगुप्त, /१२,१२१५८ 

बुधवर्मन, ४४८ 

बुलि, १७० 

बुकेफल, ५५४ 

बताकटभ-स्वामी, ४४०,४४१ 

बैसनगर, ३४८ 

बैक्ट्रियन ६,२१४,२३७,३३५,३७४५ 

बैठन, दे० प्रतिप्ठान । 

ब्रैम्चिक , ३२५ 

बोहस, ५५४ 

ब्रह्मक्षत्र, १२० 

ब्रद्मादतत, अंग राज्य का अन्तिम राजा, 
१०१ 

ब्रह्मदत्त, अस्सक का राजा, १२६,१५२ 

बरह्मदत्त (उपरिक महाराज), ५३२ 

ब्रह्मदत्त, काशी का, ७०,१३८ 

बह्ादत्त, चुलानि (पांचाल राजा), १२४ 

ब्रह्मभित्र, ३४६ 

ब्रह्मवर्धन, ६८५ 

ब्रह्माष देश, ६३ 

बृहत्फलायन, ४४६ 

बृहदिषु, ६५ 

बृहदुक्थ, ७4,१२३ 

बृहद्रथ, १०५ 

बृहद्रथ, मगध के, १०४ 

बृहद्रथ (मौर्य), ३०८,३११ 

बृहस्पति मित्र, ३२६,३७१ 


भर 
भग्ग (भर्ग), (२१,१६६ 
भगेरथ, ६१ 
भटमनुष्य, ४६५ 


भटार्के, ५६७ 


॒ 


सामान्य प्नुक्रमणिका ६०६ 


हे , ४०४ 

ू, २७५ 

भट्डिय, €८ 

भहसाल, २०६ 

भद्दा, १६२ 

भद्रक, रे ४७ 

भद्घोष, ३४४५ 

भद्वबाहु, २५८ 

भद्रमुख, ४३६ 

भ्रद्रयशस, ३७८ 

भरत, कषभ-पुत्र, २४ 

भरत दौ:षन्ति, २३,२४ 
भरत-वंश, २३,२४,३७,६७, १ २८ 
भरत, सौवीर के, १२६ 
भरसार, ५५८ 

भर्ग, दे० भग्ग । 

भर्त्त दामन, ४४६ 

भवनाग, ४२७ 

भाग, २५७, 4६६ 

भाग (पाँच सदस्य का), २४६ 
भागदुघ, १४६ 

भागभद्र, ३४७ 

भागल, २२० 

भागवत, ३४७ 

भागवत-प्र्म (सम्प्रदाय), ३२५,३४८ 
भाण्डागार, ४६६ 
भाण्डगारिक, ४६६ 
भारतवर्ष, ३३७० 

भारदाज, ३२६ 

भारशिव, ४२७ 

भाललवेय, दे० इन्द्रद्य मन । 
आस्करवर्मन, ५४७ 
भिटारी-अभिलेख, ५१०,५१६ 
भीमवर्मत, ५२१ 

भीम, विदर्भ के राजा, ७४ 
भीमसेन, १५ 

भीमसेन, राजा, ४७५ 

भुक्ति, ५०२ 

भुज्यु लाह्ानी, ४४ 


भूतपाल, २०७ 
भूतबीरों, ३५ 
भूतिवर्मन, ५६५ 
भूमक, ४३२ 
भूमिमित्र, २४५ 
भोग, १०८ 
भोंगनगर, १०६ 
भोगवर्मत, ५४७ 
भोज, १४२ 
भोजक, ५०४ 
भोजकट, ८५१ 
भोज, दाण्डक्य, ८१ 
भोजनगर, ६१ 
भोजवंश, ८१,८५२ 
भोजों, १२७, १३१,२७४ 


मम 


मखलिपुत्र, दे० गोसाल मंखलिपुत्त । 

मग्रल, २८६ 

मंगलेश, ५२६ 

मंगुर, १६५ 

मंत्रिनू, २४४,५०२ 

मत्रिपरिपदू, २८३,२४५,२५१,२७८, 
२८०,३४३,५०२ 

मखादेव, ५१ 


मगंध, ८६,१००,१३६,१८०,२७०,३५२, 
३७१ हु ४8३ /4७४,५२ ! कि 

मगधपुर, १०१ 

मच्च, दे० मत्स्य । 

मटत्रि (टिट्ठी), ४१,६४ 

मण्टराज, क्ौराल के, ४५१ 

मतिल, मत्तिल, ४७७ 

मतिसचिव, ४५५,४६५ 

मत्स्य, ६०,१२४ 

मथुरा, १२५,३२६, २५२, ४१५,४२७ 

मदुरा, २६० 

मद्र, मद्रक, १८,५६,१२७,२१६,४८७ 

मद्रगार, ६० 


६१० 


मधुमंत, ८१ 

मध्यदेश, मज्प्तिम देश, ६०,२३०,२५२, 
३१२, २४०, ५४८ 

मध्यमिक्रा, २२१, 

मनिगुल, ३६३ 

भनियतप्पो, २४५ 

मनोज, ८८ 

मन्दाकिनी, ३२७ 

म्रम्बरुस, ४३३ 

मयूरपोपक, २३२ 

मयू रशमंन, ४५० 

मरु, ४५३,५०९ 

मलिकोंस, मलिकु, ४५१ 

मलोई, २२२ 

मलल, मल्लकी, ८६,११४, १८७ 

महल्लसारुल-प्लेट, ५७२ 

मह्लिका, १७७ 

मसनोई, २२४ 

मसलिया, ५०६ 

मसागा, २२७४ 

महत्तर, महत्तरक, ४६६,५०४ 

महाकालार, ४८१ 

मसहाकोसल, ६३,१३६ 

महाखुशावार, ५०३ 

महाजनक-द्विती।, ५३ 

महाजनक-प्रथम, ५३ 

महाजनपद, ८५ 

महादण्डनायक, ४८६५,४६०,५०१,५०५ 

महानन्दिन, १६२,१६७ 

गहावामन, १७६ 

महापद्म, १०७ 

महापदग (सर्द), २०३,३३२ 

महाप्रत्तिहार, ५० ४ 

महाबलाधिकृत, ५०२ 

महाभा रताचार्य, ३८ 

महाभिषेक, १२३,१५० 

महाभोज, २७६ 

महामण्डल, १६५ 


प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


महामत्त, 
२€८ 

महारठी, २७६ 

महाराज्य, १४६ 

महाराष्ट्र, २७६,४३ १ 

महावीर, १०६,१५८,२८५ 

महाशिलाकण्टग, १८७ 

महाशिवगुप्त, ५४३,५६२ 

महासामिय, ४६७ 

महासीलव, १३८ 

महासुदस्सन, ११६ 

महासेनगुप्त, ५८४,५६१ 

महासेनगुप्त देवी, ५८४४ 

महासेन प्रद्योत, ४० चण्ड प्रद्योत महासेन । 

महासेनापति, ३२७, ४६०,४६५ 

महास्थानगढ़, २४० 

महिरकुल, दे० मिहिरकुल । 

महिला-पहरेदार, २८१ 

महिपी, १४५,१४६,४६२,५१५ 

महेन्द्र (कोशल के), ४५१ 

महेन्द्र (मौय॑), २६४,२६५,३०८५ 

महेन्द्रगिरि, ४८९१ 

महेन्द्रपाल-द्वितीय (प्रतिहार) ५९६,५६ ६ 

महेन्द्रवर्म त-प्रथम (पहलव), २८६,४४८ 

महेन्द्रादित्य, महेन्द्रकर्मा, श्री महेन्द्र, दे० 
कुमार गुप्त-प्रथम, ५०८ 

महेश्वर नाग, ४२७ 

महोदय, ११८ 

माउ-लो-सान-यु-लु, दे० मूलस्थानपुर । 

माऊस, २३७७, २८६ 

माकलास, ७७ 

मागन्धी, १७८ 

माठर, ४२३,५७८ 

माडबिक, ४६७ 

माण्डब्य, २१७ 

माण्डव्य (वैदिक ग्रंथों में), ४६ 

मात्रिविष्णु, ५३३ 

माथव, ७१ 

माद्रवती, १६,२० 


महामात्र १८३,२४४५,२७६, 


सामान्य प्रनुक्ररणिका 


माद्रा, १८१ 

माधवगुप्त, ५२४, ५२६, ५४४,४४८, 9६ रे 

माधववर्मन-प्रथम, ५४० 

मानवसेन, ३२८ 

मानसेहरा, २७० 

मानी, ५५३ 

मामाल, ४३८ 

मालब, मालय, 5६,२२७,४३२, ४३७ 
४६०, ४८७,५३३, ५४३ 

मालबगण, ४८७ 

मालिनी, ६७ 

मास्की, ३१५ 

माहिपष्मती, १२७,१३० 

माहेश्वर, ३२५ 

मित्र, ३४५ 

मित्र देवी, ५२६ 

मित्र राजाओं के सिक्‍के, ३४५ 

मित्र-बंश, ३५२ 

मिथि, ५१ 

मिथिला, ५०,५१,१०८ 

मिप्राडेट्स, ३७४५ 

मिन, ३८५,५६० 

मिक्षगर, ३८५,४०२,४३३,५६० 

मिलिन्द, दे०, मेनाण्डर । 

मिहिरक्ल, ५२६,५२४,५६७,५७२ 

मुखर, दे” मौखरी । 

मुखलिगम, ७६ 

मुनुकर्ण, २२५ 

मुजावत, ५६ 

मुजीरिस, २६२ 

मुण्ड, १६२ 

मुण्ड (वेरागिन), २२५ 

मुद्गल, ६५ 

मुरिय-काल, ३२६ 

मुरुण्ड, ३२े८१,४८६ 

मुलुद, ४६६ 

मुसिक (असिक) तगर, ३७० 

मूतिब, ८५३ 

मूलक, १२९,४३८ 


६११ 


मूलस्थानपुर, ५५० 

मूशिप, मूतिब, मूविप, ८४ 

मूषिक, २६२ 

मेकल आम्बष्ठ, २२४ 

मेगास्थनीज, २३८ 

मेघ, ४७५ 

मघवर्ण, ४६१ 

मेनाण्डर, ३३५,३७३ 

मेरीदार्क, २०२,४६० 

मेवाकी, मेआक, ३८४ 

मैत्रक (वलभी के), ५६१,५६८ 

मोखलिश, मोखलिणम, ५४१ 

मोगा, ३८५ 

मोदूब, ८४ 

मोफिस (झाम्भी), २१७ 

मो-ला-पों, ५६८ 

मोलि, ८६ 

मोलिण्दे, ८४ 

मोलिनी, ६८ 

मोसिकनोस, २२५ 

मौखरी, ३५२,५२५,५४१,५४६,५४८७, 
५६१,५६५,५७०७ 

माय, मुरिय, ६,१६८,१७१,२३० 

मौसोपलली, ५७६ 

मृगधार, १७७ 

मृगरेशबर्मत, ४५० 


यज्ञत्रमन, ५४१ 
यज्ञश्री, ४४३,४ ४६ 
यज्ञमेन, ६७,३५८ 

यदु, यादव, १२६ 
यदुबंश, १३१, 

ययाति, २४,५८ 
ययातिनगरी, ४८२ 
यबन, ५,७,२७०, ३२२, ३ ३२७, ३४६ 
यशस्कर, ५३२ 
यशामोतिक, ४३५,४४१ 
यशोदामन, ४५५,४५८ 


श्र 


यशोधमंन, ५३५,५२६,८६२,५६६ 
यशोमती, ५२४ 

यशोवर्मन, ५२६ 

याज्ञवल्क्य, ४६ 

बिन-मो-फू, ३८१,२८८,४१४ 
युंग-कू, ३८१ 

युत, युक्त, २७९,२८२,२६७ 
युधिष्ठिला, युधिष्ठिर, ४२,७३,१२१ 
युवमहाराज, ४६४ 

यूक्राटीड्स, ३३८५,३४०,३४१,३७१ 
यूची, यूती, ३८०,४०४,४२० 
यूडेमोस, २२८ 

यूधिडीमिया, ३३७ 

यूथिमीडिया, ३३७ 

यूथीडेमस, ३३४ 

योनक, ३८१ 

यौधेय, ४५०४,४६०,४८७,५५७,५५६ 
यीोवराज्य, ४६३ 


रघु, ४५६,४८४ 

रज्जुक, २५१, दे० राजूक । 

रज्जुगाहक, २८१ 

राठिक, २७४,२७६ 

रणभाण्डागार-आप्रिकरण, ५०५ 

रतिदेव, ३२६ 

रत्निनामू, १४८ 

रथगृत्स, ४१ 

रथमुसल, १८७ 

रथिका, २५४ 

रघद, २५५ 

रहस्याधिकृत, ४६५ 

राजकृत, १४६ 

राजकत्त, १५४ 

राजगृह (केकय). ५७ 

राजभृह (बल्ब), ५८,३२६ 

राजयूह (मगध), ५८,६७,१०१,१०६, 
१८५,१६३,२६६ 

राजपुर (कम्बोज), १३४ 


ब्राचीत भारत का राजनैतिक इतिहास 


राजपुर (कलिंग), ७६ 
राजपुत्र देव भट्टारक, ५०३ 
राजयुक्त, २७६ 
राजलिपिकर, ४६५ 
राजबैद्य, ४६५ 

राशशासन, २४४ 
राजसिह, ४७१ 

राजसूय यज्ञ, १४६, १४८ 
राजातिराज, ४६१ 
राजामात्य, ४६६ 

राजुल, राजुबुल, ३६२ 
राजूक, २५१,२५४,२६७,४५६,४ ६४ 
राज्यवर्धन, ५२३,५४२,५४५ 
राज्यश्री, ५४५ 
राज्याभिषेक, १३६ 

राध, राधापुरी, ५४० 
राधगुप्त, २६५ 

राम, ७२,६२ 

रामगाम, १६८ 

राम (गर्म) गुप्त, ८६५ 
रामपाल, ५२६ 

राष्ट्र, ४६७ 

राष्ट्रकूट, ५६६ 

राष्ट्रपाल (राजा), २०७ 
राष्ट्रपाल (कमंचारी), २८० 


राष्ट्रपति, ४६७३ 

राष्ट्रीय, २५३ 

राहुल, ६३ 

रुद्रदामन-द्वितीय, ४५६ 

रुद्रदामन-प्रथम, १०,२६७,४१४,४३६, 
४४२,४५२,५५६९ 

रुद्रदेव, ४७७ 

रुद्रधर भट्टारिका, ४५५ 

रुद्रभूति, ४५५ 


रुद्रसेन-तृतीय, क्षत्रप, ४५५,४५६ 
रद्रसेन-द्वितीय, क्षत्रप, ४५५ 
रद्रसेन-प्रथम, क्षत्रप, ४५५ 
रुद्रसेन-ट्वितीय, वाकाटक, ४८४,४६६ 
रुद्रसेन-प्रथम, वावपटक, ७७,४८४ 


सामान्य श्रनुक्रमणिका 


रुद्रसिह-तृतीय, ४५६,४८६ 
रुद्रसिह-प्रथम, ४५५ 
रुद्रायन, १७३ 

रुमिन्देई, २७१,३०३ 
रूपदर्शक, २४५० 

रूपनाथ, २७६ 

रेणु, ७६,१२६ 

रेबोत्तरस पाटव चक्रस्थपति, १५७ 
रोम, ४०६ 

रोमन्स (रोमकों), ६ 
रोरक राज्य, १७३ 
रोहिणी, १६६ 


लगनुर्मान, ४२६ 

लण्पाक, ३८२ 

लल (सेनापति), ४२१ 

ललाक, ३६६ 

लल्लिम, ४३० 

लाट प्रदेश, ५२१,५४४ 

लानशी (चिनणी), ४०६ 

लाल, २६२ 

लिग्राक, ३६२,४३२ 

लिच्छवि, लिच्छवि-बंश, ७५,१०५,११२, 
१८७,३५२,४७४,५ ४३ 

लिपिकार, २७६,२८२ 

लियोडाइक, ३ ३६ 

लीसियस, ३३६,३७३ 

लीसोबोरा (00078), १२५ 

लुस्मिनी गाँव, २७० 

लेखक, २४७ 

लेखहारक, २८३ 

लौहित्य, लोहित्य, ५३६,५६३ 


$.॥ 


बंक, ६५,१३८ 

बंग, ६७,२७२,५४०,५६२ 
चंश, वत्स, ११६,१६६,१७८ 
बवंशधरा, ८६, 


६१३ 


वचभूमिक, २७६,२८२ 

बजिरा, १७७,१८५ 

वज्जि, १०७, १८७ 

बचञ्च, ५२८०,५२६ 

बटाटवि, ४८९१ 

वत्स, ११६ 

बनवासी, ५४० 

वनष्पर, ४२१ 

बम्ब समोरियर, २३५ 

बरदा-तट, ७६ 

वरधा, ३२८ 

बडंक, ३८४ 

वर्धमान भुक्ति, ५०२,५७२ 

बर्मन, ५४३,५६२ 

बर््लान, ४२६,४२६,४५६ 

वलभी, ५२१,५६४,५६७ 

वसाति, २२४ 

बसु, चेदि के, ११८ 

वसुचैद्य, १०४ 

बसु ज्येप्ठ, ३४५ 

वसुदान, १२० 

वसुदेव कष्व, ३४६,३५० 

वसुबन्धु, ५०५,५२७ 

वसुमित्र, राजा, ३३३,३४२,३४७,४२३ 

वसुमित्र, सन्‍्यासी, ४२३ 

बसुलदत्त, दे० वासवदत्त । 

बस्सकार, १८६ 

वाकाटक, ४८५,४६७,५०५,५२०, ५४९, 
भ्रछ३ 

वाजपेय, १४२,१४७ 

वाझेष्क, ४१२,४२४ 

वबाञ्जी, २६२ 

वाणियंगाम, १७५ 

वात्स्यायन, ३५८,४७० 

बामतक्ष(म), ४०५ 

वबामदेव, ७४ 

वायुरक्षित, ५०३ 

वारक-मण्डल, ५७२ 

बाशणावत, १२१ 


श्र 


बाराणसी, काशी, ६८,८७,८६९,१३८ 
वाषेगण्य, ७ 

वाल्वी, ५०३ 

बावाता, १४४ 

वाश, ६१,११६ 

बाश कुषाण, ४११ 

वासभवखत्तिया, १७६ 

बासवदत्ता, १७८ 

बासिष्क, ४११,४२४ 

वासिष्ठ-जाति, ४४६ 

बासिध्ठी पुत्र एहुकल, चांतमूल, ४४६ 
वासिष्ठी पुत्र क्षत्रपाण शार्काणि, ४४२ 
वासिष्टी पुत्र पुलमायि, ३६० ,४४२ 
बासिष्ठी पुत्र शिवथी शातकरणि, ४४२ 
वासिष्ठी पुत्र श्री शातकणि, ४४२, ४५४ 
वासुदेव कुषाण, ४१४ ,४२५ 


वासुदेव कष्ण, कृष्ण वासुदेव, १२८,३४८, 


४२५ 
वासुमती, १०२ 
वासेट्ठ, ११५ 
वाह्लीक, वाह्नी, २५,४७८ 
विध्यणक्ति-प्रथम, ४८४ 
विक्रम-सम्बत्‌, ४१२,४२० 
विक्रमादित्य (अयोध्या के राजा), ५२७ 
विक्रमादित्य, चन्द्रगुप्त-द्वितीय, ४६५ 
विक्रमादित्य (शकारि), ४१३,४६५,५३५ 
विक्रमादित्य (ग्कन्दगुप्त), ५१६ 
विगतशोक तिप्य, दे० तिप्य । 
विगतशोक-द्वितीय, २६४ 
विग्रहपाल, १६६ 
विचित्रवीर्य , २६६ 
विजय (जीत), २८८, ३०२,४८० 
विजय (राजकुमार), २६२ 
विजयकीति, ४१६ 
विजयबुद्धतमंन, ४६४ 
विजयमित्र, ३६३ 
विजयेण्वर, २७१ 
विटंकपुर, ६७ 


प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


विडुडभ, १७६, १८५,र२८५,४८० 

वित स्तात्र, २७१ 

विदस्ध, शाकल्य, ५३ 

विदर्भ, ७८,८१,१३२,३२८, ५४० 

विदिशा, ३२४,३४७,३४६,४२८,४६७, 
प्रूडी४ड 

विदेध माधव, ५७ 

विदेह, ४८,४८,७३,१ ०८,१३२, १८२ 

विनयस्थिति-स्थापक, ५०५ 

विनयादित्य, ५४८ 

बिनायकपाल (प्रतिहार), ५२६ 

विनाशन, ४८८ 

विपासा (४४७७७॥७), ३३४५ 

विमल-कोंड्न्न, १८४ 

बविमा कत्रथिशा, ४०८ 

विमा काडफ़िसेस-द्वितीय, दे० वीमा । 

विमान-दसना, ३०१ 

विराट, ६२ 

विराटनगर, ६२,१२४ 

बिलिवायकुर, ४८६,५७६ 

विशाख, २८४ 

विशाखदत्त की “मुद्राराक्षम', ५०४ 

विशाखयूप, १६३ 

विशाणिन, २२१ 

विशाल, राजा, ११० 

विशाला (उज्जैन), ४६९ 

विशाला (वेशाली), ११० 

विश्ववर्मन, ५०६ 

विश्वर्सिह, ४५६ 

विषय, २८३,४६७,४५८५०,५०२ 

विषयपति, ४६८,४८०,५०३ 

विष्टि, १०,४५६ 

विष्णुकड-चुतु, कुलानन्द शातकरणि, ४५०७ 

विष्णु की उपासना, ५१० 

विष्णुकृण्डिन, ४४६,५४०,५७७ 

विष्णुगुप्त-द्वितीय, ५४८ 

विष्णुगोप, ४८१ 

विष्णुगोप, पलक्कद के, ४६४ 

विष्णुपद, ६७ 


सामान्य अनुक्रमणिका 


विष्णुपालित, ४६८ 
विष्णुमित्र, ३५३ 
विष्णुवर्धन, २६,५६६ 
विसदेव, ४७२ 

विस्ससेन, ८८ 
विहार-यात्रा २८५ 

वी ((०), ४११ 
बीतभय, ४५३ 

बीतहृव्य, ८८ 

बीतिहोत्र, १३१,२०४५ 
बीमा काडफ़िसेस, ४०९,४१७ 
वीरकचे-ट्वितीय, डड७ 
वीरचोड, १६ 

बीरमत्स्य, ६२ 

बीरवर्मन, ४४८ 

बीरशय्या मोतिफ़, ५६३ 
बीरसेन, मौर्य ३०६,३१८ 
ब्रोरसेन, साब, ४६७,५०१ 
बीरसेन, सेनापति, ३२७, ३४४ 
बु-सुन, ४०४ 

कतलू, १८१ 

वेंगी, ८४६, ४८? 
बेजयन्ती, ४३८ 

वेथादीप, ११० 

विदेहपुश्र, ७० 

वेध, राजा, ६४ 

वैशाली, दे० वैशाली । 
वेस्पसी, ४२१ 

वेस्सन्तर, १५७ 

बेहाल, वेहल्ल, १८४,१५६ 
वैचित्यवीय , दे० धृतराष्ट्र वैचित्यवीय । 
बैजयन्ती, ४३८, ४४६,४४५० 
बैदेहीपुत्र, १२०,१८२ 
बैद्य, २२४ 

वैन्यगृप्त, ५३४ 

वैन्यदेवी, ५२७ 

वैराज्य, १४१ 

बैराट, १२५ 

वरोचन, ६६ 


६१४ 


वैशम्पायत, ६,१८, ३३,३५८ 

वैशाली, १०८,१८१,१८६,१६ ३,४७५, 
प्र्ज्ढ 

वैशाली-आधिष्ठान-आधिकरण, ४५०४५ 

वैश्ववण, १६१ 

बहार, १०१ 

वोक्काण, ५४० 

बोनोन्स, ३७७,५६० 

बोहारिक महामत्त, दे० व्यावहारिक महा- 
मात्र । 

व्यवहार-समता, ३१६ 

व्याप्रदेव, ४८४ 

व्याध्न-१राक्रम, ४६३ 

व्याध्रबल-पराक्रम, ४०८५,५१८ 

व्याप्रराज, ४८९१ 

व्याप्रसेन, ४४५ 

ब्यावृत, ४६८ 

व्यावाहारिक महामात्र, १८३,२५१ 

व्यास, ४५ 

व्युथ, ३० १ 

ब्रज, २८२ 

व्रात्य, १०३,११२,१२८ 

बुद्धद्य मन, ४० 

वृषल, २५६,३१४ 

वृषसेन, ३०६ 

बृष्णि-वंग, १२७ 

वहस्पति, ३०६,३११ 


श 


शंकरगण, ५६६ 

शक, ५,३७६,३८०,४४ १९ 
शकमुरुण्ड » छ6 

शक-सम्बत्‌, शकाब्द, २७,४१६ 
शकस्थान, २८३,४२७,४३१,५६० 
शक्तिकुमार, शक्तिश्री, ३६८ 
शकादित्य, ५१२ 

शतधन्वन, ३०८,३११ 

शतानिक, जन्मेजय के पुत्र, ३६,४४५ 
शतानिक-ट्वितीय, १२० 


६१६ 


शतानिक-परन्तप, १७८ 

शतानिक सात्राजित, ४०,८५७,१५१ 

शबर, ८३ 

शरभ, २१५ 

शरवमंन, ५४३ 

शंश, ३३,४०१ 

शशांक, ५४६,५७२ 

शाकल, शाकलनगर, दे० सागल, सागल- 
नगर । 

शाकल्य, ५३,६० 

शाक्य, ६३,१३६ 

शाक्‍्य राज्य, १६८ 

शातकणि-प्रथम, ३५६,३६०, ४६१ 

शात्तनु, २५ 

शापूर-द्वितीय, ४२७, ४२६,४५६ 

शाब, ८६७,५०१ 

शार्दूलवमन, ५४३ 

शालंकायन, दे० सालाकैनोई । 

शालिवाहन, ३५३,४१३ 

शालिशक, ३०५,३१० 

शाल्व, ६३,१२६ 

शासन, गाँव का, २५६ 

शासनहार, श८३ 

शाहबाजगढी, २३० 

शाहंगाह, ४६३ 

शिउमी, ४०६ 

शिखण्डिन, ६७ 

शिखस्स्वामित, ५०१ 

शिबि, ६१,२२१ 

शिबिपुर, २२१ 

शिलक शालावत्य, ६८ 

शिव, शिवि, दे० शिव । 

शिव की उपासना, २८४,४१०,५१० 

शिवगुप्त, ४७१ 

शिवदत्त, ४४५ 

शिवनन्दी, ४36 

शिवपुर, २२१ 

शिव-भागवत्त, ४१० 

शिवमेध, शिवमघर, ४७४५ 


प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


शिवलक्र, ४४६ 
शिवश्री आपिलक, ३५६ 
शिवसेन, ३९६२ 
शिवस्कन्ददत्त, ४६८ 
शिवस्कन्दनाग, ४५० 
शिवस्कन्दवर्मन, ४६१ 
शिवि, १५७,२२१ 
शिशुनंदी, ३४६, ४७६ 
शिशुपाल, ११६ 
शीलवती, १४५ 
शीलादित्य, धर्मादित्य (मो-ला-पो के ), 
५३५,५६८ 
शी-हॉउ, ४०६ 
शग, ३५० 
शुगनयुत, ४०७ 
शंग राजा, ३२५ 
शुआंग्मी, ड०६ 
शुकलि-देश, ५०० 
शुक्तिमती, ११७ 
शुक्तिसाह्यय. ११५ 
शुचिवृक्ष, ४१ 


शुप्कलित्र, २७१ 

जुद्र (सोद्रई जाति), २९4,२४०,४८८ 
शुद्रक, ३४५,५०४ 

शुद्रराजा, ३१३ 

शरसेन, १२५,१२६,१२६, १७२ 
श्रसेवक, ६३ 

शूलिक, ५४०,५४२ 

इैबधमं, ४१०,४२५ 

शैशुनाग, १०५ 

शोडास, ३६४ 

शोण, २३६ 

शोण कोलिविस, १५५ 

शोणदण्ड, १८२ 

शोमशर्म न, ३०८ 

शौनक, इस्द्रौत दैवाप, १७,१५,४०,४४,) 


सामान्य प्रलुक्तरमिका ६१७ 


शौनक, कापेय, ४० 
श्पलगदम, ३७७ 
श्पलहोरा, ३७७ 
श्रमण महामात्र, ३०० 
श्रावस्ती, दे० सावत्यी । 
श्रावस्ती भुक्ति, ५०२ 
ब्यू जय, २६,३६,६५ 
श्रीकण्ठ, ५२३, ५४४ 
श्रीगुप्त, ४७३ 
श्रीनगरी, २७१ 
श्रीपुर, ४५२ 
श्रीप्रताप, ५०८ 
श्रीमार-राजवंश, ६८ 
श्रीराज्य, ८२ 
श्रीलंका, सिहल, २६२,४५६ 
श्रीविक्रय, ४६६ 
श्रीविजय, ८२ 
श्रीविषय, ८२ 
श्रीवीर पुरुषदत, ४४६ 
श्री हरिदास, ४७२ 
श्रुत मुद्राएँ, ४८० 
श्रुतसेन, १६ 
श्रेणिक, १८० 
श्रेष्ठि-सार्थवाह कुलिक-निगम, ५०५ 
श्वेतकेतु, ४५,५७,१५६ 
प्त 
” संक्षोभ, १२२,५३३ 
संख्यापक, २५० 
संग्रहण, २४७ 
संग्रहीत्रि, १४६ 
संघदामन, ४५५ 
संघमुख्य, १२७ 
संघरक्ष, ४२३ 
संचरंतक, संचारिन, ४५६,४६६ 
संजय (कास्पिल्य के राजा), १२४ 
संजय (मगध के राजा), १६५ 
संजय (सूत), १४६ 
संस्था, २५५ 
सकरौली (580४78७॥), ३७६ 


सजिब, मंत्री, २४४,३२८ 
सतबस्त्र, ४०१ 
सतियपुत्र, २६१ 
सत्ताभू, १२६,१५२ 
सत्ययज्ञ, ४६,५६९,६४ 
सत्रि, २५५ 
सत्वात, १०,१२६, १२८ 
सदातीरा, ४८ 
सनकानोक, ४८७ 
सनबरस, ४०२ 
सन्दनेस, ४३१ 
सन्द्रोकोट्टस, दे० चन्द्रभुप्त मौयय । 
सबम्निधात्रि, १४६,२५८ 
सपेदन, ४०१ 
सफ़ारिद-बंश, ४२६ 
सब्बत्थक, १८३ 
सब्बमित्र, ६५ 
समतट, २७३ 
समाचारदेव, ५७२ 
समापा, २६६,२७२३ 
समाहर्त्त , २५७ 
समिति, १५४ 

2:25 ४१५,४२६९,४७६ 
, १०४ 
सम्प्रति, ३१० 
सम्बोधि, २६६ 
सम्बोस, २२६ 
सम्भुत्तर (सुम्होत्तर), ८५६ 
सम्राट, ५२,१४१ 
सरगनुस, ४३९१ 
सपिका, ८६ 
सर्वेक्षत्रान्लक, २५०,४७७ 
सर्वज्जह, १६५ 
सर्वतात, ३५०,४६१ 
सबनाग, ४८७०,५० ३ 
सर्वभूमि, सावंभोम, २४,१४७, १५४६२ 
सर्व राजोण्छेता, ४७७, ४६३ 
सर्वेवमंत, ५४३,५६१ 
सर्वस्तवादित विचारधारा, ४४३ 


६१८ प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 


सस, दे० शश । 

ससानियन, ४२६,४५६ 

सहज, १२५ 

सहजाति, ११८ 

सहदेव सारंजय, ११० 

सहलाटबि, ४८१ 

सहद्लानीक, १२० 

सांकाश्य, ५०, १७४ 

सांखायन, ३२ 

सांगल, २१६ 

सांधिविग्न हिक, ४६७,५०२ 

साकेत, €०,६५,३३३,४२१ 

सागल, सागलनगर (सियालकोट), ५६, 
६०,२३७, ३७३,४८५,५६७ 

सातवाहन, ३४६,३५७, ३२८२ 

सातवाहनिहार, ३४६,३६३,४६७ 

साताहनिरद्ष, २६३,४६७ 

सात्रासह, ६५ 

साम्राज्य, १४२ 

सार्थवाह, ५०३ 

सालाकेनोई, शालंकायन, ४४६,४८२े 

सावत्थी, श्रावस्ती, €०,६५, १७४, ५७१ 

साहलित, १९५,२०७ 

सिहचन्द्र, ४६५ 

सिहपुर, ७६ 

सिहल, दे० श्रीलंका, ४६१ 

सिहवर्मन (पललब), ४४८ 

सिहबर्मत (मंदसौर), ४७८ 

सिहविक्रम (चन्द्रगुप्त-द्वितीय), ४६५ 

सिहविष्णू, ४४८ 

सिकन्दर, एपीरस का, २६९३ 

सिकन्दर, कोरित्यथ का, २६३ 

सिगेडिस (88८708), ३३५ 

सिद्धार्थ (बुद्ध), ६३ 

सिद्धार्थ (महावीर के पिता), १०६ 

सिन-तू, दे० सिन्धु, ५५८ 

सिन्धु-सौवीर, २२४,४१५,४५३,४५७ 

सिमुक, ३५४, ३६७ 

सिरिवडड, १७७ 


सिरि-सात, ३६६ 

सिरेस्ट्रीन (9/४८४४८८८), ३६४ 

सिलवत, १८४ 

सीता, ७२ 

सीथियन शासन, ४५६ 

सीरध्वज (जनक-द्वितीय), ५०,५१ 

सीरिज, ३३५ 

सीहपुर, ११५ 

पर मारगिरि १२१,१६६ 
-विहार, ३े८४,४०२,४१४,५५० 

सुकल्प, २०७ 

सुकेतवर्मन, ३२३ 

सुकेशा भारद्वाज, ७२,६३ 

सुगांग महल, २४० 

सुज्येष्ठ, दे० वसु ज्येष्ठ । 

सुतसोम, १२२ 

सुदर्शन झील, २२६,५२१ 

सुदर्शनपुर, १३० 

सुदस्सन, ६८ 

सुदास, ६७ 

सुनक्खत, ११२३ 

सुनीय, ११६ 

सुनीद, १८६ 

सुभागसेन, ३२०६,३१६ 

सुमति, ११० 

सुमन्‍्त्र, १४६ 

सुमात्रा, ५२ 

सुयशस, ३०६ 

सुरश्मिचन्द्र, ५३३ 

सुराष्ट्र, सौराष्ट्र, २३६,२५३,२६१,२७७, 

३३५,३८२३,४५२,४८९ 

सुरुत्धन, ६८ 

सुवर्णगिरि, २५२,२७०,२७४ 

सूवर्णभूमि, ६८,२६५ 

सुवास्तु, २१५,२१६ 

सुविशाख, ४५४ 

सुशर्मन, ३५० 

सुषेण, १६ 

सुसीम, २६४५ 


सुस्थितवर्मंतन, ५४५,५४६,५६१ 
सुक्षमशिव, ५४७, 

सूत, १४६,१४६,१५४, १५६ 
सूरपा रक, ४३२,४५३ 
सूर्यवर्मस, ५४३ 

सेणिय, १८० 

सेलकप्तिका, ३६३ 

सेतव्य, ६०,१३६ 

सेनागोप, ४६५ 

सेनानायक महामात्त, १८ 
सेनानी, १४६ 

सेनापति, १७७,२४३,२६५ 
सेन्ट थॉमस, ३३६ 

सेयनाग, १८६ 

सेयबिया, ५६ 

सैरि, ८२ 

सेल्युकस, २३७ 

सै-वांग, ३८० 

सोग्नस्तुस, २१६ 

सोग्डियन, २१४,३७६, ३८४५ 
सोत्थिवती नगर, ११७ 
सोत्पिसेन, ७० 

सोद्ई (सोग्डोई), २२४ 
सोन सात्रासह, ६५ 
सोफ़ाइटस, दे० सौभूति । 
सोफ़गसेनुस, दे० सुभागसेन । 
सोफन नामक भारतीय, ५५२ 
सोमक-वबंश, ६५ 

सोमक साहदेव्य, ६५,११० 
सोमदेव, ५६७ 

सोलस महाजनपद, ८5५ 
सोवीर, दे० सौवीर । 
सौद्य म्नि, २५ 

सोफ़ीर, ४ 

सौभूति, २१६ 

सौवोर, १७३,४५३,४५७ 
स्कन्द, २८४ 

स्कन्दगुप्त, ४२६९,५१४,५६९९ 
स्कन्दवाग, ४३९१ 


सामान्य झनुक्रमणिका ; ६१६ 


स्कन्दनाग-शतक, ३४८,४४० 
स्कन्दवर्मन, ४४८ 
स्कन्दस्वाति, ३५८ 

स्टाटेगो, स्ट्रैटेयोस, ३६१,४६० 
स्ट्रेटो, ३३६,३४१,३७३ 


स्त्री-अध्यक्ष, २८० 


स्थपति, १४६ 
स्थानीय, २४६ 
स्पच्दिका, ८५६ 
स्वश्न, ४४५२,५५९ 
स्वर्जित, १३२ 
स्वामिदत्त, ४८१ 
स्वाराज्य, १४० 


हकुश्री, ३६८ 
हगान, ३६३ 


* हंगामश, ३६३ 


हड़प्पा (में हुई खोजें), २ 

हत्यालवक, १७४ 

हत्यिगाम, १०६ 

हत्यिसिह, ३६६ 

हरिवर्मन, ५४२ 

हरिश्चन्द्र, ६१ 

हरिषेण (प्रशस्तिकार एवं अधिपति), 
४०५,४६२ 

हरिषेण (वाकाटक-राजा), ४४५,५२१, 
4७३ 

हमेंओस, ३३६९,३७४,२३७८,३८६,४०८, 
४१७ 

हयंक-कुल, १०५ 

हर्ष (कन्नौज के), ५३८,५४४,५६२,५६८ 

हर्षगुप्त, ५३६,५४२ 

ह्षगुप्ता, ५४२ 

हल, १५५,१८६ 

हस्तिनू, ५३३ 

हस्तिदशना, ३०० 

हस्तिनापुर, २२,३६ 


६२० 


हस्तिवमेन, ४८१ 

हाइपार्क (लछ9ए७४८॥), २८२ 

राजी “शिलालेख, २३१,३२६,३६६ 

श्र विष्णुकड छतु कुलानन्द शात- 
7४2० 

हरितीपुत्र शिवस्कन्दवर्मं न, ४५० 

हाल, ३५७ 

हिखिकों, २५० 

हिन्दुओं, २११ 

हिप्पोकौर, ४४९,५७६ 

हिप्पोस्ट्रेस, ३७२ 

हियुंगनू, हा गतू, ४०४ 

हिरण्यगर्भ, ६२ 


प्राचीन भारत का राजनतिक इतिहास 


हिरण्यनाभ, ७२,६२,६३ 
हिरण्यवती, ११५ 
हिरण्यवाह, २३६ 
हुविष्क, ४१२,४२४ 
हण, ५१६,४३३,५४४,५६४,५६७,५७४ 
हण-मण्डल, ५६७ 
हेफ़ीस्चन, २१६ 

हेलिंग, २६५८ 
हेलिओक्लीज, २७४ 
हेलिओडोरस, ३४८ 
हैहय, १३१,२०५ 
होती, ४१०,४२२ 
होरमिसदास, ४२६ 


